तींथंकर महावीर 
भोर 
उनकी आचार्य-परम्परा 


कै 


आचार्य तदुल्य काव्यकार 
एव 
लेखक 


छ 
यदीया वाग्गड़ा विविध-नय-कल्लोल-विमला 
बृहद्ज्ञानाम्भोमिजेंगत जनतां या स्नप्यति । 
इदानीमप्येपा बुधजन-मरलेः परिचिता 
महावीरस्थामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥ 
पण्डित भागचन्द, महावीराष््रक 


तीर्थंकर महावीर 
और 


उनकी आचार्य-परम्परा 


लेखक 
(स्व०) डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिपाचाय 
एम ए , पी-एच. डी., डी. लछिट 


श्री भागतवर्षीय दिगम्बर जेन विद्वत्परिषद_ 


प्रकाशक 
मंत्री, श्री भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्‌ 


प्राप्ति-स्थान 

मंत्री, श्री भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्‌ 
कार्यालय, वर्णी-भवन 

सागर (मध्य प्रदेश) 


तीर्थकर महावी रके निर्वाण-रजतशत्ती महोत्मवके 
मज्भुलमय अवसरपर प्रकाशित 


प्रथम सस्करण १५०० 

दीपावली, वी र-निर्वाण संवत्‌ २५०१ 

कात्तिक कृष्णा अमावस्या, विक्रम संवत्‌ २०३१ 
१३ नवम्बर, ईस्वी सन्‌ १९७४ 


मूल्य चालीस रुपये 


मुद्रक 
बाबूलाल जेन फागुल्ल 
महावीर प्रेस 

भेलपुर, वाराणसी-२२१००१ 





तोथंडूर वर्द्धमान-महावीर 
जिनको निर्वाण-रजतशती राष्ट्र मना रहा है| 


प्रकाशक की लेखनीसे 


भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिपद्की ओरसे गुरु गोपालदाप बरया-शताब्दी 
समारोहके प्रसगको लेकर जब श्रो बरेया-स्मृति-ग्रल्थका प्रकाशन हुआ,तब समाजके 
प्रवुद्धवर्गने अत्यविक प्रसन्नता प्रकट की थी । ग्रन्थका सत्र समादर हुआ और 
उसको समस्त प्रतियाँ हाथो-हाथ उठ गयी । भारतवर्षके समस्त विश्वविद्यालयोकी 
लाइब्ररियोके लिए यह सग्रहणोय ग्रन्थ विद्वत्परिषद्की ओरसे नि शुल्क भेट किया 
गया । उसके उत्तरम विश्वविद्यालयोके प्रबन्धकोने जो धन्यवादयत्र दिये, उनमे 
उन्हाने उस ग्रन्थरत्नको प्राप्तकर बडा हुं प्रकट किया था । 

वतंमानमे चल रहे श्री १००८ भगवान्‌ महावीरके २५०० बे निर्वाण- 
महोत्सवके उपलध्यमे भो विद्वत्परिषद्की काय्यंकारिणीने 'तोर्थंकर महावीर और 
उनको आचारय॑-परम्परा' नामक ग्रन्थ प्रकाशित करनेका निश्चय किया और 
इसके लेखनका भार विद्वत्परिषद्के उपाध्यक्ष ओर बहुमुखो प्रतिभाके धनी श्रो 
नेमिचन्द्रजी ज्योत्तिधाचाय, एम०ए०, पो-एच० डी०, डी० लिट्‌ ०, अध्यक्ष सस्कृत्त- 
प्राकृत विभाग एच० डो० जैन कालेज आराको दिया गया | सम्माननीय डाक्टर 
साहबने इस ग्रन्थके लेखनमे चार-पाँच वर्ष अकथनीय परिश्रम किया है । परन्तु 
खेद है कि वे अपनी इस मह॒न्ताय कृतिकों अपने जावन-कालमे प्रकाशित न देख 
सके | गत जनवरी ७४ मे उनके दिवगत होनेका समाचार देशभरमे सत्तप्त 
हृदयस सुना गया । 

यह महान ग्रन्थ चार भागोमे सम्पूर्ण हुआ है। इसके प्रकाशनके लिए विद्वत्प- 
रिषद्के पास अ्थंकी व्यवस्था नगण्य थी। परन्तु विद्वत्परिषद्के अध्यक्ष डॉक्टर 
दरबारीलालजी कोठियाने इसके अग्रिम ग्राहक बनानेकी योजना प्रस्तुत्त की, 
जिस समाजने बड़े उत्साहके साथ स्वीकृत किया | श्री १०८ पृज्य विद्यानन्दजी 
महाराजने भी अपने शुभाशोर्वादसे इसके प्रकाशनका मार्ग प्रशस्त किया । यह 
प्रकट करते हुए प्रसन्नता होती है कि इसके सातसौ ग्राहक अग्रिम मूल्य देकर 
बन गये। ग्रन्थके चारो भागोंका मूल्य ८५) है। परन्तु अग्रिम ग्राटक बननेवालों- 
को यह ग्रन्थ ६१) मे देनेका निणंय किया गया । 

ग्रन्थका आशभ्यन्तर-परिचय डॉक्टर दरबारोीलारूजो कोरिया द्वारा लिखे 

आमख तथा ग्रन्थकी विषय-सूचोसे स्पष्ट है । 


इस ग्रन्थके सपादन ओर प्रकाशन तथा अर्थंके सम्रहमे विद्वर्त्पा रषद॒के अध्यक्ष 


प्रकाशककी लेखनीसे . ५ 


श्रीमान्‌ डॉ० दरबवा रीलालजी कोठिया, न्यायाचाय, एम० ए०, पी-एच०-डी ०, 
पूवेरीडर जेन-बोद्धद्शनविभाग,हिन्दू-विश्वविद्यालय, वा राणसीको महान्‌ परिश्रम 
करना पड़ा है, प्रेसको दौड़धूप और प्रफका देखना आदि कायं आपने जिस निस्पृह 
भाव, लगन और निष्ठासे संपन्न किये हैं वह इलाघ्य है। आपकी इस महनीय 
सेवाके लिए मे अत्यन्त कृत्तन्ञ हूँ । 

पूज्य मुनिश्री विद्यानन्दजोने ग्रन्थपर आशीवेचनके रूपमे बहुमूल्य 'आद्य 
मिताक्षर' लिखकर हमे कृतार्थ किया, इसके लिए हम उनके प्रति विनत है । 
सिद्धान्ताचायं श्रीमान्‌ प० कैलाझचन्द्रजी वाराणसीने अपना महत्त्वपूर्ण 
'प्रावकक्थन' लिखनेकी कृपा की, अत' उनके भी अतिकृत्तश्ञ हे । 

श्री बाबूलालजी फागुल्ल, सचालक महाबोर-प्रेसने बड़ी युन्द रतासे इसका 
प्रकाशन किया है, इसके लिए वे धन्यवादके पात्र है । 

अग्रिम मुल्य भेजकर जिन ग्राहकोने हमारी प्रकाशन-व्यवस्थाको सुकर 
बनाया है उनके प्रति मै नम्र आभार प्रकट करता हूँ। ग्रन्थकी तेयार पाण्डु- 
लिपिक वाचनम थ्रोमान्‌ सिद्धान्ता चाय प० केलाशचन्द्रजो शास्त्री, डां० दरबा री- 
लालजो कोठिया, डॉ ज्योतिप्रसाददी लखनऊ, आदि ठिद्वानोने जा समय 
और सुझाव दिये है उनके प्रति भी मे सवितय आभार प्रकट करता हूँ । 

अन्तमे प्रकाशन-सम्बन्धी अशुद्धियोके लिए क्षमा-याचना करता हुआ 
आकाक्षा करता हूँ कि भगवान्‌ महावंरके २५०० वे निर्वाण-महात्सवक। 
पुण्य-तेलामे इस ग्रन्थका धर-घरमे प्रचार हो और जन-मानस भगवान्‌ 
महावी रके सिद्धान्तोस सुपरिचित हो | 


विनीत 
सागर पन्नालाल जेन 
९-७-१९७४ मंत्री 
भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्‌ 
सागर 


६ - तोथथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आय मिताक्षर 


परम्परा' शब्द अपना विशेष महत्त्व रखता है और विश्वके कण-कणसे 
सम्बन्धित है । परम्पराका इतिहास लेखबद्ध करना वेसे ही कठिन कार्य है, फिर 
श्रमण-परम्पराका इतिहास तो सवंथा ही दुरूह है। प्रसगमें जहाँ 'परम्परा 
शब्द सदं-आगम और सदगरुओका बोधक है, वहाँ यह प्रामाणिकताका द्योतक 
भी है। परम्परागत आगम और गरुओंकों सवंत्र प्रथम स्थान है। इसीलिए 
आचायंगुरुम्यो नस ' के स्थान पर “परम्पराचायंग्ुरुभ्यो नम.” का प्रचलन 
है। लोकमे आज भी यह परम्परा प्रचलित है । जेसे गृहस्थोंके विवाह आदि 
सस्का रोम परम्परा (गोत्रादि) का प्रइन उठता है, वेसे ही मुनियोके सबधमे भो 
उनकी गुरु-परम्पराका ज्ञान आवश्यक है। 

भारतमें मुनि-परम्परा और ऋषि-परम्परा ये दो परम्पराएं प्राचीनकालसे 
रही है । ऐतिहासिक दुर्ट्रस प्रथम परम्पराका सबंध आत्मधर्मा श्रमणोसे रहा 
है--श्रमणम॒नि मोक्षमार्गंके उपदेष्टा रहे है। द्वितीय परम्पराका सबंध लछोक- 
धर्मसे रहा है-- ऋषगण गृहस्थोके पोडश सस्कारादि सम्पन्न कराते रहे है । 
ऋषियोंको जब आत्मवमंज्ञानकी वुभुक्षा जाग्रत हुई, बे श्रमगमुनियोंके समीप 
जिज्ञासाकी पूर्ति एवं मार्गदर्शनके लिए पहुँचते रहे ।* 

सस्‍्व० डाॉ० नेमिचन्द्र शास्त्रा द्वारा रचित ग्रन्थ 'तोथंडूर महावीर और 
उनकी परम्परा' में श्रमण--मुनि-परम्पराका तथ्यपूर्ण इतिहास है। वस्तुत 


१ वातरणना हू वा ऋषय. श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनों बभूवुस्तानृषयो3र्थमायंस्तेशनिलाय- 
मचरंस्तेप्नुप्रविशुः कृष्माण्डानि तास्तेष्वन्वविन्दन श्रद्धया च तपसा च। तानृषयो- 
अुवन कया निछाय॑ चरथेति ते ऋषीनब्ुवन्नमोवोधस्तु भगवन्तो5स्मिनू धाम्नि 
केन व सपर्यामेति तानृषयोज्जुबन--पवित्र नो ब्रूत येनोरेपस: स्यामेति त एतनि 
सूक्तान्यपश्यन्‌ ।' 

--तत्तिरीय आरण्यक २ प्रपाठक ७ अनुवाक, १-२ 

'बातरशन--श्रमण-ऋषि ऊरध्व॑मन्‍्थी (परमात्मपदकी ओर उत्क्रमण करनेवाले) 
हुए । उनके समीप इतर ऋषि प्रयोजनवश (याचनार्थ) उपस्थित हुए । उन्हे देखकर 
वातरशन कुष्माण्डनामक मन्त्रवाक्योंमें अन्तहित हो गए, तब उन्हें अन्य ऋषियोने 
श्रद्धा और तपसे प्राप्त कर लिया । ऋषियोंने उन वातरशन मुनियोसे प्रश्न किया-- 
किस विद्यासे आप अन्तहित हो जाते हैं ? वातरशन मुनियोंने उन्हे अपने अध्यात्म 
धामसे आए हुए अतिथि जानकर कहा---हैं मुनिजनो ! आपको नमोश््तु है, हम 
आपकी सपर्या (सत्कार) किससे करें ? ऋषियोंने कहा--हमे पवित्र आत्मविद्याका 
उपदेश दीजिए, जिससे हम निष्पाप हो जाएँ । 





आद्य मिताक्षर : ७ 


इतिहासकी रचनाके लिए तथ्यज्ञान आवष्यक है। यत्त:-- 
इत्तिहास इत्तीष्ट तद्‌ इत्ति हासीदित्ति श्रतेः । 
इतिवृत्तमथेतिहामाम्नायं| चामनन्ति तत्‌ ॥ 
--आचार्य श्रीजिनसेन, आदिपुराण, १२५ 

'इत्तिहास, इतिवृत्त, ऐतिह्ा और आम्नाय समानाथेक शब्द हैं। 'इत्ति ह 
आतीत' (निश्चय ऐसा ही था), 'इतिवृत्तम' (ऐसा हुआ--घटित्त दुआ) तथा 
परम्परासे ऐसा ही आम्नात्त है--इन अर्थों मे इत्तिहास है। 

इतिहास दीपकतुल्य है। वस्तुके कृष्ण-इवेतादि यथार्थ रूपको जेसे दीपक 
प्रकाशित करता है, वैसे इतिहास मोहके आवरणका नाशकर, श्रान्तियोंको 
दूर करके--सत्य सर्वलोक द्वारा धारण की जानेवाली यथाथ्थंताका प्रकाशन 
करता है | अर्थात्‌ दीपकके प्रकाशसे पूर्व जेसे कक्षमे स्थित वस्तुएँ विद्यमान रहते 
हुए भी प्रकाशित नही होतो, बसे हो सम्पूर्ण लोक द्वारा धारण किया गया 
गर्भभूत सत्य इतिहासके बिना सुव्यक्त नही होता ।' 

प्रस्तुत ग्रन्थके अवलोकनसे स्पष्ट हो जात्ता है कि विद्वानुको लेखनीमे बल 
और विचारोमे तक॑संगतता है । समाज इनकी अनेक कृतियोंका मुल्याकन कर 
चुका है--भलीभभांति सम्मानित कर चुका है। प्रस्तुत कृतिसे जहाँ पाठकोंकी 
स्वच्छ श्रमण-परम्प राका परिज्ञान होगा, वहाँ ग्रन्थमे दिये गये टिप्पणोंसे उनके 
ज्ञानमें प्रामाणिकता भी आवेगी। श्रमण-परम्पराके अतिरिक्त इस ग्रन्धमें श्रमणो- 
की मान्यताओं एवं जेन सिद्धान्तोंका भी सफल निरूपण किया गया है। यह 
ग्रन्थ ह प्रकारसे अपनेमे परिपूर्ण एव लेखककी ज्ञान-गरिमाकों इज्धित करनेमे 
समथ है । 

यहाँ लेखकके अभिन्न मित्र डॉ० दरबारीलाल कोठियाजीके प्रस्तुत ग्रन्थके 
प्रकाशनमे किए गए सत्यप्रयत्नोको भी विस्मृत नही किया जा सकता है, जिनके 
द्वारा हमें प्रस्तुत ग्रन्थके लिए कुछ शब्द लिखनेका आग्रहयुक्त निवेदन प्राप्त 
हुआ | विद्वत्परिषद्‌का यह प्रकाशन-कार्य परिषद्के सवंथा अनुरूप है। ऐसे सत्कायं- 


के लिए भो हमारे शुभाशीर्वाद ! 
९९, 
(++7 रा ।७०५ ४ नि 


१, इतिहास-प्रदोपेन मोहावरणघातिना । 
सर्वलोकधुतं गर्भ यथावत्‌ संप्रकाशयेत्‌ ॥ 
-- महाभारत 


८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्राक्‌ कथन 


भारतवर्षका क्रमबद्ध इत्तिहास बुद्ध और महावीरसे प्रारम्भ होता है। 
इनमेसे प्रथम बौद्धवर्मके सस्थापक थे, तो द्वित्तीय थे जेनधर्मके अन्तिम तीर्थ- 
कर। तीथर्थंकर' शब्द जनधमंके चौबीस प्रवत्तंकोंके लिए रूढ़ जेसा हो गया 
है, यद्यपि है यह यौगिक ही । धमंरूपी तीथ॑के प्रवत्तंकको हो त्तीथंकर कहते है । 
आचाय॑ समन्‍्तभद्रने पन्द्रहवें त्तोर्थकर धमंनाथकी स्तुतिमे उन्हें 'धमंतीर्थमन् 
प्रवतंयन' पदके द्वारा घमंती्थंका प्रवत्तक कहा है। भगवान महावीर भी उसी 
धमंतीथंके अन्तिम प्रवत्तंक थे और आदि प्रवत्तक थे भगवान्‌ ऋषभदेव । यही 
कारण है कि हिन्दू पुराणोमे जेनधर्ंकी उत्पत्तिके प्रसगसे एकमात्र भगवान्‌ 
ऋषभदेबका ही उल्लेख मिलता है किन्तु भगवान्‌ महावीरका संकेत तक नही 
है जब उन्हीके समकालीन बुद्धको विष्णुके अवता रोम स्वीकार किया गया है। 
इसके विपरीत त्रिपिटक साहित्यमे निग्गठनाटपुत्तका त्था उनके अनुयायी 
निम्नंन्धीका उल्लेख बहुतायतसे मिलता है। उन्हीको लक्ष्य करके स्व० डॉ० 
हर्मान याकोवीने अपना जैन सृत्रोकी प्रस्तावनामें लिखा है--इस बाततसे भब 
सब सहमत है कि नातपुत्त, जा महावीर अथवा वर्धमानके नामसे प्रसिद्ध हैं, 
बुद्धेके समकालीन थे । बौद्धग्रन्थोमे मिलनेवाले उल्लेख हमारे इस विचारको 
दृढ़ करते है कि चातपुत्तस पहले भी निम्नंग्थीका, जो आज जेन अथवा आहंत 
नामसे अधिक प्रसिद्ध हे, अस्तित्व था। जब बौद्धधर्म उत्पन्न हुआ तब 
निम्नेन्थोका सम्प्रदाय एक बड़े सम्प्रदायके रूपमे गिना जाता होगा । बौद्ध पिटकों- 
में कुछ निम्न॑न्थोका बुद्ध और उनके शिष्योंके विरोधीके रूपमे और कुछका 
बुद्धक अतुयायी बन जानेके रूपमें वर्णन आता है । उसके क्रपरसे हम उक्त अनु- 
मान कर सकते है। इसके विपरीत इन ग्रन्थोंमे किसो भी स्थानपर ऐसा कोई 
उल्लेख या सूचक वाक्य देखनेमे नहीं आता कि निग्नेन्थोका सम्प्रदाय एक 
नवोन सम्प्रदाय है और नातपुत्त उसके सस्थापक हैं। इसके ऊपरसे हम यह 
अनुमान कर सकते है कि बुद्धके जन्मसे पहले अति प्राचीन कालसे निम्नेन्थोंका 
अस्तित्व चला आता है।” 

अन्यत्र डॉ० याकोवीने लिखा है---इसमें कोई भी सबूत नहीं है कि पादव॑- 
नाथ जैनधमंके संस्थापक थे। जेल परम्परा प्रथम तोथकर ऋषभदेवको जैन 
धमंका संस्थापक माननेमें एकमत्त है। इस मान्यतामें ऐतिहासिक सत्यकी 
सम्भावना है !' 


प्राक्‌ कथन : ९ 


प्रसिद्ध दाशनिक डॉ० राधाकृष्णनूने अपने भारतीय दर्शन” में कहा है-- 
जैन परम्परा ऋषमदेवसे अपने धर्मकी उर्त्पत्त होनेका कथन करती है, जो 
बहुत-सी जताब्दियों पूर्व हुए है । इस बात्तके प्रमाण पाये जाते है कि ईस्वी पू्व॑ 
प्रथम शत्ताब्दीम प्रथम त्ताथंकर ऋषभदेत्रकों पूजा होती थी । इसमे कोई सन्देह 
नही है कि जेनधर्म वर्धभान और पाइ्वेनाथसे भी पहले प्रचलित था | यजुवेंद- 
में ऋषभदेव, अजितनाथ और अस्ष्रिनेमि इन तोन तोर्थकरोके नामोका निर्देश 
है। भागवत पुराण भी इस बातका समर्थंत करता है कि ऋषभदेव जेनधर्मके 
सस्थापक थे ।' 

यथार्थम वेदिकोकों परम्पराकी त्तरह श्रमणोंकी भी परम्परा अति प्राचोन 
कालसे इस देथमे प्रवतित है । इन्ही दोनो परम्पराओके मेलसे प्राचीन भारतीय 
सस्कृतिका निर्माण हुआ है। उन्हीं श्रमणोको परम्पराम भगवान महावीर हुए 
थे। ब॒ुद्धकी तरह वे भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने भी घरका परि- 
त्याग करके कठोर साधनाका मार्ग अपनाया था | यह एक विचित्र बात है कि 
श्रमण परम्पराके इन दो प्रवत्तंकोकी त्तरह वदिक परम्पराके अनुयायी हिन्दू- 
धर्मम मान्य राम और कृष्ण भो क्षत्रिय थे । किन्तु उन्होन गृहस्थाश्रम ऑर 
राज्यासनका परित्याग नही किया । यही प्रमुख अन्तर इन दोना परग्पराआम 
हे। कृष्ण भा योगी कहें जाते हे किन्तु व कमयोगो थे। महावार ज्ञानयोगी 
थे। कमंयाग और ज्ञानयागम अन्तर हूं। कमंयागीका प्रवृत्ति बाह्याभिमुसखी 
होती है और ज्ञानयागोकी आन्तराभिमुखी । कमंयोर्गाका कर्म रस रहता है 
और ज्ञानयोगीको ज्ञानमें । ज्ञानमे रस रहते हुए कर्म करनेपर भी कर्मका कर्ता 
नही कहा जाता । और कमंमे रस रहते हुए कर्म नहीं करनेपर भी कमंका 
कर्ता कहलाता है । कम प्रवृत्तिरूप होता है और ज्ञान निवृत्तिरूप । प्रवृत्ति 
और निवृत्तिको यह परम्परा साधनाकालमें मिली-जुली जेसी चलती है किन्तु 
ज्यो-ज्यो निवृत्ति बढती जाती है प्रवत्तिका स्वतः हास होता जाता है। इसी 
को आत्मसाधना कहते है । 

यथार्थंम विचार कर देखें--प्रवृत्तिके मल मन, वचन और काय है । किन्तु 
आत्माके न मन है, न वचन है और न काय है । ये सब तो कर्मजन्य उपाधियाँ 
है । इन उपाधियरोमे जिसे रस है वह आत्मज्ञानी नहीं है। जो आत्मज्ञानी हो 
जाता है उसे ये उपाधियाँ व्याधियाँ ही प्रतीत होती है । 

इनका निरोध सरल नहीं है। किन्तु इनका निरोध हुए बिना प्रवृत्तिसे 
छुटकारा भी सम्भव नही है । उसीके लिए भगवान महावीरने सब कुछ त्याग 
कर वनका मार्ग लिया था । संसार-मागियोकी दष्टिए भले ही यह 'पलायनवाद 
प्रतीत हो, किन्तु इस पलायनवादकों अपनाये बिना निर्वाण-प्राप्तिका दसरा 


१० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मार्ग भी नही है। भोगी और योगीका मार्ग एक केसे हो सकता है। तभी तो 
गीताम कहा है-- 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयसी । 

यस्‍्यां जाग्रति भतानि सा निशा पद्यतो घुने: ॥ 


सब प्राणियोके लिए जो रात है उसमे संयमी जागता है और जिसमे 
प्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुन्तिकी रात है ।' 


इस प्रकार भोगी ससारसे योगीके दिन-यत भिन्न होते है | संयमी महावीर- 
ने भी आत्म-साधनाके द्वारा कातिक कृष्णा अमावस्याके प्रातः सूर्योदयसे पहले 
निर्वाण-लाभ किया । जैनोके उल्लेखानुनार उसीके उपलक्षमें दीपमालिकाका 
आयोजन हुआ और उनके निर्वाण-लामको पच्चीस सौ वर्ष पूर्ण हुए । उसोके 
उपलक्षमे विश्वमे महोत्सवका आयोजन किया गया है । 


उसीक सम]तिम 'तोर्थकर महावीर और उनकी आधचाय॑ं-प्रम्परा' नामक 
यह बृहत्काय ग्रत्थ चार जण्डोम प्रकाशित हो रहा है | इसमे भगवान महावीर 
और उनके बादक पच्चीस-सो वर्षोमि हुए विविध साहिदयकारोका परिचयादि 
उनकी साहित्य-गाधनाका मूल्याकन करते हुए विद्वान्‌ लेखकने निवद्ध किया 
है। उन्होने इस ग्रन्थके लेखनमे कितना श्रम किया, यह तो इस ग्रन्थको 
आद्यापान्त पढनबाले हो जान सकेगे। मेरे जानतेमे प्र_त विपयस सम्बद्ध 
कोई ग्रन्थ, या लखादि उनकी दृष्टिपष ओझल नही रहा । तभी तो इस अपनी 
कृत्तिको समाप्त करनेकें पश्चात्‌ हो वे स्वर्गत हों गये और इसे प्रकाशम छानेके 
लिए उनके अभिन्‍न सखा डॉ० कोठियान कितना श्रम किया है, इस वे देख नही 
सके | भगवान महावीर ओर उनकी आघचायंपरस्परा' से लूंखकने अपना जीकषन 
उत्सग करके जो श्रद्धाकं सुमन चढ़ाये है उनका मूल्यांकन फरनेकी क्षमता 
इन पंक्तियोंके लेखकमे नहो है। वह तो इतना हो कह सकता है कि आचार्य 
नेमिचन्द्र शास्त्रीने अपनो इस फ़ृतिके द्वारा स्वयं अपनेको भी उस परभ्परामे 
सम्मिलित कर लिया है। 


उनकी इस अध्ययनपूर्ण कृतिमे अनेक विचारणीय ऐतिहासिक प्रसंग आये 
है। भगवान महावी रके समय, माता-पिता, जन्मस्थान आदिके विषयमे त्तो 
कोई मतभेद नही है। किन्तु उनके निर्वाणस्थानके सम्बन्धम कुछ समयसे 
विवाद खड़ा हो गया है | मध्यमा पावामे निर्माण हुआ, यह सवंसम्मत उल्लेख 
है। तदनुसार राजगृहीके पास पावा स्थानकों ही तिर्वाणभूमके रूपमे 
माना जाता है। वहाँ एक तालाबके मध्यमे विशाल मन्दिरमे उत्तके चरण- 


प्राक्‌ कथन : ११ 


चिन्ह स्थापित हैं। यह स्थान मगधमें है । दूसरी पावा उत्तर प्रदेशके देवरियां 
जिलेमें कुशीनयरके समीप है। डॉ० शास्त्रीने मगधवर्ती पावाकों ही निर्वाण- 
भूमि माना है। 

बिम्बसार श्रेणिक भगवान महावीरका परम भक्त था । उसकी मृत्यु डॉ० 
शास्त्रीने भगवान महावीरके निर्वाणके बाद मानी है, उन्हें ऐसे उल्लेख मिले 
हैं। किन्तु यह ऐतिहासिक प्रसंग विचारणीय है | 

उन्होंने जेन तत्त्व-ज्ञानका भी बहुत विस्तारसे विवेचन किया है और प्राय' 
सभी आवश्यक विषयोपर प्रकाश डाला है। दूसरा, तीसरा तथा चौथा खण्ड 
तो एक त्तरहसे जेनसाहित्यका इतिहास जेसा है । संक्षेपमें उनकी यह बहुमुल्य 
कृति अभिनन्दनीय है। आशा है इसका यथेष्ट समादर होगा । 

कैलाशचन्द्र शास्त्री 


१२ * तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आमुख 


भारतोय संस्कृतिमें आहंत्त संस्क्ृतिका प्रमुख स्थान है। इसके दर्शन, सिद्धांत, 
धर्म और उसके प्रवत्तंक तोीर्थकरों तथा उनको परम्पराका महत्त्वपूर्ण अवदान 
है। आदि त्तोथैंकर ऋषभदेवसे लेकर अन्तिम चोबीसवें तीर्थंकर महावीर" 
और उनके उत्तरवर्ती आचार्योने अध्यात्म-विद्याका, जिसे उपनिषद्‌-साहित्यमे* 
'वरा विद्या' (उत्कृष्ट विद्या) कहा गया है, सदा उपदेश दिया और भारतकी 
चेत्तनाको जागृत एवं ऊध्वंमुखी रखा है। अ पा परमात्माकी ओर ले जाने 
तथा शाश्वत सुखकी प्राप्तिके लिए उन्होने * / इन्द्रियनिग्रह, त्याग ओर 
समाधि (आत्मलीनता) का स्वय आचारण किया और पश्चातु उनका दूसरोंको 
उपदेश दिया । सम्भवत. इसोसे वे अध्यात्म-शिक्षादात्ता और श्रमण-संस्कृतिके 
प्रतिष्ठाता कहे गये है । आज भी उनका मार्गदर्शन निष्कलुष एवं उपादेय माना 
जाता है। 


तीर्थंकर महावीर इस संस्कृतिके प्रबुद्ध, सबल, प्रभावशाली और अन्तिम 
प्रचारक थे। उनका दर्शन, सिद्धान्त, धर्म ओर उनका प्रतिपादक वाडइुमय 
विपुल मात्रामे आज भी विद्यमान है तथा उसी दिशामें उसका योगदान हो 
रहा है। 

अतएव बहुत समयसे अनुभव किया जाता रहा है कि तीथँैकर महावीरका 
सर्वाज्भपूर्ण परिचायक ग्रन्थ होता चाहिए, जिसके द्वारा सवंसाधारणको उनके 
जोवनवृत्त, उपदेश और परम्पराका विशद परिज्ञान हो सके | यद्यपि भगवान्‌ 
महावीरपर प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रश और हिन्दीमें लिखा पर्याप्त साहित्य उप- 
लब्ध है, पर उससे सबवंसाधा रणकी जिज्ञासा शान्त नही होती । 

सोभाग्यकी बात है कि राष्ट्रने तीथंद्भुर वद्धंमान-महावीरकी निर्वाण-रजतत- 
शती राष्ट्रीय स्‍्तरपर मनानेका निश्चय किया है, जो आगामी कात्तिक कृष्णा 
अमावस्या वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०१, दिनादू १३ नवम्बर १९७४ से कात्तिक 
१. धर्मतीर्थकरेम्योस्स्तु स्थाद्गादिम्यो नमोनमः । 

ऋषभादि-महावीरान्तेम्य: स्वात्मोपलब्धये ॥। 

भट्टाकलद्धुदेव, लघीयस्त्रय, मज्भुलपद्य १। 

२. मुण्डकोपनिषद्‌ १।१।४१५। 
३, स्वामी समन्तभद्र, युकत्यनुझासन का० ६॥। 


आमुख : १३ 


कृष्णा अमावस्या, वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०२, दिनाडू १३ नवम्बर १९७५ तक 
पूरे एक वर्ष मनायी जावेगी। यह मज्ञल-प्रसद्भ भी उक्त ग्रन्थ-निर्माणके लिए 
उत्प्रेरक रहा । 


अतः: अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेन विद्वत्परिषदने पॉच वर्ष पुवं इस 
महान्‌ दुलंभ अवसरपर तीर्थकर महावीर और उनके दर्शनसे सम्बन्धित विशाल 
एवं तथ्यपूर्ण ग्रन्थके निर्माण और प्रकाशनका निश्चय त्तथा सकल्प किया । 
परिषदने इसके हेतु अनेक बैठक कीं और उनमें ग्रन्थकी रूपरेखापर गम्भीरतासे 
ऊहापोह किया । फछत' ग्रन्थका नाम 'तोथेद्भूर महावीर और उनकी आचाय्य॑- 
परम्परा' निर्णीत हुआ और लेखनका दायित्व विद्वत्परिषद्के तत्कालीन अध्यक्ष, 
अनेक ग्रन्थोंके लेखक, मूर्धन्य-मत्तीषी, आचार्य नेमिचन्द्र शास्त्री आरा (बिहार) 
मे सह स्वीकार किया | आचार्य श्ञास्त्रीने पाँच वर्ष लगातार कठोर परिश्रम, 
अद्भुत लगन और असाधारण अध्यवसायसे उसे चार खण्डों तथा लगभग २००० 
(दो हजार) पृष्ठोमे सुजित करके ३० सितम्बर १९७३ को विद्वत्परिषद्कों प्रकाश- 
ताथ॑ दे दिया । 


विचार हुआ कि समग्र ग्रन्थका एक बार वाचन कर लिया जाय । आचार्य 
शास्त्री स्थाद्राद महा!वद्यालयकी प्रबन्धकारिणीकी बरेठकमे सम्मिकत होनेके 
लिए ३० सितम्बर १०९७३ को वाराणसी पधारे थे। और अपने साथ उक्त 
ग्रन्थके चारो खण्ड लेते आये थे | अत १ अक्तूबर १९७३ से १५ अवतुबर १९७३ 
तक १५ दिन वाराणसीम ही प्रतिदिन प्रायः तीन समय त्तीन-तीन घण्टे ग्रन्थका 
वाचन हुआ। वाचनमे आचाय॑ वास्त्रीके अतिरिक्त सिद्धान्ताचायं श्रद्धेय पण्डित 
केलाशचन्द्रजी शास्त्री पूर्व प्रधानाचायं स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर 
ज्योतिप्रसादवी लखनऊ और हम सम्मिलित रहते थे । आचाय॑ जास्त्री स्वयं 
वाचते थे और हमलोग सुनते थे । यथावसर आवद्यकता पड़ने पर सुझाव भी 
दे दिये जात थ। यह वाचन १५० अक्तूबर १९७३ को समाप्त हुआ और १६ 
अवतूबर १५७३ को ग्रन्थ प्रकाशनाथं महावीर प्रेसको दे दिया गया । 


ग्रन्थ-परित्रय 


इस विशाल एवं असामान्य ग्रन्थका यहाँ संक्षेपपे परिचय दिया जाता है, 
जिससे ग्रन्थ कितना महत्त्वपूर्ण है और लेख#ने उसके साथ कित्तना अमेय परि- 
श्रम किया है, यह सहजमे ज्ञात हो सकेगा । 


यहाँ चतुर्थ खण्ड का परिचय प्रस्तुत्त है-- 


१४ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


6 ५ 
४. आचायतुल्य काव्यकार एवं लेखक 

इस चतुर्थ भागमें उन जैन काव्यकारों एवं ग्रन्थ-लेखकोंका परिचय निबद्ध 
है, जो स्वयं आचारय॑ न होते हुए भी आचार जैसे प्रभावशाली ग्रन्थकार हुए । 
इसमें चार परिच्छेद है, जिनका प्रतिपाद्य-विषय अधोलिखित है :-- 
प्रथम परिच्छेद : संस्कृत-कवि और ग्रन्थलेखक 

इसमे परमेष्ठि, धनञूजय, असग, हरिचन्द, चामुण्डराय, अजितसेन, विजय- 
वर्णी आदि तीस संस्क्ृत-कवियों एवं ग्रन्थलेखकोंका व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
वर्णित है | 
हितोय परिच्छेद : अपभश्रंश-कवि एवं लेखक 

इस परिच्छेदप चतुर्मुख स्वयंभूदेव, त्रिभुवन स्वयभू, पृष्पदल्त, धनपाल, 
धवल, हरिषेण, वीर, श्रीचन्द्र, नयनन्दि, श्रीधर प्रथम, श्रीधर द्वितीय, श्रीधर 
तृत्तीय, देवसेन, अमरकीति, कनकामर, सिह, छाखू, यश की त्ति, देवचन्द्र, उदय- 
चन्द्र, रइधू, तारणस्वामी आदि पेतालीस अपअंश-कवियों-छेखको और उनकी 
रचताओंका सक्षिप्त परिचय निबद्ध है। 
तुतीय परिच्छेद : हिन्दी तथा देशज भाषा-कवि एवं लेखक 

इसमें बतारसीदास, रूपचन्द्र पाण्डेय, जगजीवन, कुंवरपाल, भूधरदास 
द्यानत गाय, किशनसिह, दौलतराम प्रथम, दीलतराम द्वितीय, टोडरमल्ल, 
भागचन्द, महाचन्द आदि पच्चीस हिन्दी-कवियों और लखकोका उनको 
कृतियों सहित परिचय आड्ूत है। अन्य देशज भाषाओमे कननड़, तमिल और 
मराठीके प्रमुख काव्यका रो एव लेखकोका भी परिचय दिया गया है । 
चतुर्थ परिच्छ द : पद्टावलियां 

इस परिच्छेदमे प्राकृत-पट्रावलि, सेनगण-पट्टावलि, नन्दिसधबलात्कार- 
गण-पट्टावलि, आदि नौ पट्टावलियाँ सकलित है। इन पट्टावलियोमे कितना ही 
इतिहास भरा हुआ है, जो राष्ट्रीय, सास्कृतिक ओर साहित्यिक दृष्टियोसे 
बडा महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी है । 

इस प्रकार प्रस्तुत महान्‌ ग्रन्थसे जहाँ तीर्थंकर वर्धभान-महावीर और 
उनके सिद्धान्तोंका परिचय प्राप्त होगा, वहाँ उनके महान्‌ उत्तराधिकारी इन्द्र- 
भूति आदि गणघरों, श्रुकेवलियो और बहुसंख्यक आचार्यो के यशस्त्री योगदान-- 
विपुल वाइमय-निर्माणका भी परिज्ञान होगा । यह भी अवगत्त होगा कि इन 
आचार्यों ने समय-समय पर उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी त्ोर्थंकर महा- 
वीरकी अमृतवाणीको अपनी साधना, तपद॑चर्या, त्याग और अभीक्ष्ण ज्ञानो- 
पयोग द्वारा अब सक सुरक्षित रखा तथा उसके भण्डा रको समृद्ध बनाया है। 


आमृख ' १५ 


आभार 


इस विशाल ग्रन्थके सुजन और प्रकाशनका विद्वत्परिधदूने जो निश्चय एवं 
संकल्प किया था, उसकी पूर्णता पर भाज हमें प्रसन्नता है। इस संकल्पमें 
विद्वत्परिषद्के प्रत्येक सदस्यका मानसिक या वाचिक या कायिक सहभाग है। 
कार्यकारिणीके सदस्योंने अनेक बेठकोंमें सम्मिलित होकर मूल्यवान्‌ विचार-दान 
किया है। ग्रन्थ-वाचनमें श्रद्ेय पण्डित केलाशचन्द्रजी घास्त्री और डॉ० ज्योति 
प्रसादजीका तथा ग्रन्थको उत्तम बनानेमें स्थानीय विद्वान्‌ प्रो” खुशालचन्द्रजी 
गोरावाला, पण्डित अमृत लालजी श्ञास्त्री एवं पण्डित उदयचन्द्रजा बौद्धदर्शना- 
चार्यका भी परामर्शादि योगदान मिला है। 

पूज्य मुनिश्री विद्यानन्दजीने आद्य सिताक्षर' रूपमें आशीव॑चन प्रदान कर 
तथा वरिष्ठ विद्वान श्रद्धेय पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने 'प्राककथन' लिखकर 
अनुगृहीत किया है । 

खतोली, भोपाल, बम्बई, दिल्ली, मेरठ, जबलपुर, तेंदूखेड़ा, सागर, 
वाराणसी, आरा आदि स्थानोंके महानुभावोंने ग्रन्थका अग्रिम ग्राहक बनकर 
सहायता पहुँचायी है। विद्वत्परिषद्के कमठ मंत्री आचार्य पण्डित पन्नालालजी 
सागरके साथ में भी इन सबका हृदयसे आभार मानत्ता हूँ। 


वीर-शासन-जयन्ती, 
श्रावण कृष्णा १, वी० नि० सं० २५००, दरबारोलाल कोठिया 
५ जुलाई, १९७४ अध्यक्ष 
वाराणसी अखिल भारतवर्षीय दि० जेन विद्वत्परिषद्‌ 


१६ * तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


विषय-सूची 


प्रथम परिच्छेद 
संस्कृत-भाषाके काव्यकार और लेखक 

महाकवि धनञ्जय ६ श्रीधरसेन 
महाकवि असग ११ नागदेव 
महाकवि हरिचन्द्र १४ पंडित वामदेव 
वाग्मट प्रथम २२ पं» मेधावी 
चामुण्डराय २५ रामचन्द्र मुमक्षु 
अजितसेन ३० वादिचन्द्र 
विजयवर्णी ३३ दोड्डुय्य 
अभिनव वाग्भट्ट ३७ राजमल्ल 
महाकवि आशाधर ४१ पद्मसुन्दर 
महाकवि अहंद्यास ४८ पं० जिनदास 
पद्मनाभ कायस्थ ५४ ब्रह्म कृष्णदास 
ज्ञानकीत्ति ५६ अभिनव चारुकीति 
धमंघर ५७ अरुणमणि 
गुणभद्र द्वितीय ५९ जगन्नाथ 

द्वितीय परिच्छेद 

अपन्रंश-भाषाके कवि ओर लेखक 

कवि चतुमुंख ९४ वीर कवि 
महाकवि स्वयंभुदेव ९५. श्रीचन्द 
त्रिभुवनस्वयंभु १०२ श्रीघर प्रथम 
महाकवि पुष्पदन्त १०४ श्रीधर द्वितीय 
धनपाल ११२ श्रीधर तृत्तीय 
घवल कवि ११६ देवसेन 
हरिषेण १२० अमरकीत्ति गणि 


६० 
घ्र्‌ 
श्प्‌ 
६७ 
५९९, 
७१ 
७५ 
७६ 
८२ 
८रे 
<८ड 
८५ 
८९, 
९0 


१२४ 
१३१ 
१३७ 
१४५ 
१४०९ 
१५१ 
श्५्ड 


विषय-सूची : १७ 


मुनि कतकामर 

महाकवि सिंह 

लाखू 

यश्ञ:की त्ति प्रथम 

देवचन्द 

उदयचन्‍न्द्र 

बालचन्द्र 

विनयचन्द्र 

महाकवि दामोदर 

दामोदर द्वितीय अथवा ब्रह्म 
दामोदर 

सुप्रभाचाय॑ 

महाकवि रइधू 

विमलकीत्ति 

लक्ष्मणदेव 

तेजपाल 

धनपाल द्वितीय 

कवि हरिचन्द या जयमित्रहल 
गुणभद्र 

हरिदेव 


१५९, 
१६६ 
१७१ 
१७८ 
१८० 
१८४ 
१८९, 
१९१ 
१९३ 


१०५ 
१९०७ 
१९८ 
२०६ 
२०७ 
२०९, 
२११ 
२१४ 
२१६ 
२१८ 


हरिचन्द द्वितीय 
नरसेन या नरदेव 
महोन्दु 

विजयसिह 

कवि असवाल 
बल्ह या बूचिराज 
कवि शाह ठाकुर 
माणिक्यराज 
कवि माणिकचन्द 
भगवत्तीदास 

कवि वरह्मयसाधारण 
कवि देवनन्दि 
कवि अल्हू 
जल्हिगले 

पं७ योगदेव 

कवि लक्ष्मीचंद 
कवि नेमिचद 
कृवि देवदत्त 
त्तारणस्वामी 


तृतीय परिच्छेद 


हिन्दी कवि और लेखक 


महाकवि बनारसीदास 


२४८ 


पं० रूपचन्द या रूपचन्द पाण्डय २५५ 


जगजीवन 
कुँबरपाल 

कृवि सालिवाहन 
कवि बुलाकीदास 
भेया भगवतीदास 
महाकवि भूधरदास 
कवि द्यानतराय 
किश्नसिह 

कवि खड़्गसेन 


२६० 
२६२ 
रच२ 
२६३ 
२६३ 
र७र 
२७६ 
र्‌ट० 
२८० 


मनोहरलाल या मनोहरदास 
नथमल विलाला 

पडित्त दौलतराम कासलीवाल 
आचायंकल्प पं० टोडरमल 
दोलतराम द्वितीय 

पण्डित जयचन्द छाबड़ा 
दीपचन्द शाह 

सदासुख काशलीवाल 
पण्डित भागचन्द 

बुधजन 

वृन्दावनदास 


१८ : तीर्थंकर भहावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


र्र्र 
२२३ 
र्र५ 
२२७ 
२२८ 
२३० 
रहे३े 
२३५ 
२३७ 
२३८ 
२४२ 
२४२ 
२४२ 
२४२ 
२४३ 
र४३ 
२४३ 
२४३ 
२४३ 


२८० 
२८१ 
२८१ 
२८३ 
२८८ 
२९० 
३५३ 
२९४ 
२९५६ 
२०५८ 
२९०९ 


हिस्दोके अन्य चचित कवि 


जयसागर ३०२ ब्रह्म गुलाल 
खुशालचंद काला ३०३ भारामल 
शिरोमणिदास ३०३ बखत्तराम 
जोधराज गोदीका ३०३ टेकचन्द 
लोहट ३०३ पण्डित जगमोहनदास और 
लक्ष्मीदास ३०४ पण्डित्त परमेष्ठी सहाय 
गद्यकार राजमल्ल ३०४ मनरंगलाल 
पाण्डे जिनदास ३०४ नबलशाह 

कन्नड़के जेन कवि 
आदिपम्प ३०७ कर्णपाये 
कवि पोन्‍्न ३०७ नेमिचन्द्र 
कवि रश्न ३०७ गुणवर्म 
नागचन्द या अभिनव पम्प ३०८ रत्नाकर वर्णी 
ओडुय्य ३०८ मंगरस 
नयसेन ३०८ नागवम 
कवि जन्न ३०९ केशवराज 

तमिलके जेन कवि और लेखक 

तिहतक्कतेवर ३१३ वामनमुन्ि 
इलगोवडिगल ३१४ कुंगवेल 
तोलामुलितेवर ३१६ 

मराठीके जेन कवि 
जिनदास ३१८ वीरदास या पासकीर्ति 
गुणदास या गुणकीरत्ति ३१९, महिसागर 
मेघराज ३१९ देवेन्द्रकीति 

मराठीके अन्य कवि और लछेखक 

मेघराज ३२१५ चिमणा 
कामराज ३२१ जिनदास 
सूरिजन ३२१ पृण्यसागर 
ताग्रोआया ३२१ महीचन्द्र 
अभय कीर्ति ३२१ महाकीति 
अजितकीति ३२१ लक्ष्मीचन्द्र 


ग्े०४ 
३०४ 
३०५ 
३०५ 


३०५ 
३०६ 


३०९ 
३०९, 
३०९ 
३०९, 
३१० 
३१० 
३१० 


३१६ 
३१७ 


३२० 
३२० 
३२१ 


३२१ 
३२१ 
३२१ 
३२१ 
३२१ 
३२१ 


विषय-सूची : १९ 


जनादेन ३२२२ जिनसागर रेश२ 
नमेन्‍द्रकीत्ति ३२२ रत्नकीति ३२२ 
दबासागर ३२२ दयासागर शेरर 
विशालकोति ३२२ जिनसेन श्शर 
शंगादास शे२२ टकाप्पा रे२२ 
चिन्ता्माण ३२० सहवा शेर 
गृणकीतति ३२२ रु इर२ 
उपसंहार 
अंग और पृव॑साहित्यको प्रमाण और अप्रमाणविषयक देन ३३६ 
आचार्थोंकी देन ३२३ व्याकरणविषयक देन ३३८ 
आचायंपरम्परा और कमंसाहित्य ३२५. कोषविषयक देन रे३े८ 
दाशंनिक युग और स्थाह्द ३२८ पुराण और काव्यविषयक देन ३३९ 
द्रव्यगुण-पर्यायविषयक देन २३१ आचार्यों द्वारा प्रभावित राज- 
अध्यात्मविषयक देन ३३४ वश और सामन्‍्त ३४० 
चतुथ परिच्छेद 
पट्टावलियाँ 
नंदीसंघ बलात्कारगण सरस्वती मेघचन्द्र-प्रणस्ति ३६८ 
गच्छको प्राकृत-पट्टावलोी. ३४६ मल्लिषेण-प्रशस्ति ३७३ 
श्रुतघर-पट्टावली ३४९ देवकोत्ति-पट्टावलछी ३८३ 
गणधरादि-पट्टावली २५० नयकीति-पटटावली ३८७ 
तिलोयपण्णतिके आधारपर प्रथम शुभचन्द्रकी गर्वावली.. ३९३ 
आचाय॑ंपरम्परा ३५२ द्वितीय शुभचन्द्रको पट्टावली ४०४ 
धवलामे निवद्ध श्रुतपरम्पस ३५४ श्रृतमुनि-पट्टावली ४१० 
काष्ठासंघकी उत्पत्ति २५८ मेनगण-पट्टावली ४२४ 
काष्ठासघकी गुर्वावली ३६० विरुदावली ड३े० 
काष्ठासंघको पट्टावलछीका नन्दिसघकी पद्टावलोके 
भाषानुवाद ३६५ आचार्योकी तामावलछी ४४९१ 
श्रुतधर-पट्टावली ३६६ नागोरके भट्टारकोंकी नामावछी ४४३ 
शेषांश पु० ३०६ 
( हिन्दीके अन्य चचित कवि शीर्षकान्तर्गत ) 
नबलशाह 
परिद्िष्ट की 
ग्रन्थका रानुक्रमणिका ४४६ प्रन्थानुक्रमणी डप७ 


२० * तीर्धकर महावीर और उतको आचार्य-परम्परा 


खण्ड : ४ 
आचाय॑ंतुल्य काव्यकार एवं लेखक 


प्रथम परिच्छेंद 
संस्कृत-भाषाके काव्यकार ओर लेखक 


आस्वादयुक्त अथंत्तत्त्वको प्रेषित करनेवाली महाकवियोकी वाणी अलौकिक 
और स्फुरणशील प्रतिभाके वेशिष्ट्यको व्यक्त करती है । इस वाणीसे ही सहृदय 
रसास्वादतके साथ अनिबंचनीय आनन्दको भी प्राप्त करते है। कवि और लेखक 
जीवनकी बिखरी अनुभूतियोंको एकत्र कर उन्हे शब्द और अर्थके माध्यमसे 
कलापुर्ण रूप देकर हृदयावजंक बनाते है। अतणएुव इस परिच्छेदमे ऐसे आचारय॑- 
प्रम्पय-अनुयायियोका निर्देश किया जायेगा, जिन्होंने गृहस्थावस्थामें रहते हुए 
भी सरस्वतीकी साधता द्वारा तीर्थकरकी वाणीको जन-जन तक पहुँचाया है । 
इस सन्दभंमें ऐसे आचाय॑ भो समाविष्ट है, जिनका जीवन अधिक उद्दीप्त है 
तथा जिनका कविके रूपमे आचायंत्व अधिक मुखरित है । 

काव्य या साहित्यकी आत्मा भोग-विछास और राग-द्ेषके प्रदर्शनात्मक 
श्रुद्धार और वीर रसोमे नही है, किन्तु समाज-कल्याणकी प्रेरणा ही काव्य या 
साहित्यके मृलमें निहित है। दर्शन, आचार, सिद्धान्त प्रभूति विषयोकी उद्‌- 


नर न- 


भावनाके समान ही जनकल्याणकी भावना भी काव्यमे समाहित रहती है। 
अतएव समाजके बीच रहने वाले कवि और लेखक गाह॑स्थिक जीवन व्यतीत 
करते हुए करुणभावकी उद्भावता महज रूपमें करते है। एक ओर जहाँ सासा- 
रिक सुखकी उपलब्धि और उसके उपायोकी प्रधानता है, तो दूसरी ओर विरक्ति 
एवं जनकल्याणके लिये आत्मसमर्पणका लक्ष्य भी सर्वोपरि स्थापित है। 


ऐसे अनेक कवि और लेखक है, जो श्रावकपदका अनुसरण करते हुए 
राष्ट्रीय, सास्कृतिक, जात्तीय एव आध्यात्मिक भावनाओंकी अभिव्यक्तिम पूर्ण 
सफल हुए है। यद्यपि ऐसे सारस्वत्तोमे आचार्यका लक्षण घाटत नही होता, तो 
भी आचाय-परम्परका विकास और प्रसार करनेके कारण उनकी गणना 
आचारयंकोटिमे की जा सकती है। अत्एव इस परि च्छेदम गृहस्थावस्थामे जीवन- 
यापन करने वाले कवि और लेखकोके साथ ऐसे त्यागी, मुनि और भट्टारक भी 
सम्मिलित है, जिनमे काव्य-प्रतिभाका अधिक समावेग है, तथा जिन्होंने आख्या- 
नात्मक साहित्य लिखकर विपयम उदात्तता, घटनाओमे वेचित्र्यपूर्णं विन्‍्यास, 
चरित्र-नचित्रण, असख्य रमणीय सुभाषित्त एवं मानव-क्रियाकलापोके प्रति असा- 
धारण अन्तर्द्ुष्टि प्रदर्शित की है। इस श्रेणीकी रचनाओमे मानव-मनोवृरत्तियो- 
का विशद और साग्रोपाँग चित्रण पाया जाता है। 

जेन-कवि काव्यके माध्यमसे दर्शन, ज्ञान और चरित्रकी भी अभिव्यज्जत्ता 
करते रहे है। वे आत्माका अमरत्व एवं जन्म-जन्मान्तरोंके सस्कारोकी अर्पारि- 
हायंता दिखलानेके पूर्व जन्मके आख्यानोका भी सयोजन करते रहे है। प्रसग- 
वक्ष चार्वाक, तत्त्वोप'ठववाद प्रभृत्ति नास्तिकवादोका निरसन कर आत्माका 
अमरत्व और कमंसस्कारका वैशिष्टय प्रतिपादित करते रहे है । 


जिस प्रकार शक ही नदीके जलको घट, कलश, लोटा, झारी, गिलास प्रभति 
विभिन्‍त पात्रोमे भर लेने पर भी जलकी एकरूपता अखण्डित रहती है, उसी 
प्रकार तीर्थकरकी वाणीको सिद्धान्त, आगम, आचा र, दर्शन ,कीव्य आदिके माध्यम- 
से अभिव्यक्त करने पर भी वाणीकी एकत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है । जिन तथ्य 
या सिद्धान्तोकों श्रुतधर, सारस्वत्त, प्रबुद्ध और परम्परापोषक आचार्योने आग- 
मिक शेलीमें विवेचित किया है, उन तथ्य या सिद्धान्तोकी न्यूनाधिकरूपमे अभि- 
व्यक्ति कवि और लेखकों द्वारा भी की गयी है। अतएव तीर्थंकर महाबीरकी 
परम्पराके अनुयायी होनेसे कवि और लेखक भी महनीय है। हम यहाँ सस्कृत 
अपभ्र श और हिन्दीके जेन कवियोका इतिवृत्त अंकित कर तीर्थंकर महावीरकी 
आता व्यय प्रकाज् डालेगे। हमारी हृष्टिमें साहित्य-निर्माता सभी 
सारस्वत्त तीर्थंकरकी वाणीके प्रचारकी हृष्टिसे मूल्यवान है। 


३२: तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सुविधाकी हृष्टिसे कवि और लेखकोंका भाषाक्रमानुसार इतिवृत्त उपस्थित 
करना अधिक वैज्ञानिक होगा। अत्तएव हम सर्वप्रथम संस्कृत-भाषाके कवि- 
लेखकोंका व्यक्तित्व और क्ृतित्व उपस्थित करेंगे । 


संस्कृतभाषाके कवि और लेखक 


संस्कृत-काव्यका प्रादुर्भाव भारतीय सभ्यताके उषाकालमें ही हुआ है। 
यह अपनी रूपमाधुरी और रसमयी भावधाराके कारण जनजीवनको आदिम 
युगसे ही प्रभावित करता आ रहा है। जब संस्कृतभाषा ताकिकोके तीक्ष्ण तर्क- 
वाणोंके लिये तुणी बन चुको थी, उस समय इस भाषाका अध्ययन-मनन 
न करने वालोंके लिये विचारोंकी सुरक्षा खत्तरेमें थी। भारतके समस्त दार्श- 
निकोने दर्शनशास्त्रके गहन और गृढ ग्रन्थोंका प्रणयन सस्कृतभाषामे प्रारम्भ 
किया | जैन कवि और दाशंनिक भी इस दौोड़मे पीछे न रहे। उन्होने प्राकृतके 
समान ही संस्कृत्पर भी अधिकार कर लिया और काव्य एवं दर्शनके क्षेत्रको 
अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओंके द्वारा समुद्ध बनाया। यही कारण है कि जैना- 
चार्योने काव्यके साथ आगम, अध्यात्म, दर्शन, आचार प्रभूति विषयोंका सस्कृत- 
में प्रणयन किया है। डॉ० विन्टरनित्सने जैनाचार्योके इस संहयोगकी पर्याप्त 
प्रशसा की है। उन्होंने लिखा है--- 


] छव्न8 70 बज 40 त0 0] [एड्थं०६८ ६० फिट वॉलिवाए 7०९एटा९१8 ६0 
किए विव$ लि | 007९ ६0 49ए९ ज्ञीएचएा) ॥9॥ 76 ]्यव8 एड (ता 
फकृपाएत छ॥ प्रि] 9४07९ +0 ९ 7680फ8 €07) बाएं इ8टा९ाव0 व|€ाप- 
[76 0 वा।टाहाए वतन 


अत्तरव यह कहा जा सकता है कि जेनाचार्योने प्राकृतके समान ही संस्कृत, 
अपश्र ज्ञ एवं हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओंमे अपने विचारोंकी अभिव्यञ्जना 
कर वाइमयकी वृद्धि की है। हम यहाँ संस्कृतके उन कवियोके व्यक्तित्व और 
कृत्तित्वको प्रस्तुत करेगे, जिन्होने जीवनकी स्थिरताके साथ गम्भीर चिन्तन 
आरम्भ किया है तथा जिनकी कल्पना और भावनाने विचारोके साथ मिलकर 
त्रिवेणीका रूप ग्रहण किया है। जीवनकी गतिविधियों, विभिन्‍न समस्याओ, 
आध्यात्मिक और दार्शनिक मान्यताओका निरूपण काव्यके धरात्तऊ पर प्रति- 
ष्ठित होकर किया है। 


ै-+++-..- 





3.. पक्रढ गए व (0९ [गी80फ7 छत किताब) वशिवपा& 99 97, ४४४४४ट- 
प्रांपड, धिवाधटव 09 )08 ५७॥७५३ (एव), /५7)९049४0 940, । 'ब8९ 4. 


भाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३ 


इन्द्रत्वं महिमादिभिज्च सहित प्राप्त न संसारिभि: 
तत्प्राप्तो भवहेतुससृत्तिलताच्छेदे कुत्तः संयमः॥ 
कविपरमेद्वर इलोक । 
कषायोद्रेककालुष्यं ब्रतदशनसत्तप' । 
दूषयव्यचिराद्राजन्‌ ततः क्रोधादि वर्जयेत्‌ ॥ 
त्यागेन लोभ क्षमया प्रकोप 
मान मुंदृत्वेन मनोहरेण | 
वृत्तेन मायामृजुनाभिवृद्धि 
नरेन्द्र हन्यात्परलोककांक्षी ॥। 
भ्र्द्‌ मर ८ 
तत्सुसाधुवच: सत्य. प्राणिपीडापराड मुखम । 
येत सावद्यकर्माण न स्पृजन्ति भयादिव॥ 
नाग्निंदह॒त्युच्चशिखाकलापस्तीत्रें विष निविषतामुपैत्ति। 
शस्त्र शतद्योतविभूषणत्वं सत्येन कि ते न भवेदमीष्टस " ॥ 
काव्य, आचार और दर्शन इन त्तीनोका समन्वय इन तोनो पद्योम पाया 
जाता है। कवि परमेश्वर पौराणिक जैनमान्यताओंसे भी सुपरिचितत है । वास्तव- 
में उनके द्वारा रचित पुराणग्रन्थसे ही जेन साहित्यमे पुराण-साहित्यका प्रचार 
और प्रसार हुआ है और कवि परमेश्वरकी रचना ही समस्त पुराण-साहित्यका 
मूलाधार है । 


महाकवि धनञ्जय 


महाकवि धनञ्जयके जीवनवृत्तके सम्बन्धमे विशेष तथ्योंकी जानकारी 
उपलब्ध नही है| द्विसन्धानमहाकाव्यके अन्तिम पद्यकी व्याख्यामे टोकाका रने 
इनके पित्ताका नाम वसुदेव, माताका ताम श्रीदेवी और गरुका नाम दशरथ 
सूचित किया है। कवि गृहस्थधर्म और गृहस्थोचित षट्कर्मोका पालन करता 
था। इनके विषापहा रस्तोत्रके सम्बन्धमे कहा जाता है कि कविके पुत्रको सपं- 
ने डेंस लिया था, अतः सपंविषको दूर करनेके लिये ही इस स्तोत्रकी रचना- 
को गयी है । 
स्थितिकाल 


कविके स्थितिकालके सम्बन्धमे विद्वानोमें मतभेद है । इनका समय डॉ० 
_कै० बी० पाठकने ई० पन्‌ ११२३-११४० रद के मध्य साना है | डॉ० एु० बी० 
१. जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १ ३, किरण २, पृ० ८५-८६। 





६ : तोथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कीथने अपने संस्कृत-साहित्यके इतिहासमें घनऊजयका समय पाठक द्वारा अभिमत 
ही स्वीकार किया" है। पर धनञ्जयका समय ई० सन्‌ १२वीं शत्ती नहीं है। यतः 
इनके द्विसन्धानकाव्यका उल्लेख अचाय॑ प्रभाचन्द्रने अपने 'प्रमेयकमछमात्तंण्ड'- 
में किया? है। प्रभाचन्द्रका समय ई० सन्‌ ११वीं शतोका पूर्वार्ध है। अतएव 
धनञ्जय सुनिश्चित्तरूपसे प्रभावन्द्रके पृव॑वर्ती हैं । 
वादिराजने अपने 'पाइवेनाथचरित' महाकाव्यमे द्विसन्धातमहाकाव्यके 
रचयिता धनज्जयका निर्देश किया है और बादिराजका समय १०२५ ई० है। 
अतएवं धनञ्जयका समय इनसे पूर्व मानना होगा | वादिराजने लिखा है-- 
अनेकमेदसन्धाना: खनन्तो हुदये मुहुः। 
वाणा धनज्जयोन्मुक्ता कर्णस्येत्र प्रिया: कथमस्‌ ॥ पाइवं० १२६ 
जल्हगने राजशेखरके नामसे सूक्तिमुक्तावलीमे धनञ्जयकी नाममालाके 
निम्नलिखित इलोकको उद्धृत किया है-- 
द्विसन्धाने निपुणतां सता चक्रे धनज्जय:ः। 
यथा जात॑ फल तस्य स ता चक्रे धनज्जय: ॥ 


यह राजशेखर कावथ्यमीमासाके रचयिता राजशेखर ही है । इनका समय 
१०वी शत्ती सुनिश्चित है। अत्त: धनञ्जयका समय १०वीं शतीके पूर्व होना 
चाहिये । 
डॉ० हीरालालजीने 'पट्खण्डागम' प्रथम भागकी प्रस्तावनामें यह सूचित्त 
किया है कि जिनसेनके गुरु वीरसेन स्वामीने धवलाटीकामें  अनेकार्थंनाममाला- 
का निम्नलिखित इलोक प्रमाणरूपमें उद्धृत किया है-- 
हेतावेव भ्रकारादें: व्यवच्छेदे विपयंये। 
प्रादु्भावे समाप्तो च इततिशब्द विदुबुंधा: ॥ 
धवलाटीका वि० स० ८०५-८७३ (ई० सन्‌ ७४८-८१६) में समाप्त हुई थी । 
अत्त. घनञ्जयका समय «वीं छतीके उपरान्त नही हो सकता | 
धनञ्जयने अपनी नाममालामे 'प्रमाणमकलद्धुस्य' पद्यमे अकलंकका निर्देश 
किया है। अत्तएव वे अकलंकके पृव॑ंवर्तो भो नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार 
उपयुक्त प्रभाणोंके आधार पर घनञ्जयका समय अकलंकदेवके पश्चात्‌ ओर 
धवलाटीकाकार वीरसेनके पुव॑ होनेसे ई० सत्‌ को ८वीं शतीके छगभग है । 





१. # सरांडाएए रण 82% 5६ पप्टाबधपए्ल 09 ह, के, ६ू८८फ, 288० 73 
२. प्रमेयकसलमार्तण्ड, पु० ४०२, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई। 
३. धवलाटीका, अमरावतीसंस्करण, प्रथम जिल्द, पु० रे८७। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७ 


रचनाएँ 

१. धनजझ्लयनिधण्दु या ताममाला--छात्रोपयोगी २०० पद्मयोंका शब्दकोश 
है। इस छोटे-से कोशमें बड़े ही कौशलसे सस्क्ृत-भाषाके आवश्यक पर्याय- 
शब्दोंका चयनकर गागरमें सागर भरनेको कहावत चरित्तार्थ की है । इस कोशमें 
कुल १७०० णब्दोके अर्थ दिये गये हैं । शब्दसे शब्दान्तर बनानेकी प्रक्रिया भी 
अद्वितीय है। यथा--पृथ्वीके आगे 'धर' शब्द या धरके पर्यायवाच्री शब्द जोड़ 
देनेसे पव॑तके नाम; 'पति' शब्द या पतिके समान्ताथंक स्वामिन्‌ आदि जोड़ 
देनेसे राजाके नाम एवं 'रुह' शब्द जोड देनेसे वृक्षके नाम हो जाते है । 

इस नाममालाके साथ ४६ इलोक प्रमाण एक अनेकार्थनाममाला भी 
सम्मिलित है। इसमे एक शब्दके अनेकार्थोका कथन किया गया है। 


२. विषापहारस्तोत्र-भक्तिपूर्ण ३९ इन्द्रवज्रा वृत्तोमे लिखा गया स्तृति- 
परक काव्य है। इस स्तोत्रपर वि० स० १६वीं शत्तीकी लिखी पाश्व॑नाथके 
पुत्र नागचन्द्रको सस्कृतटीका भी है| अन्य सस्कृतटीकाएँ भी पायी जाती है। 

३ द्विसन्धानमहाकाव्य--सन्धानशेलीका यह सर्वप्रथम सस्कृतकाव्य 
है। कविने आद्यन्त राम ओर कृष्ण चरितोका निर्वाह सफलताके साथ किया 
है। इस पर विनयचन्द्रपण्डितके प्रशिष्य और देवनन्दिके शिष्य नेमिचन्द्र, 
रामभट्टुके पुत्र देववट एवं बदरीकी सस्कृतटोकाएँ भी उपलब्ध है । 


यह महाकाव्य १८ सर्मोमि विभक्त है। इसका दूसरा नाम राघव-पाण्ड- 
वोय भी है। एक साथ रामायण और महाभारतकी केथा कुशलतापूर्वंक 
निबद्ध की गयी है । प्रत्येक इलाकके दो-दो कर्थ है। प्रथम अर्थ रामचरित 
विकलता है और दूसरे अथंसे कृष्णचरित्त | कविने सन्धान-विधामें भो काव्य- 
तत्त्वोंका समावेश आवश्यक माना है-- 


चिरन्तने वस्तुनि गच्छत स्पृह्ा विभाव्यमानोउभिनवैनंवप्रिय: | 
रसान्त विचत्तहरंज॑नो5न्धसि प्रयोगरम्यरुपदंशकेरिव ॥३॥ 
स जातिमार्गो रचना व सा5कृतिस्तदेव सूत्र सकल पुरातनम्र | 
विवत्तिता केवलमक्षरे. कृतिन कम्चुकश्रीरिव वष्यंमृच्छति ॥४॥ 
कवेरपार्था मघुरा न भारतो कथ्ेव कर्णान्तमुपैति भारती । 
तनोति सालडू तिलक्षणान्वित्ता सता मुद दाशरथेयंथा तनु:" ॥५॥ 


अर्थात्‌ वित्तके लिये आकर्षक तथा क्रमानुसार विकसित, फछत: नवीच 
९ दिसन्धानमहाकाव्य, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १।३-५। 


८ : तोथंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


श्रृंगार आदि रसों, तथा शब्दालंकार और अर्थालंकारोंसे युक्त, सुन्दर वर्णों 
द्वारा गुम्फित रचना प्राचीन होने पर भी आनन्दप्रद होती है। 


उपजाति आदि छन्द रहते हैँ, पद-वाक्यविन्यास भी पूर्वपरम्परागत्त 
होता है, गद्य-पद्यममय ही आकार रहता है और सबके सब वही पुराने अल- 
कारनियम रहते है । तो भी केवल अक्षरोंके विन्यासको बदल देनेसे ही रचना 
पुन्दर हो जाती है। 

जो वाणी अर्थयुक्त, माधुर्यादि गुणोंस समन्बित, अलंकारशास्त्र और 
व्याकरणके नियमोंसे युक्त होती है, वही तज्जनोंको प्रमुदित करती है । 

इस प्रकार कवि धनञ्जयने सन्धानकाब्यमे भी काव्योचित गुणोकों आव- 
इ्यक माना है और उनका प्रयोग भी किया है। 


प्रस्तुत काव्यमें राम और क्ृष्णके साथ पाण्डवोका भी इतिवृत्त आया है। 
काव्यका आरम्भ तीर्थंकरोको वन्दनासे हुआ है, इतिवुत्त पुराणप्रसिद्ध है, 
मन्त्रणा, दूतप्रेषण, युद्धवर्णणन, नगरबर्णन, समुद्र, पव॑त, ऋतु, चन्द्र, सूये, 
पादप, उद्यान, जलक्रीडा, पुष्पावचय, सुरतोत्सव आदिका चित्रण है। कथा- 
नकपें हप॑, शोक, क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा आदि भावोंका सयोजन हुआ है । 
शाब्दी क्रीडाके रहने पर भी रसका वशिष्ट्य वत्तमान है। महत्काय॑ और 

तृउद्देश्यका निर्वाह भी किया गया है | कविने किसी भी अस्वाभाविक घटना- 
को स्थान नही दिया है। विवाह, कुमारक्रीड़ा, युवराजावस्था, पारिवारिक 
कलह, दासियोकी वाचलता आदिका भी चित्रण किया है। कविन श्यूगार, 
वीर, भयानक और वीभत्स रसका सम्यक परिपाक दिखलाया है। यहाँ उदा- 
हरणाथं भयानक रसके कुछ पद्म प्रस्तुत किये जाते है-- 


पतत्रिनादेन भुजज्भयोषितां पपात गरभे: किल ताक्ष्यंशडूरूया । 
नभश्चरा निश्चितमन्त्रसाधना वने भयेनास्यपगारमुआता: ॥)१६॥ 
समन्‍्ततोष्प्युदृगतधूमकेत्तव* स्थितोध्वंबाला इब तत्रसुदिश: । 
निपेतुरुल्का: कलमाग्रपिज्धला यमस्य लम्बा' कुटिला जटा इव" ॥१७॥ 


राधव-पाण्डवराजाओंके पराक्रमपूर्ण युद्धबा आतंक सवत्र छा गया। 
उनके वाणकाी टकारसे गरुडको ध्वतनिका भय हो जानेसे नागपत्नियोके गर्भपात 
हो गये । खेचर भयविह्वल हो स्तब्ध हो गये। वे तलवारकों म्यानसे निकाल 
न सके और उन्हे यह विश्वास हो गया कि वे मन्त्रबलसे हो सफल हो सकते 
हैं। युद्धकी भीषणतासे दक्षों दिशाएँ ऐसी भीत हो गयी थी, जेसेकि चारो 


१. हिसन्धान महाकाव्य, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, ६।१६-१७ । 


आघचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ९ 


ओरसे धूमकेतु छा जाने पर होता है और उनके बाल खड़े हो जाते हैं। सहस्न 
संघष॑से उत्पन्न पके धान्यकी बालोंके समान धूसर रंगकी बिजलियाँ गिर रही 
थीं, जो यमकी लम्बी और टेढ़ी जटाके समान ग्रतीत होतो थी । 


कविने १२६, १२०, ॥२२, १२४, २२१, ३४०, ५३६, ५६०, और 
६॥२ में उपमाकी योजना की है । १।१५ मे उत्प्रेक्षा, ११४ में विरोधाभास, 
१।४८ में परिसख्या, २।५ में वक्रोक्ति, २१४ में आक्षेप, २।१५ में अतिशयोक्ति, 
३।३४ में निश्चय और २।१० मे समुच्च अलंका रकारका प्रयोग किया है। तथा 
वशंस्थ, वसनन्‍्ततिलका, बेइवंदेवी, उपजाति, शालिनी, पुष्पिताग्रा, मत्तमयूर, 
हरिणी, वैतालीय, प्रहषिणी, स्वागता, द्वुतविलम्बित, मालिनी, अनुष्टुप्‌, 
शादूंलविक्रोडित, जलधरमाला, रथोद्धत्ता, वंशपत्रपत्तित, इन्द्रवञा, जलोल्द्वत- 
गति, अनुकूला, तोटक, प्रमिताक्षरा, अउप छन्दसिक, शिखरिणी, अपटवबत्र, 
प्रमुदितवदना, मन्दाक्रान्ता, पृथ्वी, उद्गता और इन्द्रवंशा इस प्रकार ३१ 
प्रकारके छन्‍्दोकी योजना की है । 

इस ह्विसन्धानकाव्यमे व्याकरण, राजनीति, सामुद्रिकशास्त्र, लिपिशास्त्र, 
गणित्तशास्त्र एवं ज्योतिष आदि विषयोकी चर्चाएँ भी उपलब्ध है। यहाँ कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है-- 

पदप्रयोगे निपुणं विनामे सन्धौ विसमें च कृत्तावधानम्‌ । 
सर्वेषु शास्त्रेषु जितश्रमं तच्चापेषपि न व्याकरण मुमोच ॥२।३६ 

अर्थात्‌ शब्द ओर धातुरूपोंके प्रयोगमे निपुण, षत्व-णत्वकरण, सन्धि 
तथा विसगंका प्रयोग करनेमे न चुकनेवाल और समस्त शज्ञास्त्रोंके परिश्रम- 
पूवक अध्येता वेधाकरण व्याकरणके अध्ययनके समान चापविद्यामे भी बना 
व्याकरणको नही छोड़ते है । 

विइलेषण वेत्ति न सन्धिकार्य स विग्रह नैव समस्तसंस्थाम्‌ । 
प्रागेव वेवेक्ति न तद्धितार्थ शब्दागभे प्राथमिकोउमवद्धा ॥५।१० 

व्याकरणशास्व॒का प्रारम्भिक छात्र विसन्धि--सन्धिहीन अलूग-अलूग 
पदोका प्रयोग करता है, क्योंकि सन्धि करना नहीं जानता है। केवल विग्रह- 
पदोका अर्थ करता है। कृदन्‍त आदि अन्य कार्य नही जानता है और न तद्वित 
ही जानता है। आगमोका अभ्यासों भी कार्यविशेषका विचारक बन व्यापक 
सामान्यको भूलता है, विवाद करता है। समन्वय नहीं सोचता है और अभ्यु- 
दय-नि:श्रेयसके लिये प्रयत्न नही करता है । 

धनश्जयने व्याकरणशास्त्रका पूर्ण पाण्वित्य प्रदर्शित करनेके लिये अपवाद- 
सूत्र और विधिसूत्रोंका भी कथन किया है-- 


१० : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


विशेषसूत्रेरिव पत्रिभिस्तयो: पदातिदत्सर्ग इवाहतोअखिल: ॥६॥१० 

व्याकरणमें दो प्रकारके सूत्र हैं--अपवादसुत्र या विशेषस्‌त्र और उत्सगं- 
सूत्र या विधिसूत्र | विधिस्‌त्रों द्वारा शब्दोंका नियमन किया जाता है और 
अपवादस्‌त्रो द्वारा नियमका निषेध कर, अन्य किसी विशेषसत्रकी प्रवृत्ति 
दिखलायी जाती है। व्याकरणमे धातुपाठ, गणपाठ, उणादि और लिज्जानु- 
शासन ये चार खिलपाठ भी होते है। धातुपाठ व्याकरणका एक उपयोगी 
अंश है, सार्थ घातु-परिज्ञानके अभावमे व्याकरण अधूरा ही रहता है। जितने 
हब्दसमूहमे व्याकरणका एक नियम लागू होता है, उतने शब्दसमूहकों गण 
कहते है । उणूसत्रका आरम्भ हानेसे उणादि कहलाते हैं। जिन शब्दोंकी 
सिद्धि व्याकरणके अन्य नियमोसे नहीं होती है, वे शब्द उणादि सृत्रोसे सिद्ध 
किये जाते है। लिज्ञानुशासन द्वारा शब्दोके लिज्भुका निर्णय किया जाता है । 
इस प्रकार महाकवि धनजञ्जयने व्याकरणशास्त्रके नियमोका समावेश किया है। 

सामुद्रिकशास्त्रमे श्र, नेत्र, नासिका, कपोल, कर्ण, ओष्ठ, स्कन्ध, बाहु, 
पाणि, स्तन, पाश्वं, उठ, जघा और पाद इन १४ अगोंमे समत्व रहना छुभ 
माना जाता है। धनज्जयने महापुरुषोके लक्षणोंमें उक्त अंगोके समत्वको चर्चा 
निम्न प्रकार की है-- 

चतुदंशद्वन्द्समानदेह: सर्वेषु शास्त्रेषु कृतावता र: । ३।३३ 

अतएव द्विसन्धानमहाकाव्य शास्त्र ओर काव्य दोनों हो दृष्टियोंसे महत्त्व- 

पूर्ण है । 


महाकति असग 


कवि द्वारा रचित शान्तिनाथचरितकी प्रशस्तिसे अवगत होता है कि 
कविके पित्ताका नाम पटुमति और माताका नाम वेरेति था। पिता धर्मात्मा 
मुनिभक्त थे। इन्हे शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त था। माता भी धर्मात्मा थी। इस 
दम्पतिके असग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असगके पृत्रका नाम जिनाप था | 
यह भी जेन धमंमें अनुरक्त शूरबीर, परलोकभीरू एवं ह्विजातिनाथ होनेपर 
भी पक्षपातरहित था। इस पुण्यात्माकी व्याख्यानशीलता एवं पौराणिक 
श्रद्धाकों देखकर कवित्वशक्तिसे हीन होनेपर भी गुरुक आग्रहसे उसके द्वारा 
यह प्रबन्धकाव्य लिखा गया है। प्रशस्तिमें कविने अपने गुरुका नाम नागनन्दि 
आचाय॑ लिखा है| ये व्याकरण, काव्य और जेन शास्त्रोंके ज्ञाता थे । 


स्थितिकाल 
महाकवि असमगने श्रीनाथके राज्यकालमें चोलराज्यकी विभिन्‍न नगरियोंमें 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ११ 


आठ ग्रन्थों की रचना की है | धद्धंमानचरित' को प्रशस्तिके अनुसार इस काव्य- 
का रचनाकाल शक संवत्‌ ९१० (ई० ९८८) है। कविने अपने गुरुका नाम 
नागनन्दि बताया है। इन सागनन्दिका परिचय श्रवणवेलगोलाके अभिलेखोंमे 
पाया जात्ता है। १०८ वें अभिलेखसे अवगत होता है कि नागनन्दि नन्दिसंधके 
आचार्य थे, पर नन्दिसघकी पट्टावलीमे वागलन्दिके सम्बन्धमे कोई सूचना उप- 
लब्ध नही होती है। अत्तएव वद्धमानचरितके आधारपर कविका समय ई० 
सन्‌ की १०वीं शताब्दी है । बे 
कविकी दो रचनाएँ प्राप्त है--वद्धंसानचरित और शान्तिनाथचरित। 
बद्ध मानचरित महाकराव्यमे १८ सगे है और त्तीथंकर महावीरका जीवनवृत्त 
अंकित हैं। इस ग्रत्थका सम्पादन ओर मराठों अनुवाद जिनदासपाइवबंलाथ 
फड़कुलेने सन्‌ १९२६ में किया है। मारोच, विश्वर्तन्दि, अश्वग्रोव, त्रिपृष्ठ, सिह, 
कपिष्ठ, हस्पिण, सूयंप्रभ इत्यादि के इतिवुत पुवंजन्मोकी कथाके रूपमे अकित 
किये गये है । 
महाकवि असमने अपने इस वद्धेसानचरितको कथावस्तु उत्तर्पुराणके ७ वें 
पव॑से ग्रटण को है। इस पुराणम मधुवनमे रहनेवाले पूररवा तामक मिल्लराजसे 
वद्धमानके पूर्वभवोका आरम्भ किया गया है । कवबिने उत्तरपुराणकी 
कथावस्तुकी काव्योचित बनानेंके लिये काट-छाट भी की है। असगन पुरुरवा 
और मर्रचके आख्यानको छोड दिया है आर व्वेतातपत्रा नगरीके शजा नन्दि- 
वद्धंनके आंगनम ५ त्र-जन्मोत्यवसे कथानकका प्रारम्भ किया है। इसमें सन्देह 
नही कि यह आरम्भस्थठ बहुत रमणीय है। उत्तरपुराणकी कथावस्तुके 
प्रारम्भिक अंजको घटितरूपमे न दिखलाकर पुर्वभवावलिके रूपमे मुनिराज- 
के मुखसे कहलवाया है। इस प्रकार उत्तरपुराणकी कथावस्तु अक्षुण्ण रह 
गयी है | 
कथावस्तुके गठनमें कवि असगने इस बात्तकी पूर्ण चेष्ठा की है कि पौराणिक 
कथानक काव्यके कथानक बन सके | घटनाओका पुर्वापर क्रमनिर्धारण, उनमें 
परस्पर सम्बवस्थापन एवं उपाख्यानोका यथास्थान संयोजन मौलिक रूपमे 
घटित हुआ हू। प्रसंगाका व्यर्थ वर्णनविस्तार नही दिया है । मािक प्रसंगो- 
के नियाजनके हतु विश्वर्ान्दि ओर नन्दन के जीवनमे लोकव्या पक नाना सम्बन्धों- 
के कल्था गका रा सीन्दर्यकी अभिव्यञ्जना की है । पिता-पुत्रका स्नेह नन्दिवद्धंन 
और ननद के जीवनमे, भाईका स्नेह विश्वभूति और विशाखभूतिके जीवनमे, 
पति-पत्नाका स्नेह त्रिपृष्ठ और स्वयत्रभाके जीवनमे, विविध भागविलास 
हरिपेणके जीवनमे एवं वीरता और चमत्कारोका वर्णन त्रिपृष्ठके जावनमे 
अभिव्यक्त कर जावनका व्याध्या अस्तुत्त को गयी है । कथानियोजनमे योग्यता, 


१२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अवसर, सत्कायंता और रूपाक्ृतिका पुरा ध्यान रखा गया है। अवान्तर कथा- 
ओंका प्रक्षेपण पूवंभवावलिके रूपमें किया है। वद्धमानका जोवनविकास 
अनेक भवों--जन्मोंका लेखा-जोखा है। कमंवादके भोक्‍ता नायकर-नाथिकाएँ 
मुनिराज द्वारा अपने विगत जोवनके इतिवृत्तको सुनकर विरक्िति धारण करते 
हैं। जीवनकी अनेक विषमताएँ कथावस्तुमें विकसित हुई हैं । 


कविने रसानुरूप सन्दर्भ और अर्थानुरूप छन्दोका योजना, जीवनके व्यापक 
अनुभवोंका विश्लेषण एवं वस्तुओंका अलकृत चित्रण किया है| इस महाकाव्य- 
का प्रतिनायक विशाखनन्दि है, जिसके साथ कई जन्मों तक विरोध चलता 
है। कवि असगने सगठित कथानकके कलेवरमें जीवनके विविव पक्षोका उद्‌- 
घाटन करनेके लिए वस्तु-व्यापा र, प्रकृतिचित्रण, रसभावसयोजन एवं अलंकार- 
नियोजन किया है। २।४५मे अनुप्रास, २२७छमे यमक और ५॥३५, २७, ५८, 
६३०, ६।६८, ७८, ७।४१, ७॥८५, ८।२६, ८।६९७, ८।७५, ९७, ९।१०, ९|२९, 
९३५, *|२९, १०२२, १०२३, १०२४, १२॥१०, १२॥११, १२१६, १३॥३८, 
१३॥४५, १३६१, १३।७३, १४८८, १४॥९, १७।१५, १७२१, एवं १८६मे हलेष- 
का प्रयोग हुआ है । १।४०में उपमा, ४।१०में उत्प्रेक्षा, १३।५८मे रूपक, ५॥३४मे 
अआ्रतिमान, ५१ १मे अपक्वूति, १|/२मे अतिशयोक्ति, १४६मे दुश्शन्त, १३४६ 
में विभावना, *३।४४में भर्थान्तरन्यास, ५॥७०मे सन्देह, ५॥२०मे व्यतिकर, 
४।९मे विराधाभास, ५।१३मे परिसख्य, १३।४म एकावलोी, ५।५४मे स्वभावोकिति 
५।५५मे सहोक्ति, ७।२१में विनोक्ति और १।६४में विशेषोक्ति अलकार पाये 
जाते है। 

छत्दोम उपजाति, वसन्ततिलका, शिखरिणो, वशस्थ, शादूं लविक्रोडित, 
मालिनी, अनुष्टुपू, मालभारिणो, मन्दाक्रान्ता, उपजाति, स्नगध रा, आख्यानको, 
शालिनी, हरिणी, छलिता, रथोद्धता, स्वागता आदि प्रमुख है। 

कृबिका 'शान्तिनाथचरित' भी महाकाव्य है | इस काव्यमें १६ वें तीर्थंकर 
शान्तिनाथका जीवनवृत्त वणित है। कथावस्तुको पृष्ठभूमिके रूपमें पुवंभवा- 
वलि निबद्ध को गयो है। कथावस्तुको योजनामे कविको पूर्ण सफलता मिली 
है । सन्ध्या, प्रभात, मध्याह्न, रात्रि, बन, सूयं, नदी, पव॑त, समुद्र, द्वीप, आदि 
वस्तुबर्णन सामोपाग है। जीवनके विभिन्‍त व्यापार और परिस्थियोमे प्रेम, 
विवाह, मिलन, स्वयंवर, सैनिक, अभियान, युद्ध, दोक्षा, नगरावरोध, विजय, 
उपदशत भा, राजसभा, दतसप्रेषण एवं जन्मात्सवका चित्रण किया है। 

रस, भाव, अलकार ओर प्रकृति-चित्रणमे भो कविकों सफलता मिली है। 
यह सत्य हैं कि वद्ध मानचा रतका अपेक्षा शान्तिनाथचरितमें अधिक पौराणि- 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १३ 


कताका समावेश हुआ है। श्रावक और श्रमण दोनों के आचारतत्त्व 
भी वर्णित हैं। इस काव्यका प्रकाशन मराठो अनुवाद सहित सोलापुरसे हो 


चुका है। 


महाकवि हरिचन्द्र 
महाकवि हरिचन्द्रका जन्म एक सम्पन्न परिवारमें हुआ था । इनके पिता- 
का नाम आद्रंदेव और माताका नाम रथ्यादेवी था । इनकी जात्ति कायस्थ 
थी, पर ये जेनधर्मावलम्बी ये। कविते स्वयं अपनेको अरहन्त भगवान्‌के चरण- 
कमलोंका भ्रमर लिखा है। इनके छोटे भाईका नाम लक्ष्मण था, जो इनका 
अत्यन्त आज्ञाकारी और भक्त था | कविने अपने धर्मशर्माभ्युदयकी प्रशस्तिमें 
लिखा है-- 
मुक्ताफलस्थितिरलंकृतिष्‌ प्रसिद्ध-- 
स्तत्राद्देव इति निर्मेलमूतिरासीत्‌ । 
कायस्थ एवं निरवद्यग॒णग्रह: स-- 
न्लेकोएपषि ये कुलमशेषमलूंबकार ॥२॥ 
लावप्पाम्बुनिधि' कलाकुलगृहं सौभाग्यसद्भाग्ययो 
क्रीडावेइम विछासवासवलभीभूषास्पदं संपदास्‌ । 
शोचाचारविवेकविस्मयमही (प्राणप्रिया शूलिनः 
शर्वाणीव पत्तिव्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्थाभवत्त ॥३॥ 
अहंत्पदाम्भोरुहचञ्च रीकस्तयों: सुतः श्रीहरिचन्द्र आसीतू । 
गुरुप्रसादादमला बभूवु. सारस्वते ख्रोत्तसि यस्यथ बाच: ॥४॥ 
भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निर्व्याकुलो राम इवानुजेन | 
यः पारमासादितबुद्धिसेतु: शास्त्राम्बुराशे' परमाससाद" ॥५॥ 
प्रसिद्ध नोमक वशमे निर्मल म॒तिके धारक आद्रदेव हुए, जो अलंकारोंमें 
मुक्ताफलके समान सुशोभित थे। वह कायस्थ थे। निर्दोष गुणग्राही थे और 
एक होकर भी समस्त कुलको अलंकृत करते थे । शिवके लिए पावंत्तोके समान 
रथ्या नामक उनकी प्राणप्रिया थो, जो सौन्दयंका समुद्र, काओंका कुलभवन, 
सोभाग्य और उत्तम भाग्यका क्रीड़ाभवन, विछासके रहनेकी अटूटालिका एवं 
सम्पदाओंके आभूषणका स्थान थी। पवित्र आचार, विवेक एवं आश्चयेकी 
भूमि थी । उन दोनोके अरहन्त भगवान्‌के चरणकमलोंका भ्रमर हरिचन्द 
नामक पुत्र उत्तत्त हुआ, जिसके वचन गुरुओंके प्रसादसे सरस्वतीके प्रवाहको 


१. ग्रन्थकतु, प्रशस्ति-धर्मशर्माम्युदय, निर्णय सागर प्रेस, वम्बई, सन्‌ १९३३, १०१७९। 
१४ : तीथंकर महावीर और उनको आधाय॑-परम्परा 








समुद्ध बनाने वाले थे। उस हरिचन्दके एक लक्ष्मण नामका भाई था, जो उन्हें 
उतना ही प्रिय था, जितना रामको लक्ष्मण । 

कविका व् या गोत्र नोमक न होकर नेमक होना चाहिये, क्योंकि नेमक 
गोत्रका उल्लेख कालञ्जरके एक अभिलेखमे भी आया है-- 


“नेमकान्वयजेन्दकसुततेदुकेन भगवत्या: कारितमण्डपिका प्रसक्षेत तदभाय॑- 
या लक्ष्म्या:” | 

कविका उपनाम चन्द्र था । १२वीं शताब्दीमें धर्मशर्माभ्युदयका एक इलोक 
जल्हणकी सूक्तिमुक्तावलीमें चन्द्रसु यंके नामसे उपलब्ध" है। अतः कविका चन्द्र 
उपनाम सिद्ध होता है। 


कविका जन्म कहाँ हुआ और उसने अपने इस ग्रन्थकी रचना कहाँ की, 
इसका निश्चित रूपमे परिचय प्राप्त नही है। 


१०वी से १२वीं शताब्दीके राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहासका अध्य- 
यन करनेसे अवगत होता है कि गुजरात और उसके पाश्व॑वर्ती प्रदेशोंमें 
चालुक्य, सोलकी, राष्ट्रकूट, कलचुरी, शिलाहार आदि राजवंशोंका राज्य 
था। इनमेसे प्रत्येकने जेनधर्ंकी उन्नतिके लिये विशेष योगदान दिया। 
धमंशर्माभ्युदयकी सघवी पाडा पुस्तकभंडारको १७६ संख्यक प्रतिमें गुजर 
और विद्यापुरः देशका नाम आया है। विद्यापुर आधुनिक बीजापुर हो है। 
इस प्रतिको लिखनेवाले झझाक हुम्बड़वशोय थे। अतएव हरिचन्द्र बीजापुर 
अथवा गुजरातके पार्श्ववर्ती किसी प्रदेशके निवासी रहे होंगे । 


हरिचन्द्रका व्यक्तित्व कवि और आचारशास्त्रके वेत्ताके रूपमें उपस्थित 
होता है। इन्होने रघुवंश, कुमा रसंभव, किरात, शिशुपालवंध, चन्द्रप्रभचरित 
प्रभूति काव्यग्रन्थोके साथ तत्त्वाथंसृत्र, उत्तरपुराण, रत्तकरण्डभ्रावकाचार, 
उवासगदसा, सर्वाथंसिद्धि प्रभृति ग्रन्थोंका भी अध्ययन किया था। दर्शन और 
काव्यके जो सिद्धान्त इनके द्वारा प्रतिपादित है, उनसे कविकी प्रतिभा और 


१. एपिग्राफिक इन्डिका, पृ० २१० । 

२. धर्मदार्माम्युदयका २।४४ इलोक जल्हण-सूक्तिमुक्तावली, पृ० १८५ में चन्द्रसुयंके 
नामसे उपलब्ध है । 

३. अधथास्ति गुर्जरो देशों विख्यातों भुवनत्रये। 
विद्यापुरं पुर॑ तत्र॒ विद्याविभवसंभवम्‌ ॥ १७६ नं०की धर्मशर्माम्युदयफी 
हस्तलिखित प्रति पाटठणसे प्राप्त । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १५ 


विद्त्ताका अनुमान सहजमें किया जा सकता है | रस-ध्वनिको कविने सिद्धान्त- 
रूपमें स्वीकार किया है । 

कवि भाग्यवादी है। उसे स्वप्त, निमित्त और ज्योत्तिषपर विश्वास है। 
हरिचन्द्रका अभिमत है कि कार्य प्रारम्भ करनेके पहले व्यक्तिको अच्छी तरह 
विचार कर लेना चाहिये | बिना विचारे काय करनेवाले मनुष्यका निस्सन्देह 
उस प्रकार नाश होता है, जिस प्रकार तक्षसपंसे मणि ग्रहण करनेके इच्छुक 
मनुष्यका होता है। इस कथनसे यह स्पष्ट है कि हरिचन्द्र विवेकशील और 
सोच-सम्झकर कार्य करते वाले थे। स्त्रियोंके सम्धन्धमे कविकी अच्छी घारणा 
नही है ; कवि स्वाभिमानो, ब्रत और चरित्रनिष्ठ है। धरमंशर्माभ्युदय और 
जीवन्धरचम्पूके अध्ययनसे कविक्े औदाय॑ आदि गुणों पर भी प्रकाश पडता है 
स्थितिकाल 

महाकवि हर्चिन्द्रके स्थितिकालके सम्बन्धमें कई विचारधाराएँ उपलब्ध 
है। यत हरिचन्द्र नामके कई कवि हुए है। प्रथम हरिचन्द्र तामके कवि चरक- 
सहिताके टीकाकारके रूपमे उपलब्ध होते हैं| इनका समय अनुमानतः ई० 
प्रथम शत्ती है। माधवनिदानकों मधुकोशी व्यासख्यामे हरिचन्द्र और भद्ठारक 
हरिचन्द्रके नाम आये है* | वाणभट्टनेः हषंचरितके प्रारम्भमे भट्टा रक हरि- 
चन्द्रका उल्लेख किया है। राजशेखरकी काच्यमीमासा* और" कपुरमजरीमे 
भी हरिचन्द्रका नामोल्लेख मिलता है। गउडवहोमे* भास, कालिदास और 
सुबत्धुके साथ हरिचन्द्रका भी नामनिर्देश प्राप्त होता है। 

स्व० पण्डित नाथूराम प्रेमीने घर्मशर्माभ्युदयको पाटणकी एक पाडुलिपिका 


१ धर्म० १८।२८। 

२ अत्र केचितू हरिचन्द्रादिभिव्याख्यातं पाठान्तर पठन्ति--मधुकोशी ज्या० माघव- 
निदान, पु० १७, पंक्ति १० | 

३. पदबन्धोज्जबलोहारी रम्यवर्णपदरिथति । 
भट्टारकहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धो नृपायने ॥ हर्षचरित्‌ ११३, प० १०। 

४ हेरिचन्द्रगप्ती परीक्षिताविह विद्ञालयाम |- का० मी० भ० १०, पृ० १३५ 
(बिहार शरष्ट्रभागा संस्करण १ ९५४) । ह 

५ विदृएक - (सक्रोधम्‌)--उज्जुअता किण भणइ अम्हां चेडिया हरिअंद---णंदिभंद- 
कोट्िसहाल्पह्ददी ण वि पुरदो सुकइ त्ति /--कपू रमंजरी, चौखम्बा संस्करण, १९ ५५ 
जवनिकान्तर, पु० २९। ३० 

९. भासश्मि जलणमित्ते तन्‍्तोदेवे अजस्स रहुआरे । 
संवन्धवे अवंधम्मि हरिचदे अ आशणंदो 


ओर ॥ ८००, गउडवहे गो भाण्डा 
रेयण्टल इन्स्टोट्यूट पूना, १९२७ ई०। हट, रकर, 


१६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उल्लेख किया है, जिसका प्रतिलिपिकाल वि० सं १२८७ (ई० सन्‌ १२३०) है। 
प्रतिके अन्तमें लिखा है-- 

“१२८७ वर्ष हरिचन्द्रकविविरचितधमंशम भ्युदयकाव्यपुस्तिका श्रीरत्नाकर- 
सूरिआदेशेने कीत्तिचन्द्रणणिना लिखितमिति भद्गम्‌) | 

अत्तः इत्तना स्पष्ट है कि ई० सन्‌ १२३० के पहले ही महाकवि हरिचन्द्रका 
धर्ंशर्माभ्युदय महाकाव्य लिखा जा चुका था। 

श्री पंडित्त केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने अपने--'महाकवि हरिचन्दका समय! 
शीषंक निबन्धमे धर्मशर्माभ्युदयके ऊपर वीरनन्दिके चन्द्रप्रभचरित्त और हेम- 
चन्द्रके 'योगसार' का प्रभाव बताया है | आपने लिखा है कि “धर्मशर्माभ्युदय' 
मे भोगोपभोगपरिमाणब्रतके अतिचारोमे १५ खरकर्मोका निर्देश किया है 
तथा अन्थंदडब्रतके स्वरूपमें खरकर्मोके त्यागको स्थान दिया है । अतः हरि- 
चन्दका समय वि० सं० १२०० के लगभग होता चाहिये ।' इस कथनका समर्थन 
प्रो० अमृतलालजी शास्त्रीने “महाकवि हरिचन्द” (जेन सन्देश शोधांक ७) 
शीर्षक निबन्धम किया हैं। आपने श्री पडित केलाशचन्द्रजी शास्त्रोके प्रमाणोंको 


दृहराते हैँए कुछ नवीन तथ्य भी प्रस्तुत किये, पर मूल तक॑ दोनों महानुभावोंके 
समान है | 


इस सम्बन्धमे विचारणीय यह है कि क्या खरकर्मोका त्याग हेमचन्द्रके पुव॑वर्ती 
साहित्यमे भी मिलता है ? 'उवासगदसा के आनन्द अध्ययत और 'समराइच्च- 
कहा' मे भी खरकर्मोंके त्यागका विवेचन है | अतः कवि हरिचन्दने खरकर्मके 
त्यागका कथन हेमचन्द्रके आधार पर न कर 'उवासगदसा' आदि ग्रन्थोके आधार 
पर किया होगा । अतएवं हेमचन्द्रके पश्चात्‌ हरिचन्द्रका समय माननेका कोई 
सबल प्रमाण नही मिलता है । 

प्रो० के० के० हिण्डीकीने हरिचन्द्रको वादी भसिहके पहचात्‌ (ई० सन्‌ १०७५- 
११७५)का कवि माना? है, पर वादीर्भासहके समयके सम्बन्धम पर्याप्त मतभेद 
है। स्व० श्रीनाथूरामजी प्रेमी वादीभसिहका काल वि० स०्की १२वीं शत्ती; 
श्री पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्री, अकलंकदेवके समकालीन और श्री डॉ० 


१. पाठणके सघवीपाडाके पुस्तकभण्डारकी सूची, गायकवाड़ सीरिजसे प्रकाशित, 
बडौदा १९३७ ई० | 

२. अनेकान्त, वर्ष ८, किरण ११-१२, पृ० २७६-३८२ । 

३. भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित जीवन्ध रचम्पूका अंग्रजी प्राकृकषषन (707८७०:०), 
पृ० २३ । 

४, जैनसाहित्य और इतिहास, द्वितीय संस्करण, पु० ३२१॥। 

५. "न्यायकुमुदचन्द्र, प्रथम भाग, माणिकचन्द्रगन्थमाला, १९३८, प्रस्ता० पृ० १११। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७ 


प्रौ० दरबारीलालजी कोठिया' नवम शती मानते हैं। अतः श्रीहिण्डीकी द्वारा 
निर्णीत समय भी निविवाद नहीं है । 
धर्मशर्माभ्यदय और जीवन्धरचम्पूके आन्तरिक परीक्षण करनेपर कुछ 
तथ्य इस प्रकार उपलब्ध होते हैं जिनके आधार पर महाकवि हरिचन्द्रके समय- 
का निर्णय किया जा सकता है। धमंशर्माम्युदय (२४)में 'आसेचनक' शब्दका 
प्रयोग आया है| इस शब्दका प्रयोग वाणभट्टने भो हषंरितके प्रथम उच्छवास- 
में किया है। 'नेषधचरित्त', मे हंस दमयन्तीसे कहता है--घुन्दरी ! अकेला 
चन्द्रमा तुम्हारे नयनोको किसी प्रकार तृप्ति नहीं दे सकता। अत' नलके मुख- 
चन्द्रके साथ वह तुम्हारे लोचनोंका आसेचनक_ बने | स्पष्ट है कि आसेचनक' 
शब्द ह॑ंचरितसे विकसित होकर धम्मंशर्माभ्युदयमें आया और वहाँसे नेषधर्मे 
गया । नेषधमहाकाव्यपर धर्मंशर्माभ्युदयका और भी कई तरहका प्रभाव" है| 
धमंगर्माभ्युदय'का नाम सम्भवतः पाश्वाम्युदयके अनुकरण पर रखा गया 
होगा । मंस्कृत-काव्योंमें अभ्युदयनामाल्तवाले काव्योंमें सम्भवत जिनसेनका 
पाश्वभ्युदय सबसे प्राचीन है | *वीं शतीके महाकवि शिवस्वामीका 'कप्फिणा- 
भ्युदय'" महाकाव्य है, जिसका कथानक बौद्धोंके अवदानोंसे ग्रहण किया गया 
है। १शवी शतीमे दाक्षिणात्य कवि वेकटनाथ वेंदान्तदेशिकने २४ सर्ग प्रमाण 
थयादवाभ्युदय' महाकाव्य लिखा है। जिसपर अप्पय दीक्षितने (६० १६००) 
एक विद्धत्तापूर्ण टीका लिखी है। महाकवि आशाधरने 'भरतेश्वराभ्युदय' नामक 
काव्य लिखा है। अत. यह निष्कर्ष निकालना दूरकी कौडी बेठाना नहीं है कि 
पार््वाभ्युदयके अनुकरण पर महाकवि हरिचन्द्रने अपने इस महाकाव्यका नाम- 
करण किया हो । 
महाकवि हरिचन्द्रके समय-निर्णयके लिये एक अन्य प्रमाण यह भी ग्रहण 
किया जा सकता है कि जीवन्धरचम्पूकी कथावस्तु कविने 'क्षत्रचूडामणि'से 
ग्रहण की है । श्रीकुप्पुस्वामीने अपना अभिमत प्रकट किया है कि 'जीवकचिन्ता- 


१. स्थाद्वादसिद्धि, माणिकचन्द्रग्रन्थमाला, सन्‌ १९५० ई०, प्रस्तावना, पृु० २५-२७ । 
२. आमेचनक-दर्शन “नप्तार्मू--हर्षचरित, चोखम्बा संस्करण, प्रथम उच्छुवास । 

३. नैषधमहाकाव्य, चौखम्बा सस्करण, ३॥११। 

४. नंपधपरिशीलन, डॉ० चण्डीप्रसाद शुक्ल द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध, हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद, सन्‌, १९६० ई०। 

पजाव विश्वविद्यालय सीरीज, संख्या २६, ई० सन्‌ १९३७में लाहौरसे प्रकाशित । 


« संस्कृत-साहित्यका इतिहास, वाचस्पति, गरोला, चौसम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 
१९६०, पृ० ८६८ । 


ी 


१८ : तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मणि में जीवन्धरचरित धिलता है, वह क्षत्र-चूड़ामणिसे प्रभावित है। इस 
आधार पर कवि हरिचन्द्रका समय १०वों शताब्दौीके लगभग होना चाहिये । 
महाकवि असग द्वारा विरचित् वद्धंमानचरितस्‌'के अध्ययनसे ऐसा प्रत्तीत्त 
होता है कि कविने कई सन्दर्भ और उत्प्रेक्षाएं जीवन्ध रचम्पू, धर्मशर्माभ्युदय 
और चन्द्रप्रभचरितसे ग्रहण की हैं। उक्त काव्यग्रन्थोंके तुलनात्मक अध्ययनसे 
यह सहजमे हो स्पष्ट हो जाता है कि हरिचन्द्रने असगका अनुक रण नहीं किया, 
बल्कि महाकवि असगने ही हरिचन्द्रका अनुकरण किया है। यथा-- 
प्रधिता विभाति नगरी गरीयसी धुरि यत्र रम्यसुदतीमुखाम्बुजम्‌ । 
कुरुविन्दकुण्डलविभाविभावितं प्रविकोक्य कोपमिव मन्यते जन: ॥ 
जीवन्धर०, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, ६।२५ 
यत्रोल्लसत्कुण्डलपझ्मरागच्छायावतसारुणित्ताननेन्दु: । 
प्रसाद्यते कि कुपितेति कान्ता प्रियेण कामाकुलितो हि मूढ़: ॥ 
वध्धेमानचरितम्‌, सोलापुर, ई० १९३१, १२६ 
सोदामिनीव जलद नवमज्जरीव चृत्तदरम कुसुमसपदिवाद्यमासम्‌ । 
ज्योत्स्नेव चन्द्रमसमच्छविमेव सूर्य त भूमिपालकमभूषयदायताक्षी ॥ 
जीवन्ध रचम्पू १२७ 
विदयुल्लतेवाभिनवाम्बुवाहूं चुत्तद्रुमं नृतनमञ्जरीब । 
स्फुरतमेवामलपदच्मराग विभूषषामास तमायताक्षों ॥ 
वर्धभानचरितस्‌ ११४ 
हरिचन्द्रने ध्ंशर्माभ्युदयके दशम स्गमें विन्ध्यगिरिकी प्राकृतिक सुषमा- 
का वर्णन किया है | महाकवि असगने इस सन्दर्भके समान ही उत्ल्रेक्षाओंद्वारा 
विजयाद्ंका वर्णन किया है। अत: वद्धंमानचरितके रचयिता असगने हरिचन्द्र- 
का अनुसरण कर अपने काव्यको लिखा है। इसी प्रकार 'नेमिनिर्वाण' काव्यके 
रचयिता वाग्भट्टने भी 'धमंशर्माभ्युदय'का अनेक स्थानोंपर अनुसरण किया 
है। 'धमंशर्माभ्युदय के पञ्चम सर्गका नेमिनिर्वाणके द्वितीय सग्गंपर पूरा 
प्रभाव है। असगका समय ई० सन्‌ ५८८ है। भ्तः हरिचन्द्रका समय इनके पूर्व 
मानना चाहिये। 
श्रीमत्ती स्वप्ता" बनर्जनि धर्मशर्माभ्युदयकी हस्तलिखित प्रतिके लेखक 
विद्यालकोत्ति और शब्दाणंवचन्द्रिकामें आये हुए बिशालकोतिको एक मानकर 
हरिचन्द्रका समय १२वीं शतीका अन्तिम पाद सिद्ध किया है। पर धमंशर्माम्युदयके 
अन्तरंग अनुशीलनसे हरिचन्द्रका समय ई० सनकी १०वीं दात्ती है। 


१. मरु धरकेसरी-अभिनन्दन-प्रन्थ, जोधपुर, पुृ० ३९५ । 





आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९ 


रचनाएँ 


महाकवि हरिचन्द्रकी दो रचनाएँ उपलब्ध है-- 

१. धमंशर्माभ्युदय 

२. जीवन्धरचम्पू 

कुछ विद्वान 'जीवन्धरचम्पू” को 'धमंशर्माभ्युदय' के कर्ता हरिचन्द्रकी 
कृति नही मानते हैं, पर यह ठोक नही है। यत' इन दोनों रचनाओंमें भावो, 
कल्पनाओ और शब्दोकी दृष्टिसि बहुत साम्य है। जीवन्धरचम्पूमें पुण्यपुरुष 
जीवन्धरका चरित वणित है। कथावस्तु ११ लम्भोमे विभक्त है तथा कथा- 
वस्तुका आधार वादीभमसिहकी गद्यच्चन्तामणि एवं क्षत्रचूड़ामणि ग्रन्थ है । 
यो तो इस काव्यपर उत्तरपुराणका भी प्रभाव है, पर कथावस्तुका मूलख्रात 
उक्त काव्यग्रन्थ ही है। गद्य-पद्ममयी यह रचना काव्यगुणोंसे परिपूर्ण है। 
द्राक्षारसके समान मधुर काव्य-रस प्रत्येक व्यक्तिको प्रभावित करता है | 
ध्ंशर्मास्युदय 

इस महाकाव्यमें १५वें त्तीर्थकर घमंनाथका चरित्त वरणित है। इसकी 
कथाबस्तु २१ सर्गोमे विभाजित है। धर-श्मं--धर्मं और शान्तिके अभ्युदय- 
वर्णनका लक्ष्य होनेसे कविने प्रस्तुत महाकाव्यका यह नामकरण किया है । 
कविने इस महाकाव्यकी कथावस्तु उत्तरपुराणसे ग्रहण की है। इसमे महा- 
काव्योचित धर्ंका समावेश करनेके लिये स्वयंवर, विन्ध्याचल, पड़ऋतु, 
पुष्पावचय, जलक्रीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय एवं रतिक्रीड़ाके वर्णन भी प्रस्तुत 
किये हैं । जत्तरपुराणमे धर्मंताथके पित्ताका नाम भानु बताया है, पर धर्म- 
शर्माभ्युदयमे महासेत। माताका नाम भी सुप्रभाके स्थान पर सुत्रता आया है। 
कविने कथावस्तुकों पूवंभवावलीके निरूपणसे आरम्भ न कर वतंमान जोवनसे 
प्रारम्भ की है। रघुवशके दिलोपके समान महासेन भी पुत्र+चन्तासे आक्रान्त 
है। वे सोचते है कि जिसने जीवनमे पुत्रस्पशंका अलौकिक आनन्द प्राप्त 
नहीं किया, उसका जन्म-धारण व्यथं है| अतः महासेन नगरके बाहरी उद्यान- 
में पधारे हुए ऋद्धिधारी प्रचेतानामक मुनिके निकट पहुँचते है। वे उनके 
समक्ष पुत्र-चिन्ता व्यक्त करते हैं। प्रसंगवश मुनिराज धर्मनाथकी पू्ंभवावल्ी 
बतलात है और छह महीनेके उपरान्त तीर्थकर-पुत्र होनेकी भविष्यवाणी करते 
हैं। कविने धीरोदात्ततायकमे काब्योचित्त गुणोंका समावेश करनेपर भी 
पौराणिकताकी रक्षा की है। वनमे तीर्थंकर धर्मनाथके पहुँचते ही, षड्ऋतुओंके 
आड-उुप्प एकसाथ दिकसित हो जाते है। धर्ंत्ताथके निवासके लिये कुवेरने 


२० * तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


सुन्दर नगरका निर्माण किया, जन्मके दक्ष अतिशयोंको काव्यका रूप देनेका 
प्रयास किया है। और नायकमें अपूर्व सामथ्यंका चित्रण करते हुए कहा है कि 
मार्ग चलनेके कारण क्लांत न होनेपर भी रुढिवश उन्होंने स्नान किया और 
मार्गंका वेश बदला" | इस प्रकार कविने नायकको पोराणिकतासे ऊपर उठा- 
नेकी चेष्टा को है किन्तु तीर्थक रत्वकी प्रतिष्ठा बनाये रखनेके कारण पूर्णत्तया उस 
सीमाका अतिक्रममण नही हो सका है। 


इस महाकाव्यमे इतिवृत्त, वस्तुव्यापार, संवाद और भावाभिव्यञज्जन इन 
चारोंका समन्वित रूप पाया जाता है। प्रकृंति-चित्रणमें भी कविको अपूर्व 
सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ उदाहरणार्थ गंगाका चित्रण प्रस्तुत किया 
जाता है-- 


तापापनोदाय सर्देव भूत्रयीविहा रखेदादिव पाण्डुरद्युतिस्‌ । 
कीर्तेव॑यस्थामिव भतुंरग्रतों विलोक्य गज्भां बहु मेनिरे नरा. ॥९॥६८ ॥ 
शम्भोजंराजूटदरीविवतंनप्रवृत्तसंस्का र इब॒क्षितावपि । 

यस्या: प्रवाह' पयसा प्रव्तते सुदुस्तरावतंत रख मज्भरः ॥९।६९५ | 


सभी लोग अपने समक्ष गगानदीको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। यह नदो 
जगत्‌-संतापको दूर करनेके लिये त्रिभुवनमे विहार करनेके खेदसे हो मानों 
बवेत हो रही है। यह नदो स्वामी धरमंनाथकी त्रिभुवन-व्यापिनी कीत्तिकी सहेली- 
सी जान पडती है। जिस गंगानदोके जलका प्रवाह पृथ्वीमे भी अत्यन्त दुस्तर 
भआवर्तो और त्तरगोंसे कुटिक होकर चलता है, मानो महादेवजंके जटाजूटरूपी 
गुफाओंमे संचार करते रहनेके कारण उसे वसा संस्कार ही पड़ गया है। 


वह गगा निकटवर्ती व्नोंकी वायुसे उठती हुई तरंगों द्वारा फेलाये हुए 
फेनसे चिह्नित है। अतः ऐसी जान पड़तो है मानों हिमालयरूपी नागराजके 
द्वारा छोड़ी हुई काँचुली ही हो । 


इस प्रकार कविने गंगाके श्वेत जलका चित्रण विभिन्न उत्प्रेक्षाओ द्वारा 
सम्पन्न किया है। उसे रत्नसमूहोंसे खचित पृथ्वीकी करधनी बताया है अथवा 
आकाशसे गिरी हुई मोतियोंकी माला ही बताया है। इसी प्रकार कविने 
सूर्यास्त, चन्द्रोदय, रजनी, वन आदिका भी जीवन्त चित्रण किया है । कवि 
रानी सुब्रताके ओष्ठका चित्रण करता हुआ कहता है-- 
प्रवाल-बिम्बीफल-विद्रुमादयः समा बभूवु: प्रभयेव केवलस। 
रसेन तस्यास्त्वधरस्य निश्चितं जगाम पीयूषरसो5पि शिष्यत्ताम ॥२॥५१॥ 


१. धर्मशमम्युदय ११४, ११॥५। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २१ 


किसलय, बिम्बीफल और विद्रुम आदि केवल वर्णकी अपेक्षा ही उसके 
ओष्ठके समान थे । रसकी अपेक्षा तो अमृत भी निश्चय ही उसका शिष्य बच 
चुका था । नासिका, कर्ण, मुख, पयोधर, कटि, भू, लछाट प्रभृतिका अपूर्वे 
चित्रण किया है| सुत्रताकी भोंहोंका निरूपण करता हुआ कवि कहता है-- 

इमानालोचनगोचरां विधिविधाय सुष्टे: कलशापंणोत्सुक: | 
लिलेख वक्‍त्रे तिलकाडुजमध्ययोभ्रंवोमिषादोमिति मज्ुलाक्षरम्‌ ॥रापणा। 
इस निरवद्य सुन्दरीको बनाकर विधात्ता मानों सुश्कि ऊपर कलशा रखना 
चाहता था | इसीलिये तो उसने तिलवसे चिन्हित भौंहोंके बहाने उसके मुख 
पर ओम यह मगलाक्षर लिखा था। इस प्रकार कविने प्रत्येक उत्प्रेक्षाको त्क॑- 
संगत बनाया है। 

'धमंशर्माम्यदय'मे श्रृंगार और शान्तरसका अपूर्व चित्रण हुआ है। कविने 
भाव-सौदयंकी व्यापक परिधिमे कल्पना, अनुभूत्ति, संवेग, भावना, स्थायी और 
संचारी भावोका समावेश किया है। रसमे भावोंकी उमड-घुमड है, पर सीमा- 
का अतिक्रमण नही | वात्सल्यमावका चित्रण भी षष्ठ सर्गमें आया है। अल- 
कार-योजनाकी दृश्सि ७२२, २०११०, ७४२, १११२, १४३६, १७।७६ आदि 
मे उपमा, १४५ मे उत्प्रेक्षा, ३३२० मे अर्थान्तरन्यास, १७८० में असंगति, ४२० 
में उल्लेख, ४।२२मे तद्गुण, १०।१९मे भ्रान्तिमानु, २।६०मे व्यत्तिरिक, १७४५ 
मे विरोधाभास और २।३०मे परिसख्या अलकार वर्तमान है। अनुप्रास, यमक, 
इलेषकी अपेक्षा ११वाँ और श्थ्वां सं प्रसिद्ध है। हरिचन्द्रने १९वे स्गमे 
एकाक्षर और द्रयक्षर चित्रकी योजना की है। १९८५ में सर्वतोभद्र, १०॥९३ 
मुरजबन्ध, १९।७८ में गोमूत्रिका, १९।८४ में अद्धं भ्रम, १९९८ षोड़षदल पद्मबन्ध 
एवं १०१०१ में चक्रबन्ध आये है। निश्चयत: यह काव्य उदात्त श्वेलीमे 
लिखा गया है और इसमे उत्कृष्ट काव्यके सभी गुण विद्यमान है। इस काव्यके 
अन्तिम सर्गमे जेनाचार और जेनदर्शनके तत्व वणित है । 


वागूभइ प्रथम 
वागभट्ूनामके कई विद्वान्‌ हुए है। “अष्टांगहदय' नामक आयुर्वेदग्रन्थके 
रचयित्ता एक वाग्भट्ट हो चुके है। पर इनका कोई काव्य-ग्रन्थ उपलब्ध नही 
है| जेन सिद्धान्त भवन आराकी विक्रम संवत्‌ १७२७ की लिखी हुई प्रतिमे 
निम्न लिखित पद्च प्राप्त होता है-- 
अहिच्छत्रपुरोत्मन्नप्राग्वाटकुलशालिन । 
छाहडस्य सुतश्चक्रे प्रबन्धं वाग्भट. कवि: ॥॥८७॥ 


२२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पह प्रशस्ति-पद्य श्रवणबेलगोलाके स्व० पं० दौवेलिजिनदास शास्त्रीके पुस्त॑- 
कालूयवाली नेमिनिर्वाण-काव्यकी प्रतिमें भी प्राप्य है ।* 

प्रशस्ति-पद्यसे अवगत होता है कि वारभट्ट प्रथम प्राग्वाट--पो रवाड़ कुलके 
थे और इनके पित्ताका नाम छाहड़ था । इनका जन्म अहिछत्रपुरमे हुआ था। 
महामहोपाध्याय डाॉ० गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझाके अनुसार नागौरका पुराना 
नाम नागपुर या अहिछत्रपुर है।' महाभारतमे जिस अहिछत्रका उल्लेख है 
वह तो वर्तमान रामनगर (जिला बरेली उत्तरप्रदेश) माना जाता है ।? 'नाया- 
धम्मकहाओ 'मे भी अहिछत्नका निर्देश आया है, पर यह अहिछत्र चम्पाके उत्तर- 
पूर्व अवस्थित था । विविधतीथंकल्पमे अहिछत्रका दूसरा नाम शंखवती नगरी 
आया है । इस प्रकार अहिछलत्रके विभिन्न निर्देशोंके आधार पर यह निर्णय करना 
कठिन है कि वाग्भट्ट प्रथमने अपने जन्मसे किस अहिछत्रकों सुशोभित किया था। 
डॉ० जगदीजचन्द्र जेनने अहिछत्रकी अवस्थिति रामनगरमे मानी है |" किन्तु हमे 
इस सम्बन्धम ओझाजीका मत्त अधिक प्रामाणिक प्रत्तोत्त होता है और कवि 
वाग्भट्र प्रथमका जन्मस्थान नागौर ही जँचता है। कवि दिगम्बर सम्प्रदायका 
अनुयायी है, यत: मल्लिनाथको कुमाररूपमें नमस्कार किया है ।९ 


स्थितिकाल--वाग्भट्ट्‌ प्रथमने अपने काव्यमें समयके सम्बन्धम कुछ भी 
निर्देश नही किया है । अतः अन्तरग प्रमाणोका साक्ष्य ही शेष रह जाता है। 
गग्भटालका रके रचयिता वास्भट्ट द्वितीयने अपने लक्षणग्रथमे 'नेमिनिर्वाण' 
काव्यके छठे सर्गके “कान्तारभूमौ” (६४६) “जहुव॑सन्ते'” (६४७) और “नेमि- 
विशालनयनयो:” (६।५१) पद्य ४३५, ४॥३५ और ४॥३२ में उद्धृत किये है । 
नेमिनिर्वाणके सातवें सगंका “वरण: प्रसूनविकरावरणा” २६वां पद्म भी वाग्भटा- 
लकारके चतुर्थ परिच्छेदके ४०वें पद्यके रूपमें आया है। अतः नेमिनिर्वाण- 
काव्यकी रचना वाग्भटालंकारके पूर्व हुई है। वाग्भटालकारके रचयित्ता 
वाग्भद् द्वितीयका समय जयसिह॒देवका राज्यकाल माना जाता है। प्रो० 
'बूलर'ने अनहिलवाड़के चालुक्य राजवंशको जो वशावली अंकित को है उसके 
१. जनहितैषी, भाग ११, अंक ७-८, पृ० ४८२। 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका, काशी, भाग २, पृ० ३२९ । 
महाभारत, गीताप्रेस, ५११९।३० । 
नायाधम्मकृहाओ १५॥१५८। 
[वह पर &गएणंटा: वातवांब 88 9%्ांटाल्त गली पीर जुब्ाव) (इल्लााणा5, 
8077029५, 947, ए79- 264-265. 


६  नेमिनिर्वाण काव्य १।१९। 


रट््ड् 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक . २३ 


अनुसार जयसिहदेवका राज्यकाल ई० सन्‌ १०९३-११४३ ई० सिद्ध होता है। 
आचाय॑ हेमचन्द्रके दधाश्रय-काव्यसे सिद्ध होता है कि वाग्मट्ट चालुक्यवंशीय 
कर्णदेवके पुत्र जयसिहके अमात्य थे। अतएव 'नेमिनिर्वाण'की रचना ई० ११७९के 
पुृव॑ होनी चाहिए । 

चन्द्रप्रभचरित', 'धमंशर्माम्यदय” और निमिनिर्वाण' इन तीनों काब्योंके 
तुलनात्मक जअध्ययनसे यह ज्ञात होता है कि “चन्द्रप्रभचरित का प्रभाव 'घर्म- 
दर्माभ्युदय' पर है और 'नेमिनिर्वाण' इन दोनों काव्योसे प्रभावित है। धर्म- 
शर्मभ्युदयके “श्रीनाभिसूनोश्चिरमडिप्रयुग्मनखेन्दव:” (घमं० १।१) का 
नेमिनिर्वाणके “श्रीनाभिसनों: पदपग्ययुग्मनबखा:” (नेमि० १॥१) पर स्पष्ट प्रभाव 
है । इसी प्रकार “चन्द्रप्रभं नौमि यदीयमाला नून” (धमं० १२) से “चन्द्रप्रभाय 
प्रभवे त्रिसन्ध्य तस्में”' (नेमि० १।८) पद्म भी प्रभावित है | अतएव नेमिनिर्वाण 
का रचनाकाल ई० सन्‌ १०७५-११२५ होना चाहिए । 


रचनाएँ 


वार्भट्र प्रथमका व्यक्तित्व श्रद्धाल और भक्त कविका है। उन्होंने अपने 
महनीय व्यक्तित्व द्वारा जेनकाव्यको विशेषरूपसे प्रभावित किया है । इनके द्वारा 
लिखित एक ही रचना उपलब्ध है, वह है “नेमिनिर्वाणकाव्य” | यह महा- 
काव्य १५ सर्गोमे विभकत है और तीर्थंकर नेमिनाथका जीवनचरित्त अकि 
है । चतुविशति तीर्थंकरोके नमस्कारके पश्चात्‌ मूलकथा प्रारम्भ की गई है। 
कविने नेमिनाथके गर्भ, जन्म, विवाह, तपस्या, ज्ञान श्रौर निर्वाण कल्याणकों 
का निरूपण सीघे ओर सरलरूपमें किया है। कथावस्तुका आधार हरिवश- 
पुराण है। नेमिनाथके जीवनकी दो मर्मंस्पर्शों घटनाएँ इस काव्यमे अकित है । 
एक घटना राजुल और नेमिका रवतक पर पारस्परिक दर्शन और दश्शनके 
फलस्वरूप दोनोंके हृदयमे प्रेमाकर्षणकी उत्पत्तिरूपमें है । दूसरी घटना 
पशुआंका करुण क्रन्दन सुन विलखतो राजुल तथा आदवनेत्र हाथजोडे उम्रसेनको 
छोड मानवत्ताकी प्रतिष्ठार्थ वनमें तपश्चरणके लिए जाना है। इन दोनों घट- 
नाओकी कथावस्तुको पर्याप्त सरस और मामिक बनाया है । कविने वसन्‍्त- 
वर्णत, रंवतकवर्णन, जलक्रीड़ा, सूर्योदय, चन्द्रोदय, सुरत, मदिरापान प्रभृति 
काव्यविषयोंका समावेश कथाको सरस बनानेके लिए किया है। कथावस्तुके 
गठनमे एकान्वितिका सफल निर्वाह हुआ है। पूर्व भवावलिके कथानकको 
हटा देने पर भी कथावस्तुमे छिन्न-भिन्‍नता नही आत्ती है। यो ता यह काव्य 
अलकृत शेलीका उत्कृष्ट उदाहरण है; पर कथागठनकी अपेक्षा इसमे कुछ 
शेथिल्य भी पाया जाता है । 


२४ : तीथंकर महावीर ओर उनको आबचार्य-परम्परा 


कविने इस काव्यमें तगरी, पव॑त, स्त्री-पुरुष, देवमन्दिर, सरोवर आदिका 
सहज-प्राह्म चित्रण किया है। रसभाव-योजनाकी दृष्टिसे भी यह काव्य सफल 
है। श्रृंगार, रौद्र, वीर और शान्त रसोका सुन्दर निरूपण आया है। विरहकी 
अवस्थामें किये गये शीतलोपचार निरर्थक प्रतीत होते है। एकादश समंमे 
वियोग-श्रूगा रका अद्भुत चित्रण आया है। 
अलंकारोमे २।४२ मे अनुप्रास, १।९ मे यमक, १।११ में इलेष, ३४४० और 
३।४१ में उपमा, ४॥५ मे रूपक, ११८ में विरोधाभास, १०१० में उदाहरण, 
<।८० में सहोक्ति, १४२ मे परिसख्या और १।४१ में समासोक्तित प्राप्त है । 
उपजाति, बसततिलका, मालिनी, रुचिरा, हरिणी, पृष्पिताग्रा, श्वुगधरा, 
शादुलविक्रीडित, पृथ्वी, रथोद्धता, अनुष्टप, वंशस्थ, द्रुतविलम्बित, आर्या, 
शशिवदना, बन्धूक, विद्युन्माला, शिखरिणी, प्रमाणिका, हँसरुत, रुक्मवती, 
मत्ता, मणिरग, इन्द्रवद्या, भुजगप्रयात, मन्दाक्रान्ता, प्रमिताक्षरा,कुसुमविचित्रा, 
प्रियम्बदा, शालिनी, मौतिकदाम, त्तामरस, त्तोटक, चन्द्रिका, मजुभाषिला, 
मत्तमयूर, नन्दिनी, अज्योकमालिनी, श्रग्विणी, शरमाला, अच्युत, शशिकला, 
सोमराजि, चण्डवृष्टि, प्रहरणकलिका, नित्यभ्रमरविलासिता, ललिता और 
उपजाति हन्दोका प्रयाग किया गया है। छन्दशास्त्रकी दृष्टिस इस काव्यका 
सप्तम सम विशेष महत्त्वपुर्ण है। जिस छनन्‍्दका नामाकन किया है कविने उसी 
छन्दमे पद्यरचना भा प्रस्तुत को है। कवि कल्पनाका धनी है । सन्ध्याक समय 
दिशाएँ अन्धका रद्रव्यसे लिप्त हो गई थी और राज्रिमे ज्योत्स्ताने उसे चन्दन- 
द्रव्यससे चचित कर दिया, पर अब नवोन सूय्यंकिरणोसे ससार कुकुम द्वारा 
लीपा जा रहा है। 
सन्ध्यागमे तततमोमृगनाभिपद्धु[नंक्त च चन्द्रर्चिचन्दतसचयेन । 
यच्चाचित तदधुना भुवत तवीनभास्वत्करौघघुसुणैरुपलिप्यते सम ॥३।१५॥ 
मग्ना तमःप्रसरपंकनिकायमध्याद्‌ गामुद्धरन्सपदि पव॑ततुज्भ शज्ञाम्‌ । 
प्राप्योदय नयति साथेकता स्वकीयमहसा पति. करसहर्नमसा वखिन्न. ॥३॥१६॥ 
अन्धका ररूपी कीचड़मे फंसी हुई पृथ्वीका परवंतरूपी उन्नत श्यग्रोस उद्धार 
करते हुए उदयको प्राप्त सूयंदेवने हजारों किरणोको फेंलाकर सार्थक नाम 
प्राप्त किया है। इस प्रकार काव्य-मूल्योकी दृष्टिसे यह काव्य महत्त्वपूर्ण है। 
इसका प्रकाशन काव्यमालासिरीजमे ५६ सख्यक ग्रथके रूपमे हुआ है । 


चामृण्डराय 
चामुण्डराय 'वीरमात्तंण्ड', 'रणरगसिह', 'समरधुरन्धर' और “ेरिकुल- 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २५ 


कालदण्ड' होने पर भो कलाकार एवं कलाप्रिय है। बाहुब॒लिचरितमें इनकी 
माताका नाम कालिकादेवी बतलाया गया है। इनके पिता तथा पूर्व॑ज गंग- 
वंशके श्रद्धाभाजन राज्याधिकारी रहे होंगे । वें महाराज मारसिह तथा राज- 
मल्ल द्वितीयके प्रधानमंत्री थे। इनका वंश ब्रह्मक्षत्रियवंश बताया गया है।* 
चामुण्डरायपुराणसे यह भी अवगत्त होता है कि इनके गुरुका नाम अजित्तसेन 
था | अभिलेखोसे यह भी निविवाद ज्ञात होता है कि चामुण्डराय जन्मना जैन 
थे। नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवरत्तीनी अपने गोम्मट्सारमें--'सो अजियसेणणाहो 
जस्स गुरु कहकर अजितसेनकों उनका दीक्षागुरु बताया है। मत्रीवर 
चामुण्डरायने आचारय॑ नेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्रवत्तीसि भी शिक्षा प्राप्त की थी | 


चामुण्डराय अपनी मातृभाषा कन्नड़के साथ संस्कृतमे भी पारगत्त विद्वान्‌ 
थे। वे इन दोनो भाषाओमे साधिकार कविता एवं लेखनकार्य करते थे । 


उनकी उपाधियोंके सम्बन्धमें कहा गया है कि खेडगयुद्धमें बज्ज्वलदेवको 
हरानेसे उन्हे 'समरधुरन्धर'की उपाधि; नोल्म्बयुद्धम गोलूरके मेदानमें 
उन्होने जो वीरता दिखलाई उसके उपलक्ष्यमे उन्हें वीरमात्तंण्डकी उपाधि', 
उक्कंगोके किलेमें राजादित्यसे वीरतापुवंक लड़नेके उपलक्ष्यमे 'रणरगसिह'की 
उपाधि; बागेयूरके किलेमे त्रिभुवनवी रकी मारने और गोविन्दारको उसमे न 
घुसने देनेके उपलक्ष्यमे 'वेरिकुलकालदण्ड'; राजाकामके किलेमे गजवास सिवर, 
क्रड़ांमिक आदि योद्धाओकों हरानेके कारण उन्हें 'भुजविक्रम'की उपाधि; 
अपने छोटे भाई नागवर्माके घात्तक मदुराचयकों मार डालनेके उपलक्ष्यमें 'समर- 
परशुरास'की उपाधि एवं एक कबीलेके मुखियाको पराजित करनेके उपलक्ष्यमे 
'प्रतिपक्षराक्षस'की उपाधि प्राप्त हुई थी । 

नेतिक दृष्टिसे 'सम्यक्त्वरत्नाकर', 'शौचाभरण', 'संत्ययुधिष्ठिर ओर 
'सुभटचूड़ामणि' उपाधियाँ प्राप्त थीं । 


चामुण्डराय गोम्मट, गोम्मटराय, राय और अण्णके नामोंसे भी प्रसिद्ध 
था । सभवत्त: गोम्मट इनका घरेलू नाम था | इसीसे बाहुबलीको मृत्ति गोम्म- 
टेश्बर कही जाने लगी। विन्ध्यगिरिपर्वंतपर इस मूत्तिके अतिरिक्त उन्होंने 
एक त्यागद ब्रह्मदेवनामक स्तम्भ भी बनवाया था। इस पर चामुण्डरायकी 
एक प्रशस्ति भी अकित है। इन्होंने चन्द्रगभिरि पर एक मन्दिरका निर्माण 
कराया, जो चामुण्डरायवसतिके नामसे प्रसिद्ध है | चामुण्डरायपुराण एवं अन्य 





१. “जगलवित्रब्रह्मक्षत्रियवंशभागे , चा० पु०, पृ० ५। 
२. गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ९६६। 


२६ : तीर्थंकर महावीर और उतकी आचार्य-परम्परा 


प्राप्त सामग्रीसे यह भी ज्ञात होता है कि इन्हें एक पुत्र भी था, जिसका नाम॑ 
जिनदेवन था | उसने बेलगोलामे जिनदेवका एक मन्दिर बनवाया था। 
चामुण्डरायका परिवार धर्मात्मा और श्रद्धालु था। 


स्थितिकाल 


चामुण्डरायने अपने “त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण'में कुछ प्रमुख आचार्यो और 
ग्रथका रोंका निर्देश किया है तथा कुछ संस्कृत और प्राकृतके पद्य भी उद्धृत 
किये है। गुद्धपिच्छाचायं, सिद्धसेन, समन्तभद्र, पृज्यपाद, कवि परमेश्वर, वीर- 
सेन, गुणभद्र, धर्मसेत, कुमा रसेन, नागसेन, चन्द्रसेन, आयेनन्दि, अजितसेन, 
श्रीनन्दि, भूतबलि, पुष्पदन्त, गुणघर, नागहस्ती, यतिवृषभ, उच्चारणाचार्य, 
माघनन्दि, शामकुण्ड, तेम्बुलराचायं, एलाचाय॑, शुभनन्दि, रविनन्दि और जिन- 
सेन आचार्थोका उल्लेख चामुण्डरायपुराणमे पाया जाता है। इन उल्लेखोसे 
चामुण्डरायके समयपर प्रकाश पडता है। चामुण्डरायने अपने महापुराणकों 
शक स॒० ९०० (ई० सन्‌ ९७८) में पूर्ण किया है। इन्होंने श्रवणबेलगोलामे 
बाहुबलि स्वामाको मूत्तिकों प्रतिष्ठा ई० सन्‌ ९८१मे को है।* 

ब्रह्मदेवस्तम्भपर ई० सन्‌ ९७४का एक अभिलेख पाया जाता है। गोम्म- 
टेश्वरकी मूत्तिके समीप ही द्वारपालकोंको बॉयो ओर प्राप्त एक लेखसे, जो 
११८० ई० का है, मूत्तिके सम्बन्धम निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं -- 

भगवान बाहुबलि पुरुके पुत्र थे। उनके बड़े भाई दन्द्रयुद्धमोें उनसे हार 
गये । लेकिन भगवान बाहुबलि पृथ्वीका राज्य उन्हे ही सौंपकर त्तपस्था करने 
चले गये । और उन्होने कमंपर विजय प्राप्त की । पुरुदेवके ज्येष्ठ पुत्र भरतने 
पोदनपुरमे बाहुब॒लिकी ५२५ घनुष ऊंची एक मूत्ति बनवाई। कुछ कालो- 
परान्त उस स्थानमे, जहाँ बाहुबलिको मूत्ति थी, असख्य कुक्कुट सर्प॑ उत्पन्न 
हुए। इसीलिए उस मत्तिका नाम कुक्कुटेशबर भी पड़ा। कुछ समय बाद यह 
स्थान साधारण मनुष्योके लिए अगम्य हो गया । उस मृत्तिमें अलौकिक शक्ति 
थी। उसके तेज:पूर्ण नखोंको जो मनुष्य देख लेता था वह अपने पृ जन्मकी 
बाते जान जाता था। जब चामुण्डरायने लोगोसे इस जिनम॒त्तिके बारेमे सुना, 
तो उन्हे उसे देखनेकी उत्कट अभिलापा हुई । जब वे वहाँ जानेको तैयार हुए। 
तो उनके गुरुओने उनसे कहा कि वह स्थान बहुत दूर और अगम्य है। इस 
पर चामुण्डरायने इस वत्तंमान मृत्तिका निर्माण करवाया | 


इस अभिलेखसे यह स्पष्ट है कि ई० सन्‌ ११८० के पूर्व चामुण्डरायका 
१. जैनसिद्धान्तभास्कर, भाग ६, किरण ४, पृु० २६१ । 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : २७ 


यश व्याप्त हो चुका था और वे गोम्मटेशमूर्तिके प्रतिष्ठापकके रूपमें मान्य हो 
चुके थे | अतएव संक्षेपमें चामुण्डरायका समय ई० सन्‌ की दशम शताब्दी है। 
रचना 

चामुण्डराय सस्कृत ओर कन्नड़ दोनों ही भाषाओमें कविता लिखते थे। 
इनके द्वारा रचित चामुण्डरायपुराण और चारित्रसार ये दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
चामुण्डरायपुराणका अपर नाम त्रिषष्ठिपुराण है। यह ग्रन्थ कन्नड़ग्यका 
सबसे प्रथम ग्रन्थ है। यद्यपि कविपरम्परासे आगत लेखकके प्रसाद और 
माधुयंकी झलक इस ग्रन्थमे पर्याप्त है तो भी स्पष्ट है कि यह कृति सर्वसाधा- 
रणके उपदेशके लिए लिखी गई है। यद्यपि इसमे पम्पका उपयुक्त भब्द-अर्थ- 
चयन, रण्णका लालित्य तथा वाणका शब्द-अथं-माधुयं नही है, तो भी इसका 
अपना सौष्ठव निराला है| इसमें जातक कथाको-सो झलक मिलती है। यो 
तो इस ग्रन्थमें ६३ शलाकापुरुषोकी कथा निबद्ध की गई है; पर साथमे आचार 
और दर्शनके सिद्धान्त भी वाणित है। 
चारित्रसार 

आचारशास्त्रका सक्षेपम्र स्पष्टरूपसे वर्णन इस ग्रन्थमे गद्यह्पम प्रस्तुत 
किया गया है । इस ग्रंथका प्रकाशन माणिकचन्द्रग्र थमालाके तवम ग्रन्थके रूपमे 
हुआ है। आरम्भम सम्यक्त्व और पचाणुब्रतोका वर्णन है। सकल्पपुव॑ंक 
नियम करनेको व्रत कहते है। इसमे सभी प्रकारके सावद्योका त्याग किया 
जाता है । ब्रतीकोी नि.शल्य कहा है। लिखा है-- 

अभिसधिकृतो नियमों ब्रतमित्युच्यते, सर्वंसावद्यनिवृत्त्यसभवादणुब्रत 
द्वीद्रियादीना जगमप्राणिना प्रमत्तयोगेन प्राणव्यप रोपणान्मनोवाक्कायैश्च निवुत्त- | 
अगारीत्याचणुक्रत्तम ।! 

ब्रतोके अतिचार, रात्रिभोजनत्याग ब्रतका कथन भी अणुब्रतकथनप्रसगमे 
आया है। 

द्वितीय प्रकरणमे सप्तशीलोका कथन आया है | साथ ही उनके अतिचार 
भी वर्णित है । अनर्थ॑दण्डब्रतका कथन करते हुए अपध्यान, पापोपदेद, प्रमादा- 
चरित, हिसाप्रदान और अशुभश्रुति ये पांच उसके भेद कहे है । जय, पराजय, 
बन्ध, बध, अगच्छेद, सर्वस्वहरण आदि किस प्रकार हो सके, इसका मनसे चिन्तन 
करना अपध्यान है। पापोपदेशके क्लेशवाणिज्य, तियंगवाणिज्य, बधकोपदेश 
और आरम्भकोपदेद भेद है। क्लेशवाणिज्यका कथन करते हुए लिखा है कि दासी- 
दास आदि जिस देशमे सुलभ हों उनको वहांसे लाकर अथंलाभके हैतु बेंचना 
क्लेशवाणिज्य है। गाय-भैंस आदि पशुओंको अन्यत्र ले जाकर बेचना तियंग्‌- 


२८ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


वाणिज्य है। पक्षीमार और शिकारियोंको किसी प्रदेशविशेषमें रहने वाले 
पशुपक्षियोकी सूचना देना बधकोपदेश है। अधिक मिट्टी, जल, पवन, वनस्पति 
आदिके आरम्भका उपदेश देना आरम्भकोपदेश है । अनथंदण्डब्रतका और भी 
अधिक विश्लेषण किया है तथा विष, शस्त्र आदिके व्यापा रको अनर्थदण्डके अन्तर्गत 
माना है। इस प्रकार सात शीलोंका विस्ता रपुवंक निरूपण किया है। गृहस्थके 
इज्या, वार्ता, दरत्ति, स्वाध्याय, संयम, तप इन छः षट्कर्मोका कथन भी आया 
है। इज्याका अर्थ अहंतपुजासे है। इसके नित्यमह, चतुमुंख, कल्पवृक्ष, 
अष्टाक्तिक और इन्द्रध्वज भेद है। वारत्तासि अर्थ असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, 
शिल्प आदि आजीविकावृरत्तियोंसे है। दत्तिका अथ॑ दान है। इसके दयादरत्ति, 
पात्रदत्ति, समदत्ति और सकलदत्ति ये चार भेद है। सात शीलोंके पश्चात्‌ 
मारणान्तिक सलल्‍लेखनाका कथन आया है। 


तृतीय प्रकरणमे घोडशभावनाका निरूपण है। दर्शनविशुद्धता, विनय- 
सम्पन्नता, शीलब्रतेष्वनतिचार, अभीदणज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तित्तस्त्याग, 
शक्तितस्तप, साधुसमाधि, वेयावृत्तिकरण, अहंंद्भक्ति, आचायंमभक्ति, बहुश्रुत- 
भक्ति, प्रवचचनभक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मार्गंप्रभावना और प्रवचनवात्सल्य 
इन सोलह भावनाओ के स्वरूप है । 


चतुर्थ प्रकरणमें अनगारधर्का वर्णन है। आर भमें दश धर्मोकोी व्याख्या 
की गयी है। अनन्तर तीन गुप्ति और पाँच समितियोका कथन आया है। 
संयमो निग्नंथाके पाँच भेद बतलाये है--पुलाक, वकुश, कुशीलछ, निर्ग्रथ और 
स्नातक | इनके स्वरूप और भेद-प्रभेद भी वणित्त है। परीषहजयप्रकरणमे २२ 
परिषहोका उल्लेख करनेके अनन्तर किस गुणस्थानवालेको किन परिषहोंको 
सहन करना चाहिए, इसका वर्णन आया है। अन्तिम प्रकरण तप-बर्णनका है | 
इसो सदभंमें द्वादश अनुप्रेक्षाओका वर्णन भी आया है | तपका लक्षण बतलाते 
हुए लिखा है-- 


'रत्नत्रयाविर्भावार्थमिच्छानिरोधस्तव: । अथवा कर्मक्षयार्थ मार्गाविरोधेन 
तप्यत इति तप'। तद्द्विजिधम, बाह्ममाभ्यन्तरञ्च | अनशना दिबाह्नद्रव्यापेक्षत्वा- 
त्परप्रत्यवलक्षणत्वाच्च बाह्यं, ततू षड्विधं, अनशनावमोदयंवृत्तिपरिसंख्या- 
तरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशभेदात्‌ । आभ्यन्तरमपि षड्विध, प्राय- 
श्चित्तविनयवेयावृत्त्यस्वाध्यायब्युत्सगंध्यानभेदात्‌ ।** 

इस सदर्भभे उग्र त्तपशच रणसे प्राप्त ऋद्धियोंका कथन भी आया है। इस 


१. चारित्रसार, माणिकचन्द्र-ग्रन्थमाला, पृष्ठ ५९। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २९ 


प्रकार चामुण्डरायने चारित्रसारग्रंथमें श्रावक और मुनि दोनोंके आचारका 
वर्णन किया है। चामुण्डरायका संस्कृत ओर कनन्‍्नड़ गद्यपर अपूबे अधिकार 
है। उन्होने ग्रंथान्तरोंके पद्य भी प्रमाणके लिये उपस्थित किये है । 


अजितसेन 


अलका रचिन्तामणिनामक ग्रंथके रचयिता अजित्तसेननामके आचार्य है | 

इन्होने इस ग्रथके एक सद्भमे अपने नामका अंकन निम्न प्रकार किया है-- 
अन्न एकाञडूक्रमेण पठिते सत्त अजितसेनेन कृत्तश्चिन्तामणि:/* 

डॉ० ज्योतिप्रसादजीने* अजितसेनका परिचय देते हुए लिखा है कि 
अजितसेन यतीव्वर दक्षिणदेशान्तर्गत तुलुवप्रदेशके निवासी सेनगण पोरारि- 
गच्छके मुनि समवतया पाश्व॑सेनके प्रशिष्य और पद्मसेनके गुरु महासेनके संधर्मा 
या गुरु थे । 

अजितसेनके नामसे श्वृंगारमञजरीनामक एक लघुकाय अलका र-शास्त्र- 
का ग्रथ भी प्राप्त है। इस ग्रन्थमे तोन परिच्छेद है | कुछ भंडा रोकी सू चियोंमे 
यह ग्रथ 'रायभूष'की क्ृतिके रूपमे उल्लिखित है। किन्तु स्वय ग्रंथको प्रशस्तिसे 
स्पष्ट है कि इस श्ूगारमंजरीकी रचना आचाय॑ अजितसेलने शीलविभूषणा 
रानी बिट्ठुलदेवोके पुत्र और 'राय' नामसे विख्यात सोमवश्ी जेन नरेश 
कामरायके पढ़नेके लिए सक्षेपमं की है। 

एक प्रतिके अन्तमे 'श्रोमदजितसेनाचायंविरचिते' ” ' तथा दूसरीके 
अन्तमे “श्रीसेनगणाग्रगण्यतपोलक्ष्मीवराजितसेनदेवयतीश्व रविरचित:' लिखा 
है | निःसन्देह विजग्रवर्णीने राजा कामरायके निमित्त श्गाराणंवचन्द्रिका ग्रथ 
लिखा है। सोमवशी कदम्बोकी एक शाखा वगवंशके नामसे प्रसिद्ध हुई। 
दक्षिण कन्नड़ जिले तुलुप्रदेशके अन्तगंतत बंगवाडिपर इस वशका राज्य था। 
१२वीं-१४वी शतोमे तुलुदेशीय जेन राजवशोंम यह वश सबंमान्य सम्मान प्राप्त 
किये हुए था । इस वशके एक प्रसिद्ध नरेश वोर नरसिहबंगराज (११५७- 
१२०८ ई०)के पश्चात्‌ चन्द्रशवरवंग और पाण्ड्यवरगने क्रमश. राज्य किया | 
तदनन्तर पाण्ड्यवंगकी बहन रानी बिद्दुलदेवी (१२३९-४४ ई०) राज्यकी सचा- 
लिका रही | और सन्‌ १२४५में इस रानी बिद्ुलाम्बाका पुत्र उक्त कामराय 
' गा राजा हुआ। विजयवर्णीनी उसे गृुणाणंव और राजेन्द्रपुजित 
लखा है। 





१. अलकारचिन्तामणि, झोलछापुर संस्करण, पृ० ४४, पक्ति ९। 
२, जैन संदेश, शोधाक २, नवम्बर २०, १९५४, पु० ७९ | 
३. जैन ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह, भाग १, वीरसेवा मन्दिर, दिल्ली, पृ० ८९-९१। 


३० : तोर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


डॉ० ज्योतिप्रसादवीने ऐतिहासिक दृष्टिसि अजितसेनके समयपर 
विचार किया है। उन्होने अजित्तसेनको अलकारशास्त्रका वेत्ता, कब और 
चिन्तक विद्वान बतलाया है। इसमें सन्देह नही कि अजितप्तेन सनसघके आचाये 
थे। शख्ृंगारमञजरीकें कर्ताने भी अपनेको सेनगण-अग्रणी कहा है। अतः इन 
दोनो ग्रथोके कर्त्ता एक ही अजितसेन प्रतीत होते है । 


स्थितिकाल 


अजितसेनने अलंका रचिन्तामणिमें समन्तभद्र, जिनसेन, हरिचन्द्र, वाग्भटट, 
अहंद्यास आदि आचार्योके ग्रथोके उदाहरण प्रस्तुत किये है । हरिचन्द्रका समय 
दशम शत्ती, वाग्भट्रका ११वी शती और अहंंददासका १३वीं शतोका अन्तिम 
चरण है। अतएब अजित्तसेनका समय १३वीं शती होना चाहिये । डॉ० ज्योति- 
प्रसादजीका कथन है कि अजितसेनने ई० सन्‌ १२४५के लगभग श्यृंगा रमञ्जरी- 
की रचना का है, जिसका अध्ययन युवकनरेश कामराय प्रथम वमनरेन्द्रने 
किया । और उसे अलकारशास्त्रके अध्ययनमे इत्तना रस आया कि उसने ई० 
सन्‌ १२००के लगभग विजयकी तिके शिष्य विजयवर्णीसे श्गाराणंवचन्द्रिकाकी 
रचना कराई । आइंचयं नही कि उसने अपने आदिविद्यागुरु अजितसेनकों 
भी इसी विषयपर एक अन्य विशद ग्रथ लिखनेको प्रेरणा को हो और उन्होने 
अलका रचिन्तामणिके द्वारा शिष्यकी इच्छा पूरी की हो । 


अहंददासके मुनिसुन्रतकाव्यका समय लगभग १२४० ई० है और इस काव्य 
ग्रंथदी रचना महाकवि पं० आशाधरके सागारधर्मामृतके बाद हुई है। आशा- 
धरने सागरधर्मामृतको ई० सन्‌ १२२८मे प्रणं किया है। अतएवं अलकार- 
चिन्तामणिका रचनाकाल ई० १२५०-६०के मध्य है | 


रचनाएँ 


अजितसेनकी दो रचनाएं “श्रंगारमञ|जरी' और 'अलंकारचिन्तामणि' है| 
अलंकारचिन्तामणि पाँच परिच्छेदोंमे विभाजित है। प्रथम परिच्छेदमे १०६ 
इलोक है । इसमे कवि-शिक्षापर प्रकाश डाला गया है। कवि-शिक्षाकी दृष्टिसे 
यह ग्रंथ बहुत्त ही महत्त्वपूर्ण है। महाकाव्यनिर्माताको कितने विषयोंका वर्णन 
किस रूपमे करना चाहिए, इसकी सम्यक्‌ विवेचना की गई है। नदी, वन, 
पव॑त्त, सरोवर, आखेट, ऋतु आदिके वर्णनमें किन-किन तथ्योंको स्थान देना 
चाहिए, इसपर प्रकाश डाला गया है। काव्य आरभ करते समय किन शब्दोंका 
प्रयोग करना मगलमय है, इसपर भी विचार किया गया है। यह प्रकरण अल॑- 
कारशास्त्रकी दृष्टिसे विषेष उपादेय है। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३१ 


द्वितीय परिच्छेदमें शब्दालंकारके चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक ये 
चार भेद बतलाकर चित्रालंकारका विस्तारपृवक निरूपण किया है। 

तृत्तीय परिच्छेंदमें वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमकका विस्तारसहित्त निरूपण 
आया है! 

चतुर्थ परिच्छेदमें उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मृति, रूपक, परिणाम, 
सन्देह,*भ्रान्तिमानू, अपक्वव, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, अतिशय, सहोक्ति, विनोक्ति, 
समासोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोकति, व्याजोक्ति, मीलन, सामान्य, तद्गुण, 
अतदूगुण, विरोध, विशेष, अधिक, विभाव, विशेषोक्ति, असंगरति, चित्र, 
अन्योन्य, तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तृपमा, दुृष्टान्‍्त, निर्दशना, व्यत्तिरेक, 
इलेष, परिकर, आक्षेप, व्याजस्तुति, अप्रस्तुतस्तुति, पर्यायोक्ति, प्रतोष, अनु- 
मान, काव्यलिंग, अर्थान्तरन्यास, यथासख्य, अर्थापत्ति, परिसंख्या, उत्तर, 
विकल्प, समुच्चय, समाधि, भाविक, प्रेम, रस्य, ऊज्जेस्वी, प्रत्यनीक, व्याघात, 
पर्याय, सूक्ष्म, उदात्त, परिवृत्ति, कारणमाला, एकावली, माला, सार, संसृष्टि 
ओर संकर इन ७० अर्थालंका रोंका स्वरूप वित्त है। 

पञ्चम परिच्छेदमे नव रस, चार रीतियाँ, द्राक्षापाक और शब्यापाक 
शब्दका स्वरूप, शब्दके भेद-रूढ़, यौगिक और मिश्र, वाच्य, लक्ष्य और 
व्यंग्यां, जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा, 
कौशिकी, आय्ंभटी, सात्त्ती और भारती वृत्तियाँ, शब्दचित्र, अर्थ-चित्र, 
व्यंग्यार्थके परिचायक संयोगादि गुण, दोष और अन्तमे नायक-तायिका 
भेद-प्रभेद विस्तार-पूृर्वंक निरूपित है । 


वक्रोक्ति अलंकारका कथन दो संदर्भोमे आया है तृतीय परिच्छेद और 
चतुर्थ परिच्छेद | इसमें पुनरुक्तिको शका नही को जा सकती है, यत्त वक्राक्ति 
शब्द शवितमूलक और अथंशक्तिमूलक हंं।ता है। तृत्तीय पारच्छेदम शब्दशक्ति- 
मुलक और चतुर्थ परिच्छेदमे अथंशक्तिमुलक वक्रीक्ति निरूपित है। 

इस अलका रग्रथमे नाटकसम्बन्धी विषय और ध्वनिसम्बन्धी विपषयोंको 
छोड़ शेष सभी अलका रशास्त्रसम्बन्धी विषयोंका कथन किया गया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ दो भागोमे विभक्‍त किया जा सकता है--लक्षण और लक्ष्य-- 
उदाहरण । लक्षणसम्बन्धी सभी पद्म अजित्तसेनके द्वारा विरचित है और उदा- 
हरणसम्बन्धी श्लोक महापुराण, जिनशत॒क, धमंशर्माभ्युदय और मुनिसुव्रत- 
काव्य भादि ग्रन्थोसे लिये है। इसकी सूचना भी ग्रन्थकारने निम्नलिखित पद्ममें 
दी है-- 


३२ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अन्नोदाहरणं पूर्व॑पुराणादिसुभाषितम्‌ । 
पुण्यपृरुषसंस्तोत्रपरं॑ स्तोत्रमिद ततः॥ ५॥ 
अपने मत्तकी पुष्टिक लिए 'वाग्भटालंकार'के लक्षण और उदाहरण भी 
प्रस्तुत किये हैं। इनका निरूपण 'उक्तंच' लिखकर किया है। 
शब्दालंका रोंके वर्णनकी दृष्टिस यह ग्रंथ अद्वितीय है। विषयोका विशद 
वर्णन प्रत्येक पाठकको यह अपना ओर आक्ृष्ट करता है। 


विजयवर्णी 

विजयवर्णनि 'श्रृगाराणंवचन्द्रिका' नामक ग्रथकी रचना कर अलकार- 
शास्त्रके विकासमे योगदान दिया है। इनके व्यक्तिगत जीवनके सम्बन्धमें 
कुछ भी जानकारी प्राप्त नही है। ग्रन्थप्रशस्ति और पुष्पिकासे यह ज्ञात होता है 
कि वे मुनीन्द्र विजयकी त्तिके शिष्य थे। एक दिन बातचीत्तके क्रममे वंगवाडीके 
कामरायने इनसे कविताके विभिन्‍न पहलुओकी व्याख्या प्रस्तुत करनेका आग्रह- 
किया । राजाकी प्राथनापर इन्होने 'अलकारसंग्रह' अपरनाम '“श्यूगा रार्णव- 
चन्द्रिका 'की रचना की। 


इस रचनामे विजयवर्णीने विभिन्न विषयोंपर विचार करते हुए अलकार, 
अलंका रोंके लक्षण और उदाहरण लिखे हैं। उदाहरणोमें कामरायकी प्रशसा को 
गयी है । रचनाकी प्रस्तावनामें विजयवर्णनिे कर्णाटकके कवियोकी कविताओके 
संदर्भ दिये हैं। इन संदर्भोके अध्ययनसे इस तथ्यपर पहुँचते है कि विजयवर्णीनि 
गुणवर्मेम आदि कवियोंकी रचनाओंका अध्ययन किया था। वे राजा कामरायके 
व्यक्तिगत सम्पकमे थे । 
ग्रन्थके आरम्भमें लिखा है-- 
“श्रीमद्विजयकोर्तीन्दो: सूक्तिसंदौहकौमुदी । 
मदीयचित्तसंताप हृत्वानन्द॑ दद्यात्परम्‌ ॥१४॥ 
श्रोमद्विजयकोर्त्याख्यगुरुरा जपदाम्बुजम । 
मदीयचित्तकासारे स्थेयात्‌ संशुद्धधो जले ॥१५॥ 
गुणवर्मादिकर्नाटकवीनां सूक्तिसंचयः । 
वाणीविलासं देयात्ते रसिकानन्ददायिनम्‌॥१।७॥' 


विजयवर्णीने अपनी प्रशस्तिमें आश्रयदाता कामरायका निर्देश किया है। 
इन्हें स्थाद्वादधर्ममें चित्त लगानेवाला और स्ंजन-उपकारक बताया है | 


ई० सन्‌ ११५७मे वंगवाडोपर बोर नरसिह शासन करता था। उसका 
एक भाई पाण्ड्यराज था । चन्द्रशेलर वीर नरसिंहका पुत्र था और यह १२०८ 


आचार्यतुल्य एवं काव्यकार लेखक : ३३ 


ई० में सिहासनासीन हुआ था और उसका छोटा भाई पाण्डश्प्प ई० सन्‌ 
१२२४में राज्यपर अभिषिक्‍त हुआ था। उनकी बहन बिद्वुलदेवी ई० सन्त 
१२३०में राज्यप्रतिनिधि नियुक्त की गयीं | बिट्ठुलदेवीका पुत्र ही कामराय था, 
जो. ई० सन्‌ १२६४में राज्यासन हुआ। इतिहास बतलाता है कि सोमवंशी 
कदम्बोंकी "एक शाखा वंगवंशके नामसे प्रसिद्ध थी और इस वशका शासन 
दक्षिण कन्नड जिलेके अन्तगंत्त वंगवाडीपर विद्यमान था | वीर नरसिह वंग- 
राजने ई० सन्‌ ११५७छसे ई० सन्‌ १२०८ तक शासन किया। इसके पश्चात्‌ 
चन्द्रशेलरवंग और पाण्ड्यवंगने ई० सन्‌ १२३९५ तक राज्य किया। पाण्ड्य- 
वंगकी! बहन रानी बिट्गुलदेवी ई० सन्‌ १२३०से ई० सन १२४४ तक राज्या- 
सीन रहीं । तत्पश्चात्‌ रानी बिट्ठलदेवी अथवा बिट्ठुलाम्बाका पुत्र कामराय 
बंगनरेन्द्र हुआ । विजयवर्णी ने उसे गुणार्णव और “राजैन्द्रपूणित' लिखा है। 
प्रशस्तिमे बताया है-- 
“स्याद्गादधर्मंप रमा मृत्दत्तचित्त: 
सर्वोपकारिजिननाथपदाब्जभुड़: । 
कादम्बबंशजलराशिसुधामयूख: 
श्रीरायवंगनृपतिजंगत्तीह जीयात्‌ ॥। 
कीतिस्ते विमला सदा वरगृणा वाणी जयश्रीपरा 
लक्ष्मी: संहिता सुखं सुरसुखं दानं विधानं महत््‌ 
ज्ञानं पीनमिदं पराक्रमगणस्तुड्डों नयः कोमलो 
रूपं कान्ततरं जयन्तनिभ भो श्रीरायभूमीदवर ॥।'!* 
कामरायको वर्णने पाण्ड्यवंगका भागिनेय बताया है-- 


तस्य श्रीपाण्ड्यवज्धस्य भागिनेयो गुणार्णव: | 

विट्वुलाम्बामहादेवीपुत्री राजेन्द्रपूजित: ॥* 
विजयवर्णीके समयका निरचय करनेके लिए “श्ृंगा रार्णवचन्द्रिका का प्रताप- 
रुद्रयशोभूषण, श्युगारा्णव और बमृतनन्दिके अलकारसंग्रहके साथ तुलनात्मक 
अध्ययन करनेसे ऐसा प्रत्तीत होता है कि श्रृंगारा्णवचन्द्रिका' विषय और प्रति- 
पादनशैलीकी दृष्टिसे 'प्रत्ापरुद्रयशोभूषण' और “अलंकारसंग्रहसे बहुत 
प्रभावित है । अथवा यह भी संभव है कि इन दोनों ग्रंथोंको श्यंगारार्णवचन्द्रि- 
काने प्रभावित किया हो | डॉ० पी० बी० काणेने “प्रतापरुद्रयशोभूषण'का 


१. श्ृंगारा्णवचन्द्रिका, दशम परिच्छेद, पद्यसंख्या १९५ एवं १९७ ! 
२. वही, प्रथम परिच्छद, पद्यसंख्या १६ । 





३४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रचनाकाल १४वीं शती माना है और श्रीबालकृष्णमूत्तिने अमुतानन्दिका १३वीं 
शती निर्धारित किया है। पर सी० कुन्हनराजा अमृत्तानन्द योगीका समय 
१४वीं शतीका प्रथम अर्द्राश मानते हैं। इस प्रकार “शंगारार्णवचन्द्रिका का 
रचनाकाल १३वीं शती माना जा सकता है | 

बंगरायकी जेसी प्रशंशा कविने को है उससे भी यही ध्वनित होता है कि 
विजयवर्णी वंगनरेश कामरायका समकालीन है | कामरायके आश्रयमें रहकर 
उनकी प्रार्थनासे ही श्ूंगा रार्णवचन्द्रिकाका प्रणयन किया गया है। 


रचना 
विजयवर्णीकी छूंगाराणंवचन्द्रिका नामक एक ही रचना प्राप्त होती है। 
विजयवर्णीने पृव॑श्ञास्त्रोंका आश्रय ग्रहण कर ही इस अलंकारग्रन्थको लिखा 
है। उन्होने व्याख्यात्मक एवं परिचयात्मक पद्चयपंक्तियाँ मौलिकरूपमें लिखी 
है | विषयके अध्ययनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कविने परम्परासे प्राप्त 
अलका रसम्बन्धी विषयोको ग्रहण कर इस शास्त्रकी रचना की है। कविकी 
काव्यप्रतिभा सामान्य प्रतीत होती है। वह स्थान-स्थानपर यतिभंग दोष 
करता चला गया है। यद्यपि विषयवस्तुकी अपेक्षा यह ग्रथ साहित्यदपंणादि 
ग्रन्थोंकी अपेक्षा सरल और सरस है तो भी पूर्व कवियोंका ऋण इसपर स्पष्टत:ः 
झलकता है । 
श्रूगाराणंवचन्द्रिका दश परिच्छेदोंमें विभक्त है-- 
१. वर्णणणफलनिर्णय, २ काव्यगत्तशब्दार्थनिर्णय, ३. रसभावनिर्णय- 
४. नायकमेदनिर्णय, ५. दसगुणनिर्णय, ६. रीतिनिर्णय, ७. वृत्तिनिर्णय, 
<, शय्याभागनिर्णय, ९. अलका रनिर्णय और १०. दोषगुणनिर्णय | 
प्रथम परिच्छेदमें मंगलपद्यके पश्चात्‌ कदम्बवंशका सामान्य परिचय दिया 
गया है और बताया गया है कि कामरायको प्रार्थनासे विजयवर्णीने अलुंका र- 
शास्त्रका निरूपण किया। काव्यकी परिभाषाके पश्चात्‌ पद्य, गद्य और मिश्र 
ये तोनों काव्यके भेद वरणित हैं। इस अध्यायका नाम वर्णगणफलनिर्णय है। 
अतः नामानुसार वर्ण और गणका फल बतलाया गया है। किस वर्णसे काव्य 
आरम्भ होनेपर सुखप्रद होता है और किस वर्णसे काव्य आरम्भ होनेपर 
दुःखप्रद होता है, इसका कथन आया है । लिखा है-- 
अकारादिक्षकारान्ता वर्णास्तेषु शुभावहा: । 
केचित्‌ केचिदनिष्टाख्यं वित्रन्ति फल नुणाम्‌ ॥ 
ददात्यवर्ण:. संप्रीत्तिमिवर्णो. मुदमुद्बहेत्‌ । 
कुर्यादुवर्णो द्रविणं_तत्त:ः स्वरचतुष्टयम्‌ ॥| 


क्राचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३५ 


अपख्यातिफलं दह्यादेच:. सुखफलावहाः । 
ड्अबिन्दुविसर्गास्तु पदादो संभवन्ति नो॥ 
कखगधारच लक्ष्मी ते वित्तरन्ति फलोत्तमाम्‌ | 
दत्ते चकारोउपख्याति छकार:ः प्रीत्तिसौख्यद: | 
मित्रलाभ॑ जकारोञज्यं विधत्ते भीभुतिद्वयम्र | 
झ. करोति टठौ खेददु:खे हे कुरुतः क्रमात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अकारसे छकार पयंन्‍त सभी वर्ण शुभप्रद है; पर बीच-बीचमे कुछ 
वर्ण अनिष्टफलप्रद भी बताये गये है। अवर्णसे काव्यारम्भ करनेपर प्रीति 
यवर्णसे काव्य आरम्भ करनेपर आनन्द और उवर्णसे काव्यारम्भ करने पर 
धनकी प्राप्ति होती है। ऐच्‌, ए, ऐ, ओ, ओऔ वर्णासि काव्यारम्भ करनेपर सुख 
फल प्राप्त होता है और ऋल ऋलू वर्णोंसे काव्यारम्भ करनेपर अपकीत्ति 
होती है। ह$, जभ, और पदादिमे नहीं रहते हैं। क ख गघ वर्णोसि 
काव्यारम्भ करनेपर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। चकारसे काव्यारम्भ 
करनेपर अपकीत्ति, छकारसे काव्यारम्भ करनेपर प्रीत्ति-सौख्य, जकारसे 
काव्यारम्भ करनेपर मित्राभ, झकारसे काव्यारस्भ करनेपर भय और ट- 
कार-ठकारसे काव्यारम्भ करनेपर खेद और दुःख प्राप्त होते है। डकारसे 
काव्यारम्भ करनेपर शोभाकर, ढकारसे काव्यारम्भ करनेपर अशोभाकर 
णकारसे काव्यारम्भ करनेपर भ्रमण और तकारसे काव्यारम्भ करनेपर 
सुख होता है । इस श्रकार वर्ण और गणोंका फल बताया गया है। 
द्वितीय परिच्छेदमें काव्यगत्त शब्दार्थवा निइ्चय किया है। इसमे ४२ पद्य 
है। मुख्य और गौण अर्थोके प्रतिपादनके पश्चात्‌ शब्दके भेद बतलाये गये हैं । 
तत्तीय परिच्छेदमें रसभावका निश्चय किया गया है | आरम्भमे ही बताया 
है कि निर्दोष वर्ण और गणसे युक्त रहनेपर भी निर्मछार्थ तथा शब्दसहित 
काव्य नीरस होनेपर उसी प्रकार रुचिकर नही होता जिस प्रकार बिना लवणका 
व्यञ्जन | पश्चात्‌ विजयवर्णनि स्थायीभावका स्वरूप, भेद एवं रसोंका निरूपण 
किया है। लिखा है-- 


“निरवद्यवर्णणणयुतमपि काव्यं निमंला् शब्दयुतम्‌ । 
निरलंवणजाकमिव तन्न रोचते नीरसं सत्तां मानसे ॥३।१॥ 


सात्त्विकभावका विश्लेषण भी उदाहरण सहित्त किया गया है। रसोंके 
सोदाहरणस्वरूप निछपणके पश्चात्‌ रसोंके विरोधी रसोंका भी कथन किया है। 


चतुर्थ परिच्छेद नायकमेदनिदचयका है। नायकमें जनानुराग, प्रियंवद, 


३६: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


वाग्मित्व, शौच, विनय, स्मृति, कुलीनता, स्थिरता, दृढता, माधुय॑, शौयं, 
नवयोवन, उत्साह, दक्षता, बुद्धि, त्याग, तेज, कला, धर्मशास्त्रज्ञता और प्रश्ञा 
ये नायकके गृण माने गये हैं। नायकके चार भेद हैं--धी रोदात्त, धीरललित, 
धीरशान्त और घीरोद्धत। क्षमा, सामथ्ये, गाभीयं, दया, आत्मश्लाघाशून्य आदि 
गृण घीरोदात्त नायकके माने गये हैं। इस प्रकार नायक, प्रतिनायक आदिके 
स्वरूप, भेद और उदाहरण वर्णित हैं । 

पाँचवें परिच्छेदमें दस गुणोका कथन आया है । षष्ठ परिच्छेदमें रीतिका 
स्वरूप और भेद, सप्तममे वृत्तिका भेद और स्वरूप बताया गया है। कैशिको, 
आयंभटी, भारती और सात्त्वती इन चारों वृत्तियोंका उदाहरणसहित निरूपण 
आया है। 

अष्टम परिच्छेदमें शय्यापाक और द्वाक्षापाकके लक्षण आये है। नवम 
परिच्छेदमें अलंका रोंका निणंय किया गया है। उपमाके विपर्यासोपमा, मोहो- 
पमा, संग्योपमा, निर्णयोपमा, इलेघोपमा, सन्‍्तानोपमा, निनदोपमा, आचिख्या- 
सोपमा, विरोधोपमा, प्रतिशेधोपमा, चट्पमा, तत्त्वाख्यानोपमा, असाधा रणोपमा, 
अभूत्तोपमा, असंभाषितोपमा, बहुपमा, विक्रियोपमा, मालोपमा, वाक्यार्थपमा, 
प्रतिवस्तृपमा, तुल्ययोगोपमा, हेतुपमा, आदि उपम।के भेदोका सोदाहरण स्व- 
रूप बतलाया है| रूपक अलंका रके प्रसंगमे समस्तरूपक, व्यस्तरूपक, समस्त- 
व्यस्तरूपक, सकलरूपक, अवयवरूपक, अयुक्त रपक, विषमरूपक, विरुद्धछपक, 
हेतुरूपक, उपमारूपक, व्यतिरेकरूपक, क्षेपरूपक, समाधानरूपक, रूपकरूपक, 
अपहृतिरूपक आदि भेदोंका विवेचन किया है। वृत्तिअलका रके अन्तगंत उसके 
भेद-प्रमेद भी वरणित हैं । दीपक, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, आक्षेप, 
उदात्त, प्रेय, ऊजंस्व, विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, श्लेष, निदर्शना, व्याजस्तुत्ति, 
आशी:, अवसरसार, भ्रान्तिमान्‌, संशय, एकावलो, परिकर, परिसख्या, प्रश्नात्तर, 
संकर, आदि अलंकारोंके भेद-प्रभेदों सहित लक्षण व उदाहरणोका विवेचन 
किया है । 

दशम परिच्छेदमें दोष और गुणोंका विवेचन किया है। यह परिच्छेद 
काव्यके दोष और गुणोंको अवगत करनेके लिए विशेष उपयोगी है । इस प्रकार 
इस ग्रंथमें अलंका रशास्त्रका निरूपण विस्तारपूवंक किया गया है। आचाय॑े 
विजयवर्णीने सरस शैलोमें अलंका र-विषयका समावेश किया है। 


अभिनव वाग्मटू 
अलंका रशास्त्रके रचयित्ताओंमें वाग्भट्टका महत्त्वपृर्ण स्थान है। ये व्या- 
करण, छन्द, अलंकार, काव्य, नाटक, चम्पू आदि विधाओंके ममंज्ञ विद्वान थे। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३७ 


इनके पिताका नाम नेमिकुमार था | नेमिकुमारने राहडपुरमें भगवान नेमिनाथ- 
का और नलोटपुरमें २२ देवकुलकाओं सहित आदिनाथका विशाल मंदिर निर्मित 
किया था | काव्यानुशासनमें लिखा है-- 
नामेयचेत्यसदने दिशि दक्षिणस्यां | द्वाविशतिविदधता जिनमन्दिराणि। 
मन्‍्ये निजाग्रवरप्रभुराहडस्थ । पूर्णीकृतो जगति येन यशः शशांक: ॥ 
--काव्यानुशासन पृ० रे४ 
नेमिकुमारके पिताका नाम मत्रकलप और माताका नाम महादेवी था। 
इनके राहुड और नेमिकुमार दो पुत्र थे, जिनमें नेमिकुमार लघु और राहड ज्ये8 
थे | नेमिकुमार अपने ज्येष्ठ भ्रात्ता राहडके परम भक्त थे और उन्हे श्रद्धा और 
प्रेमकी दृष्टिसे देखते थे । 
कवि वाग्भटु भक्तिरसके अद्वितोय प्रेमी थे | उन्होंने अपने अराध्यके चरणो- 
में निवेदन करते हुए बताया है कि मै न मुक्तिकी कामना करता हूँ और न 
धनवभवकी । मे तो निरन्तर प्रभुके चरणोका अनुराग चाहता हुँ-- 
नो मुकत्ये स्पृहयामि विभवे: कार्य न सांसारिके:, 
कित्वायोज्य करो पुनरिद त्वामीशमभ्यचंये । 
स्वप्नें जागरणे स्थित विचलने दु:खे सुखे मदिरे, 
कान्तारे निशि वासरे च सत्तत भक्तिमंमास्तु त्वाय | 
अर्थात्‌ हे नाथ में मुक्तिपुरीकी कामना नहीं करता ओर न सांसारिक 
कार्योकी पूत्तिके लिए घन-सम्पत्तिकी ही आकांक्षा करता हूँ; किन्तु हे स्वामिन्‌ 
हाथ जोड़ मेरी यही प्राथंना है कि स्वप्नमें, जागरणमे, स्थितिमें, चलनेमें, 
सुख-दुःखमें, मन्दिरमें, वन, पर्वत आदियें, रात्रि और दिनमे आपकी ही भक्ति 
प्राप्त होती रहे । मे आपके चरणकमलोंका सदा भ्रमर बना रहूँ। 
कवि वास्भदुने अपने ग्रंथोंमें अपने सम्प्रदायका उल्लेख नही किया है, पर 
काव्यानुशासनकी वृत्तिके अध्ययनसे उनका दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी होना 
सूचित होता है। उन्होने समन्तभद्ग के बुहृत्स्वयं भस्तोत्रके द्वितीय पद्चको “'प्रजा- 
पतियं: प्रथम॑ जिजीविषु:” आदि “आगमआप्तवचनं यथा” वाक्यके साथ उद्धृत 
किया है। इसी प्रकार पृष्ठ पपर यह ६५वाँ पद्य भी उद्धत्त है-- 
नयास्तवस्यात्यदसत्यलांछिता रसोपविद्धा इव लोहधातव:। 
भवन्त्यभि प्रेतगुणा यत्तस्ततो भवम्तमार्या: प्रणता हिलैषिण: ॥ 
इसी प्रकार पृष्ठ १५पर आचाय॑ वोरनन्दीके मंगल-पद्यको उद्घृत किया 
है। पृष्ठ १६पर नेमिनिर्वाण काव्यका निम्नलिखित पद्म उद्धुत है-- 


३८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





गुणप्रतीत्ति: सुजनाज्जनस्य दोषेष्ववज्ञा खलजल्पितेषु । 
अतो श्र्‌वं नेह मम प्रबन्धे प्रभूतदोषेधप्ययशोवकाश: ॥१।२७ 
इन उद्धरणोंसे यह स्पष्ट है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायके कवि हैं। इस 
ग्रन्थमे 'चन्द्रप्रभ' और "नेमिनिर्वाण के अतिरिक्त धनञ्जयकी नाममाला ओर 
राजोमतिपरित्यागके भी उद्धरण मिलते है । 
स्थितिकाल 


काव्यानुशासन और हन्दोनुशासनके रचयिता वाग्भट्रका समय आशाधरके 
पश्चात्‌ होना चाहिए। कविने नेमिनिर्वाणके साथ राजीमतिपरित्याग या 
राजोमतिविप्रलंभके उद्धरण प्रस्तुत किये हैं | काव्यानुशासनमे आये हुए निम्न- 
लिखित उद्धरणसे भी वाग्भट्टके समयपर प्रकाश पड़ता है-- 


“इति दण्डिवामनवाग्भटादिप्रणीता दशकाव्यगुणा:। वयं तु माधुय्यौज- 
प्रसादलक्षणांस्त्रीनेव गुणा मन्यामहे, शेषास्तेष्वेवान्तभंवन्ति | तद्यथा--माधुयें 
कान्ति' सौकुमारयँ च, औजसि इलेष: समाधिरुदारता च। प्रसादे5यंव्यक्ति: 
समता चान्तभेवति ।”* 

इस अवतरणमें दण्डी, वामन ओर वाग्भट्की मान्यत्ताओंका कथन आया 
है । वाग्भट्ने वाग्भटालका रकी रचना जयसिहके राज्यकालमें अर्थात्‌ वि० सं० 
की १२वों शत्ताब्दिमें की है। अतएव काव्यानुशासनके रचयिता वाग्भट्का समय 
१२वीं शत्ताब्दिके पश्चात्‌ होना चाहिए। आशाधरके 'राजीमतिविप्रलंभ' या 
'राजीमत्तिपरित्याग' काव्यके उद्धरण आनेसे इन वाग्भट्का समय आशाधरके 
पद्चात्‌ अर्थात्‌ वि० की १४वीं दातीका मध्यभाग होना चाहिए। 
रचनाएं 

वाग्भट्ट केवल अलकार या छन्‍्द झास्त्रके ही ज्ञाता नही हैं, अपितु उनके 
द्वारा प्रबन्धकाव्य, नाटक और महाकाव्य भी लिखे गये है। काव्यानुशासनकी 
वृत्तिमें लिखा है-- 

“विनिर्मितानेकनव्यनाटकच्छन्दो5लंका रमहाका व्यप्रमुखमहा प्रबन्धबन्धु रो 5- 
पारता रशास्त्रसागरसमुत्त रणतीर्थायमानशेमुधी “महा कविश्रीवाग्मटो *।” 


इस अवतरणपसे स्पष्ट है कि वाग्भट्टने अनेक ग्रन्थोंकी रचना को है; पर 
अभी तक उनके दो ही ग्रन्थ उपलब्ध है--छन्दोनुशसन और काव्यानुशासन । 


छत्दोनुशासनको पाण्डुलिपि पाटणके श्वेताम्बरीय ज्ञानभण्डारमे विद्यमान है। 








१. काव्यानुशासन २३१ | 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३९ 


इसकी ताड़पत्रसख्या ४२ और इलोकसंख्या ५४० हैं। इसपर स्वोपज्ञवृत्ति भी 
पायी जाती है | मंगरलपद्में कविने बताया है-- 


विभूं. नामेयमानस्थय छन्दसामनुशासनम्‌ | 
श्रीमन्नेमिकुमारस्थात्मजो5हू॑ वच्मि वारभट ॥ 


यह छन्‍्दग्रन्थ पाँच अध्यायोमे विभकक्‍त है--१. संज्ञा, २ समवृत्ताख्य, 
३ अद्धंसमवृत्ताख्य, ४ मात्रासमक और ५. मात्राछन्दक | 


काव्यानुशासनके समान इस ग्रंथमें दिये गये उदाहरणोंमें राहुड और नेमि- 
कुमारकी कीत्तिका खुला गान किया गया है। छन्दशास्त्रकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ 
उपयोगी मालूम पड़ता है । 


काव्यानुशासन 


यह रचना निर्णयसागर प्रेस बम्बईसे छप चुकी है। रस, अलकार, गृण, 
छन्‍्द और दोष आदिका कथन आया है। उदाहरणोंमे कविने बहुत्त ही सुन्दर- 
सुन्दर पद्मयोको प्रस्तुत किया है। यधा-- 


को5ष्यं नाथ जिनो भवेत्तव वश्ी हु हु प्रतापी प्रिये 
हु हु वहि विमुब्च कालस्मते शौर्यावलेपक्रिया । 
मोहोध्नेन विनिर्जित: प्रभुरसौ तत्किद्धूरा के वयं 
इत्येबं रतिकामजल्पविषय. सोध्यं जिन: पातु वः ॥ 
अर्थात्‌ एक समय कामदेव और रत्ति जंगलमें विहार कर रहे थे कि अचा- 
नक उनकी दृष्टि ध्यानस्थ जिनेन्द्रपर पड़ी | जिनेन्द्रके सुभभ शरीरकों देखकर 
उनमें जो मनोरंजक संवाद हुआ उसीका अंकन उपयुक्त पद्ममें किया गया है । 
जिनेन्द्रको मेरुवत्‌ निश्चल ध्यानस्थ देखकर रति कामदेवसे पूछती है कि हे 
नाथ, यह कौन है ? कामदेव उत्तर देता है--यह जिन हैं--रामद्रेष आदि कमे- 
शत्रुओंको जीतने वाले । पुनः रति पूछती है कि ये तुम्हारे बशमें हुए हैं ? 
कामदेव उत्तर देता है-प्रिये वे मेरे बशमें नही हुए, क्योंकि प्रतापी है। पुनः 
रति कहती है कि यदि तुम्हारे वशमे ये नहीं है तब तुम्हारा त्रेलोक-बिजयी 
होलेका अभिमान व्यर्थ है। कामदेव रत्तिसे पुन: कहता है कि इन जिनेन्द्रने 
हमारे प्रभु मोहराजको जीत लिया है। अतएव जिनेन्द्रको वद्य करनेकी मेरी 
शक्ति नहीं । 
हे प्रकार कारणमालालंकारके उदाहरणमें दिया गया पद्च भी बहुत्त 
सुन्दर है-- 


४० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


जितेन्द्रियत्व॑ विनवस्थ कारणं, गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षण जनो$नु रज्यते, जनानुरागप्रभवा हि. सम्पदः॥ 
इस प्रकार यह काव्यानुशासन काव्यशास्त्रको शिक्षा देता है। इसमें अ्लं- 
कारोंके साथ गुणदोष और रीतियोंका भी कथन भया है। 


'अष्टांगहृदय' के कर्त्ता वाग्भट्‌ट जेनेतर मालूम पढ़ते है । 


महाकति आशाधर 


आज्ाघरका अध्ययन बडा ही विशाल था । वे जेनाचा र, अध्यात्म, दर्शन, 
काव्य, साहित्य, कोष, राजनीति, कामशास्त्र, आयुर्वेद आदि सभी विषयोके 
प्रकाण्ड पण्डित थे | दिगम्बर परम्परामें उन जेसा बहुश्रुत गृहस्थ-विद्वान्‌ ग्रन्थ- 
कार दूसरा दिखलाई नहीं पड़ता । 


आजाधर माण्डलगढ (मेवाड) के मूलनिवासी थे | किन्तु मेवाड़ पर मुसलमान 
बादशाह शहाबुद्दीन गो रीके आक्रमणोंके होनेसे तरर्त होकर मालवाकी राजधानी 
घारा नगरीमें अपने परिवार सहित्त आकर बस गये थे । पं० आशाधर बचेर- 
वाल जातिके श्रावक थे। इनके पिताका नाम सल्लक्षण एवं माताका नाम 
श्रीरत्नी था। सरस्वती इनकी पत्नी थी, जो बहुत सुशील और सुशिक्षिता 
थी। इनके एक पुत्र भी था, जिसका नाम छाहड था। सागा रधर्मामृत्तके अन्तमें 
इन्होने अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 


व्याध्रेरवालव रवंशस रो जहंस' 
काव्यामृतोधरसपानसूतृप्तगात्र' । 
सल्लक्षणस्थ त्तनयो नयविश्वचक्षु- 
राशाधरो विजयता कलिकालिदास ॥ 


आशाघरजीने अपने सुयोग्य पुत्रकी स्वय प्रशंसा को है । कहा जाता हे 
कि इनके पित्ता अपनी योग्यताके कारण मालवानरेश अजुन वर्मदेवके सन्धि- 
बिग्रह मन्‍्त्री थे। आशावरजाने धारा नगरीमे व्याकरण और न्यायशास्त्रका 
अध्ययन किया था | इतके विद्यागुरु प्रसिद्ध विद्वान प० महावीर थे | 


विन्ध्यवर्माका राज्य समाप्त होनेपर आशाधर नालछा-नलकच्छपुरमें रहने 
लगे थे। उस समय नलकच्छपुरके राजा अजुन वमंदेव थे। उनके राज्यमे 
इन्होंने अपने जीवनके ३५ वर्ष व्यतीत किये और वहाँके अत्यन्त सुन्दर नेमि- 
चेत्यालयमें ये जेन साहित्यको उपासना करते रहे । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एव लेखक : ४१ 


आशाघरके पाण्डित्यकी प्रशंसा उस समयके सभी भट्टारक विद्वानोंने की 
है। उदयसेनने आपको “नयविश्वचक्षु ” तथा 'कलि-कालिदास' कहा है। मदन- 
कीत्ति यत्तिपतिने '्रज्ञापुलुअ/" कहकर आशाधरकी प्रशंसा की है। स्वयं 
गृहस्थ रहनेपर भी बड़े-बडे मुनि और भट्टारकोंने इनका शिष्यत्व स्वीकार 
किया है । 

जैनधर्मके अतिरिक्त अन्य मतवाले विद्वानु भी आपको विद्वत्तापर मुग्घ 
थे । माल्यानरेश अजु नदेव स्वयं विद्यात्‌ और कवि थे। अमरुकशतककी रस- 
सञ्जीवनी नामकी एक संस्कृततटीका काव्यमालामें प्रकाशित हुई है। इस 
टीकामे “यदुक्तमुपाध्यायेन बालसरस्वत्यपरनाम्ना मदनेन' इस प्रकार लिखकर 
मदनोपाध्यायके श्लोक उदाहरणस्वरूप उद्धुत किये हैं और भव्यकुमुदचन्द्रिका 
टीकाकी प्रशस्तिके नवम इलोकके अन्तिम पादकी टीकामे ५० आशाघरने 
'आपु: प्राप्ता' बालसरस्वत्तिमहाकविमदनादय:' लिखा है। इससे स्पष्ट है कि 
अमरुकशत्तकम उद्धृत उदाहरणस्वरूप इलोक आशाघरके शिष्य महाकवि 
मदनके हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन लेखमालामे अजुन वर्मदेवका तीसरा 
दानपत्र प्रकाशित हुआ, जिसके अन्तमे 'रचित्तमिदं राजगुरुणा मदनेन” लिखा 
है । अतः यह स्पष्ट है कि आशाघरके शिष्य मदनोपाध्याय, जिनका दूसरा नाम 
बालसरस्वती था, मालवाधीश महाराज अजुनदेवके गुरु थे | 


अमरुकशतककी टीकामें आये हुए पद्मोंसे यह भी ज्ञात होता है कि मदनो- 
पाध्यायका कोई अलका रग्रन्थ भी था, जो अभी तक अप्राप्त है। 
मदनकीत्तिके सिवा आशाधरके अनेक मुनि शिष्य थे। व्याकरण, काव्य, 
न्याय, धर्मशास्त्र आदि विषयोंमे उनकी असाधारण गति थी । बताया है-- 
यो द्वाग्व्याकरणाब्धिपारमनयच्छुश्रूषमाणान्न कान्‌ 
षट्तकीपरमास्त्रमाप्य न यतः प्रत्यथिन: केउक्षिपन्‌ । 
चेर: केडसखलित न येन जिनवाग्दीप॑ पथि ग्राहिताः 
पोत्वा काव्यसुधां यतश्च रसिकेष्वापुः प्रतिष्ठां न के ॥। ९. | 


अर्थात्‌ शुश्रुषा करनेवाले दिष्योंमेसे ऐसे कौन हैं, जिन्हे आशाधरने व्या- 
करणरूपी समुद्रके पार शीघ्र ही न पहुँचा दिया हो तथा ऐसे कौन है, जिन्होंने 
आशाधरके षट्दर्शनरूपी परमशस्त्रकों लेकर अपने प्रतिवादियोंके न जीता हो, 
तथा ऐसे कौन हैं जो आशाधघरसे नि्ंल जिनवाणीरूपी दीपक ग्रहण करके 


१ इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योडभिनन्दितः प्रीत्या। 
प्रज्ञापुज्जोसीति च योडईभिहितो मदनकीतियतिपतिना ॥ 


४२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मोक्षमागं॑में प्रवृद्ध न हुए हों और ऐसे कोन शिष्य हैं जिन्होंने आशाधरसे 
काव्यामृतका पान करके रसिकपुरुषोंमें प्रतिष्ठा न प्राप्त की हो ? 

आशाधरने अपने अन्य दो शिष्योंके नाम भी दिये हैं--वादीन्द्र विशाल- 
कीत्ति और भट्वारक देवचन्द्र | विशालकीत्तिको षड्दर्शनन्यायकी शिक्षा दी 
थी और देवचन्द्रको धरंशास्त्रकी | मदनोपाध्यायकों काव्यका पण्डित बनाकर 
अजु नवमंदेव जेसे रसिक राजाका राजगुरु बनाया था। इससे स्पष्ट हैं कि 
आशाधर महान्‌ विद्वान थे और इनके अनेक शिष्य थे । 


घारा नगरीसे दस कोसकी दूरीपर नलकच्छपुर स्थित था। यहाँ आकर 
आशाध रते सरस्वत्तीकी साधना विशेषरूपसे की | 

आज्याघरका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे अनेक विषयोके विद्वान्‌ होनेके 
साथ असाधारण कवि थे । उन्होने अष्टागहृदय जैसे महत्त्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रन्थपर 
टीका लिखी | काव्यालंकार और अमरकोशकी टीकाएँ भी उनकी विद्वत्ताकी 
परिचायक है| आशाधर श्रद्धालु भक्त थे | उनके अनेक मित्र और प्रशसक थे । 
उनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज था, जिससे मुनि और भट्टारक भी 
उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमें गौरवका अनुभव करते थे। उन्तकी लोक- 
प्रियताकी सूचना उनकी उपाधियाँ ही दे रही है । 


स्थितिकाल 


महाकवि आशाधरने अपने ग्रन्थोंमें रचना-तिथिका उल्लेख किया है। 

उन्होने अनगारधममृतकी भव्यकुमुद्चन्द्रिका टीका कात्तिक शुक्ला पचरमी 
सोमवार विं० स० १३०० को पूर्ण की थी। इस समय इनकी आयु ६५-७० 
बर्षकी रही होगी | इस प्रकार उनका जन्म वि० सं० १२३०-३५ के लगभग 
आत्ता है। पं० आशाघरके तीन ग्रन्थ मुख्य है और सत्र पाये जाते है। जिन- 
यज्ञकल्प, सागारधर्मामृत और अनगरारधर्मामृत । जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिमें 
कई ग्रन्थोके नाम आये है--- 

स्थाद्बादविद्याविशदप्रसाद: प्रमेयरत्नाकरनामधघेय. | 

तकंप्रबन्धोी निरवद्यपद्मपीयूषपूरों बहतिस्म यस्मात्‌ ॥१०॥ 

सिद्धयडूं भरतेश्वराभ्युदयसतुकाव्यं निबन्धोज्ज्वलम्‌ 

यस्त्र विद्यकवीन्द्रमो दनसहूं स्वश्रेयसे5रीरचत्‌ | 

योुद्रावयरसं निबन्धरुचिरं शास्त्र च धर्मामृतम्‌ 

विर्मायव्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्र हृदि ॥११॥ 

आयुर्वेदविदामिष्टा.. व्यक्तुं वाग्मटसंहिताम्‌ । 

अष्टाजुहृदयोद्योतं... निबन्धमसुजञ्च यः ॥११॥ 


आचार्यतुल्य काथ्यकार एवं लेखक ४३ 


अर्थात्‌ स्थाद्गादविद्याका निमंल प्रसादस्वरूप प्रमेयरत्नाकरनामका न्याय- 
ग्रन्थ, जो सुन्दर पद्यरूपी अमृतसे भरा हुआ है, आशाध रके हृदय-सरोवरसे 
प्रवाहित हुआ | भरतेब्वराभ्युदयनामक उत्तम काव्य अपने कल्याणके लिये 
बनाया, जिसके प्रत्येक स्गके अन्तमें 'सिद्ध/ शब्द आया है, जो तीनों विद्याओंके 
जानकार कवीन्द्रोंकी आनन्द देनेवाला है और स्वोपज्ञटीकासे प्रकाशित है। 
इनके अतिरिक्त धर्मामृत' शास्त्र, वाग्भट्रसंहिताकी अष्टांगहृद्रयोद्योतिनी टीका 
रची | मूलाराधना और इष्टोपदेशपर भी टोकाएँ लिखी। अमरकोशपर क्रिया- 
कलापनामक टीका बनायो। आराधनासार और भूपालचतुर्विशतिका आदि 
की टोकाएँ भी लिखी! वि० स० १२८५ के पू॑ रचे हुए ग्रन्थोंकी तालिका 
जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिमें पाई जाती है। इसके पद्चात्‌ वि० सं० १२८६ से 
१२९६ तकके मध्यमे रचे गये ग्रन्थोंका उल्लेख सामारधर्मामुतकी टीकामे पाया 
जाता है। १२५६ के अनन्तर जो ग्रन्थ रचे, उन्तका निर्देश अनागरधर्मामृत- 
टीकामें पाया जाता है । इस टीकामे राजीमतिविप्रलभनामक खण्डकाव्य, 
अध्यात्म रहस्य और रत्नत्रयविधान इन तीन ग्रन्थोका निर्देश मिलता है । 


आश्वाधरके समयकी पुष्टि अजुंनवर्मदेवके दानपत्रोंसे भी होतो है। अजुन- 
वर्मदेवके तीन दानमात्र प्राप्त हुए हैं--१. वि० सं० १२६७ का, २. वि० स॒० 
१२७० का, ३. वि० स० १२७२ का। इसके पदचात्‌ अजुंनदेवके पुत्र देवपाल- 
देवके राज्यत्वकालका एक अभिलेख हरसोदामें मिला है, जो वि० सं० "२७५ 
का है। इससे ज्ञात होता है कि १२७२ और १२७५ के बीचमे अजुंनदेवके 
राज्यका अन्त हो चुका था| अजु नदेवके राज्यका प्रारम्भ वि० सं० १२६७ 
के कुछ पहले हुआ है । वि० सं० १२५० में जब आशाधर धारामें आये थे तब 
विन्ध्यवर्माका राज्य था, क्योंकि विन्ध्यवर्माके मन्‍्त्री विद्यापति विल्हणने 
आशाघरकी घिद्धत्ताकी प्रशंसा की है। यदि आशाघरके विद्याभ्यासकाल ७-८ 
वर्ष माना जाय, त्तो विन्ध्यवर्माका राज्य वि० सं० १२५७-५८ तक रहुत्ता है। 
विन्ध्यवर्माके पश्चात्‌ सुभटवर्माका राज्यकाल ७-८ वर्ष माना जाय, तो भजुन- 
देवके राज्यकालका समय वि० सं० १२६५ आता है। इसी समयके लगभग 
आशाधर नलकच्छमें आये होंगे । 


हद अजुंनदेवके दानपन्नमें' उनकी कुलपरम्परा निम्न प्रकार 
आई है-- 





१. बंगाल एजशियाटिक सोसाइटीका जल, जिल्द ५, पृ० ३७८ तथा भाग ७, पृ० २५ 
और ३२ । 


४४ : तोथकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


भोज--उदयादित्य--नरवर्मा, यज्योवर्मा, अजयवर्मा, विन्ध्यवर्मा या 
विजयवर्मा, सुभटवर्मा और अजुंनवर्मा | अजु नवर्माके कोई पुत्र नहीं था । इस- 
लिये उसके पीछे अजयवर्माके भाई लक्ष्मीवर्माका पौत्र देवपाल और देवपालके 
पश्चात्‌ उसका पुत्र जयतुंगिदेव (जयसिंह) राजा हुआ । 

आशाधर जिस समय धारामें आये उस समय विन्ध्यवर्माका राज्य था और 
वि० सं० १२९६ में जब उन्होंने सामारधर्मामृतकों टीका लिखो तब जयतुंगि- 
देव राजा थे। इस प्रकार आशाघर धाराके सिंहासनपर पाँच राजाओंको देख 
चुके थे। विन्ध्यवर्माके मनन्‍्त्री विद्यापति विल्हणने आशाधरकी विद्वत्तापर 
मोहित होकर लिखा-- 

“आशाधरत्वं॑ मयि विद्धि सिद्ध निसगंसोन्दर्यमजयंमार्य । 
सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थे परं वाच्यमय प्रपञ्च:॥ 

इस प्रकार आशाधरका समय वि० को तेरह॒वी शती निश्चित है। 
रचनाएँ 

आशाधरने विपुल परिमाणमें साहित्यका सुजन किया है| वे मेघावी कवि, 
व्याख्याता और मौलिक चिन्तक थे | अबतक उनकी निम्नलिखित रचनाओके 
उल्लेख मिले है-- 

१. प्रमेयरत्नाकर, २ भरतेहवराभ्युदय, ३ ज्ञानदीपिका, ४ राजीमत्ति- 
विप्रलंभ, ५. अध्यात्मरहस्य, ६. मूला राधनाटीका, ७. इष्टोपदेशटीका, ८ भूपाल- 
चतुविशतिकाटीका, ९ आराधनासारटीका, १०. अमरकीशटीका, ११ क्रिया- 
कलाप, १२. काव्यालंका रटीका, १३. सहस्ननानस्तवन सटीक, १४. जिनयज्ञ 
कल्प सटीक, १५, त्रिषष्ठिस्मृतिशास्त्र, १६ नित्यमहोद्योत, १७. रत्नत्रय- 
विधान, १८. अष्टांगहद्योतिनीटीका, १५९ सागारघर्मामृत सटीक ओर २०, 
अनगा रधर्मामृत सटोक | 
अध्यात्मरहस्य 

पं० आशाधरजीने अपने पिताके आदेशसे इस ग्रन्थकी रचना को । साथ 
ही यह भी बताया है कि यह शास्त्र प्रसन्न, गम्भीर और आरब्ध योगियोंके 
लिये प्रिय बस्तु है। योगसे सम्बद्ध रहनेके कारण इसका दूसरा नाम योगो- 
दीपन भी है। कविने लिखा है-- 

“आदेशात्‌ पितुरध्यात्म-रहस्य नाम यो व्यधात्‌ | 
शास्त्र प्रसन्न-गम्भी र-प्रियमा रब्धयोगिना स्‌ ॥ 


अन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है-- 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ४५ 


इत्याशाधर-विरचित-धर्मामृतनाम्नि सूक्ति-संग्रहे योगोह्दीपनो नामाष्टा- 
दह्योष्ष्याय: ।' 

इस ग्रन्थमें ७२ पद्म है और स्वात्मा, शुद्धात्मा, श्रुतिमति, ध्यात्ति, दृष्टि 
और सद्गुरुके रक्षणादिका प्रतिपादन किया है । पश्चात्‌ रत्नत्रयादि दूसरे 
विषयोंका विवेचन किया है। वस्तुतः इस अध्यात्मरहस्यमें गुण-दोष, विचार- 
स्मरण आदिकी शक्तिसे सम्पन्न भावमन और द्रव्यमनका बड़ा ही विशद 
विवेचन किया है। यह योगाभ्यासियों और अध्यात्मप्रेमियोके लिये उपयोगी है । 


त 

आशाघ रने धर्मामृत ग्रन्थ लिखा है, जिसके दो खण्ड हैं--अनगारधर्मामृत् 
और सागारबर्मामृतत। अनग्रारधर्मामृतमे मुनिधमंका वर्णन आया है तथा 
मुनियोंके मुलगुण और उत्तरगुणोका विस्तारपुर्वंक निरूपण किया है। आशा- 
घर विषयवस्तुके लिये मुलाचारके ऋणी है । 

सागा रधर्मामृत्तमे गृहस्थधर्मका निरूपण आठ अध्यायोंमे किया है। 
प्रथम अध्यायमे श्रावकधमंके ग्रहणकी पात्रता बतलाकर पाँच अणुन्नत, त्तीन 
गुणब्रत और चार शिक्षात्रत तथा सलल्‍लेखनाके आचरणको सम्पूर्ण सागरधम 
बतलाया है| उक्त १२ प्रकारके धर्मको पाक्षिक श्रावक अभ्यासरूपसे, नैष्ठिक 
आचरणछझूपसे और साधक आत्मलछीन होकर पालन करता है । 

आठ मलगणोंका धारण, सप्त व्यसनोंका त्याग, देवपूजा, गुरूपासना और 
पात्रदान आदि क्रियाओंका आचरण करना पाक्षिक आचार है। धर्मका मूल 
अहिंसा और पापका मूल हिंसा है। अहिसाका पालन करनेके लिये मद्य, मांस, 
मधु और अभक्ष्यका त्याग अपेक्षित है। रात्रिभोजनत्याग भी अहिसाके अच्त- 
गंत है । 

गुह-विरत श्रावक आरम्भिक हिसाका पूर्ण त्याग करता है और गृह-रत 
श्रावक, संकल्पी हिसाका। सत्याणुव्रत, अचौर्याणुक्रत, ब्रह्मचर्याणुत्रत और परि- 
ग्रहपरिमाणाणुत्रतका धारण करना भी आवश्यक है। श्रावक गुणब्रतत और शिक्षा- 
ब्रतोंका पालन करता हुआ अपनी दिनचर्याकों भी परिमार्जित करता है। वह 
एकादश प्रत्तिमाओका पारूत करता हुआ अंतमें सललेखना द्वारा प्राणोंका 
विसर्जन कर सद्गति लाभ करता है। इस प्रकार धर्मामृतमें श्रमण ओर श्रावक 
दोनोंकी चर्याओंका वर्णन किया है । 
जिनयज्ञकल्प 

प्रतिष्ठाविधिका सम्यक्‌ प्रतिपादन करनेके लिये आशाधरने छः: अध्यायोंमें 
जिनयज्ञकल्पविधिको समाप्त किया है। प्रथम अध्यायमें मन्दिरके योग्य भूमि, 


४६ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


मृतिनिर्माणके लिये शुभ पाषाण, प्रतिष्ठायोग्य मूर्ति, प्रतिष्ठाचार्य, दीक्षागुरु 
यजमान, मण्डप-विधि, जलयात्रा, यागमण्डलू-उद्धार आदि विषयोंका वर्णन 
है। द्वितीय अध्यागमें तीथंजल लानेकी विधि, पञ्चपरमेष्ठिपूजा, अन्य देव- 
पूजा, जिनयज्ञादिविधि, सकलीकरणक्रिया, यज्ञदोक्षाविधि, मण्डपप्रतिष्ठा- 
विधि और वेदोप्रतिष्ठाविधि वणित है। तृतीय अध्यायमें यागमण्डलकी पूजा- 
विधि और यागमण्डलमे पूज्य देवोंका कथन किया है । 

चतुथ॑ अध्यायमे प्रतिष्ठेय प्रतिमाका स्वरूप अहंंन्तप्रतिमाकी प्रतिष्ठाविधि, 
गर्भकल्याणककी क्रियाओंके अनन्तर जन्मकल्याणक, तपकल्याणक, नेत्रीन्भीलन, 
केवलज्ञानकल्याणक और निर्वाणकल्याणककी विधियोंका वर्णन आया है। 

पञचम अध्यायमे अभिषेक-विधि, विसजेन-विधि, जिनालय-प्रदक्षिणा 
पुण्याहवाचन, ध्वजारोहण-विधि एवं प्रतिष्ठाफलका कथन आया है। षष्ठ 
अध्यायमें सिद्ध-प्रत्तिमाकी प्रतिष्ठा-विधि बृह॒द्सिद्धाचक्र ओर लघुसिद्धचक्रका 
उद्घार, आचायं-प्रतिष्ठा-विधि, श्रुत्तदेवता-प्रतिष्ठा-विधि एवं यक्षादिकी 
प्रतिष्ठाविधिका वर्णन है | षष्ठ अध्यायके अन्तमे ग्रन्थकर्त्ताको प्रशस्ति अंकित 
है। परिशिष्टमे श्रुतपृजा, गुरुपुजा आदि संगृहोत है। 
त्रिषष्ठि स्मृतिज्ञास्त्र 

इस ग्रन्थमें ६३ शलाका-पुरुषोंका संक्षिप्त जीवन-परिचय आया है। ४० 
पद्मोमें तीथंकर ऋषभदेवका, ७ पद्मयोंमे अजितनाथका, ३ पद्मोमें संभव- 
नाथका, ३ पद्योंमें अभिनन्दनका, ३ में घुमततिनाथका, ३ में पद्मप्रभका, ३ मे 
सुपाइ्व॑ जिनका, १० में चन्द्रप्रभका, रे में पुष्पदन्तका, ४ में शीतलनाथका, १० 
में श्रेयांस त्तीर्थकरका, ५ में वासपूज्यका, १६ में विमलनाथका, १० में अनन्त- 
नाथका, १७ में धमंनाथका, २१ में शान्तिनाथका, ४ में कुन्थुनाथका, २६ में 
अरनाथका, १४ में मल्लिताथका और ११ मे मुनिसुक्रतका जीवनवृुत्त वणित है। 
इसी संदर्भमें राम-लक्ष्मणकी कथा भी ८१ पद्योंमि वणित है। त्दनन्तर २१ पद्योंमे 
कृष्ण-ब॒लराम, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आदिके जीवनवृत्त आये है। मेमिनाथका जोवन- 
वृत्त भी १०१ पद्योंमे श्रोकृष्प आदिके साथ वणित है। अनन्तर ३२ पद्योंमें 
पाश्वंनाथका जीवन अंकित किया गया है। पश्चात्‌ ५२ पद्योंसे महावी र-पुराण- 
का अंकन है | तीरथंकरोंके कालमें होनेवाले चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण 
आदिका भी कथन आया है। भ्रन्थके अन्तमें १५ पद्योंमे प्रशस्ति अंकित है। 
ग्रन्थ-रचनाकालका निर्देश करते हुए लिखा है-- 

नलकच्छपुरे श्रीमन्‍्नेमिचेत्यालयेडसिधत्‌ । 
ग्रन्थोष्यं द्विनवद्येकविकमाकंसमात्यये ॥१३॥ 
भर्थात्‌ वि० सं० १२९१में इस ग्रंथकी रचना को है। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ४७ 


महाकवि अईहास 


संस्कृत गद्य और पद्यके निर्माताके रूपमें महाकवि अहेंद्दास अद्वितीय हैं । 

मुनिसुव्रतकाव्य, प्रदेवचंपु और भव्यजनकंठाभरणकी प्रशस्तियोंसे यह स्पष्ट 
है कि महाकवि अहंद्वास प्रतिभाशाली विद्वान थे। कविने इन ग्रंथोंकी प्रश- 
स्तियोंमें आशाधरका नाम बडे आदरके साथ लिया है। अतः यह अनुमान 
लगाना सहज है कि इनके गुरु आशाघर थे । मुनिसुब्रतकाव्यके एक पद्यसे यह 
ध्वनित होता है कि अहंद्यास पहले कुमार्गमें पड़े हुए थे, पर आशाधरके धर्मा- 
मृतके अध्ययनसे उनके परिणामोंमें परिवत्तन हुआ और वे जेनघर्मानुयायी 
हो गये | बताया है-- 

धावन्कापथसंभूते भववने सन्‍्मार्गमेक॑ परम्‌ | 

त्यवत्वा श्रांततरह्चिराय कथमप्यासाद्य कालादमुम्‌ ॥ 


सद्धर्मामृत्तमुद्धुत्त जिनवच:क्षी रोदघेरादरात्‌ । 
पायं पायमितश्रम” सुखपद॑ दासो भवाम्यहेतः ॥१०।६४ 
2८ 4 ८ 


अहंद्यासः सभक्त्युल्लसितमवसितं भूघरे तत्र कृत्वा | 

कल्याणं तोथंकतुं: सुरकुलमहितः प्रापदात्मीयलोकम्‌ ॥। 
अहंद्रासोध्यमित्थं जिनपतिचरित गौतमस्वाम्युपन्ञ । 

गुम्फिल्वा काव्यबन्धं कविकुलमहित प्रापदुच्चे: प्रमोदम्‌ ॥१०६३ 


अर्थात्‌ कृमागेसि भरे हुए संसाररूपी वनमें जो एक उत्तम सनन्‍्माग्ग था, 
उसे छोडकर बहुत्तकाल तक भटकता हआ में अत्यन्त थक गया । किसी प्रकार 
काललब्धि वश उसे प्राप्त किया। उस सनन्‍्मा्गंको पाकर जिनवचनरूपी क्षीर- 
समुद्रसे उद्धृत किये और सुखके स्थान समीचीन धर्मामृतको आदरपूर्वक पी-पी- 
कर थकान रहित होता हुआ में अहंन्त भगवानका दास होता हूँ । 


देवताओंसे पूजित तथा अहंद्‌ भगवानके दास इन्द्रदेव उस सम्मेदपव॑त 
पर तीर्थंकर भगवान मुनिसृब्रतनाथका मोक्षकल्याणक सम्पन्न कर सानन्द 
अपने स्वगंलोकको लौट आये तथा कविकुलपूजित अहंहासने भी गौतम 
स्वामीसे कहे गये श्रीजिनेन्द्रचरित्तको काव्यरूपमें ग्रथित कर बड़ी भारी 
प्रसन्नता प्राप्त की 


उपयुक्त ६४वें पद्यमें आया हुआ 'धर्मामृत' पद आशाधरके 'धर्मामृत' ग्रन्थका 
सूचक है । इस पद्यसे यह अवगत होता है कि अहंद्वास पहले कुमार्ममें पड़े 


४८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचाय-परम्परा 


हुए थे। आशाधरके घर्मामृतने और उनकी उक्तियोंने उन्हें सुमागंमें लगाया । 
बहुत संभव है कि कवि अहंद्रास पहले जेनधर्मानुयायी न होकर अत्य धर्मा- 
नुयायी रहे हों। यही कारण है कि उन्हें ब्राह्मणघर्म और वेदिक-पुराणोंका 
अच्छा परिज्ञान है । 

दासो भवाम्यहंत:' पच्मयसे भी यही ध्वनित होता है। श्री पं० नाथूराम- 
जी प्रेमीका अनुमान है कि अहंहास नाम त होकर विशेषण जैसा है। उन्होंने 
ल्िखि हैं-- चतुर्विशतिप्रबन्धकी पूर्वोक्त कथाकों पढ़नेके बाद हमारा यह 
कल्पना करनेको जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीत्ति ही तो कुमामगंमें 
ठोकरें खाते-खाते अन्तमें आशाधरकी सू क्तियोसे अहंहास न बन गये हों । 
पूर्वोक्त ग्रंथोंमे जो भाव व्यक्त किये गये हैं उनसे तो इस कल्पनाकों बहुत 
पुष्टि मिलती है और फिर यह अहंद्वास नाम भी विशेषण जेसा ही मालूम 
होता है। संभव है उनका वास्तविक नाम कुछ और हो रहा हो । यह नाम 
एक तरहकी भावुकता और विनयज्ञीलता ही प्रकट करता है” ।" 'प्रेमो'जीने 
मदनकीत्तिको ही विशालकोत्ति और आशाधरकी प्रेरणासे अहंहासके रूपमें 
परिवत्तित स्वीकार किया है, पर पुष्ट प्रमाणोंके अभावमें प्रेमीजीके इस कथन- 
को स्वीकार नहीं किया जा सकता । तथ्य जो भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है 
कि अहंद्वासको आशाघ रके ग्रन्थों और वचनोंसे बोध प्राप्त हुआ है । 


स्थितिकाल 


कवि अहूं द्वासने मुनिसुव्रत्तकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यकण्ठाभरणमें आशा- 
धरका निर्देश दिया है ।आशाधरने वि० स० १३००मे अनगारधर्मामृतकी टीका 
पूर्ण की थी। अतः कवि अहंद्वास आशाधघरके पू॑बर्त्ती नही हो सकते है | अब 
विचारणीय यह है कि वे आशाध रके समकालीन है या उनके पश्चात्‌वर्त्ती विद्वान 
है। उन्होने अपने ग्रथोमे आशाधरका उल्लेख जिस रूपमे किया है उससे यही 
अनुमाच लगाया जा सकता है कि वे आशाधरके समकालीन रहे हो । 


मुनिसुव्रतकाव्यकी प्रशस्ति-- 
मिथ्यात्वकमंपटलेश्चिरमाबृते मे युग्मे दुशो: कुपथयाननिदानभूते ॥ 
आशाघरोक्तिलसदंजनसंप्रयोगे रच्छीकृते पुथुछसत्पथमाश्रित्तोईस्मि ॥१०६५॥ 


अर्थात्‌ मेरे नयन-युगल चिरकालसे मिथ्यात्वकमंके पटलसे ढके हुए थे 
और मुझे कुमागंमे ले जानेमें कारण थे। आशाधरके उक्तिरूपी उत्तम 
; अजनसे उनके स्वच्छ होनेपर मेंने जिनेन्द्रदेवके महान्‌ सत्पथका आश्रय लिया । 


६. जैन साहित्य ओर इतिहास, प्रथम संस्करण, पु० १४२-४३ । 


ग्राचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक«: ४९% 





पुरुदेवंपूका अन्तिम पद्य-- 


मिथ्यात्वपंककलुषे मम मानसे5स्मिन्‌ आशाघरोक्तिकतकप्रसरे: प्रसन्ने। 
उल्लामितेन शरदा पुरुदेवभकत्या तच्चंपुदंभजलजेन समुज्जजुम्भे॥। 
कविप्रभ्नस्ति 
अर्थात्‌ मेरा यह मानसरूप सरोवर मिथ्यात्वरूपी कीचड़से कलुषित था | 
आशाघरकी उक्तिरूपी निमंलीके प्रभावसे जब वह निमंल हुआ तो ऋषभ- 
देवकी भक्तिसे प्रसन्‍न हुई शरद्‌ ऋतुके द्वारा उसमेंसे चम्पूरूप कमल विकसित 
हुआ । 
इन पद्योंसे इतना ही स्पष्ट होता है कि आज्ञाधरकी उक्तियोंसे उनकी 
ष्टि या मानस निर्मल हुआ था; पर वे आशाधरके समकालीन थे या उत्तर- 
कालीन थे, इस पर कुछ प्रकाश नहीं पडता है। भव्यजनकण्ठाभरणमें एक 
ऐसा पद्य आया है, जो कुछ अधिक प्रकाश देता है-- 
सकत्येव तेषा भवभीरवो ये गुहाश्रमस्थाइ्चरित्तात्मधर्मा: | 
त एव शेषाश्रमिणा साहाय्या धन्या: स्यु रागाधरसूरिमुख्या' ॥२३६॥ 
आचाय॑ उपाध्याय और साधुका स्वरूप बतलानेके पश्चात्‌ ग्रन्थकार कहते 
है कि उन आचाय॑ आदिकी सूक्तियोंके द्वारा ही जो संसारसे भयभीत प्राणी 
गृहस्थाश्रममे रहते हुए आत्मधमंका पालन करते हैं और शेष ब्रह्मचयं, वान- 
प्रस्थ और साधु आश्रममें रहने वालोकी सहायता करते है वे आशाधर सूरि 
प्रमुख श्रावक धन्य है । 
इस पद्चमे प्रकारान्तरसे आशाधरकी प्रशसा की गई है और बताया गया 
है कि गृहस्थाश्रममे रहते हुए भी वे जनधरंका पालन करते थे तथा अन्य 
आश्रमवासियोकी सहायता भी किया करते थे। इस पद्यमे आशाधरकी जिस 
परोपका रवृत्तिका निर्देश किया गया है उसका अनुभव कविने सभवतः प्रत्यक्ष 
किया है और प्रत्यक्षम कहे जाने वाले सदवचन भी सूक्ति कहलाते है। अत्त- 
एवं बहुत सभव है कि अहंद्वास आशाधरके समकालीन है । अतएवं अहंद्यासका 
समय वि० स० १३०० मानना उचित हो है। यदि अहंहासको आशाधरका 
समकालीन न मानकर उत्तरकालीन माना जाय तो उनका समय वि० की 
१४वी शतीका प्रथम चरण आता है । 
रचनाएँ 


अहंद्वासकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं-- १. मुनिसुब्रतकाव्य, २ पुरुदेव- 
चम्पू और ३. भव्यजनकण्ठाभरण । 


५० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मुनिसुब्रतकाव्य 


इस महाकाव्यमें २०वें तीथंकर मुनिसुत्रतकी कथा वर्णित है। कविने १० 
सगगोमें काव्यको समाप्त किया है। कथा मूलत्त. उत्तरपुराणसे गृहीत है। 
कविने कथानकका मूलरूपमें ग्रहणकर प्रासगिक और अवान्तर कथाओंकी 
योजना नही की है | काव्यमें छ्ंगारभावनाका आरोप किये बिना भो मानव- 
जीवनका सांगोपांग विश्लेषण किया है। 

काव्यके इस लघु कलेवरमे विविध प्राकृतिक दृश्योंका चित्रण भी किया 
गया है। मगधदेशकी विशेषताओंको प्रकृतिके माध्यम द्वारा अभिव्यक्त करते 
हुए कहा है-- 

नगेषु यस्योन्नतवंशजात्ता. सुनि्मला विश्वतवृत्तरूपा, | 

भव्या भवन्त्याप्तगुणाभिरामा मुक्ता' सदा लोकशिरोविभूषा: ॥१।२४॥ 

तरगिणीना तरुणान्वितानामतुच्छपद्मच्छदलाओ्छितानि | 

पृथूनि यस्मिन्पुलिनानि रेजु कांचीपदानीव नखाज्चितानि ॥१२६॥ 

मगनके उत्तरी भागमें फैली हुई पव॑त्तश्रेणीपर विविध वृक्ष, मध्य भागमें 
लहलहाते हुए जलपुर्ण खेत और उनमें उत्पन्न रक्तकमल दर्शकोके चित्तको 

हजमे ही आक्रृष्ट कर लेते है । राजगृहके निरूपण-प्रसगमे विविध वृक्ष-लता- 
कमलोसे परिपूर्ण सरोवरोके रेखाचित्र भी अकित किये गये । 

द्वितीय पद्ममें बताया है कि वृक्ष-पक्तिसे युक्त नदियोंके सुन्दर विकसित 
कमलपतन्रोसे चिह्तित विस्तृत पुलिन नायिकाके नखक्षत जघनके समान सुशो- 
भित होते है। वाटिकाओके वृक्षों और क्रीड़ापव॑त्तोपर स्नान करनेवाली 
रमणियोका चित्रण करते हुए कविने लिखा है-- 

बहिवंने यत्र विधाय वृक्षारोह परिष्वज्य समपितास्या: ॥ 

कृताधिकारा इब कामतंत्रे कुबंन्ति संगं विटपेब्रेतत्य: ॥१।३८॥ 

आरामरामाशिरसीव केलिशेले लताकुन्तछभासि यत्र ॥ 

सकु दमा निज्ञ॑रवारिधारा सोमन्तसिन्दूरनिभा विभाति ॥१।३५॥ 

राजगृहके बाहरी उपवनोंमे वृक्षोपर चढ़ी हुई छताये काम-शास्त्रमे 
प्रवीण उपपत्तियोका आलिगन तथा चुम्बन करती हुई कामिनियोके समान जान 
पड़तो हैं । 

जिस राजगृहमे स्त्रीरूपिणी वाटिकाओंमें उनके मस्तकके समान वेणी 
रूपिणी लताओसे मंडित क्रीड़ापवंतोपर स्त्रियोंके स्‍्तान करनेसे कुकुममिश्रित्त 
जलधारा--प्नरनेसे गिरती हुई सीमन्तके सिन्दूरके समान शोभित्त थी | 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ५१ 


कविने उक्त दोनों पद्योंमें प्रकृतिका मानवीकरण कर मनोरम और मधुर 
रूपोंको प्रस्तुत किया है। उत्प्रेक्षाजन्य चमत्कार दोनों ही पद्चोंमें वत्तमान है। 


दशम समंमें जिनेन्द्र-सान्निध्यसे नीलीवनके अशोकसत्रच्छद, चम्पक, आमख्र 
आदि वृक्षोंका क्रमशः सुन्दरी स्त्रियोंके चरणघात्त, चाटुवाद, छाया, कटाक्ष 
आदिके बिना ही पुष्पित होना वरणित है। कविने यहाँ काव्यरूढियोंका भी 
अतिक्रमण किया है। 


आल्म्बनरूपमें प्रकृतिचित्रण करते हुए कविने वर्षाकालमें मेघगर्जन, 
हंसशावकों और वियोगीजनोंके कम्पित होने, सर्पोके बिलसे निकलने, मयूरोंके 
नृत्यमग्न होने एवं चासकोंके अधरपुटके उन्मीलित होनेके वर्णन द्वारा वर्षा- 
कालीन प्रकृतिका भव्यरूप उपस्थित किया है।" 


प्रकृतिमें मानवीय व्यापारों और चेष्टाओंके भी सुन्दर उदाहरण आाये हैं। 
हेमनत वर्णन-प्रसंगमें प्रात्तकालीन बिखरे हुए ओस-बिन्दृुओंसे सुशोभित, 
लताओंसे लिपटे हुए और उनके गुच्छोंरूपी स्तनोंका आलिगन किये हुए वल्षों- 
पर संभोगान्तमें निस्सृुत श्वेतकणोसे युक्त युवकोंका आरोप स्वभावत' 
उद्दीपक है।* 
वर्षाकालमें नायक और आकाशमें नायिकाका आरोपकर गाढालिंगनका 
सरस वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आकाश-नायिकाके स्तनप्रदेशपर स्थित 
माला टूट जाती है, जिससे उसके मोतो और मूँगे इन्द्रबधूटी और ओलोंके 
रूपमें बिखरे हुए दीख पड़ते हैं। 3 हे न्‍ 
कविने वसुधामे वात्सल्यमयी माताका आरोप कर भावोंकी सूक्ष्म अभि- 
व्यज्जना की है। माता अपने पुत्रों--वृश्रोंका अत्याचारी सूर्यसंतापसे रक्षण 
करनेके हेतु उसके सामने दाँत निकालकर गिड़गिड़ा रही है-- 


प्रासादचेत्यपरिखालतिकादुमक्ष्मा जाता ध्वजयुकुजहम्यंगणक्षमाव्च । 
पीठानि चेति हरसख्यभुवस्तदंत्रेकातकेलिसद्न जिनबोधलक्ष्म्या' ॥९।१०॥ 


इस प्रकार इस काव्यमे कविने कल्पनाओं और उत्प्रेक्षाओं द्वारा संदर्भाणों- 
को चमत्कारपूर्ण और सरस बनाया है। उपमा, उत्प्रेज्ञा, रूपक, परिसंख्या, 





१. मुनिसुन्नतकाव्य ९१३। 
२. वही ९२८ । 
३ वही ९२२। 


५२ : तोथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


एकावली आदि अलंकार रसोत्कषं उत्पन्न करनेमें सहायक हैं। इस काव्यमें 
पौराणिक मान्यताएँ भी वर्णित हैं; पर यथार्थंतः यह शास्त्रीय महाकाव्य है | 
पुरुदेवचम्पु 

इस चम्पुकाव्यमें आदितोरथंकर ऋषभदेवका जीवनवृत्त वणित है । कथा- 
वस्तु १० स्तवकोमे विभक्त है। कविने गद्य और पद्म दोनों ही प्रोढ़रूपमें लिखे 
है। मंगलूपद्योके अनन्तर जम्बूद्वीपका विस्तृत वर्णन है। अतिबलके राज्यका 
परिसंख्याद्वारा वर्णन करते हुए लिखा है-- 

'यस्मिन्महीपाले महीलोकलोकोत्तरप्रसाद शांतकुभमयस्तभायमानेन निज- 
भुजेन धरणीयेगदर्निविशेषमाविश्राणे, बंधनस्थिति: कुमुमेषु चित्रकाव्येषु च 
अलकाराश्रयता महाकविकाव्येषु कामिनीजनेषु च, घनमलिनाब रता प्रावुषेण्यदि- 
वरसेषु कृष्णपक्षनिशासु च, परमोहप्रतिपादन प्रमाणशास्त्रेषु युवत्तिजनमनोहरागेषु 
च, शुभक रवालशन्यता कोदडधारिषु कच्छपेषु च पर व्यवत्तिष्ठत ॥।' 

कविने भावात्मक विषयोंका समावेश पद्मोंमें किया है और वर्णनात्मक 
सदर्भोका गद्यमे | वर्णनशेलो बड़ी ही रमणीय और चित्ताकषंक है। देवांगनाएँ 

जन्माभिषेकके पश्चात्‌ नृत्य करतो हुई भावपूवंक ऋषभदेवकी पूजा करती है-- 


“नटत्सुरवधूजनप्रविसरत्कटाक्षावलिं | 
कपोलततलसंगतां त्रिभुवनाधिपस्थादरात्‌ ॥ 
सुराधिपतिसुन्दरी स्नपनतोयशंकावशात्‌ । 
प्रमाजंयितुमुद्यता किल बभूव हासास्पदम्‌ ॥५।१३॥” 
इस प्रकार इस चम्पूमें काव्यात्मक सभी गुण वत्तेमान है। इसकी गद्य-शेली 
तो पद्योकी अपेक्षा अधिक प्रौढ है। 


भ्रष्यजनकण्ठाभरण 


इस काव्यमें कुल २४२ पद्य हैं। इसमें आचार, नीति, दर्शन और सूक्ति 
इन सभीका समन्वय है । कतिपय पौराणिक मान्यताओको समीक्षा भी की 
गई है । इस ग्रन्थके प्रारंभभे वेदिक-पुराणोंकी कई मान्यताएँ अकित है। 
गणेश, कात्तिकेय, शिव-पावंततीके आख्यान निर्दिष्ट कर सकेतरूपमे उनको समीक्षा 
भो की गई है । प्रसंगवश इस ग्रन्थमें यापनीय-सम्प्रदाय, इवेत्ताम्ब र-सम्प्र दाय, 
आदिकी भी समीक्षा की गई है। कविने बताया है कि धर्म सदा अहिसासे होता 
है, हिसासे नही । जिस प्रकार कमल जलसे ही उत्पन्न हो सकता है अग्नि 
से नही, उसी प्रकार इन्द्रियनिग्रह और कषायविजय अहिसा द्वारा ही सभव है, 
हिंसा द्वारा नबही-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ५३ 


सदाप्याहसाजनितो5स्ति धर्म: स जातु हिंसाजनितः कुत. स्थात्‌ । 

न जायते तोयजकज्जमग्नेन चामृतोत्यं विषतो&्मरत्वम ॥८१॥ 

अहिंसाके पालनार्थ मद्य, मास, मधुके त्यागकका और निमेल आचरण पालन 
करनेका कथन किया है। कविने आप्तमे सर्वज्ञताकी सिद्धि करते हुए लिखा 
हैं? 

'तत्सूक्ष्मद्रान्तरिता: पदार्था" कस्यापि पुसो विशदा भवन्ति। 
ब्रजन्ति सर्वेष्प्पनुमेयता . यदेतेडनलाद्या भुवने यथेैव ॥१२३॥' 

अर्थात्‌ ससारमे जो परमाणु इत्यादि सक्ष्म पदार्य है, राम-रावण आदि 
अन्तरित पदार्थ है और हिमवन आदि द्रवर्त्ती पदार्थ है वे किसीके प्रत्यक्ष अवश्य 
हैं क्योंकि इन सभी पदार्थोकों हम अनुमानसे जानते है । जो पदार्थ अनुमानसे 
जाना जाता है वह किसीके प्रत्यक्ष भी होता है। जेसे प्॑तमें छिपी हुई 
अग्निको हम दूरसे उठता हुआ धुंआ देखकर अनुमानसे जानते है। पश्चात्‌ 
उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। 

इस ग्रन्थपर 'समन्तभद्र'के 'रत्नकरण्डश्रावकाचार'का विशेष प्रभाव है । 
्रन्थकर्त्ताने ११६ पद्यों तक कुदेवोंकी समीक्षा को है। आप्तका स्वरूप बतलानेके 
अनन्तर जिनवाणीका माहात््य ७ पद्योमे दिखलाया गया है। तत्पश्चात्‌ 
सम्यग्दशनका वर्णन आया है। इस संदर्भ ३ मृढता, ८ मद और ८ अगोका 
स्वरूप भी दर्शाया गया है। तत्पश्चात्‌ सम्यक्द्शनका माहात्म्य बतलाकर 
सज्जाति आदि सप्त परमस्थानोका स्वरूप भी एक एक पद्मयमे अकित किया गया 
है। २०६ पद्यसे २१२ पद्म तक परमस्थानोंका स्वरूप-वर्णव है। २१३वें और 
२१४वे पद्ममे सम्यकज्ञानका कथन आया है। कविने रत्नत्नरयका ही वास्तविक 
धर्म कहा है ओर उसका महत्त्व २२४वें और २२वें पद्यमे प्रदर्शित किया है । 
२२वें पद्यसे २३३वें पद्य तक पञचपरमेष्ठोका स्वरूप वणित है। इस प्रकार 
इस लघुकाय ग्रन्थमे जेनसिद्धान्तोका वर्णन आया है। 


प्मननाभ कायस्थ 


_ राजा यशोधरकी कथा जेनकवियोको विशेष प्रिय रही है | पद्मनाभने 
यशोधरचरितिकी रचना कर इस शंखलामे एक और कड़ी जोडी है| पद्मनाभकों 
जनधमंसे अत्यधिक स्नेह था और इस धम्मंके सिद्धान्तोके प्रति अपूर्व आस्था थी | 

पद्मनाभका संस्कृत-भाषापर अपूर्व अधिकार था। उन्होने भट्ठा रक गुण- 
कीत्तिके साल्निध्यमें रहकर जेनधमंके आचार-विचारों और सिद्धान्तोंका 
अध्ययन किया था । गुणकीत्तिके उपदेशसे ही इन्होने यशोधरचरित या दया- 


५४ तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सुन्दरविधान काव्यग्रन्थ राजा वोरमदेवके राज्यकालमे लिखा है। जब कवि- 
का काव्य पूर्ण हो गया, तो सनन्‍्तोषनामके जयसवालने उसको बहुत प्रशसा 
की और विजयर्सिह जयसवालके पुत्र पृथ्वो राजने उक्त ग्रन्थकोी अनुमोदना की । 

कुशराज जयसवालकुलके भूषण थे और ये वीरमदेवके मत्रो थे। इन्हीको 
प्रेरणासे यशोध रचरित लिखा गया | कुशराज राज्यकार्यमे बड़े ही निपुण थे। 
इनके पिताका नाम जेनपाल और मात्ताका नाम लौणादेवी था। पितामहका 
नाम लण्ण और पितामहीका नाम उदितादेवो था। आपके पांच और भाई 
थे, जिनमे चार बड़े और एक सबसे छोटा था | हंसराज, सेराज, रेराज, भव- 
राज और क्षेमराज | क्षेमराज सबसे बड़ा और भवराज सबसे छोटा था। 
कुणराज राजनीतिज्न होनेके साथ धर्मात्मा भी था। इसने ग्वालियरमे चन्द्र- 
प्रमजिनका एक विशाल जिनमंदिर बनवाया था और उसको प्रतिष्ठा 
करवायी थी । 

कुशराजको त्तीन पत्नियाँ थी--रल्हो, लक्षणश्रो और कोशोरा। रल्हो 
गृहकायंमे कुशल और दानशीला थी | वह नित्य जिनपूजा किया करती थी । 
इससे कल्याणसिह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो बड़ा ही रूपवान्‌, दानी 
ओर श्रद्धालु था। शेष दोनो पत्नियाँ मी--धर्मात्मा और सुशीला थी। कुशराज 
ने श्रुतभक्तिवश यशोधरचरितकी रचना कराई। 


पद्मनाभ मेधावी कवि होनेके साथ समाजसेवी विद्वान थे। जन भट्टारको 
और श्रावकोके सम्पकंसे उनका चरित्र अत्यन्त उज्जवल और श्रावकाचित था। 
ग्रन्थप्रशस्तिसे पद्मनाभके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त नही होती है, पद्म- 
नाभने अपने प्रेरक कुशराजके वंशका विस्तृत परिचय दिया है । 
स्थितिकाल 


पद्मना भने अपना यह काव्यग्रल्थ वोरमदेवके राज्यकालमे लिखा है। 
वीरमदेव बड़ा ही प्रतापी राजा तोमर-वशका भूषण था। लोकमे उसका 
निर्मल यश व्याप्त था। दान, मान और विवेकमें उस समय उसकी कोई समत्ता 
करनेवाला नही था। यह विद्वानोंके लिए विशेषरूपसे आनन्दायक था | यह 
ग्वालियरका शासक था। वोरमदेवके पिता उद्धरणदेव थे, जो राजनीतिमें दक्ष 
ओर स्वंगुणसम्पन्त थे । ई० सनु १४०० या उसके आस-पास हां राज्यसत्ता 
वीरमदेवके हाथमे आयो | ई० सनु १४०५मे मललू एकबारखाँने ग्वालियरपर 
आक्रमण क्रिया था। पर उस समय उसे निराश होकर ही लौटना पड़ा । 
दूसरो वार भी उसने आक्रमण किया; पर वीरमदेवने उससे सन्धि कर ली। 
आचाय॑ अमृतचन्द्रको 'तत्त्वदीपिका'की लेखकप्रशस्तिसे वो रमदेवका राज्यकाल 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ५५ 


वि० सं० १४६६ तक वत्तमान रहा। अतएव उनके राज्यकालकी सीमा ई० 
सन्‌ १४०५-१४१५ ई० त्तक जान पड़ती है। इसके पश्चात्‌ ई० सन्‌ १४२४से 
पूर्व वीरमदेवके पुत्र गणपतिदेवने राज्यका संचालन किया है। इन उल्लेखोसे 
स्पष्ट है कि पद्मनाभने ई० सन्‌ १४०५-१४२५ ई० के मध्यमें किसी समय 'यशी- 
धरचरित'की रचना की है। 


रचना 


राजा यशोधर और रानी चन्द्रमत्तीका जीवन-परिचय इस काव्यम अकित्त 
है । पौराणिक कथानकको लोकप्रिय बनानेकी पुरी चेष्टा की गई है । 


कथावस्तु ५ सरमोमे विभक्त है। नवम सगंमे अभयरुचि आदिका स्वगंगमन 
बताया गया है | कविता प्रौढ है। उद्प्रेज्ञा, रूपक, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिग 
आदि अलकारो द्वारा काव्यको पूर्णतया लोकप्रिय बनाया गया है । 


ज्ञानकीत्ति 


ज्ञानकीत्ति यत्ति वादिभूषणके शिष्य थे। इन्होंने यशोघरचारित्तको रचना 
नानुके आग्रहसे संस्कृतभापामे की । नानू उस समय बगालके गवर्र महाराजा 
मानसिंहके प्रधान अमात्य थे। कविने सम्मेदशिखरकी यात्रा की हैं और वहाँ 
उन्होने जीर्णोद्धार भी कराया है | ज्ञानकीत्ति बगालप्रान्तके अकच्छरपुर नामक 
नगरमें निवास करते थे | 

यशोधरचरितके अन्तमे लम्बी प्रशस्ति दी गई है, जिससे अवगत होता है 
कि शाह श्रीनानुने यशोधरचरित लिखाकर भट्ठारक श्रीचन्द्रकीत्तिके शिष्य 
शुभचन्द्रको भेंट किया था । 

इस ग्रन्थमें रचनाकाल स्वयं अंकित किया है-- 


'शते षोडशएकोनषष्टिवासरक शुभे । 
माघे शुक्लेधपि पंचम्या रचित भुगुवासरे ॥ ५॥। 


अर्थात्‌ सोलहसोी उनसठ (१६५५) में माघ शक्ल पञुचमी शुक्रवा रको ग्रन्थ 


समाप्त हुआ । यह काव्य मानसिहके समयमें लिखा गया है। काव्यके अन्तकी 
प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


“इति श्रीयशोधरमहाराजचरिते  भद्‌टारकश्रीवादिभूषणशिष्याचार्य- 
श्रीज्ञानकीत्तिविरचिते राजाधिराजमहाराजमानसिहप्रधानसाहश्रीनानुनामाकिते 
भट््‌टारकथ्रोअभयरुच्या दिदीक्षाग्रहणस्वर्गादिप्राप्तिवर्णनी नाम नवमः सर्ग: ॥।” 


५६ * तीर्थंकर महावीर और उनकी आचारयं-परम्परा 


स्पष्ट है कि यह यशोधरचरित भी ९ स्गोमें पूर्ण हुआ है। ज्ञानकीत्तिने अपनी 
पूरी पट्टावली अफितकी है। बताया है कि मूलसंध कुन्दकुन्दान्वय, सरस्वत्ती- 
गच्छ और बलात्कार गणके भट्टारक वानिभूषणके पट्टथर शिष्य थे । ज्ञानकीत्ति 
पद्मकीत्तिके गुरुभाई भी है । 
ज्ञानकीत्तिने सोमदेव, हरिषेण, वादिराज, प्रभंजन, धनजञ्जय, पुष्पदन्त 
और वासवसेन आदि विद्वानोंके द्वारा लिखे गये मशोधर महाराजके चरितको 
अनुभवकर स्वल्पबुद्धिसे संक्षेपमें इसकी रचना की है। ज्ञानकीतिने पुर्ववर्ती 
आचार्योमें उमास्वामि, समनन्‍्तभद्र, वादीभसिंह, पृज्यपाद, भट्टाकलंक और 
प्रभाचन्द्र आदि विद्वानोका स्मरण किया है। ग्रन्थकी भाषाशेली प्रौढ है। 
यहाँ उदाहरणार्थ एक पद्म उद्धृत्त किया जाता है-- 
दोदंण्डचण्डबलत्रासित्तशत्रुलोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्रओष:। 
दोनानुवृत्तिशरणागत्तदीघंशोक: पृथ्व्या बभूव नृपतिवंरमानसिंह: ॥१७॥। 
इस प्रकार ज्ञानकीतिका यह काव्य काव्यगुणोसे युक्त होनेके कारण 
जनप्रिय है । 


धमंधर 
कवि धमंध* इद्ष्वाकुवंशमे समुत्पन्न गोलाराडान्वयी साहू महादेवके प्रपुत्र 
और आशञपालके पुत्र थे । इनकी मात्ताका नाम हीरादेदी था | विद्याधर और 
देवधर धमंघरके दो भाई थे । प० धर्मंघरकी पत्नीका नाम नन्दिका था। 
नन्दिकासे दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। पुत्रोंका नाम पराशर 
ओर मनसुख था । 
कविने सस्क्ृतमें 'नागकुमारचरित' की रचना की। इस चरित-काव्यके 
आरम्भमे मृलसध सरस्वतीगच्छके भट्टा रक पद्मनन्दी, शुभचन्द्र और जिनचन्द्र- 
का उल्लेख किया गया है। लिखा है-- 
भद्रें सरस्वतोगच्छे कुन्दकुन्दाभिधो. गुरु: । 
तदाम्नाये गणी जात: पद्मनन्दी यतीश्वर:॥ ५॥ 
तत्पट़े शुभचन्द्रो5भूज्जिन चन्द्रस्ततो 5जनि | 
तत्वा तान्‌ सदुगुरून भक्त्या करिष्ये पंचमीकथां ॥ ६॥ 
शुभां नागकुमारस्य कामदेवस्यथ पावनीं । 
करिष्यामि समासेन  कथां पूर्वानुसारतः ॥ ७॥ 
अतएब स्पष्ट है कि कवि मूलसंघ सरस्वतीगच्छका अनुयायी था । 
स्थितिकाल 
कविने नागकुमा रचरितका रचनाकाल प्रन्थकी प्रशस्तिमें दिया है। इस 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ५७ 


प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि वि० सं० १५११ में श्रावणशुक्ला पुणिमा सोम- 
वारके दिन इस ग्रन्थको लिखा है-- 
व्यत्तीति विक्रमादित्ये रुद्रेषु शशिनामनि। 
श्रावण शकलपक्षे च पृणिमाचन्द्रवासरे॥ ५३ ॥ 

कविने नागकुमारचरित यदुवंशी लम्बकचुक्रगोत्री साहू नल्हूकी प्रेरणासे 
रचा है। साहू नल्‍्हू चन्द्रपाट या चन्द्रपाड नगरके दत्तपल्‍लीके निवासी थे। 
नल्ह साहूके पित्ताका नाम धनेश्वर या धतपाल था, जो जिनदासके पुत्र थे । 
जिनेदासके चार पुत्र थे--शिवपाल, जयपाल, धनपाल, द्युदपाल | नल्हू साहुकी 
माताका नाम लक्षणश्री था। उस समय चौहानवंशों राजा भोजराजके पुत्र 
माधवचन्द्र राज्य कर रहे थे। धनपाल मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित था साहू नल्हूके 
भाईका नाम उदयर्सिह था। साहू नल्हू भी राज्य द्वारा सम्मानित थे | इनकी 
दो पत्नियाँ थी--दूमा और बशोमत्ती | तैजपाल, विजयपाल, चन्दन्नासह और 
नरसिह ये चार पुत्र थे | इस प्रकार साहू नल्‍्हू सपरिवार धमंसाधना करते थे । 

नागकुमारचरित्तको प्रश्वस्तिमे साहू नल्हुके समान ही चौहानवंशी राजाओ- 
का परिचय प्राप्त होता है। सारगदेव और उनके पुत्र अभ्यपालका निर्देश 
आया है। अभयपालका पुत्र रामचन्द्र था, जिसका राज्य ब्रि० ०० १४८८ में 
विद्यमान था । रामचन्द्रके पुत्र प्रतापचन्द्रके राज्यमे रइधूने ग्रन्थ-रचना की है । 
प्रतापचन्द्रका दूसरा भाई रणसिह था । इनका पुत्र भोजराज हुआ | भोज- 
राजकी पत्नीका नाम शीलादेवो था। इसके गरंसे माधवचन्द्र नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ। इस माधवचन्द्रके कनकसिह और नृसिह दो भाई थे । माधवचन्द्र- 
के राज्यकालमे ही कवि धर्मघरने नागकुमारचरितकी रचना की है। माघव- 
चन्द्रका राज्यकाल वि० स० को १६ वी शत्तो है। अत: कवि धरंधरका समय 
नागकुमारको प्रश्स्तिमें उल्लिखित पुष्ट होता है । 
रचनाएँ 

कवि धमंघरकी दो रचनाएँ उल्लिखित मिलती है--श्रीपाल्चरित और 
नागकुमारचरित्त | पुण्यपुरुष श्रीपालकी कथा बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इस 
कंधाका आधार ग्रहण कर विभिन्‍त भाषाओमें काव्य लिखे गये | 

नागकुमार चरितको रचना धमंधरने अपम्रशके महाकवि पुष्पदन्तके 
'णायकुमारचरिउ' के आधार पर की है। भ्रन्थके परिच्छेदके अन्तमें पुष्पिका- 
वाक्य निम्न प्रकार मिलता है-- 

'इत्ति श्रीनागकुमारकामदेवकथावतारे शुक्लपंचमीद्रतमाहात्म्ये साधुन- 
ल्हूकारापिते पण्डिता्शपालात्मजधरमंघरविरचिते श्रेणिकमहाराजसमवसरण- 
प्रवेशवर्णनो नाम प्रथम: परिच्छेद: समाप्तः।” 


५८ . तो्थंकर महायोर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


नागकुमारचरित सरल और बोधगम्य शेलीमें लिखा गया काव्य है। 
इसका काव्य ओर इतिहासकी दृष्टिसे अधिक मूल्य है। 


गुणभद्र द्वितीय 
गुणभद्र नामके कई जेनाचाय॑ हुए हैं। सेनसंधी जिनसेन स्वामीके शिष्य 
और उत्तरपुराणके रचयिता प्रथम गुणभद्र हैं और प्रस्तुत धन्यकुमारचरितके 
कर्ता द्वितीय गुणभद्र है। द्वितीय गुणभद्रके सम्बन्धमे कहा जाता है कि वे 
मःणिक्यसेनके प्रशिष्य ओर नेमिसेनके शिष्य थे। ये सिद्धान्तके विद्वान थे। 
मिथ्यात्व तथा कामके विनाशक और स्याद्वादरूपी रत्नभूषणके धारक थे। 
इन्होने राजा परमादिके राज्यकालमे विलासपुरके जैन मन्दिरमें रहकर 
लम्बकचुक वंशके महामना साहू शुभचन्द्रके पुत्र वल्हणके धर्मानुरागसे धन्य- 
कुमा रचरितकी रचना की थी । 
ग्रन्थकी प्रशस्तिम परमादिका नाम आता है। डा० ज्योतिप्रसादजीने 
परमादिका निर्णय करते हुए लिखा है--“दसवी-चौदहूवी शत्तीके बीच दक्षिण 
भारतमे गंग, पश्चिमो चालक्य, कलचुरी परमार आदि अनेक वशोके किन्ही- 
किन्ही राजाओका उपनाम या उपाधि पेर्माडि, पेम्मंडि, पेमविडि, पेर्माडिरेव, 
पेम्मेंडियय आदि किसी-न-किसी रूपमे मिलता है, किन्तु 'परमादिन' रुपमे 
कही नही मिलता । उत्तर भारतम महोबेके चन्देलोमे चन्देल परमाल एक 
प्रसिद्ध नरेश हुआ है । वह दिल्‍ली, अजमेरके पृथ्वी राज चौहानका प्रबल प्रति- 
इन्द्दी था और सन्‌ ११८२ ई० में उसके हाथो पराजित भी हुआ था। ११६७ 
ई० से बुन्देलखण्डके जेन शिलालेखोमे इस राजाका नामोल्लेख मिलने रूगता 
है ओर १२०३ ई० मे उसको मृत्यु हुई मानी जाती है। यह राजा चन्देलनरेश 
मदन वर्मंदेवका पोत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसके पिताका नाम पृथ्वीव्मंदेव 
था और उसके उत्तराधिकारीका नाम त्रेलोक्यवर्मेदेव था। इसके अपने शिला- 
लेखोंमे इसका नाम “परमार्दिदेव' या 'प्रमादि' दिया है, जो कि धन्यकुमार- 
चरितमे उल्लिखित 'परमादिन” से भिन्‍न प्रतीत नहीं होता ।”* 
इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि गुणभद्वने धन्यकुमा रचरितको रचना चन्देल- 
परमा रके राज्यमे १२वीं या १३ वी छातोमें की होगी । विचारके लिए जब 
माणिक्यसेन और नेमिसेनके सेनसघी नामोंको लिया जाता है तो एक ही 
माणिकसेनके शिष्य नेमिसेन मिलते हैं, जिनका निर्देश शक सं० १५१५ के 
प्रतिमालेखमें पाया जाता है। सम्भवत: ये कारंजाके सेनसंघी भट्टारक थे । 





१. जैन सन्देश, शोधाक ८; २८ जुलाई १९६०, पृ० २७५। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ५९ 


अंत्त: घन्यकुमार चरितके रचयिता गुणभद्र और उनके गुरु प्रगुरु भट्टारक 
नहीं थे । 

बिजोलिया-अभिलेखके रचयिता गुणभद्र भो स्वयंको महामुनि कहते हैं। 
११४२ ई० के एक चालुक्य-अभिलेखमें किन्‍्ही वीरसेनके शिष्य एक माणिक्य- 
सेनका उल्लेख मिलता है। संभव है उनके कोई शिष्य नेमिसेन रहे हो, जिनके 
शिष्य बिजोलिया-अभिलेखके रचयिता गुणभद्र हों । 

ई० सन्‌ १३७८ में रचित जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयमे अय्यपायंने एक पूरव॑वर्त्ती 
प्रतिष्ठाशास्त्रका रके रूपमे गुणभद्रका उल्लेख किया है। संभव है कि बिजौ- 
लियामें मन्दिरप्रतिष्ठा करानेवाले यह आचाय॑ गुणभद्र ही अय्यपायं द्वारा 
अभिव्रेत हों | अतएव धन्यकुमा रचरितकी रचना महोबेके चन्देलनरेश परमादि- 
देवके शासवकालमें की गई होगी। बिजौलिया-अभिलेखके रचयितासे इनकी 

अभिन्नता मालम पड़ती है। 

धन्यकुमा रचरितकी प्रशस्ति वि० सं० १५०१ की लिखी हुई है। अत. 
धन्यकुमा रचरितका रचनाकालछ इसके पृव॑ होना चाहिए । 

ललितपुरके पास मदनपुरसे प्राप्त होनेवाले एक अभिलेखमे बताया गया है 
कि ई० सन्‌ ११२२ वि० सं० १२३९ में महोबाके चन्देलवशी राजा परमादि- 
देवपर सोमेश्वरके पुत्र पृथ्वीराजने आक्रमण किया था। बहुत संभव है कि 
इसका राज्य विलासपुरमे रहा हो | अतएवं धन्यकुमारचरितकी रचनाकाल 
वि० की १३वीं शतो होना चाहिए। 

धन्यकुमा रचरितकी कथावस्तु ७ परिच्छेदी या सर्गोमे विभक्त है। और 

इसमे पुण्यपुरुष धन्यकुमारके आख्यानको प्रायः अनुष्टुपछन्दोमे लिखा है। 
पुष्पिकावाक्यमें लिखा है-- 

“इति धन्यक्रुमारचरिते तत्त्वाथभावनाफलदर्शके आचायंश्रीगुण भद्गकृते 
भव्य-वल्हण-नामाडिते धन्यकुमारशालिभद्यति-सर्वार्थंसिद्धिगमनो नाम सप्तम: 
परिच्छेद: । 


श्रीधरसेन 


श्रीधरमेन कोष-साहित्यके रचयिताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। इनका विश्वलोचन 
कोष प्राप्त है। इस कोषका दूसरा नाम मुक्तावछी-कोष है। कोषके अन्तमें 
एक प्रशस्ति दी हुई है, जिससे श्रीधरसेनकी गुरुपरम्पराके सम्बन्धमें जानकारी 
प्राप्त होती है-- 


६० : तीथ॑कर महावीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


सेनानवये सकलसत्त्वसमपित्तश्री: 
श्रीमानजायत कविमुनिसेननामा | 


आन्वीक्षिकी सकलशास्त्रमयी च विद्या 
यस्यास वादपदवी न दवीयसी स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


तस्मादभूदखिलवाइ्मयपा रद॒श्वा 
विश्वासपात्रमवनीतलनायकानाम्‌ । 
श्रीक्षीधरः सकलसत्कविगुम्फितत्त्व- 
पीयूषपानकृतनिज रभारतीकः ॥ २ ॥ 
तस्यातिशायिनि कवे: पथि जागरूक- 
धीलोचनस्य गृुरुशासनलोचनस्य । 
नानाकवीन्द्ररचितानभिघानकोशा- 
नाकृष्य लोचनमिवायमदीपि कोश: ॥ रे ॥ 
साहित्यकमंकवितागमजागरूके- 
रालोकित: पदविदां च पुरे निवासी । 
वत्मेन्यधीत्य मिलितः प्रतिभान्वितानां 
चेदस्ति दुजंनवचो रहित॑ तदानीम ॥ ४॥ 


अर्थात्‌ कोशकी प्रशस्तिके अनुसार इनके गुरुका नाम मुनिसेन था, थे सेन- 
संघके आचाये थे । इन्हें कवि और नेयायिक कहा गया है। श्रीधरसेन नाना 
शास्त्रोंफ़े पारगामी और बड़े-बड़े राजाओं द्वारा मान्य थे। सुन्दरगणिने अपने 
धातुरत्नाकरमे विश्वलोचनकोशके उद्धरण दिये हैं ओर धातुरत्नाकरका 
रचनाकाल ई० १६२४ है, अतः श्रीधरसेनका समय ई० १६२४ के पहले अवश्य 
है। विक्रमोवंशीय पर रंगनाथने ई० १६५६ में टोका लिखी है। इस टीकामे 
विश्वलोचनकोशका उल्लेख किया गया है। अतः यह सत्य है कि विश्वलोचन- 
की रचना १६वीं शताब्दीके पूव॑ हुई होगी। शेलीकी दुष्टिसे विश्वलोचनकोश 
पर हैम, विश्वप्रकाश और मेदिनी इन तीनों कोशोंका प्रभाव स्पष्ट लक्षित् 
होता है। विश्वप्रकाशका रचनाकाल ई० ११०५, मेदितीका समय इसके कुछ 
वर्ष पदचात्‌ भर्थात्‌ १२वीं शत्तीका उत्तराद्ध और हेमका १शवी शतीका 
उत्तराद्ध है। अत: विश्वलोचनकोशका समय १३वीं शतीका उत्तराध॑ या १४वी 
का पूर्वा्ध मानना उचित होगा। 


इस कोशमें २४५३ इलोक हैं। स्व॒रवर्ण और ककार आदिके वर्णंक्रमसे 
शब्दोंका संकलन किया गया है। इस कोशकी विशेषत्ताके संबंधमें इसके संपादक 
श्रीनन्दलाल शर्माने लिखा है “संस्क्ृतमें कईं नानाथं कोश हैं, परन्तु जहाँ तक 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ६१ 


हम जानते हैं, कोई भो इतना बड़ा और इतने अधिक अर्थोको बतलानेवाला 
नहीं है। इसमें एक-एक शब्दको लीजिये--जहाँ अमरमें इसके चार व मेदिनी में 
दश अथं बतलाये गये हैं, वहाँ इसमे १२ अ्थं बतलाये गये है, यही इस कोशकी 
विशेषता है |” 


नागदेव 


नागदेव संस्कृत्तके अच्छे कवि और गद्यकार है। इन्होंने 'भदनपराजय! 
ग्रन्थके आरम्भमे अपना परिचय दिया है। बताया है कि पृथ्वी पर पवित्र 
रघुकुलरूपी कमलको विकसित करनेके लिये सूयंके समान चंगदेव हुआ । चंग- 
देव कल्पवृक्षके समान याचकोंके मनोरथको पूर्ण करनेवाला था | इसका पुत्र 
हरिदेव हुआ | हरिदेव दुजंच कवि-हाथियोके लिये सिहके समान था । हरि- 
देवका पुत्र नागदेव हुआ, जिसकी प्रसिद्धि इस भूतलपर महान्‌ वेद्यराजके 
रूपमे थी । 

तागदेवके हेम और राम नामक दो पुत्र हुए। ये दोनो भाई भी अच्छे देदय 
थे । रामके प्रियकर नामक एक पुत्र हुआ, जो अधियोंके लिये बड़ा प्रिय था। 
प्रियंकरके भी श्री मलल्‍्लुगित्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री मल्लुगित्‌ जिनेन्द्र 
भगवान्‌॒के चरणकमलके प्रति उन्मत्त अ्रमरके समान अनुरागी था और 
चिकित्साशास्त्रसमुद्रमे पारगत था । 

मल्लुगितूका पुत्र मे नागदेव हूँ। मै अल्पज्ञ हूँ । छन्‍्द, अलंकार, काव्य 
और व्याकरणशञास्त्रका भी मुझे परिचय नही है।"* 

इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि नागदेव सारस्वत्कुलमे उत्पन्न हुआ था और उसके 
परिवारके सभी व्यक्ति चिकित्साशास्त्र या अन्य किसी शास्त्रसे परिचित थे । 


१ ये शुद्धरामकुलपद्म विकासनाकों 

जातोईथिना सुरतरुर्भुवि चद्धदेव । 
तब्नन्दनो हरिरसत्कविनागर्सिह. 

तस्माद्भिषड जनपतिभुवि नागदेव. ॥ २ ॥। 
तज्जावुभो सुभिषजाविह हेमरामौ 

रामात्मियंकर इति प्रियदोर्धथना य'। 
तज्जश्चिकित्सितमहाम्बुधिपारमाप्त 

श्रीमल्लुगिज्जिनपदाम्बुजमत्तभज्): ॥ ३ ॥ 
तज्जो5ह नाग्देवाख्य. स्तोकज्ञानेन संयुतः । 

छल्दो$लंका /काव्यानि नाभिधानानि वेद्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


६२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्थितिकाल 

नागदेवने 'मदनपराजय'की रचना कब की, इसका निर्देश कहीं नहीं मिलता 
है। मदनपराजय' पर आश्ञाधरका प्रभाव दिखलाई पड़ता है तथा ग्रन्धकर्त्ताने 
स्वयं इस बातको स्वीकार किया है कि हरदेवने अपभ्रशमें मदनपराजय' ग्रंथ 
लिखा है उसी ग्रन्थके आधारपर संस्कृत-भाषामें 'मदनपराजय” लिखा गया 
है। अत. हरदेवके पश्चात्‌ ही नागदेवका समय होना चाहिए। हरदेवने भी 
'मयणपराजउ'का रचनाकाल अकित नही किया है। इस ग्रन्थकी आमेर 
भंडारकी पाण्डुलिपि वि० सं० १५७६ की लिखी हुई है। अतः हरदेवका समय 
इसके पूर्व सुनिश्चित है। साहित्य, भाषा एवं प्रतिपादन शेलीकी दृष्टिसे 
'मयणपराजउ'का रचनाकाल १४ वीं शती प्रतीत होता है । अतएवं नागदेवका 
समय १८वीं शत्तीके लगभग होना चाहिए। यदि आशाधरके प्रभावकों नाग- 
देवपर स्वीकार किया जाय, तो इनका समय १४वीं शतीका पूर्वाद्धं सिद्ध होता 
है। यत्त' आशाधरने 'अनगारधर्मामृत'की टीका वि० सं० १३०० में समाप्त की 
थी । इस दृष्टिसे नागदेवका समय वि० की १४ वी शत्ती माना जा सकता है। 
नागदेवने अपने ग्रन्थमें अनेक यनन्‍्थोके उद्धरण प्रस्तुत किये है । इन उद्धरणोंके 
अध्ययनसे भी नागदेवका समय १४ वी झती आता है। 'मदनपराजय'की जो 
पाण्डुछिपियाँ उपलब्ध है उनमे एक प्रति भट्टारक महेन्द्रकोत्तिके शास्त्रभण्डार 
आमेर की है। यह प्रति वि० सं० १५७३ में सूयंसेन नरेशके राज्यकालमें लिखो 
गई है । इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें बताया है कि मूलसंघ कुन्दकुन्दाचार्यके आम्नाय 
तथा सरस्वततीगच्छमें जिनेन्द्रसूरिके पट्टपर प्रभाचन्द्र भट्टारक हुए, जिनके 
आम्नायवर्ती नरसिहके सुपुत्र होलाने यह प्रति लिखकर किसी ब्रती पात्रके 
लिये समपित को । नरसिंह खण्डेलवासके निवासी पाम्पल्य कुलके थे । इनकी 
पत्नीका नाम सणिका था। दोनोंके होला नामक पुत्र था, जिसकी पत्नीका 
नाम वाणभू था। होलाके बाला और पर्वत नामक दो भाई थे और इस प्रतिको 
लिखानेमे तथा ब्रतीके लिए समपंण करनेमें इन दोनों भाइयोंका सहयोग था | 
इस लेखसे यह भी प्रत्तीत होता है कि बाला की पत्नीका नाम धान्या था। 
और इसके कुम्भ और बाहू नामक दो पुत्र भी थे । 

इस पाण्डुलिपिके अवलोकनसे इतना स्पष्ट है कि नागदेवका समय वि० 
स० १५७३ के पूर्व है। अतएव संक्षेपमें ग्रन्थके अध्ययनसे नागदेवका समय 
आशाधरके समकालीन या उनसे कुछ ही बाद होता चाहिए । नागदेव बड़े ही 
प्रतिभाशाली और सफल काव्यलेखक थे | 


“मदनपराजय'के पुष्पिका-वाक्योंमें लिखा मिलता है--इति “ठाकुरमाइन्द- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ६३ 


देवस्तुतजिन (नाग) देवविरचिते स्मरपराजये संस्कृतबन्धे श्रुतावस्थानाम- 
प्रथमपरिच्छेद:” | 

ठाकुर माइन्ददेव और जिनदेवको किस प्रकार इस ग्रन्थका कर्ता बतलाया 
गया है । श्री जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था कलकत्तासे प्रकाशित और श्री प० 
गजाधरलालजी न्यायतीर्थ द्वारा अनुदित 'मकरध्वजपराजय'के परिच्छेदके 
अन्तमें भी मदतपराजयके कर्त्ताको ठाकुर माइन्ददेवसुत जिनदेव सूचित किया 
गया है | यों तो मदनपराजयके प्रारम्ममें ही नागदेवने अपने पित्ताका नाम 
मल्लुगित बताया है। नागदेवसे पु छठा पीढ़ी मे हुए हरदेवने 'मदनपराजय' 
को अपभश्रंशमे लिखा है | श्री डा० ही राछालूजीने अपने एक निबन्धर्म लिखा है- 
“इस काव्यका ठाकुर मयन्ददेवके पुत्र जिनदेवने अपने स्मरपराजयमें परिवद्धंत 
किया, ऐसा प्रतीत होता है”, पर जबतक 'मदनपराजय' और 'स्मरपराजय' 
ये दोनो रचनाएँ स्वतन्त्र रूपसे उपलब्ध नही होती है तब तक यह केवल 
अनुमानमात्र है। हमारा अनुमान है कि नागदेवने 'मदनपराजय'को ही स्मर- 
प्राजय, मारपराजय और जिनस्तोत्रके नामसे अभिहित्त किया है। अतणव 
नागदेवका ही अपरनाम जिनदेव होना चाहिए । 


रचना 


नागदेव द्वारा रचित मदनपराजय प्राप्त होता है। सम्यक्त्वकौमुदी ओर 
मदनपराजयमें भाषासाम्य, शेलीसाम्य और ग्रन्थोद्धुत्त पद्यसाम्य होनेसे 
सम्यक्त्वकौमुदीके रचयिता भी नागदेव अनुमानित किये जा सकते है, पर 
यथार्थंत नागदेवका एक हो ग्रन्थ मदनपराजय उपलब्ध है | 

मदनपराजय मे रूपकशेली द्वारा मदनके पराजित होनेको कथा वर्णित 
है । यह कथा रूपकशलीमे लिखी गई है। बताया है कि भवनामक नगरमे 
मकरध्वज नामक राजा राज्य करता था । एक दिन उसको सभामे शल्या, 
गारव, कर्मदण्ड, दोप ओर आश्रव आदि सभी योद्धा उपस्थित्त थे। प्रधान 
सचिव मोह भी वत्तमात था। मकरध्वजने वार्त्तालापके प्रसंगमे मोहसे किसी 
अपूर्व समाचार धुनानेकी बात कही । उत्तरमे उसने मकरध्वजसे कहा--राजन्‌ 
आज एक ही नया समाचार है ओर वह यह है कि जिनराजका बहुत ही शीष्र 
मुक्ति-कन्याके साथ विवाह होने जा रहा है । मकरध्वजने अबतक जिनराजका 
नाम नही सुना था और मुक्तिकन्यासे भी उसका कोई परिचय नही था। 
वह जिनराज और मुक्तिकन्याका परिचय प्राप्तकर आश्चय॑चकित हुआ | 


१. चागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ५० अंक ३, ४ पृ० १२१। 


६४ * तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायपरम्परा 


वह मुक्ति कन्याका वर्णन सुनते ही उसपर मुग्ध हो गया और उसने 
विचार व्यक्त किया कि संग्रामभूमिमें जिनराजको परास्त कर वह स्वयं ही 
उसके साथ विवाह करेगा। मोहने नीतिकोशलसे उसे अकेले सम्रामभूमिमें 
उत्तरनेसे रोका । मकरध्वजने मोहकी बात मान ली। किन्तु उसने मोहको 
आज्ञा दी कि वह जिनराजपर चढ़ाई करनेके लिए शीघ्र हो अपनी समस्त सेना 
तैयार करके ले आये । 


मकरध्वजकी रति और प्रीति नामक दो पत्लियाँ थीं। उसने रतिको मुक्ति- 
कन्याको मकरध्वजके साथ विवाह करानेके हेतु समझानेकों भेजा। मामंमें 
मोहकी रत्तिसे भेंट हुई | मोहने रतिको लौटा दिया और मकरध्वजको बुरा- 
भला कहा। मोहकी सम्मतिके अनुसार मकरध्वजने राग-द्ेष नामके दूतोंको 
जिनराजके पास भेजा । दूतोने जिनराजकी सभामे जाकर मकरध्वजका सदेश 
सुनाया । वे कहने लगे कि मकरध्वजका आदेश है कि आप मुक्ति-कन्याके 
साथ विवाह न करें और आप अपने तीनों रत्न महाराज मकरध्वजको भेंट 
कर दे और उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। जिनराजने मकरध्वजके 
प्रस्तावको स्वीकार नही किया। जब राग-द्वेष बढ़-बढ़कर बातें करने लगे, तो 
सयमने उन्हें चाँटा लगाकर उन्हें समासे अलग कर दिया । संयमसे अपमानित्त 
होकर राग-द्वेष मकरध्वजके पास आ गये । मकरध्वज जिनेन्द्रके समाचा रको सुन- 
कर उत्तेजित हुआ । उसने अन्यायकों बुलाकर अपनो सेनाको तैयार करनेका 
आदेश दिया। जिनराजकी सेना संवेगकी अध्यक्षतामें तैयार होने ऊगी । मकर- 
ध्वजने बहिरात्माको जिनराजके पास भेजा और क्रोध, द्वेंष आदिने वीरता- 
पुवंक संवेग, निर्वेदके साथ युद्ध किया। जिनराजने शुक्लध्यानरूपी वी रके द्वारा 
कर्म-धनुषको तोड़कर मुक्ति-कन्याको प्रसन्न किया | मकरध्वजकी समस्त सेना 
छिन्न-भिन्न हो गई और मुक्तिश्रीने जिनराजका वरण किया । 


इस रूपक काव्यमे कवि नागदेवने अपनी कल्पनाका सूक्ष्म प्रयोग किया 
है। इस संदर्भमे कविने मुक्ति-कन्याका जेसा हृदयग्राही चित्रण किया है वेसा 
अन्यत्र मिलता दुष्कर है। 


अलकार, रस और भाव संयोजनकी दृष्टिसे भी यह काव्य कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है । 
पंडित वामदेव 


पं० वामदेव मूलसंघके भट्टा रक विनयचन्द्रके शिष्य त्रोक्यकीतिके प्रशिष्य 
और मुनि लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य थे। पं० वामदेवका कुल नंगम था। नेगम या 


आचायतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ६५ 


निगम कुल कायस्थोंका है। इससे स्पष्ट है कि पं० वामदेव कायस्थ थे। वाम- 
देव प्रतिष्ठादि कमंकाण्डोंके ज्ञाता ओर जिनभक्तिमें तत्पर थे।* 

इन्होंने नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्तीके त्रिलोकसारको देखकर त्रेलोक्य- 
दीपक ग्रंथकी रचना की है। इस ग्रन्थकी रचनामें प्रेरक पुरवाड बंशके कामदेव 
प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नीका नाम नामदेवी था, जिसने राम-लक्ष्मणके समान 
जोमन और लक्ष्मण नामक दो पुत्र उत्पन्न किये थे | इनमें जोमनका पुत्र नेमि- 
देव नामका था, जो गुणभषण और सम्यक्त्वसे विभूषित था | वह बड़ा उदार, 
न्‍यायी और दानी था। कामदेवकी प्रार्थनासे ही श्रेलोक्यदीपकको रचना 
सम्पन्न हुई है । 
स्थितिकाल 

पं० वामदेवका स्थितिकाल निश्चितरूपसे नहीं बततताया जा सकता है। 
त्रेलोक्यदीपक ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रति वि० सं० १४३६मे फिरोजशाह 
तुगलकके समय योगिनीपुर (दिल्ली)में लिखी गई मिली है। यह प्रति अतिशय- 
क्षेत्र महावीरजीके शास्त्र-भण्डारमें विद्यमान है, जिससे इस ग्रन्थका रचना- 
काल वि० स० १४२६के बाद नहीं हो सकता है। बहुत संभव है कि पं० वाम- 
देव वि० सं० १४३६के आस-पास जीवित रहे हो। अतएव वामदेवका समय 
वि० की १५वीं शत्ती है! 
रचनाएँ 

पं० वामदेवकी दो रचनाएं 'त्रलोक्यदीपक' और 'भावसंग्रह' उपलब्ध 
हैं। भावसंग्रह'मे ७८२ पद्य है। इस ग्रन्थके अन्तमे प्रशस्ति भी दी हुई है। 
इस प्रशस्तिके आधारपर पं० वामदेवके गुरु मुनि लक्ष्मीचन्द्र थे | 
'भावसंग्रह'की रचना देवसेनके प्राकृत भावसग्रहके आधारपर ही हुई 


१. भूयाझूव्यजनस्थ विश्वमहित. श्रीमूलसंघ: अश्रिये 
यत्राभूद्विनयेन्दुर छुतगुण. सच्छी लदुग्धांव . । 
तच्छिष्योष्जनि भद्रमूतिश्मलस्‍स्त्रेलोक्यकीति: शशी । 
येनैकान्तमहातम. प्रशमितं स्याद्वादविद्याक रै' ॥७७९।। 

> ् अर >< 
तच्छिष्य. ल्लितिमण्डले विजयते लक्ष्मीन्दुनामा मुनि: ॥७८०॥ 
श्रीमत्सवंज्ञपुजाक रणपरिणतस्तत्त्वचिन्तारसालो 
लक्ष्मीचन्दाप्रिपञ्ममधुकर:  श्रीवामदेव: सुधी: । 
उत्पत्तिर्यस्थ जाता शशिविशदकुले नैगमश्रीविशाले 
सोध्यं जीव्यात्सकाम॑ जगति रसलसद्धावशास्त्रप्र णता ॥॥७८१॥ 


६६ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रतीत होती है। यह प्राकृत भावसंग्रहका संस्कृत अनुवाद प्रतीत होता है। 
यद्यपि वामदेवने स्थान-स्थानपर परिवत्तन, परिवर्धन और संशोधन भी किये हैं । 
पर यह स्वतंत्र ग्रंथ नही है। यह देवसेन द्वारा रचित भावसंग्रहुका रूपान्तर 
मात्र है। वामदेवने “उक्त च' कहकर ग्रन्थान्तरोंके उद्धरण भी प्रस्तुत किये 
हैं। गीताके उद्धरण कई स्थलोंपर प्राप्त होते है। वेदिकपुराणोंसे भी उद्धरण 
ग्रहण किये गये हैं | नित्येकान्त, क्षणिकेकान्त, नास्तिकवाद, वेनेयकमिथ्यात्व, 
अज्ञान, केवलि-भुक्ति, स्त्री-मोक्ष, सम्रंथ-मोक्षकी समीक्षाके पदचात्‌ १४ गुण- 
स्थानोंका स्वरूप और ११ प्रतिमाओंके लक्षण प्रतिपादित किये गये हैं | इज्या, 
दत्ति, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप आदिका कथन आया है। 


भावसंग्रहके अतिरिक्त वामदेवके द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रन्थ और भी 
मिलते है-- 


१. प्रतिष्ठासूक्तिसंग्रह २. तत्त्वार्थंसार 
३. त्रेलोक्यदीपक ४ श्रुतज्ञानोद्यापन 
५ त्रिलोकसारपूजा ६. मन्दिरसंस्कारपुजा 


पं० मेधावी और उनकी रचना 
मेघावीके गुरुका नाम जिनचन्द्र सूरि था । इन्होंने 'धमंसग्रह-भ्रावकाचार' 
नामक ग्रथकी रचना हिसार नामक नगरमें प्रारंभ की थी और उसकी समाप्ति 
नागपुरमे हुईं । उस समय नागपुर पर फिरोजशाहका शासन था। मेधावीने 
'धर्मसंग्रहश्नावकचा र'के अन्तमें प्रशस्ति अंकित की है, जिसमे बताया है कि कुन्द- 
कुन्दके आम्नायमे पवित्र गुणोंक धारक स्याह्गादविद्याके पारगामी पद्मनन्दि 
आचांय॑ हुए। इन पद्मनन्दिके पट्टपर द्रव्य और गुणोंके ज्ञाता शुभचन्द्र मुनि- 
राज हुए। इन शुभचन्द्र मुनिराजके पट्टूपर श्रुतमुनि हुए। इन श्रुतमुनिसे 
मेधावीने अष्टसहस्री ग्रंथका अध्ययन किया । जिनचन्द्र के शिष्योंमें रत्नकीत्ति- 
का भी नाम आया है। मेघावों श्रावकाचारके अद्वितीय पडित थे। इन्होने 
समन्तभद्र, वसुनन्दि और आशाघर इन तीनों आचार्योके श्रावकाचारोंका 
अध्ययन कर धर्मसंग्रह श्रावकाचारको रचना को है। मेधावीने ग्रंथरचना- 
कालका निर्देश कर अपने समयकी सूचना स्वयं दे दी है । बताया है-- 
सपादलक्षे विषये&तिसुन्दरे 
श्रिया पुरं नागपुरं समस्ति ततू | 
पेरोजखानो नृपतिः प्रषाति स- 


न्‍्यायेन शोयेंण रिपृन्निहन्ति च ॥ १८ ॥ 
र् रु ख 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ६७ 


भेधाविनामा निवसन्‍्नहं बुधः 

पूर्ण ब्यधां ग्रन्थमिमं तु कात्तिके। 
चन्द्राव्धिवाणैकमितेउत्र (१५४१) वत्सरे 

कृष्णे त्रयोदश्यहनि स्वशक्तित' | २१॥ 


वि० सं० १५४१ कात्तिक कृष्णा त्रयोदशीके दिन धर्मंसग्रहभ्मावकाचा रको 
समाप्ति हुई है। इस प्रकार मेधावीने ग्रंथरचनाका समय सूचित कर अपने 
समयका निर्देश कर दिया है। अतएवं कविका समय वि० की १६वीं शती है । 

कविका एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है--धममंसंग्रहश्नावकाचार । इस श्रावका- 
चारमें १० अधिकार है। प्रथम अधिकारमे श्रेणिक द्वारा गौतम गणधरसे 
श्रावकाचार सम्बन्धी प्रइन पूछना और गौतमका उत्तर देना वरणित है। इस 
अधिका रमे प्रधानत: राजगृहके विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर महावीरके 
समवशरणका वर्णन आया है और उसका द्वितीय अधिकारभें विस्तारपूर्व॑क 
वर्णन किया गया है। मानस्तभ, वीथियो, गोपुर, वप्र, प्राकार, तोरण आदि भी 
इसी अधिका रमे वणित है । तृतीय अधिका रमे श्रेणिक महाराजका समवश रणमे 
पहुँचकर अपने कक्षमे बेठना एवं महावीरकी दिव्यध्वनिका खिरना वर्णित हैं। 
चतुर्थ अधिका रमे सम्यग्दशंनका निरूपण आया है । सम्यग्दशंनकों ही धमंका 
मूल बतलाया है। जब तक व्यक्तिकी आस्था धर्मोन्मुख नही होती तब तक बहू 
'अपनी आत्माका उत्थान नहीं कर सकता । अतः मेधावीने सम्यग्द्शनके साथ 
अष्टमूलगुण, द्वादश प्रतिमाएँ, सात तत्त्व, नव पदार्थ आदिका कथन किया है । 
इसी प्रसममे ३६३ मिथ्यावादियोंकी समीक्षा भी की गई है। चतुर्थ अधिकारका 
<१वां पद्म आशाधरके सागारधर्मामृतके प्रथम अध्यायके १२वें पद्यसे बिल्कुल 
प्रभावित है । ऐसा प्रतोत होता है कि मेधावीने चतुर्थ अध्यायके ७७, ७८ और 
७०वें पद्म भी आशाधरके सागारधर्मामृतके अध्ययनके पश्चात्‌ ही लिखे है। 
पंचम अधिका रमें दर्न-प्रतिमाक्रा वर्णन किया गया है और प्रसगवश मद्य, 
मांस और मधुके त्याग पर जोर दिया गया है। नवनीत, पंचउदुम्बरफल, 
अभक्ष्यभक्षण, द्यूतक्रीडाके त्यागका भी निर्देश किया गया है। षष्ठ अधिका रमे 
पचाणुव्रतोका स्वरूप आया है ओर सप्तममें सात शीलछोंका वर्णन किया है। 
अष्टम अधिकारमें सामायिकादि दश प्रतिमाओंका वर्णन किया गया है । नवम 
अधिकारमें ईर्या, भाषा, एबणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग इन पाँच समि- 
तियोंके स्वरूपवर्णनके पश्चात्‌ नैष्ठिक श्रावकके लिए विधेय कत्तंव्येपर प्रकाश 
डाला गया है। इस अधिकारमे संयम, दान, स्वाध्याय सललेखनाका भी वर्णन 
आया है। दशम अधिकारमें विशेष रूपसे समाधिमरणका कथन किया गया है। 


६८ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जो साधक अपनी मृत्युके समयको शान्तिपूर्वक सिद्ध कर लेता है वह सद्गति 
लाभ करता है। इस प्रकार मेधावीने घधमंसंग्रहश्नावकाच्ाय रकी रचना कर 
श्रावकाचा रको संक्षेपमें बतलानेका प्रयास किया है। इस प्रन्थका प्रकाशन 
बाबू सूरजभान वकील देवबन्द द्वारा १९१० में हो चुका है। 


रामचन्द्र मम्नुश्ु 
रामचन्द्र मुम॒क्षुने 'पण्याख्रव-कथाकोश'को रचना की है। इस ग्रन्थकी 
पुष्पिकाओंमें बताया गया है कि वे दिव्यमुनि केशवनन्दिके शिष्य थे | प्रशस्तिमे 
लिखा है-- 
“यो भव्याब्जदिवाकरों यमकरो मारेभपञ्चाननों 
नानादु:खविधायिकमंकुभ्तो. वज्ायते. दिव्यधी:। 
यो योगीन्द्रनरेन्द्रवन्दितपदो विद्यार्णवोत्तीणंवान्‌ 
स्यात: केशवनन्दिदेवयतिप: श्रीकुन्दकुन्दान्बयः ॥१॥ 
शिष्यो<भूत्तस्य भव्य. सकलजनहितो रामचन्द्रो मुमुक्षु- 
ज्ञत्वा शब्दापशब्दान्‌ सुविशदयशस: पद्मनन्द्याह्ययाद्वं । 
वन्द्याद्‌ वादीमसिहात्‌ परमयतिपते: सोश्यधादुभव्यहेतो- 
ग्रंन्थ प्ुण्यास्रवाख्य गिरिसमितिमिते (५७) दिव्यपदये: कथार्थे: ॥२॥ 
अर्थात्‌ आचार्य कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परामे दिव्यबुद्धिके धारक केशव- 
नन्दि नामके प्रसिद्ध यतोन्द्र हुए | वे भव्यजीवरूप कमलोकों विकसित्त करनेके 
लिए सूयंसमान, सयमके परिपालक, कामदेवरूप, हाथीके नष्ट करनेमे सिहके 
समान पराक्रमी ओर अनेक दु:खोंकों उत्पन्न करनेवाले कमंरूपी पव॑त्तके भेदनेके 
लिए कठोर वज्ञके समान थे | बड़े बडे ऋषि ओर राजा महाराजा उनके 
चरणोकी वन्दना करते थे ! वे समस्त विद्याओमे निष्णात थे । 
उनका भव्य शिष्य समस्त जनोंके हितका अभिलाषी रामचन्द्र मुमृक्षु 
हुआ। उसने यशस्वी पद्मतन्दि नामक मुनिके पासमें शब्द और अपशब्दोंकों 
जानकर व्याकरणशास्त्रका अध्ययन करके कथाके अभिप्रायको प्रकट करने 
वाले ५७ पद्यों द्वारा भव्यजीवोके निमित्त इस पुण्यास्रव कथा ग्रन्थको रचा है | 
वे पद्मनन्दि मुनीन्द्र फेली हुई अतिशय निर्मल कौतिसे विभूषित्त, वन्दनीय एव 
वादीरूपी हाथियोको परास्त करतेके लिए सिहके समान थे । कुन्दकुन्दा चायंकी 
इस वशपरम्पराम पद्मनन्दि त्रिरात्रिक हुए | वे देशीयगणमें मुख्य और संघके 
स्वामी थे। इसके पश्चात्‌ माधवनन्दि पंडित हुए, जो महादेवकों उपमाको 
धारण करते थे। इनसे सिद्धान्तश्ास्त्रके पारंगत मासोपवासी गुण रत्नीसे विभूषित, 
पढितोंमें प्रधान वसुनन्दि सूरि हुए। वसुनन्दिके शिष्य मौलिनामक गणी हुए। 


आएचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ६९, 


ये निरन्तर भव्यजीवरूप कमलोंके प्रफूल्लित करनेमें सूयंके समान तत्पर थे । 
ये देवोंके द्वारा बन्दनीय थे । 

उनके शिष्य मुनिसमूहुके द्वारा वन्‍्दनीय श्रीनन्दि सूरि हुए। उनकी कीत्ति 
बन्द्रमाके समान थी। वे ७२ कलाओंमे प्रवीण थे । उन्होने अपने ज्ञानके तेजसे 
सभी दिशाओकों आलोकित कर दिया था। श्रीनन्दि चार्वाक, बौद्ध, जेन, 
सांख्य, शेव आदि दर्शनोके विद्वान थे। 

उपयुक्त प्रशस्तिसे यह स्पष्ट है कि केशवनन्दि अच्छे विद्वान थे और उन्ही- 
के शिष्य रामचन्द्र मुमुक्षु थे। रामचन्द्रने महायशस्वी वादीभसिह महामुनि 
पदानन्दिसे व्याकरण शास्त्रका अध्ययन किया था। कुछ विद्वानोंका अभिमत्त 
है कि प्रशस्तिके अंत्तिम छः पद्य पीछेसे जोड़े गये है। ये प्रशस्ति पद्म ग्रंथका 
मूल भाग प्रत्तीत नहीं होते। यह संभव है कि इस प्रशस्तिम उल्लिखित 
पद्मानन्दि रामचन्द्रके व्याकरणगुरु रहे हों। प्रशस्तिके आधारपर, पद्मनन्दि, 
माधवनन्दि, वसुनन्दि, मौली या मौनी और श्रीनन्दि आचाये हुए है| सिद्धान्त- 
शास्त्रके ज्ञाता वसुनन्दि मूलाचारटीकाके रचयिता वसुनन्दि यदि है तो इनका 
समय १२३४ ई० के पूर्व होना चाहिए । 

रामचन्द्र मुमुक्ष सस्क्ृत-भाषाके प्रौढ़ गद्यकार हैं। उन्होंने सस्कृत्त और 
कन्नड़ दोनों भाषाओकी रचनाओंका पुण्यास्नवकथाकोशके रचनेमे उपयोग 
किया है। कन्नड़ भाषाके अभिन्ञ होनेसे उन्हे दक्षिणका निवासी या प्रवासी 
माना जा सकता है। रामचन्द्रके इस कथाकोशसे यह स्पष्ट होता है कि रच- 
यिताकी कृतिमे व्याकरण-शे थिल्य है । उनकी शैली और मुहावरोसे भी यही 
सिद्ध होता है । 
स्थितिकाल 

रामचन्द्र मुमुक्षुने अपने लेखनकालके सम्बन्धमे कुछ भी उल्लेख नहीं किया 
है । इनके स्थित्तिकालका निर्णय ग्रन्थोंके उपयोगके आधारपर ही किया जा 
सकता है। इन्होंने हरिवंशपुराण, महापुराण और बृहदकथाकोशका उपयोग 
किया है। हरिवशपुराणका समय ई० सन्‌ ७८३, महापुराणका समय ई० सन्‌ 
८९७ और बृहद्कथाकोशका ई० सन्‌ ९३१-३२ है। अतएव रामचन्द्रका समय 
ई० सन्‌ की १०वीं शत्ताब्दीके पश्चात्‌ है। रामचन्दकी कृत्तिके आधारसे कन्नड़ 
कवि नागराजने ई० सन्‌ १३३९१में कन्नड़चंपूकी रचना की है। अत्तएव १३३१ 
के पूवें इनका समय संभाव्य है। यदि प्रशस्तिमें उल्लिखित वसुनन्दि मूला- 


चारकी टीकाके रचयिता सिद्ध हो जायें, तो रामचन्द्रका समय १३वी शत्तीके 
मध्यका भाग होगा | 


७० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचाय॑-परम्परा 


दूसरी बात यह है कि रत्नकरण्डके टोकाकार प्रभावन्द्रने 'रामचन्द्रको 
कथाएँ इस टीकामें ग्रहण की हैं तो रामचन्द्र प्रभाचन्द्रसे भी पृव॑ घिद्ध होंगे । 

हमारा अनुमान है कि पुण्यास्रवकथाकोशके रचथिता केशवनन्दिके शिष्य 
रामचन्द्र आशाधरके समकालीन या उनसे कुछ पृव॑वर्त्ती हैं । 
रचनाएँ 

रामचन्द्र मुमुक्षुकी पुण्यास्रवकथाकोशके साथ शान्तिनाथचरित कृति भी 
बतलायोी जाती है। पद्मनन्दिके शिष्य रामचन्द्र द्वारा रचित धमंपरीक्षा ग्रन्थ 
भी संभव है। पृण्यास्नव ४५०० इलोकोंमें रचित कथा-म्रन्थ है | इस ग्रन्थका 
साराश कविने ५७ पद्योंमे निबद्ध किया है। आठ कथायें पूजाके फलसे; नौ 
कथाएँ पंचनमस्का रके फलसे; ७ कथायें श्रुतोपयोगके फलसे; ७ कथाएँ शीलके 
फलसे सम्बद्ध; ७ कथाएँ उपवासके फलसे और १५ कथाएँ दानके फलसे सम्बद्ध 
है। शैली वेदर्भी है, जिसे पूजा, दर्शन, स्वाध्याय आदिके फलोंको कथाओंके 
माध्यम द्वारा व्यक्त किया गया है | 


वादिचन्द्र 


बलात्का रगणकी सूरत्त-शाखाके भट्टारकोंमे कवि वादिचन्द्रका नाम उप- 
लब्ध होता है। इनके गुरु प्रभाचन्द्र और दादागुरु ज्ञानभूषण थे। इनको 
जाति हुवड़ बतायो गई है | सूरतत-शाखाके भट्टा रकपट्टपर पद्मनन्दि, देवेन्द्रकीति, 
विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्र और 
वादिचन्द्रके नाम उपरूब्ध होते है। वादिचन्द्रके पट्रपर महीचन्द्र आसोन हुए 
थे। वादिचन्द्र काव्यप्रतिभाकी दुष्टिसि अन्य भट्टारकोकी अपेक्षा आगे है। 
उनकी भाषा प्रौढ है और उसमे भावगांभीय पाया जाता है। ग्रंथरचना 
करनेके साथ उन्होंने मूत्तियोंकी प्रतिष्ठा भी करवाई थी । धमं और साहित्यके 
प्रचा रम उनका बहुमूल्य योग रहा । मूलसघ सरस्वत्तीगच्छ और बलात्कार- 
गणके विद्वानोमे इनकी गणना की गई है। 


स्थितिकाल 


भट्टारक वादिचन्द्र सूरिके समयमे वि० स० १६३७ (ई० सन्‌ १५८०) में 
उपाध्याय धमंकीत्तिने कोदादामे श्रीपालचरितकी प्रति लिखी है। बताया है-- 


“सबत्‌ १६३७ वर्षे वेशाख बदि ११ सोमे अदेह श्रीकोदादाशुभ-स्थाने श्री 
शीत्लनाथचेत्यालये श्रीमूछसंघे'**““भ० श्रीज्ञानभूषणदेवा: तत्पट्ट भ० श्री 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७१ 


प्रभाचन्द्रदैवा: तत्यट्टे भ० श्रीवादिचन्द्र: तेषां मध्ये उपाध्याय धमंकीति 
स्वकर्मक्षयार्थ लेखि ।”' 

वि० सं० १६४० (ई० सन्‌ १५८३)मे वाल्मीकिनगरमे पाश्वंप्राण* की 
रचना; वि० सं० १६५१ (ई० सन्‌ १५९४)मे श्रीपाल-आख्यान३ एवं वि० सं० 
१६५७ (ई० सन्‌ १६००)मे अकलेश्वरमे यशोधरचरितका* प्रणयन कवि द्वारा 
हुआ है। वादिचन्द्रने ज्ञानसूयोदयनाटकक्री रघना माघ शुक्ला अष्टमी वि० सं० 
१६४८ (ई० सन्‌ १५०१)मे मधूकनगर गुजरातमे समाप्त की थी ।" 

कविकी एक अन्य रचना पवनदुत्तनामक खण्डकाव्य भी उपछब्ध है। पर 
इस काव्यमे कविने रचनाकालका निर्देश नही किया है। वादिचन्द्रका समय 
वि० स० १६३७-१६६४ सभव है । 
रचनाएं 

कवि वादिचन्द्रने खण्डकाव्य, नाटक, पुराण एवं गीतिकाव्योका प्रणयन 
किया है। इनके द्वारा लिखित निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध है -- 


१. पाश्वंपुराण--इस पौराणिक ग्रन्थमे २३वें तीर्थंकर पाश्वेनाथका चरित 
वर्णित है। इसका परिमाण १५८० अनुष्टुप्‌ इछोक हे । 

२ श्रीपाल-आख्यान--गुजरातीमिश्रवित हिन्दीमे यह गीतिकाव्य लिखा 
गया है। भाषाका नमूना निम्न प्रकार है-- 

प्रगट पाट त्त अनुक्रमे मानु ज्ञानभूषण ज्ञानवतजी। 
तस पद कमल भ्रमर अविचल जस प्रभाचन्द्र जयवत्तजो ॥ 
जगमोहन पाटे उदयो वादीचन्द्र गुणालजी। 
नवरसगीते जेणें. गायो चतक्रवरति श्रीपालजी ॥ 

३. सुभगसुलोचनाचरित--यह्‌ कथात्मक काव्य है। इसमें ९ परिच्छेद 
है। कविने अन्तिम प्रथस्तिमें उक्त काव्यकी विशेषतापर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है-- 

“विहाय पद-काठिन्य सुगमबंचनोत्करे: | 
चकार चरितं साध्वा वादिचन्द्रोडल्पमेधसा ।। 


१. भट्टारक-सम्प्रदाय, शोलापूर, लेखाक ४९१। 





२. शून्याब्दे रसाब्जाके वर्ष पक्षे समुज्ज्वले । 

काक्तिके मासि पंचम्या वाल्मीके नगरे मुदा ।--पाश्वंपुराण, लेखाक-४९२ । 
३ संवत सोल एकावनावर्ष कीधो ये परबंधजी ।'--श्रीपाल-आख्यान , लेखाक ४९४ । 
४६ 


“ससपचरसाब्जाके वर्षेकारि सुशास्त्रकम्‌”--यशोधरचरित, लेखाक ४९५। 
५. “बसुवेद रसाब्जाके वर्ष माघे सिताष्टमी दिवसे '--..ज्ञानसुययोदयनाटक, लेखाक ४९३। 


७२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्पष्ट है कि कविने समस्यन्त कठोर पदोंको छोड़ सरल और लघु असँ- 
मस्यन्त पदोंका चयन इस काव्यमें किया है । 


४. ज्ञानसर्योदिय नाटक--इस नाटकके पात्र भावात्मक हैं। सृत्रधार और 
नटीके बीच सम्पन्न हुए वार्त्तालापमें कहा गया है लोक स्वभावत' उपशान्त 
है। किसी कमेके प्रभावसे व्यक्ति भ्रान्त होते हैं ओर पुनः शान्ति प्राप्त करते 
हैं। चेत्तन्य-आत्माकी सुमत्ति और क्ुमति नामक दो पत्नियोंसे पृथक्‌-पृथक्‌ दो 
कुल उत्पन्न हुए हैं। सुमतिके पुत्र विवेक, प्रबोध, सन्‍्तोष ओर शील हैं तथा 
कुमतिके मोह, मान, मार, क्रोध और लोभ हैं। कुमतिकी प्रेरणासे आत्माने 
मोह और काम नामक पुत्रोंको राज्य दे दिया। विवेकको यह अच्छा न लगा। 
अतएव वह ध्यान आदिकी सहायतासे मोह और कामको वश करता है तथा 
मृक्तिलाभ करता है | 


५. पवनदूत -- इसमें १०१ पद्य हैं। यह मेघदूतकी शेलीमें लिखा गया एक 
स्वतंत्र काव्य है | इसमे बत्ताया है कि उज्जयिनीमें विजयनरेश नामक राजा 
रहता था। उसकी पत्नीका नाम तारा था। अपनी रानीसे बहुत प्रेम करता 
था। एक दिन अशनिवेग नामका एक विद्याधर ताराकों हरकर ले गया। 
रानीके वियोगसे राजा दुःखी रहने लगा | विरहावस्थामे वह पवनको दूत 
बनाकर रानीके पास भेजनेका निश्चय करता है। अपनी विरहावस्थाका 
चित्रण करनेके अनन्तर पवनकों वह मार्ग बतलाता है । इस सन्दर्भमें वन, 
नदी, पव॑त, नगर और नमरोमें निवास करनेवाली स्त्रियों तथा उनकी 
विलासमयी चेष्टाओंका बड़ा सुन्दर वर्णत किया है। पवन राजाका सन्देश 
लेकर अशनिवेगके नगरमें पहुँचता और अशनिवेगके महलमें जाकर ताराको 
उसके प्रियका सन्देश सुनाता है। तदनत्तर अशनिवेगकी सभामें जाकर उसे 
ताराके वापस दे देनेका परामर्श देता है। अश्ननिवेग विजयनरेशको युद्धकी 
धमकी देता ?; पर उसकी माता उसे युद्ध न करनेका परामर्श देती है। और 
ताराको पवनके हाथ सौंप देतो है। पवन ताराको लेकर वापस आ जाता है । 

यह काव्य मन्दाक्रान्ता छन्दोंमें लिखा गया है। भाषा सरल, सरस और 
प्रसादगुणमय है । ऋतुओका चित्रण काव्यात्मक शैलीमें किया गया है। ताराके 
शीलकी अभिव्यञज्जना बहुत ही सुन्दर हुई है। 


६. पाण्डवपुराण--इसमें पाण्डवोका वृत्तान्त वर्णित है। 
७. यशोधरचरित--महा राज यशोधरकी लोकप्रिय कथा इसमें दी है | 
८. होलिकाचरित--एक सरस चरितकाव्य है। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक . ७३ 


काव्यप्रतिभा 


कवि वादिचन्द्रने अपनी रचनाशैली द्वारा लोकरुचिको तो परिष्कृत किया 
ही है, कोमल पदावली एवं भाषाका व्यवहार कर नई उद्भावनाएँ प्रसूत को 
है। इनके साहित्यके प्रधान तोन गुण है--ललित पद, सुकुमार भाव एवं अवि- 
कटाक्षर-बन्ध । 

कविकी एक अन्य विशेषता रूपकात्मकताकी भी है। भावात्मक पदार्थों- 
क्राम, मोह, विवेक, सुमति, कुमति आदिका प्रयोग स्थूलपात्रके रूपमें विहित 
है । अतः प्रतीक काव्य लिखनेमें भो कवि किसोसे पीछे नही है। राजा पवनसे 
प्राथंना करता हुआ कहता है-- 


"क्षित्या नोरे हुत्तभुजि परव्योम्नि कारू विज्ञाले 
त्वं लोकाना प्रथममकृथधि प्राणसंत्राणतत्त्वम | 
तस्माद्वात्तोधरचलगते तान्वियोगे हि नार्या:, 
स्पान्नवान्तविपुलकरुण: सत्त्वरक्षानपेक्ष' ॥'-पवनदूत | पद्च ३ 


हे पवन ! हर समय प्राणकी रक्षा करनेवाले पञ्चभूतोमे--पृथ्वी, 
जल, अग्ति, आकाश और कालमें तुम्हारी गणना प्रधानरूपस की जाती है। 
अतएंव मेरे वियोगम जो मेरी प्रियाके प्राण निकलनेकी तैयारी कर रहे है उन्हें 
तुम जाकर रोक दो | अत' जीवके हृदयमें दयाका भाव उमड़ा रहता है वे 
प्राणियोंकी रक्षासे कदापि विमुख नही होते । पवनका महत्त्व बतलाते हुए 
राजा पुन. कहता है-- 


“एते वृक्षा: सति नवघनेः्प्यत्र सवंत्र भूमौ 
बोभूयन्ते न हि बहुफलास्त्वां विनेति प्रसिद्धि । 
तस्मात्तांस्व॑ घनफलघनान्संप्रय च्छन्प्रकुर्या: 
प्राय: प्राप्ता: पवनमतुला पुष्टितामानयन्ति ॥/-पवनदूत ४ 


देखो समस्त संसारमें तुम्हारे विषयमे यह प्रसिद्धि है कि नवीन वर्षाके 
होनेपर भी वृक्ष तुम्हारे बिना अधिक नही फलते। अतः तुम जाते समय इस 
बातकी याद रखना कि तुम्हें मागंमे जो-जो वृक्ष मिले उन्हें खूब फलयुक्त 
बनाते हुए जाना; क्योंकि पवनको प्राप्त कर प्रायः सभी पुष्ट हो जाते है । 


इस प्रकार कविने विरही नायक द्वारा पवनसे विभिन्‍न प्रकारकी बाते 


कराई हैं । सक्षेपमे कवि वादिचन्द्रको अपनी रचनाओंके प्रणयनमे पर्याप्त सफ- 
लता मिली है। 


७४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दोइय्य 


कवि दोडुय्यने 'भुजबलिचरित्तम” नामक एक ऐत्तिहासिक खण्डकाव्यकी 
रचना की है । ये आत्रेय गोत्रीय विप्रोत्तम ओर जेन धर्मावलम्बी थे | ये पिरिय- 
पट्टणके निवासी करणिकतिलक देवप्यके पृत्र थे । इनके गुरुका नाम पंडित 
मुनि था। कविने अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 
आदिब्रह्मविनिर्मितामलमहावंश्ञाब्धिचन्द्रायमा-- 
नात्रेयोदभवविप्रगोत्रतिछक:  श्रीजैनविप्रोत्तम. 
दोड्डय्य. सुगुणाकरो5स्ति पिरिराजाख्यानसत्पत्तने, 
तेनासो जिनगोम्मटेशचरितं भक्त्या मुदा नि्मितम्‌ || 


स्थितिकाल 


श्री पं* के० भुजबलि शास्त्रीने कविका समय १६वीं शताब्दी माना है। 
भाषा और शैलीकी दृष्टिसि भी इस कविका समय १६वीं शतीके आसपास प्रतीत 
होता है । 
रचना ओर काव्यप्रतिभा 


कविकी एक ही रचना 'भुजबलिचरित्तम' उपलब्ध है । यह रचना जेन 
सिद्धान्त भास्कर, भाग १०, किरण २ में प्रकाशित है । 'भुजबलिचरित'का 
नाम 'भुजबलिशतकम' भी है। इस काव्यमें मेसूर राज्यान्तगंत श्रवणबेलगोलस्थ 
प्रसिद्ध अलौकिक एव दिव्य गोम्मटस्वामीको मूत्तिका इतिहास वरणित है। कविने 
चरित आरम्भ करते ही रूपक-अलंकार द्वारा प्रशस्त भुजबलिचरितको 
प्रारम्भ करनेकी प्रतिज्ञा की है। 


श्रीमोक्षलक्ष्मीमुखपद्मसूर्य नामेयपुत्र॑ वरदोबंलीशम । 
नत्वादिकामं भरतानुजात तस्य प्रशस्ता सुकथा प्रवक्ष्ये ॥ १ ॥ 


कविने प्रस्तुत पद्यमें नाभेयपुत्र--भुजवलिको मोक्षलक्ष्मी मुखपद्मको विक- 
सित्त करनेवाला सूर्य कहा है। इस सन्दर्भमें उपमेय और उपमानके साधम्यंका 
पूरा विस्तार पाया जाता है। चाभेयपुत्रमे सूर्य साधम्यं न होकर त्ताद्रूप्य बन 
गया है । अत्त. यहाँ त्ादरूप्यप्रतीत्तिजन्य चमत्कार पाया जाता है । 


कतिपय पद्योको पढ़नेसे कालिदासकी रचनाओंकी स्मृति हो आत्तो है। 
कुमा रसम्भवके “अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा” ११ का स्पष्ट प्रभाव निम्न- 
लिखित पद्चयपर वत्तंमान है-- 


भाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७५ 


सदुत्तरस्यां दिशि पौदनाख्यापूरी विभाति त्रिदशाधिपस्थ। 
पुरप्रभास्वस्रत्तिबिम्बितादर्शभेव जैनक्षित्तिमण्डलेईस्मिन्‌ ॥१६॥ 
कवि गोम्मटेशकी मुत्तिको कामघेनु, चिन्तामणि, कल्पवुक्ष आदि उपमानों- 
से तुलना करता हुआ उसका वेशिष्टथ निरूपित करता है-- 
अक्ृत्रिमाहंत्प्रतिमापि कायोत्सगेंण भात्तीव सुकामघेनु: । 
चिन्तामणि: कल्पकुंज: पुमानाकृति विधत्ते जिनबिम्बमेतत्‌ ॥२१॥ 
कविकी भाषा प्रौढ है । एक-एक शब्द चुन-चुनकर रखा गया है। गोम्म- 
टेशके मस्तकाभिषेकका वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 
अष्टाधिक्यसहस्रकुम्भनिभतेः सन्मन्त्रपृतात्मके 
कपूंरोत्तमकुंकुमादिविलसद्गंधच्छटामिश्विते: । 
गंगायुद्धजले रशेषकलिलोत्सन्ता पविच्छेदके 
श्रीमद्दोब॑लिमस्तकाभिषवर्ण चक्रे नृपाग्रेसर: ॥४४॥ 
अभिषेकमें प्रयुक्त जलकी विशेषता और पविज्नताका मूत्तिमान चित्रण 
करता हुआ कवि कहता है-- 
पीयूषवत्साधुकरेरनिद्येश्चोच्चो ड्वे: सारतरैजलौघे: । 
श्रीगुम्मटाधीश्वरमस्तकाग्रे स्नान चकार क्षितिपाग्रगष्य ॥८५॥ 
कवबिने भावव्यञ्जनाको स्पष्ट करनेके लिए रूपक-अलंकारकी अनेक 
पद्मयोंमे सुन्दर योजना की है। हेमसेन मुनिको कुन्दकुन्दवशरूपी समुद्रको 
समद्धिके लिए चन्द्रमा, देशीयगणरूपी आकाशके लिए सूर्य, वक्रगच्छके लिए 
हम्यंशेख्वर एवं नन्दिसघरूपी कमलबनके लिये राजहस कहा है-- 
कुन्दकुन्दवंशवार्धिपुणं चन्द्रचा रुदे -- 
शोगणाक्रसूर्यवक्रगच्छहम्यशेखर । 
नन्दिसघपझषण्डराजहंस. भूतले 
त्वं जयात्र हेमसेनपण्डितायं सन्मुने ॥९२॥ 


राजमल्ल 
राजमल्लके जीवन-परिचयके सम्बन्धमे लाटोसहिताके अन्तमे प्रशस्ति 
उपलब्ध है। इस प्रशस्तिसे यद्याप सम्पूर्ण तथ्य सामने नही आते--केवल उससे 
निम्नलिखित परिचय ही प्राप्त होता है-- 
एतेषामस्ति मध्ये गृहनृपरुचिमान्‌ फामन: संघनाथ- 
स्तेनोच्चे: कारितेय सदनसमुचिता संहिता नाम छाटी । 


७६ : तीर्थंभर महावोर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


श्रेयोष्थ॑ फामनीयै: प्रभुदितमनसा दानमानासनाओे:। 
स्वोपज्ञा राजमल्लेन विदितविदुषाम्नायिना हैमचन्द्रे ॥३८॥ 
--छाटीसंहिता ग्रन्थकर्ता प्रशस्ति, पश्च ३८ 


इस पद्चसे ग्रन्थकत्तकि सम्बन्धमें इतना ही अवगत होता है कि वे हेमचन्द्र- 
की आम्नायके एक प्रसिद्ध विद्वान थे और उन्होंने फामनके दान, मान, आस- 
नादिकषसे प्रसन्‍नचित्त होकर लाटीसंहिताकी रचना की थी | यहाँ जिन हेमचन्द्र- 
का निर्देश आया है वे काष्ठासंधी भट्टारक हेमचन्द्र हैं, जो माथुरगच्छपुष्कर- 
गणान्वयी भट्टारक कुमारसेनके पद्शशिष्य तथा पद्चनन्दि भद्टारकके पट्टगुरु 
थे, जिनकी कविने लाटीसहिताके प्रथमसगंमें बहुत प्रशंसा की है। बताया है 
कि वे भट्टारकोंके राजा थे। काष्ठासंघरूपी आकाशमे मिथ्या-अंधकारको दूर 
करनेवाले सूयं थे और उनके नामकोी स्मृतिमात्रसे दूसरे आचाये निस्तेज हो 
जाते थे । 


इन्ही भट्टा रक हेमचन्द्रकी आम्नायमें ताल्हु विद्वान्‌को भी सूचित किया गया 
है । इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि कवि राजमल्ल काष्ठासधी विद्वान 
थे। इन्होंने अपनेको हेमचन्द्रका शिष्य या प्रशिष्य न लिखकर आम्नायी बताया 
है। और फामनके दान, मान, आसनादिकसे प्रसन्न होकर लाटीसंहिताके लिखने 
की सूचना दो है । इससे यह स्पष्ट है कि राजमल्ल मुनि नहीं थे । वे गृहस्था- 
चाय या ब्रह्मचारी रहे होंगे । 
राजमल्लका काव्य अध्यात्मशास्त्र, प्रथमानुयोग और चरणानुयोगपर 
आघृत है । 'जम्बूस्वामोचारित'मे कविने अपनी लघुत्ता प्रदर्शित करते हुए लिखा 
है कि मे पदमे ता सबसे छाटा हूँ ही, वय और ज्ञान आादि गुणोमे भी सबसे 
छोटा हँ-- 
सर्वेश्योषपि लधीयाश्च केवल न क्रमादिह । 
वयसो४पष लघुबुद्वो गुणैज्ञानादिभिस्तथा ॥१॥१३४॥* 
--जम्बूस्वामोचरित १॥१३४। 


स्थितिकाल 


कवि राजमल्लने लाटीसहिताको समाप्ति वि० स० १६४१मे आदिवन 
दशम) रविवारके दिन की है । प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 
(श्री) नृपतिविक्रमादित्यराज्ये परिणते सति। 
पहैकचत्वा रिशद्धि रब्दानां शत्तपोडश ॥२॥ 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७७ 


तत्रापि चाश्विनीमासे सितपक्षे शुभान्विते। 
दद्मम्यां चे॑ दशरथे शोभने रविवासरे ॥३॥ 


जम्बूस्वाभीचरितके रचनाकालका भी निर्देश मिलता है। यह ग्रन्थ वि० 
सं० १६३२ चेत्र कृष्णा अष्टमी पुनवंसु नक्षत्रमें लिखा गया है। इस काव्यके 
आरम्भमें बताया गया है कि अगंलपुर (आगरा)मे बादशाह अकबरका राज्य 
था। कविका अकबरके प्रति जजिया कर और मद्यकी बन्दी करनेके कारण 
आदर भाव था। इस काव्यको अग्रवालजातिमे उत्पन्न गगंगोत्री साहु टोडर- 
के लिए रचा है। ये साहु टोडर अत्यन्त उदार, परोपकारी, दानशील और 
विनयादि गुणोंसे सम्पन्न थे। कविने इस संदर्भमें साहु टोडरके परिवारका पूरा 
परिचय दिया है । उन्होंने मथुराकी यात्रा की थी ओर वहां जम्बूस्वामो क्षेत्रपर 
अपार घनव्यय करके ५०१ स्तूपोंकी मरम्मत्त तथा १३ स्तृपोंका जोर्णोद्धार 
कराया था। इन्हीकी प्राथंनासे राजमललने आगरामे निवास करते हुए जम्बू- 
स्वामीचरितकी रचना को है । अतएव संक्षेपमें कवि राजमल्लका समय विक्रम- 
की १७वीं शती है। हमारा अनुमान है कि पञ्चाध्यायीकी रचना कविने लाटी- 
संहिताके पश्चात्‌ वि० सं० १६५०के लगभग की होगी। श्रो जुगलकिशोर मुख्तार 
जीने लिखा है'--“पण्चाध्यायोका लिखा जाना लाटीसहिताके बाद प्रारभ 
हुआ है । अथवा पचाध्यायीका प्रारंभ पहले हुआ हो या पाँछे, इसमे सन्देह 
नही कि वह लाटीसंहिताके बाद प्रकाशमे आयी है। और उस वक्त जनताके 
सामने रखी गई है जबकि कवि महोदयकी यह लोकयात्रा प्रायः समाप्त हो चुकी 
थी। यही वजह है कि उसमें किसी सन्धि, अध्याय, प्रकरणादिक या ग्रथ- 
कर्त्तेके नामादिकी कोई योजना नही हो सकी ओर वह निर्माणाधीन स्थितिमे 
ही जनताको उपलब्ध हुई है ।” 

अत्तएव यह मानना पड़ता है कि पञ्चाध्यायों कवि राजमल्लकी अतिम 
रचना है और यह अपूर्ण है । 
रचनाएं 

कवि राजमल्लकी निम्नलिखित रचनाए प्राप्त होती हैं-- 

9, छाटीसंहित्ता 

२. जम्बूस्वामोचरित्त 

३. अध्थात्मकलमात्तंण्ड 

४, पश्चाध्यायी 

५. पिज्धलशास्त्र 





१. श्री पं० जुगलकिशोर मुख्तार, वोर वर्ष ३ अंक १२-१३ | 


७ट : तीर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जम्बूस्वामी चरित--इस चरितकाव्यमें पुण्यपुरुष जम्बूस्थामीकी कथा ' 
वर्णित है | १३ सर्ग हैं और २४०० पद्म | कथामुखवर्णनमें आगराका बहुत ही 
सुन्दर वर्णन आया है । इस ग्रन्थकी रचना आगरामें-ही सम्पन्न हुई है। इस 
काव्यकी कथावस्तुको दो भागोंमे विभक्त कर सकते: है--पुर्व॑ंभव और वतंमान 
जन्म । पूव॑भवावलीमें भावदेव और भवदेवके जीवनवृत्तोंका अकन है.। कविने 
विद्य च्वरचो रका आख्यान भी वर्णित किया:है'। -आरभके* चार परिच्छेदोमें 
वणित सभी आख्यान पूवंभवावलीसे सम्बन्धित'हैं | पञ्चम “परिच्छेदसे जम्बू- 
स्वामीका इतिवृत्त आरंभ होता है। जम्बूकुमारके' पित्ताका नाम'अहंददास 
था । जम्बूकुमार बढ़े ही पराक्रमशाली ओर वीर थे। इन्होंने एक मदोन्मत्त 
हांथीको वश किया, जिससे प्रभावित होकर चार श्रीमन्त सेठोंने अपनी कन्याओं 
का विधाह उनके साथ कर दिया ! जम्बूकुमार एक मुनिका उपदेश सुन विरक्त 
हो गये और वे दीक्षा लेनेका विचार करने लगे। चारों स्त्रियोंने अपने मधुर 
हाव-भावों द्वारा कुमारकों विषयभोगोंके लिए आकर्षित करना चाहा; पर वे 
मेरके समान अडिग रहे । नवविवाहिताओंका' कुमारके साथ 'नानाप्रकारसे 
रोचक वार्त्तालाप हुआ और उन्होंने कुमारको अपने वशमें करनेके लिए पूरा 
प्रयास किया । पर अन्तमे वे कुमारको अपने रागमें आबद्ध न कर;सकी -। जम्बू- 
कुमारने जिनदीक्षा ग्रहणकर तपश्च रण किया तथा केवलज्ञान और निर्वाण पाया। 
कविने कथावस्तुको सरस बनानेका पूर्ण प्रयास किया है। युद्धक्षेत्रका वर्णन 
करता हुआ कवि वीरता और रौद्गताका मूर्त्तरूप ही उपस्थित कर देता है-- 
“प्रस्फुरतुस्फुरदस्नौचा. भटा: सदर्शिता: परे । 
औत्पातिका इवानोला सोल्का मेघाः समुत्यिताः | 
करवाल करालाग्र करे कृत्वाःभयोपष्पर: । 
पश्यन्‌ मुखरसं त्तस्मिन्‌ 'स्वसौन्दय,परिजज्ञिवान्‌ ॥ 
कराग्र.. विधुत्तं खड़गं तुलयत्कोध्प्यभाजूट: | 
प्रभिमिसुरिवानेन स्वामोसत्का रगो रवम्‌ ॥ 
जम्बूस्वामीचरित्त, ७|१०४-१०६ 
कविने इस संदर्भमें दृश्य-बिम्बकी योजना-को-है'। समरमें भास्वर अस्त्र 
धारण किये हुए योद्धा इस प्रका रके दिखलाई.पड़ते है जिसप्रकार उत्पातकालमें 
नीले मेंघ उल्कासे परिपुर्ण परिलक्षित , होते है.।'यह : निमित्तक्षास्त्रका नियम हैं 
कि उत्पात॒कालमे टूटकर पड़नेवाली उल्काएँ अनियमित रूपसे झटित,गति करती 
हैं और वे नीले मेघोके साथ मिलकर एक नया/रूप प्रस्तुत करती .हैं। कविने 
इसी बिम्बको अपने मानसमें ग्रहूणकर दौप्तिमान-अस्त्रोंसे परिपूर्ण योद्धाओंकी 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७९ 


आभाका चित्रण किया है। ट्वित्तीय पद्यमें हाथके अग्नमागमें धारण किये गये 
करवालूमें योद्धाओंको रोषपूर्ण अपने मुखका प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ता है। 
इस कल्पनाको भी कविने चमत्कृतरूपमें ग्रहण किया है । इस प्रकार जम्बूस्वामी- 
चरितमें बिम्बों, प्रतोकों, अलंकारो और रसभावोकी सुन्दर योजना की गई है । 
एकादश समंभे सूक्तियोंका सुन्दर समावेश हुआ है। 


लाटीसंहिता--लाटीसंहिताकी रचना कविने वेराट नगरके जिनालल्‍यमें 
की है । यह नवर जयपुरसे ४० मीलकी दूरी पर स्थित है। किसी समय यह 
विराट मत्स्यदेशकी राजधानी था। इस नगरकी समृद्धि इतनी अधिक थी कि 
यहाँ कोई दीन-दरिद्री दिखाई नहीं पड़ता । अकबर बादशाहका उस समय 
राज्य था। और वही इस नगरका स्वामी तथा भोक्‍ता था | जिस जिनालयमें 
बैठकर कविने इस ग्रन्थकी रचना की है वह साधु दृदाके ज्येष्ठ पुत्र और फामन 
के बड़े भाई 'न्योता'ने निर्माण कराया था । इस संहिताग्रंथकी रचना करनेकी 
प्रेरणा देने वाले साहु फामनके वंशका विस्तार सहित वर्णन है। और उससे 
फामनके समस्त परिवा रका परिचय प्राप्त हो जाता है। साथ हो यह भी मालूम 
होता है कि वे लोग बहुत वेभवशालो और प्रभावशाली थे | इनको पृर्व॑निवास- 
भूमि 'डौकनि' नामकी नगरी थी । और ये काष्ठासघी भट्टा रकोंकी उस गदुदी- 
को मानते थे, जिसपर क्रमश कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनन्दि, यश कीत्ति और 
क्षेमकीत्ति नामके भट्टारक प्रतिष्ठित हुए थे। क्ष मकीत्तिभट्वाररा उस समय 
वत्तमान थे ओर उनके उपदेश त्तथा आदेशसे उक्त जिनालयमे कितने ही चित्रो- 
की रचना हुई थो । इस प्रकार कवि राजमल्लने वेराटनगर, अकबर बादशाह 
काष्ठासघंं। भट्टारक बश, फामन कुटुम्त्र, फामन एवं वराट जिनालयका गुण- 
गान किया है। लाटासहितामें श्रावकाचारका वर्णन है और इसे ७ सर्गोमे 
विभक्त किया गया है। प्रथम सर्गमें ८७ पद्य हैं और कथामुखभाग वर्णित है। 
द्वितीय सर्गमें अष्टमूलगुणका पालन और सप्तव्यसनत्यागका वर्णन आया है। 
इस समंमें २१९ पद्म है। तृत्तीय सगेमे सम्यग्दर्शनका सामान्यलक्षण वाणित है 
और चतुर्थ समंमें सम्यग्दशंनका विशेष स्वरूप निरूपित है और इसमें ३२२ 
पद्य है। पञ्चम सगंमे २७३ पद्मोंमे त्रसहिसाके त्यागरूप प्रथमाणुत्रत्तका वर्णन 
किया गया है। पष्ट सगंमे सत्याणुब्रत, अचौर्याणुब्रत, ब्रह्मवर्याणुत्रत और परि- 
ग्रहपरिमाणाणुब्रतका २५६ पद्मयोंमे कथन किया गया है। इसी अध्यायमें गणब्रत 
और शिक्षाव्रत्तोंका भी अतिचार सहित वर्णन आया है। सप्तम अध्यायमें सामा- 
बिक आदि प्रततिमाओका वर्णन आया है। अन्तमे ४० पद्च प्रमाण ग्रथकर्ताकी 
प्रशस्ति दी गई है | पर इस प्रशस्तिमें कविका परिचय अकित नही है। 


८० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अध्यात्मकमलमासंण्ड---छोटी-सी रचना है और उसमें अध्यात्म-विषयका 
कथन आया है । [अध्यात्मशास्त्रका अथे है परोपाधिके बिना मूलबस्तुका निर्देश 
करना।अध्यात्मरूपी कमलको विकसित करनेके लिए यह कृति सूर्यके समान है। 
इसपर 'समयसार' आदि ग्रथोंका प्रभाव है। इस ग्रंथमें ४ अध्याय और १०१ 
पद्म हैं | प्रथम अध्यायमे निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकारके रत्तत्रयका, दूसरे 
अध्यायमें जीवादि सप्ततत्त्वोंके प्रसंगसे, द्रव्य, गुण और पर्याय तथा उत्पाद, 
व्यय और श्रौव्यका; तीसरे अध्यायमें जीवादि छ: द्रव्योंका और चौथे अध्याय- 
में आस्रव आदि शेष तत्त्वोंका निरूपण किया है | 


पिड्नलज्ञास्त्र--इसमें छन्दशास्त्रके नियम, छन्दोंके लक्षण और उनके 
उदाहरण आये हैं। इसकी रचना भूपाल भारमल्लके निमित्तसे हुई है। ये श्रीपाल 
जातिके प्रमुखपुरुष वणिक्संघके अधिपति और नागौरी तपागच्छ आम्नायके 
थे। इनके समयमें इस पट्ट पर हषंकीत्ति अधिष्ठित थे। इसकी रचना नागौरमें 
हुई है । ऐसा अनुमान होता है कि कवि आगरासे तागौर चला गया था। भूपाल 
भारमल्ल भी वहींके रहनेवा ले थे । 


पत्नाध्यायो--यह ग्रथ अपूर्ण है; फिर भी जैनसिद्धान्तको हृदयंगत करने- 
के लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार अन्य ग्रथोंके निर्माणका हैतु 
है उसी प्रकार पज्चाध्यायीके निर्माणका भी कोई हेतु होना चाहिए | इसमें 
सन्देह नही कि इस ग्रंथकी रचना कविने दीर्घकालीन अभ्यास, मनन और 
अनुभवके बाद की है। मंगलाचरण प्रवचनसारके आधारपर किया गया है। 


इस ग्रंथके दो ही अध्याय उपलब्ध होते है। प्रथम अध्यायमें सत्ताका स्वरूप, 
द्रव्यके अंशविभाग, द्रव्य और गुणोंका विचार, प्रत्येक द्वव्यमें संभव गृुणोंका 
कथन, अथंपर्याय और व्यज्जनपर्यायोंका विशेष वर्णन, गुण, गुणांश, द्रव्य और 
द्रव्याशका निरूपण भी पाया जाता है द्रव्यके विविध लक्षणोंका समन्वय करने 
के पश्चात्‌ गुण, गुणोंका नित्यत्व, भेद, पर्याय, अनेकान्तदृष्टिसे वस्तुविचार, सत्‌ 
पदार्थ, नयोंके भेद, नयाभास, जीवद्रव्य और उसके साथ संलग्न कमंसस्कार- 
का भी कथन किया गया | दूसरे अध्यायमें सामान्यविशेषात्मक वस्तुसिद्धिके 
पश्चात्‌ अमत्ते पदार्थोकी सिद्धि और द्॒व्योंकी क्रियावती और भाववत्ती शक्तियों- 
का भी कथन आया है। स्वाभाविकी और वेभाविकी शक्तियोंके विचारके पश्चात्‌ 
जीवतत्त्व, चेतना, ज्ञानीका स्वरूप, ज्ञानीके चिह्न, सम्यग्दशंनका लक्षण, उसके 
प्रशमादि भेद, सप्तभय, सम्यग्दशेनके आठ अंग, तीन मूढता आदिका भी निरूपण 
आया है। इसी अध्यायमें औदयिकभाबोंका स्वरूप, ज्ञानावरणादि कर्मोंका 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ८१ 


विचार, मिथ्यात्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। जैन दर्शनकी प्रभुख बात्तों- 
की जानकारी इस अकेले ग्रंथसे हो संभव है । 

इस प्रकार राजमल्लने उपयोगी कृत्तियोंका निर्माण कर श्रुत्तपरम्पराके 
विकासमें योग दिया है । काव्य प्रतिभाकी दृष्टिसि भी राजमल्ल कम महत््वपूण 


नहीं हैं । 
पश्मसुन्द्र 


5० स०की १७वीं शतीमें पद्मसुन्दर नामके अच्छे संस्कृत्त-कवि हुए हैं। पं० 
पद्मसुन्दर आनन्दमेरुके प्रशिष्य और पं० पद्ममेरुके शिष्य थे। कांवने स्वयं अपने- 
को और अपने गरुको पंडित लिखा है। इससे यह अनुमान होता है कि पं० 
पद्ममुन्दर गद्दीधर भट्टा रकके पाण्डेय या पंडित शिष्य रहे होगे । भट्टा रकोकी 
गहियो पर कुछ पडित शिष्य रहते थे, जो अपने गुरु भट्टा रककी मृत्युके पश्चात्‌ 
भट्टा रकपद तो प्राप्त नही करते थे। पर वे स्वयं अपनी पडितपरम्परा चलाने 
लगते थे | और उनके पश्चात्‌ उनके शिष्य-प्रतिशिष्य पडित कहलाते थे । 


पं० पद्मसुन्दरने 'भविष्यदत्तचरित'की रचना की है | और इस ग्रंथके अन्त- 
में जो प्रशस्ति अकित की गई है उसमें काष्ठासंघ, माथुरानवय और पुष्करगण- 
के भट्टा रको-की परम्परा भी अंकित है | कविके आश्रयदाता और ग्रथ रचनेको 
प्रेरणा करनेवाले साहू रायमल्ल इन्हीं भट्टारकोंको आम्नायके थे । 


ग्रथ रचनेकी प्रेरणा उन्हें 'चरस्थावर' में उस समयके प्रसिद्ध धनी साहू राय- 
मल्लको प्रार्थनासे प्राप्त हुई थी । यह 'चरस्थावर' मुजफ्फरनगर जिलेका वत्तं- 
मान 'चरथावल' जान पढ़ता है। 

साहू रायमल्ल गोयलगोत्रीय अग्रवाल थे । इनके पुवंज छाजू चौधरी देश- 
विदेशमे विख्यात थे । इनके पाँच पुत्र हुए, जिनमें एक नरसिंह नामका भी था। 
इसी नरसिहके पौत्ररूपमें साहू रायमल्ल हुए थे । रायमल्लकी दो पत्लनियाँ थीं। 
इनमें प्रथम पत्नी ऊधाहीसे अमीचन्द्र नामक पुत्र और मीनाहीसे उदयसिह, 
शालिवाहन और अनच्तदास नामक तीन पुत्र हुए । 


काष्ठासंध माथुरान्वय पुष्करगणके उद्ध रसेनदेव, देवसेन, विमलसेन, गुण- 
कीत्ति, यशःकीत्ति, मलयकीत्ति, गृणभद्र, भानुकीत्ति और कुमारसेन भट्टारकों- 
की भविष्यदत्तचरित्तमे नामावली आयी है। कुमारसेनके समयमे इअ भविष्यदत्त- 
चरितकी प्रतिलिपि की गई है। 


८२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्थितिकाल 


पं० पद्मसुन्दरने अपने ग्रन्थोंमें रचघनाकालका अंकन किया है । अतः इनके 
स्थितिकालके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करता कठिन नहीं है। प्रशस्तिके 
अनुसार भविष्यदत्तचरितका रचनाकाल कातिक शुक्ला पंचमी वि० सं० १६१४ 
ओर रायमल्लाभ्युदयका रचनाकाल ज्येष्ट शुक्ला पंचमी वि० सं० १६१५ है | 
अतएव पं० पद्मसुन्दरका समय वि० सं० की १७वीं शती निश्चित है। 


रचनाएँ 


पं० पद्मसुन्दरकी दो ही रचनाएँ उपलब्ध हैं--भविष्यदत्तचरित और राय- 
मल्लाभ्युदयमहाकाब्य । भविष्यदत्तचरितमें पुण्यपुरुष भविष्यदत्तकी कथा 
अंकित है। श्री पं० नाथ्रामजी प्रेमीकी सूत्ननाके अतुसार फाल्गुन शुक्ला 
सप्तमी वि० सं० १६१५ की लिखित भविष्यदत्तचरितकी अपूर्ण प्रति वंबईके 
ऐलक पन्नालाल सरस्वतीभवनमें विद्यमान है । भविष्यदत्तकी कथा पाँच सर्गों 
या परिच्छेदोंमें विभक्त है। 

रायमल्लाभ्युदयमहाकाव्यमें २५ सं हैं। इसमें २४ तीर्थंक रोंके जीवनवृत्त 
गम्फित किये गये हैं। ग्रंथका प्रारंभिक अंश ओर अन्त्यप्रशस्ति इतिहासको 
दृश्सि सपयोगी है। ग्रंथके अन्तमें पुष्पिकावाक्य निम्नप्रकार लिखा गया है-- 

“इत्ति श्रीपरमाप्तपुरुषचतुरविशत्तितीर्थंकरगुणानुवादचरिते पं० श्रीपक्म- 
मेरुविनेये पं पद्मसुन्दरविरचिते वद्धंमानजिनचरितमंगलकीत्तनं नाम पंच- 
विशः से: ।” 


पं० जिनदास 


पं० जिनद्रास आयुर्वेदके निष्णात पंडित थे। इनके पूवंज हरिपतिको 
पद्मावतीदेवीका वर प्राप्त था। ये पेरीजशाह द्वारा सम्मानित थे। इन्हींके 
वंशमें पद्मनामक श्रेष्ठि हुए, जिन्होंने याचकोंको बहुत-सा दान दिया। पद्म 
अत्यन्त प्रभावशाली थे। अनेक सेठ, सामन्‍त और राजा इनका सम्मान करते 
थे। पद्मका पुत्र वेद्यराज बिश्च था। बिशने शाह नसीरसे उत्कषे प्राप्त किया 
था। इनके दूसरे पुत्रका नाम सुहृजन था, जो विवेकी और वादिरूपी मृगराजोंके 
लिये सिहके समान था। यह भट्टारक जिनचन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित हुआ ओर 
इसका नाम भ्रभाचन्द्र रखा गया। इसने राजाओं जेसी विभूतिका परित्याग 
किया था। उक्त बिशझका पुत्र धमंदास हुआ, जिसे महमूहशाहने बहुमान्यता 
प्रदान की थी। यह वेद्यशिरोमणि और यशस्वी था। इनकी घमंपत्नीका ताम 


भाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ८३ 


धर्श्री था, जो अद्वितोय दानी सद्दृष्टिक्पसे मन्मथविजयी ओर हँसमुख थी । 
इसका रेखा नामक पुत्र आयुर्वेदशास्त्रमें प्रवीण वेद्योंका स्वामी और लोक- 
प्रसिद्ध था। रेखा चिकित्सक होनेके कारण रणस्तम्म नामक दुर्गमें बादशाह 
शेरशाहके द्वारा सम्मानित हुए थे ) प्रस्तुत जिनदास रेखाके ही पुत्र थे। 
इनकी माताका नाम रेखश्री ओर धमंपत्नीका नाम जिनदासी था, जो रूप- 
लावष्यादि गुणोंसे अलंकृत थी । पं० जिनदास रणस्तंभ दुर्गके समीपस्थ नव- 
लक्षपुरके निवासी थे ।" 


स्थितिकाल 


जिनदासकी एक 'होलीरेणुकाचरित” रचना उपलब्ध है। इस रचनाके 
अन्तमें कविने इसका लेखन-काल दिया है| अत्त: जिनदासके समयमें किसी भी 
प्रकारका विवाद नहीं है। प्रशस्तिमें लिखा है-- 
वसुखकायशीत्तांशुमिते (१६०८) संवत्सरे तथा । 
ज्येषमासे सिते पक्षे दह्धम्यां शुक्रवासरे॥६१॥ 
अकारि ग्रंथ: पूर्णोश्यं नाम्ना दृष्टिप्रबोधक: । 
श्रेय से बहुपुण्याय. मिथ्यात्वापोहहेतवे ॥६२॥ 
अर्थात्‌ वि० सं० १६०८ ज्येछ्शुक्ला दशमी शुक्रवारके दिन यह ग्रन्थ पूर्ण 
हुआ है। पं० जिनदासने यह ग्रन्थ भट्टारक धमंचन्दके शिष्य भट्टा रक छूलित- 
कीत्तिके नामसे अंकित किया है। पुष्पिकावाक्यमें लिखा है-- 
“इति श्रीपडितजिनदासविरचिते मुनिश्वीललितकीत्तिनामाडिते होली- 
रेणुकापवंचरिते दश्नप्रबोधनाम्नि धूलिपवं-समयधमं-प्रशस्तिवर्णनो नाम 
सप्तमोष्ध्याय: ।' 


रचना 

पंडित जिनदासकी एक ही रचना प्राप्त है--'होलिकारेणुचरित्त! । इस 
रचनामें पञ्चनमस्कारमंत्रका महात्म्य प्रतिपादित है। रचना सात अध्यायेंमिें 
विभक्त है। इ्लोकसख्या ८४३ है। कविने शेरपुरके शान्तिनाथचेत्यालयमे 
५१ पद्योवाली होलीरेणकाचरितकी प्रतिका अवलोकनकर ८४३ पद्योंमे इसे 
समाप्त किया है। काव्यत्त्वकी दुष्टिसे यह्‌ रचना सामान्य है | 

ब्रह्म कृष्णदास 

ब्रह्म कृष्णदास लोहपत्तन नगरके निवासी थे। इनके पिताका नाम हष॑ 

१. जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, प्रस्तावना, पृ० ३२-४३ । 


८४ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


और माताका नाम बीरिका देवो था । इनके ज्येष्ठ श्राताका नाम मंगलदासं 
था । ये दोनो भाई ब्रह्मचारी थे। ब्रह्म कृष्णदासने मुनिसुत्रतपुराणकी प्रशस्तिमें 
रामसेन भट्टा रककी परम्परामें हुए अनेक भट्टारकोंका स्मरण किया है। 
ब्रह्म कृष्णदास काष्ठासंघके मट्गा रक भुवनकीत्तिके पट्टधर भद्टारक रत्न- 
कीत्तिके शिष्य थे। भट्टारक रत्नकीत्ति न्याय, नाटक और पुराणादिके विज्ञ 
थे। ब्रह्म कृष्णदासका व्यक्तित्व आत्म-साधना ओर ग्रन्थ-रचनाकी दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण है । 
स्थितिकाल 

ब्रह्म कृष्णदासने अपनी रचना मुनिसुव्रतपु राणमें उसके रचनाकालका निर्देश 
किया है। बताया है कि कल्पबल्ली नगरमें वि० सं० १६८१ कात्तिक शुक्ला 
त्रयोदशीके दिन अपराह्न समयमे ग्रन्थ पूर्ण हुआ । लिखा है-- 

“इन्द्ृष्टपट्चन्द्रमितेष्य वर्ष (१६८१) श्रीकात्तिकारव्ये घवले च पक्षे | 

जीवे त्रयोदश्यपरान्हया मे क्ृष्णेन सोख्याय विनिर्मित्तोध्यं ॥९६॥ 

लोहपत्तननिवासमहेभ्यो हुं एवं वाणिजामिन ह॒ष॑:। 

तत्सुत: कविविधि: कमनीयो भात्ति मंगलसहोदरकृष्ण: ॥॥९७॥ 

श्रीकल्पवल्लीनगरे गरिष्ठे श्रीब्रह्मतारीश्वर एब कृष्ण: | 

कंठावलंब्यूज्जितपूरमल्ल: प्रवद्धमानो हितमा [त] तान ॥९८॥/ 

इन प्रशस्ति-पद्मयोंमें कविने अपनेको ब्रह्मचारी भी कहा है तथा इनके 
आधार पर कविका समय वि० की १७वी शती है । 


रचना 

मुनिसुब्रतपुराणमें कविने २०वें तीर्थंकर मुनिसुब्रतका जीवन अंकित किया 
है। इसमे २३ सन्धि या सगग है। और २०२५ पद्म है। यह रचना काव्य- 
गुणोंकी दृष्टिसे भी अच्छी है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्त रन्यास, विभा- 
बना आदि अलंकारोका प्रयोग पाया जाता है। इसकी प्रति जयपु रमें सुर- 
क्षित है । 


अभिनव चारुकीतिं पंडिताचाय 


अभिनव चारुकीत्ति पंडिताचायं द्वारा विरचित 'प्रमेयरत्नालंकार' नामक 
प्रमेय रत्तमालाकी टीका प्राप्त होती है । इस ग्रन्थके प्रत्येक परिच्छेदके अन्तमे 
निम्नलिखित पुष्पिकावाक्य उपलब्ध होता है-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक ' ८५ 


“इति श्रीमत्स्याद्वादसिद्धान्तपारावारपारीणमानस्थ देशीगणाग्रगण्यस्य 
श्रीमद्वेलुगुलपु रनिवासरसिकस्यथाभिनवचारुकी तिपण्डिताचायंस्य कृतौ परीक्षा- 
मुखसूत्रव्याख्याया प्रमेयरत्नाऊद्भू रसमाख्याया प्रमाणस्वरूपपरिच्छेद: प्रथम. ।” 


इससे स्पष्ट है कि अभिनव चारुकी ति पण्डिताचाय देशोगणके आचाय॑ थे और 
बेलुगुलुपुरके निवासी थे | स्याद्गादविद्यामें निष्णात थे | अतएव अच्छे नैयायिक 
और ताकिकके रूपमे उनकी ख्याति रही होगी। प्रशस्तिके अनुसार ग्रंथकार 
देशीगण पुस्तकगच्छ कुन्दकुन्दान्वय इंगुलेश्वरबलिके आचाये थे। और पर- 
म्परानुसार श्रवणबेलगोल पट्टपर आसीन हुए थे। यह परम्परा ११वीं शत्तोमे 
आरंभ हुई और इसमें चारुकीति नामके अनेक पट्‌टाघीश हुए। कभी-कभी 
श्रत्तकीति, अजितकत्ति आदि कत्तिपय अन्य नामोके भी भट्टारक हुए है। पर 
अधिकतर चारुकीति नामके भट्टारक हुए है। परस्पर भेद बतलानेके लिए 
अभिनव, पडित्तदेव, पंडित्तायं, पडिताचायं आदि विशेषणोमेंसे एक या दो 
विशेष प्रयुक्त होते रहे हैं । 


अभिनव पडित्ताचार्य चारुकीत्तिकी एक अन्य रचना 'ीत्तवीत्तराग' भी 
उपलब्ध है । इस ग्रन्थमे कविने निम्न लिखित प्रशस्ति अंकित की है-- 

“गाज यवशांबुधिपूरणचन्द्र: यो देवराजो5जनि राजपुत्र', 
तस्यानुरोधेन च गीतवीतरागप्रबन्ध॑ मुनिपश्चकार ॥१॥ 
द्राविडदेशविशिष्टे सिहपुरे लब्धशस्तजन्मासौ; 
बेलुगोलपण्डितवयंण्चक्रे श्रीवृषभनाथविरचितस्‌ ॥२॥ 

स्वस्ति श्रीबेलगोले दोबंलिजलनिकटे क्रुन्दकुन्दान्वयेनो5 

भूत स्त॒ृत्य: पुस्तकादुश्चतगभर: ख्यातदेशोगणायं:, 
विस्तोणाश्षेषरीत्तिप्रगुणरसंभत॑  गोतयुग्वीतरागम्‌ 
शस्ताधीशप्रबन्ध॑ बृधनुतमतनोत्‌पण्डिताचार्यवर्य: । 


इति श्रीमद्रायराजगुरुभूमण्डलाचायंवर्णमहावादवाददव रायवादिपितामह- 
सकलविद्वज्जनचक्रवत्तिबल्लागू रायजीवरक्षापालकृत्यादने कवि रुद्धालीविरा- 


जितश्रोमद्बेलुगुलसिद्धसिहासनाधीश्व रश्रीमदभिनवचा रुकी त्तिपण्डित चार्यवय प्र- 
णीतबीत रागा|भवानाष्टवदी समाप्ता ।” 


इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि अभिनव पंडिताचायका जन्म दक्षिण भारतके 


सिहधुरमें हुआ था। जब श्रवणबेलगोलमे भट्टारक पद प्राप्त किया, तो इनका 


उपाधिनाम चारुकीत्ति हो गया | कबिने गंगवंशके राजपुत्र देवराजके अनुरोध 
से गीतवीतरागकी रचना समाप्त की है। 


८६ : तीथंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इन अभिनव पंडिताचायंका उल्लेख श्रवणवेलगोलके निम्नलिखित अभि- 
लेखमें पाया जाता है-- 

स्वस्ति श्रोमूलसडूघदेशिय-गणपुस्तकगच्छकोण्डकुन्दान्ववद श्रीमदर्भिनव- 
चारुकीत्ति-पण्डिताचाय्यंर शिष्यलुसम्यक्त्वाद्यनेक-गुण-गणाभरण-भूषिते राय- 
पात्रचूडामणिवेलगुलद मज़ाथि माडिसिद त्रिभुवनचूडामणियेम्ब चेत्यालयक्के 
मड्ुलमहा श्री श्री श्री ।* 

इस अभिलेखसे अभिनव पण्डिताचायंका समय शक्‌ सं० १२४७के पूर्व॑ 
होना चाहिए । इन्होंने अपने शिष्य मज़ायसे त्रिभुवनचुड़ामणि चेत्यालयका 
निर्माण कराया था, जो कालान्तरमें मज्जाय वसतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

दूसरे अभिनव पण्डिताचायका निर्देश शक्‌ सं० १४६६, ई० सन्‌ १५४४के 
अभिलेखमें पाया जाता है। विजयनगरनरेश देवरायकी रानी भीोमादेवोसे 
इन अभिनवपडिताचायने शान्तिनाथबसत्तिका निर्माण कराया था। अत्तः 
इस आधार पर अभिनव पण्डिताचायेका समय वि० की १६वीं शत्ती सिद्ध होता 
है | बताया है-- 

“स्वस्ति श्रीमद राय-राज-गुरु-मण्डलाचाय्य॑महावादवादीश्व ररायवादि- 
पितामह सकलविद्वज्जन-चक्रवत्तिगल. बल्‍लालराय-जीव रक्षपालकाद्नेक बिरु- 
दावलि विराजमानरुमप्प श्रीमच्चारुकी त्ति-पण्डित्त देवरुगल प्रशिष्ठरादतच्छिष्य 
श्रीमदभिनव-चारुकीति-पण्डित-देवरुगल प्रियशिष्य रादतस्याग्रजशिष्य श्री माच्चरु- 
कीतिपण्डितदेवरुगल सत्तीथ्य॑राद श्रीमच्छान्तिकी ति-देवरु (ग) लु शकवर्ष ॥ 

हमारा अनुमान है कि ये द्वितीय अभिनव पण्डिताचार्य ही गीतवीतराग 
और प्रमेयरत्नमालालंकारके रचयिता है । गीतवीतराग पर ई० सन्‌ १८४२की 
बोम्भरसकी कन्‍्नड़-टीका भी प्राप्त है। गीतवीतरागकी पाण्डुलिपि ई० सन्‌ 
१७५८की उपलब्ध है। अतएवं अभिनव पण्डिताचायंका समय ई० सन्‌ की 
१६वीं शतो होना चाहिए। डा० ए० एन० उपाध्येने इनके समयकी पूर्व सीमा 
१४०० ई० और उत्तर सीमा १७५८ बतलायी है। हमारा अनुमान है कि मध्य- 
में इनका समय ई० सन्‌की १६वीं शत्तोी होना चाहिए । 


रचनाएँ 


अभिनव पंडिताचायंकी दो रचनाएँ उपलब्ध है--गीतबीतराग और प्रमेय- 
रत्नालंकार | गीतवीत्तरागमें प्रबन्धगीत लिखे गये है। कविने स्वाराध्य ऋषभ- 





जैनशिलालेखसग्रह, प्रथम भाग, माणिकचन्ददिगम्बरजैनग्रन्थमाला, ग्र थाडू, २८ 
अभिलेखसंख्या १३२ | 


आचार्य तुल्य काव्यकार एवं लेखक : ८७ 


देवके दश जन्मोंको कथा गीतोंमें निबद्ध की है । कथावस्तु २४ प्रबन्धोंमें विभक्त 
है। प्रथम प्रबन्धमें महाबलकी प्रशंसा, द्वितीयमें महाबलका वेराग्योत्पादन, 
तुत्तीयमें ललिताड्रका वनविहार, चतुर्थमें श्रोमतीका जातिस्मरण, पंचममें 
वज्तजधघका पट्टकार्थ विवरण, षष्ठमे वत्नजघ और श्रीमतीके सोन्दर्यंका 
चित्रण, सप्तममे श्रीमतीका विरहवर्णन, अष्टममें भोगभूमिवर्णन, नवममें 
आयंका-गुरुगुण स्मरण, दशममे श्रीधरका स्वरगंवेभववर्णन, एकादशमें सुविधि 
पुत्रसम्बोधन, द्वादशमें अच्युतेन्द्रके दिव्य शरीरका वर्णन, त्रयोदशमें वज्ञ- 
नाभिके शारीरिक सौन्दयंका चित्रण, चतुद्ंशमें सर्वार्थंसिद्धि विमानका चित्रण, 
पन्द्रहवेमे मरुदेवीका निरूपण, सोलह॒वेंमें मरुदेवीके स्वप्न, सप्तदझमें प्रभात 
वर्णन, अठारहवेमे जिनजन्माभिषेक, उन्नीसवेमे परमौदारिक शरोर, बीसवेमें 
ऋषभदेवका वेराग्य, इक्कीसवेमे ऋषभदेवका तप, बाइसवेमे समवशरणका 
वर्णन, तेइसवेंमें समवशरणभूमिका चित्रण और चौबीसर्वेमे अष्टप्राति- 
हारियोंका कथन आया है। प्रसगवश ललिताज़देवकी कथाको पर्याप्त विस्तृत 
किया गया है | गोतिकाव्यकी दृष्टिसे यह काव्य अत्यन्त सरस और मधुर है । 
कवि श्रीमतोकी भावनाका चित्रण करता हुआ कहता है-- 


“चन्दनलिप्रसुवर्णश री रसुधौततवसनव रधी रस, 
मन्दरशिख रनिभामलूमणियुतसन्नुतमुकुटमुदा रम्‌ । 
कथमिह लप्स्ये दिविजवर मानिनिमन्मथकेलिपरम्‌ ।। 
इन्दुरविद्वयनिभमणिकुण्डलमण्डितगण्डयगेशमस, 
चन्दिरदलसमनिटिलविराजितसुन्दरतिलकसुकेशम्‌ ॥' 


प्रमेवरत्नमालालंकार--यह ॒नव्यशेलीमे लिखी गई प्रमेयरत्नमालाकी 
टीका है । लेखकने प्रमेयरत्नमालाम आये हुए समस्त विषयोंका स्पष्टीकरण 
नव्यशेलोमें किया है। प्रमाणके लक्षणकी व्याख्या करते हुए न्यायकुमुदचन्द्र, 
प्रमेषकमलमात्तंण्ड आदि ग्रन्थोसे विषय-सामग्री ग्रहणकर आये हुए प्रमेयोंका 
स्पष्टीकरण किया है। प्रमाण-लक्षणमे साख्य, प्राभाकर आदिके मतोको भी 
समीक्षा की है। इस ग्रंथकी चार विशेषताएं हैं--- 


१. मल मुद्दोंका स्पष्टीकरण । 


२. व्याख्यानको विस्तृत ओर मौलिक बनानेके हेतु भ्रन्थान्तरोंके उद्धरणों- 
का समावेश | 


३. गूढ़ विषयोका पद-व्याख्यानके साथ स्पष्टीकरण । 
४. विषयके गाभीयंके साथ प्रौढ़भाषाका समावेश | 


८८ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


इस प्रकार ग्रन्थका रने अपने इस प्रमेयरत्तमालालंकारको एक स्वतंत्र ग्रंथका 
स्थान दिया । यहाँ उदाहरणाथ॑ कुछ सदर्भाश उपस्थित किया जाता है-- 
ज्ञानको प्रमाण सिद्ध करते हुए बोद्धमतकी समीक्षा निम्न प्रकार की है-- 
“अत्राहुबौद्धा, अद्वेतिनइच--ज्ञानं द्विविध--निविकल्पक सविकल्पक चेति । 
तत्र नयनोन्मीलनान्तरं निष्धकारक' वस्तुस्वरूपमात्रविषयक ज्ञानं यज्जायते 
तन्निविकल्पकर् । उक्त च--- 
कल्पनापोढम श्नान्तं प्रथम निविकल्पकम्‌ | 
बालमूकादिविज्ञानससदुश॑. शुद्धवस्तुजम्‌ ॥ इति ॥ 
कल्पना पदवाच्यत्व॑ तदपोढ त्तदविषयकमित्यथं: | क्षणिकपरमाणुरूप- 
स्वलक्षणात्मकशुद्धवस्तुविषषक सोौगतमते निविकल्पकम्‌ । अपोहस्य पदवाच्य- 
त्वेषपि स्वलक्षणे त्दभावात्‌, स्वलक्षणविषयके निविकल्पके पदवाच्यत्वस्य भानं 
न सम्भवति । न च स्वलक्षणस्य पदवाच्यत्व कुतो नास्तीति वाच्यम्‌॥। पद- 
वाच्यत्व हि पदसद्भेत' । स खलु व्यवहारार्थ: संकेतकालमारभ्य व्यवहा रकाल- 
पय॑न्तस्थायिनि पदार्थ युज्यते ।' 


प्रमेषरत्नमालालंका रमें अनेक नवीन तथ्योंका समावेश लेखकने किया है। 


अरुणमाणि 


अरुणमणि भट्टारकश्रुत्कीत्तिके प्रशिष्य और बुधराधवके शिष्य थे । इन्होंने 
ग्वालियरमें जेनमन्दिरका निर्माण कराया था। इनके ज्येष्ट शिष्य बुधरत्नपाल 
थे, दूसरे वनमाली और तीसरे कानरसिह । अरुणमणि इन्हीं कानरसिंहके पुत्र 
थे | इन्होने अजित्तपुराणके अन्तमें अपनी प्रशस्ति अंकित की है | अरुणमणिका 
अपरनाम लालमणि भी है। प्रशस्तिमें बताया है कि काष्ठासधमे स्थित माथुर- 
गच्छ और पुष्करगणमें लोहाचार्यके अन्वयमे होनेवाले भट्टा रक धमंसेन, भावसेन, 
सहस्नकोत्ति, गुणकीति, यश.कीत्ति, जिनचन्द्र, श्रुतकी त्तिके शिष्य बुधराधव और 
उनके शिष्य बुधरत्नपाल, वनमालो और कानरसिह हुए हैं। इनमे कानरसिहके 
पुत्र अरुणमणि था लालमणि हैं । 


स्थितिकाल 


अजितपुराणमें ग्रन्थका रचनाकाल अंकित है, जिससे अहणमणिका समय 
निविवाद सिद्ध होता है। प्रशस्तिमें लिखा है-- 
रस-बृष-यत्ति-चन्द्रे ख्यातसंव॒त्सरे (१७१६) 5स्मिन्‌ 
नियमितसितवारे वेजयंत्ती-दशाम्यां । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ८९ 


अजितजिनचरित्र बोधपात्र॑ बुधानां । 
रचितममलवाग्मि-रक्त रत्नेन तेन ॥४०॥ 
मुदयले भूभुजां श्रेष्ठे राज्येडव रंगसाहिके । 
जहानावाद-नगरे पाइवंनाथजिनालये ॥४१॥ 


अर्थात्‌ अरुणमणिने औरगजेबके राज्यकालमे वि० स० १७१६ में जहानाबाद 
नगर वत्तंमान नई दिल्‍्लीके पाद्वंनाथ जिनालयमे अजितनाथपुराणकी समाप्ति 
की है । अतः कविका समय १८वीं शत्ती है । 


रचना 

कविकी एक ही रचना अजितपुराण उपलब्ध है। इसको पाण्डुलिपि श्री 
जेन सिद्धान्त भवन आरामे भी है | द्वितीय तीर्थकर अजित॒नाथका जीवनवृत्त 
बणित है | 


जगन्नाथ 


जगन्नाथ संस्क्ृत-भाषाके अच्छे कवि है। ये भट्टा रक नरेन्‍्द्रकीत्तिके शिष्य 
थे। इनका वंश खण्डेलवाल था और पोमराज श्रेष्ठिके सुपुत्र थे। इनका भाई 
बादिराज भी सस्कृत-भाषाका प्रौढ़ कवि था। इन्होने वि० स० १७२५ मे 
बाग्भटालकारकी कविचन्द्रिका नामकी टीका लिखी थी । ये तक्षक वत्तमान 
टोडा नामक नगरके निवासी थे। वादिराजके रामचन्द्र, लालजी, नेमिदास 
और विमलदास ये चार पुत्र थे । विमलदासके समयमे टोडामे उपद्रव हुआ था, 
जिसमे बहुतसे ग्रन्थ भी नष्ट हो गये थे । वादिराज राजा जयसिंहके यहाँ किसी 
उच्चपदपर प्रतिष्ठित थे | 


कविवर जगन्नाथने कई सुन्दर रचनाएँ लिखी हैं + 


स्थितिकारू 


जगन्नाथने वि० सं० १६९९ मे चतुविंशतिसन्धान स्वोपज्ञटीकासहित लिखा 
है। इनका समय १७ वी शत्तोका अन्त और अठारहवीं शतीका प्रारंभ होना 
चाहिए। श्री प० परमानन्दजी शास्त्रीने जेनग्रन्थप्रद्यतिसंग्रह प्रथम भागकी 
प्रस्तावनामें कविवर जगन्नाथकी कई रचनाओंका निर्देश किया है। इनके 
अनुसार कविको सात रचनाएँ हैं- 


१. चतुरविशतिसन्धान स्वोपज्ञ 
२. सुखनिधान 


९० : तीथंकर महावीर और उनकी आचारय॑-परम्परा 


३. ज्ञानलोचनस्तोत्र 
४. श्रृंगा रसमुद्रकाव्य 
५, इवेताम्बर-पराजय 
६. नेमिनरेन्द्रस्तोत्र 
७. सुषेणचरित्र । 


चतुरविंगतिसन्धानकाव्यमे एक ही पद्म है, जिसके २४ अर्थ कविने स्वयं 
किये है। पद्म इस प्रकार है-- 
श्रेयान्‌ श्रीवासुपृज्यो वृषभजिनपति: श्रीदृमाक्लोड्थ धर्मो 
हयंडुपुष्पदन्ता मुनिसुब्रतजिनो5नन्तवाक्‌. श्रीसुपारव: । 
शान्ति' पद्मप्रभोरो विमलविभुरसो वद्धंमानोप्यजाइुको 
मल्लिनेमिनंमिया सुमतिखतु सच्छीजगब्नाथधी रम्‌ ।।”” 
इस पद्यमें २४ तीर्थकरोंको नमस्कार किया गया है। कविने पृथक्‌-पृथक्‌ 
२४ अर्थ लिखे है । 
दूसरी कृति सुखनिधान है, जिसकी रचना कवि जगन्नाथने तमालपुरमें की 
है । इस ग्रन्थमें कविने अपनी एक अन्य कृतिका भी उल्लेख किया है | 'अन्यच्च 
अस्माभिरुक्त 'श्ृंगारसमुद्रकाव्ये” वाक्यके साथ श्वृंगारसमुद्रकाव्यकी सूचना दी 
है | अत' कविकी यह रचना भी महत्त्वपूर्ण रही होगी । 
एक अन्य-कृति *्वेताम्बर-पराजय है। इसमें इवेताम्बरसम्मत केवलिभक्तिका 
सयुक्तिक निराकरण किया है) इस ग्रंथमे भी एक अन्य क्ृतिका निर्देश मिलता 
है । वह कृति है 'स्वोपज्ञनेमिनरेन्द्रस्तोत्र' | 
इस कृतिकी रचना कविने वि० स० १७०३ में की है । लिखा है-- 
“बत्से गुणाश्रवीतेन्दुयुते (१७०३) द्वीपोत्सवे दिने | 
भुक्तिताद: समाप्तीय. सित्तम्बर-कुयुक्तिहा ॥ १॥ 
इति इ्वेताम्बर-पराजये कवि-गमक-वादि-वाग्मित्वगुणालंकृतेन खाडिल्ल 
वशोद्भवपोमराजश्रेष्ठिसुतेत जगन्नाथवादिना कृते केवलिभुक्तिनिराकरण 
समाप्तम | 
कविकी एक अन्य रचना 'सुषेणचरित'का भी निर्देश मिलत्ता है। यह ग्रथ 
भट्टा रक महेन्द्रकीत्तिके आमे र-शास्त्र भण्डारमें सुरक्षित है । 
सुखनिधानकाव्यमे श्रीपाठकी कथा अंकित है। यह पाँच परिच्छेदोंमें 
लिखा गया है। इसका रचनाकाल वि० सं० १७०० है । कविने अन्तिम प्रशस्ति- 
में रचनाकाल एवं ग्रन्थके वण्यंविषयके सम्बन्धमें प्रकाश डाला है-- 


आचायंतुल्य काव्यक्रार एवं लेखक : ९१ 


“घौरा विशुद्धमतयो मम सच्चरित्र कुव॑न्तु शुद्धमिह यम विपययोक्‍त॑। 
दीपो भवेत्किल करे न तु यस्य पुसो दोषो न चास्ति पतने खलु त्स्य लोके ॥ 
आचायंपूर्णन्दु-समस्तकी त्ति-सरोजकीर्त्यादिनिदेशतो मै । 
कृतं चरित्र' सुपुरातमाले श्रीपालराज्ञ: शंधामनाम्ना ॥२०९॥ 
इस प्रकार कवि जगन्नाथ गद्य-पद्यरचनामें सिद्धहस्त दिखलाई पड़ते हैं । 
सुखनिधानमें विदेहक्षेत्रस्थ श्रीपालका चरित निबद्ध किया गया है। 


९२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


द्वितीय परिच्छेद 
अपमभ्र श-भाषाके कवि और लेखक 


प्राकृत ओर संस्कृतके साथ अपभ्रंशने काव्यभाषाके सिहासनकों अलंकृतत 
किया । गुजर, प्रातिहार, पालवंश, चालुक्य, चौहान, चेदि, गहड़वाल, चन्देल, 
परमार आदि राजाओंके राज्यकालमें अपभ्रंशका पर्याप्त विकास हुआ । छठवीं 
शत्तीसे चोदहवी शत्तो तक अपभश्रंशमें अनेक मान्य आचाय॑ हुए, जिन्होंने 
अपनी लेखनीसे अपश्रंश-साहित्यको मौलिक कृतियाँ समपित कीं । 


अपभ्रंशका सबसे पुराना उल्लेख पतप्जलिके महाभाष्यमें मिलता है। 
भरतमुनिने अपने नाटथशास्त्रमें भी अपश्रंशका निर्देश किया है। हिमवत, 
सिन्धु, सौवोर तथा अन्य देशोंमें उकारबहुला भाषाको अपश्रंश कहा है।" 
भागमह, दण्डी, रुद्रट आदि आचायोने भी अपश्रंशको काव्यभाषा होनेका संकेत्त 
किया है। छठो शत्तीके बललभोके राजा गुहसेनके एक ताम्रलेखमें संस्कृत, 


१. नांट्यशास्त्र १८।८२ । 


> हैईे 


प्राकृत और अपश्रंश इन तीन भाषाओं में प्रबन्ध-रचना लिखनेके लिये नियमन किया 
है। ८वीं शताब्दी तक आते-आते अपश्रंश-काव्यका रूप इतना विश्वुत और 
लछोकरंजक हो चुका था कि उद्योतनसूरिने अपनी कुवलयमाला (वि० सं० 
८३५) में संस्कृत, प्राकृत और अपश्र शकी तुलना करते हुए लिखा है--संस्कृत 
अपने बड़े-बड़े समासों, निपातों, उपसर्गों, विभक्तियों और लिगोंकी दुर्गंमताके 
कारण दुज॑न-हृदयके समान विषम है। प्राकृत समस्त कला-कलापोंके माला- 
रूपी जन-कल्लोलोंसे संकुल लोकवृतान्तरूपी महोदरि-महापुरुषोंके मुखसे 
निकली हुई अमृतधाराकी विन्दु-सन्दोह एवं एक-एक क्रमसे वर्ण और पदोंके 
संघटनसे नानाप्रका रकी रचनाओके योग्य होते हुए सज्जन-वचनके समान सुख- 
संगम है और अपक्षञ्ञ सस्कृत, प्राकृत दोनोंके शुद्ध-अणुद्ध पदोसे युक्त तरंगो 
द्वारा रंगीली चालवाले नववर्षाकालके मेघोंके प्रपातसे पृरद्वारा प्लावित नदीके 
समान सम ओर विषम होती हुई प्रणय-कुपिता प्रणयिनोके वार्तालापके समान 
मनोहर होती है। 


राजशेखर, हेमचन्द्र आदिने भी अपम्रन श-भाषाके काव्योचित रूपपर 
विचार किया है ओर सभीने मुक्तकण्ठसे अपश्र शको काव्यकी भाषा स्वीकार 
किया है। महाकवि कालिदासके “विक्रमोबंशीय' नाटकम अपश्र शके अन्य 
प्रबन्ध-काव्योकी अपेक्षा भाषाका सर्वाधिक समृद्ध और परिष्क्ृत रूप प्राप्त होता 
है। ८वी शत्तीसे अपभ्र शके प्रबन्ध-काव्योकी परम्परा प्राप्त होने लगी है। 
चउमुहु--चतुमुंखका अबतक कोई काव्य उपलब्ध नही है। पर 'पउमचरिउ' 
को उत्थानिका एव प्रदस्तिसे यह ध्वनित होता है कि चतुमुंखदेवने महाभारत- 
की कथा लिखो थी। पञ्चमी-चरित्त भी उनकी कोई रचना रहो हे । अत्तएव 
सक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि जेन लेखकोंने संस्कृत और प्राकृतके समान 
हो अपश्र श-भाषामे भी सरस काव्य-रचनाएँ लिखो है। इन रचनाओ मे काव्य- 
तत्त्के साथ दर्शन और आचारके सिद्धान्त भी प्राप्त होते है । हम यहाँ 
अपभ्र श-भाषाके कवियोका इतिवृत्त अंकित करेगे। वस्तुत. मध्यकालीन 
साहित्यका इतिहास ही अपभ्र शका इतिहास है। जतनाचार्यों ने इस भाषामें 
सहस्नों रचनाएं लिखी है। 


कवि चतुमुंख 


चतुमुंख कवि अपश्र शके ख्यातिप्राप्त कवि है| स्वयंभुने अपने 'पउमचरिउ' 
'रिट्रंणेमि-चरिउ' और 'स्वयंभू छन्‍्द'में चतुमुंख कविका उल्लेख किया है। महाकवि 


९४ : तीर्थंकर महावीर और उन्तकी आचार्य-परम्परा 


पुष्पदन्तने भी अपने महापुराणमें अपने पूव॑के ग्रन्थकर्त्ताओं और कवियोंका 
उल्लेख करते हुए चउमुहु (चतुमुंख) का निर्देश किया है। लिखा है--- 
चउमुहु सयंभ सरिहरिसु दोणु, णालोइउ कइईसाणु बाणु ।" 
अर्थात्‌ न मेंने चतुमुंख, स्वयंभू, श्रीहर्ष और द्रोणका अवछोकन किया न 
ईधाण और वाणका ही । 
कवि पृष्पदन्तने ६०वीं सन्धिमें भी रामायणका प्रारम्भ करते हुए स्वयंभ 
और चउमुहुका पृथक-पृथक्‌ निर्देश किया है-- 


कइराउ सयंभु महायरिउ, सो सयणसहासहि परियरिठ । 
चउमुहहु चयारि मुहाईं जहि, सुकइत्तणु सीसउ काईं तहि ॥ 
अर्थात्‌ स्वयंभु महान आचाय॑ हैं। उनके सहस्रों स्‍्वजन है और चतुमुंखके 
तो चार मुख है, उनके आगे सुकवित्व क्या कहा जाये। 
हरिषेणने अपनी धर्म-परीक्षामें चतुमुंखका निर्देश किया, “रिट्वुणेमिचरिउ' 
में स्वयंभुने लिखा है कि पिगलने छन्‍्द-प्रस्तार, भामह और दण्डीने अलंकार, 
वाणने अक्षराडम्बर, श्रीहृष॑ंने निपुणत्व ओर चतुमुंखने छदंनिका, द्विपदी और 
थ्रवकोसे जटित पद्ड़ियाँ दी है ।अत्तएव स्पष्ट है कि चतुमुंख स्वयभुके पृ्॑वर्त्ती 
है । 'पउम्मचरिउ के प्रारम्भमे बताया है कि चतुमुंखदेवके शब्दोंको स्वयंभुदेवकी 
मनोहर वाणीको और भद्गकविके 'गोग्रहण को आज भी कवि नही पा सकते हैं। 
इस तरह जलक्रीड़ाके वर्णनमे स्वयंभुकी, “गोग्रह' कथामें चतुमुंखदेवकी और 
'मत्स्यभेद' में भद्रकी तुलना आज भी कवि नहीं कर सकते । 
डाँ० हीरालालजी जेंन और प्रो० एच० डी० वेलणकरने भी चतुमुंखको 
स्वयभुसे पृथक्‌ और उनका पूव॑वर्ती माना है। पठड़िया छन्दके क्षेत्रमें चतुमुंख- 
का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थात है। सम्भवत: इनकी दो रचनाएँ रही है-- 
महाभारत और पञ्चमीचरिउ | आज ये रचनाएँ उपलब्ध नही है | अतः इनके 
काव्य-सौन्दयंके सम्बन्धमे कुछ नही कहा जा सकता है। 


महाकवि स्वयंभ्रुदेव 
महाकवि स्वयंभु अपमस्लंश-साहित्यके ऐसे कवि हैं, जिन्होंने लोकरुचिका 
सर्वाधिक ध्यान रखा है । स्वयंभुकी रचनाएँ अपश्रंशकी आख्यानात्मक 
रचनाएँ हैं, जिनका प्रभाव उत्तरवर्ती समस्त कवियोंपर पड़ा है । काव्य- 


१. पुष्पदन्तका महापुराण, साणिकचन्द्रग्रन्थमाला, १।५ । 


भाचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : ९५ 


रचयिताके साथ स्वयंभु छन्दशास्त्र और व्याकरणके भी प्रकाण्ड पण्डित थे । 
छन्दचूड़ामणि, विजयपरिशेष और कविराज धवल इनके विरुद थे । 
कवि स्वयंभुके पिताका नाम मारुतदेव और माताका नाम पद्चिनी था । 
मारुतदेव भी कवि थे। स्वयंभुने छन्दमें 'तहा य माउरदेवस्स' कहकर उनका 
निम्नलिखित दोहा उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया है-- 
लद्धउ मित्त भमतेण रअणा अरचदेण | 
सो सिज्जंते सिज्जइ वि तह भरइ भरंतेण" ॥| ४-९ 
स्वयंभुदेव गृहस्थ थे, मुनि नही | 'पउमचरिउ' से अवगत होता है कि 
इनकी कई पत्नियाँ थी, जिनमेंसे दोके नाम प्रसिद्ध हैं--एक अइच्चंबा 
(आदित्यम्बा) और दूसरी सामिअंब्बा। ये दोनों हो पत्नियाँ सुशिक्षिता थी । 
प्रथम पत्नीने अयोध्याकाण्ड और दूसरीने विद्याधरकाण्डकी प्रतिलिपि की थी | 
कविने उक्त दोनो काण्ड अपनी पत्नियोंसे लिखवाये थे | 
स्वयंभुदेवके अनेक पुत्र थे, जिनमे सबसे छोटे पुत्र त्रिभुवनस्वयभु थे। 
श्रीप्रेमीजीका अनुमान है कि तरिभुवनस्वयंभुकी माताका नाम सुअव्वा था, 
जो स्वयंभुदेवकी तृत्तीया पत्नी थीं। श्रीप्रेमोजीने अपने कथनकी पुष्टिके लिये 
निम्नलिखित पद्च उद्धृत किया है-- 
सव्वे वि सुआ पंज रसुअव्व पढि अक्खराइईं सिक्‍खंति । 
कइराअस्स सुओ सुअव्व-सुइ-गब्भ संभूओ ॥* 
अपभ्रंशमे 'सुअ' शब्दसे सुत और शुक दोनोका बोध होता है। इस पद्यमे 
कहा है कि सारे ही सुत पिजरेके सुओंके समान पढ़े हुए ही अक्षर सीखते हैं. 
पर कविराजसुत त्रिभुवन 'श्रुत इव श्रुत्तिगर्भसम्भूत्त है'। यहाँ श्लेष द्वारा 
सुअब्बाके शुचि गर्भसे उत्पन्न त्रिभुवन अर्थ भी प्रकट होता है। अतएव यह 
अनुमान सहजमे ही किया जा सकता है कि त्रिभुवनस्वयंभुको मात्ताका नाम 
सुअब्बा था । 
स्वयंभु शरीरसे बहुत्त दुबले-पतले ओर ऊँचे कदके थे। उनकी नाक 
चपटी और दाँत विरल थे । स्वयंभुका व्यक्तित्व प्रभावक था । वे शरोरसे क्षीण 
काय होने पर भी ज्ञानसे पुष्टकाय थे। स्वयंभुने अपने वश, गोत्र आदिका 
निर्देश नही किया, पर पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें इन्हे आपुलसघीय 
बताया है | इस प्रकार ये यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पड़ते है । 


१. अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ८-९, पृ० २९९। 
२. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम संस्करण, पृू० ३७४ | 


९६ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्वयंभुने अपने जन्मसे किस स्थानको पवित्र किया, यह कहना कठिन है, 
पर यह अनुमान सहजमें ही लगाया जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे। 
उनके परिवार और सम्पर्की व्यक्तियोंके नाम दाक्षिणात्य हैं। मारुतदेव, 
धवलइया, बन्दइया, नाग आइच्चंबा, सामिअंब्बा आदि नाम कर्नाटकी हैं। 
अतएब इनका दाक्षिणात्य होना अबाघित है । 

स्वयंभुदेव पहले धनञ्जयके आश्रित रहे और परचात्‌ धवलूइयाके। 
'पंउमचरिउ' की रचनामें कविने धनञज्जयका और “र्ट्ठिणेमिचरिउ' की रच- 
नामे धवलइयाका प्रत्येक सन्धिमें उल्लेख किया है। 
स्थितिकाल 


कवि स्वयंभुदेवने अपने समयके सम्बन्धमें कुछ भी निर्देश नहीं किया है । 
पर इनके द्वारा स्‍्मृत कवि और अन्य कवियों द्वारा इनका उल्लेख किये 
जानेसे इनके स्थितिकालका अनुमान किया जा सकता है। कवि स्वयंभुदेवने 
'पउमचरिउ' और “रिट्ठणेमिचरिउ में अपने पूव॑वर्ती कवियों और उनके कुछ 
ग्रन्‍्थोंका उल्लेख किया है। इससे उनके समयकी पूर्व॑ंसीमा निश्चित की जा 
सकती है। पाँच महाकाव्य, पिगलका छन्दशास्त्र, भरतका नाट्यशास्त्र, मामह 
और दण्डीके अलंका रशास्त्र, इन्द्रके व्याकरण, व्यास-बाणका अक्षराडम्बर, 
श्रोहष॑का निपुणत्व और रविषेणाचायंकी रामकथा उल्लिखित है। इन समस्त 
उल्लेखो में रविषेण और उनका पद्मचरित ही अर्वाचीन है। पद्मचरित॒की 
रचना वि० स० ७३४ में हुई है। अतएव स्वयंभुके समयकी पूर्वावधि वि० सं० 
७३४ के बाद है। 


स्वयभुका उल्लेख महाकबि पुष्पदन्तने अपने पुराणमें किया है और महा- 
पुराणकी रचना वि० सं० १०१६ में सम्पन्न हुई है। अतएव स्वयंभुके समयकी 
उत्तरसीमा वि० सं० १०१६ है। इस प्रकार स्वयभुदेव वि० सं० ७३४-१०१६ 
वि० सं० के मध्यवर्त्ती है | श्री प्रेमीजीने निष्कष॑ निकालते हुए लिखा है-- 
'स्वयभुदेव हरिवशपुराण कर्त्ता जिनसेनसे कुछ पहले हो हुए होगे, क्योंकि 
जिस तरह उन्होंने 'पउमचरिउ' में रविषेणका उल्लेख किया है, उसी तरह 
'रिट्ठणेमिचरिउ'में हरिवंशके कर्त्ता जिनसेनका भी उल्लेख अवश्य किया होता 
यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो । इसी त्तरह आदिपुराण, उत्तरपुराणके 
कर्त्ता जिनसेन, गुणभद्र भी स्वयंभुदेव द्वारा स्मरण किये जाने चाहिये थे। यह 
बात्त नहीं जंचती कि वाण, श्रीहृं, आदि अजेन कवियोंकी तो चर्चा करते और 
जिनसेन आदिको छोड़ देते । इससे यही अनुमान होता है कि स्वयभुदेव 
दोनो जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके होंगे। हरिवशकी रचना बि० स० ८४० में 


भाचाय॑तुल्य काव्यकार एवं लेखक : ९७ 


समाप्त हुई थी। इसलिये ७३४ से ८४० के बीच स्वयंभुका समय माना जा 
सकता" है।' डा० देवेन्द्र जेनने इनका समय ई० सन्‌ ७८३ अनुमानित्त किया है। 
यह अनुमान ठीक सिद्ध होता है। 


रचनाएँ 


कविकी अभी तक कुल त्तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं और तीन रचनाएँ उनके 
नाम पर और मानी जाती हैं-- 


१. पठमचरिउ 

२. रिदर्णेमिचरिउ 
३. स्वयंभुछन्द 

४. सोद्धयचरिउ 

५ पंचमिचरिउ 

६. स्वयंभुव्याकरण 


१. पठसचरिउ 
'पउमचरिउ' एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। रामकथाको नदीका रूप देकर 
कविने उक्त ग्रन्थकी विशेषता प्रदर्शित की है-- 
वद्धमाण-मुहकुह र-विणिग्गय रामकहा-णइ एह कमागय 
अवखर-वास-जलोह-मणोहर सु-अलंकार छन्द-मच्छोहर 
दीह-समास-पवाहावंकिय सक्‍कय-पायय पुलिणालंकिय 
देसोभाषा-उभय-त्तडुज्जल कवि-दुक्क र-चण-सहू-सिलायल* 
'पउमचरिउ' का ग्रन्थप्रमाण बारह हजार इलोक है। और इसमे सब 
मिलाकर ९० सन्धियाँ है । 
विद्याधरकाण्ड २० सन्धियाँ, अयोध्याकाण्ड २२ सन्धियाँ, सुन्दरकाण्ड, 
१४ सन्धियाँ, युद्धकाण्ड २१ सन्धियाँ, उत्तरकाण्ड १३ सन्धियों | 
इन नव्बे सन्धियोंमे 2३ सन्ध्रियोंकी रचना स्वयम्भुदेवने की है । विद्याधर- 
काण्डमें कुलक रोंके उल्लेखके अनन्तर राक्षस और वानरवशका विकास बतलाया 
गया है। अयोध्यामे सगरचक्रवर्ती उत्पन्न हुआ। उसके साठ हजार पुत्र 
थे। एक बार वे केलासपवंतपर ऋषभदेवकी वन्दनाके लिये गये। वहाँ पर 
जिनमन्दिरोंकी सुरक्षाके लिये उन्होंने उसके चारों ओर खाई खोदना आरम्भ 


१. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम संस्करण, पृ० ३८७। 
२. पंउमचरिउ, प्रथम सन्धि, कड़वक २॥१-४। 


९८ * तीर्थंकर भहावोर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


किया। घधरणेन्द्र कुपित हुआ और उसने सबको भस्म कर दिया, केवल भगीरथ 
और भीम ही शेष बचे । चक्रवर्तीको वेराग्य उत्पन्न हुआ और वह भगीरथको 
राज्य देकर दीक्षित हो गया। सगर राजाका समधी सहस्राक्ष था | उसने अपने 
पिताकी ह॒त्या करनेवाले पुण्यमेघ पर चढ़ाई की और उसे मार डाला | उसका 
पुत्र तोयदवाहन किसी प्रकार भाग कर द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथके समव- 
दरणमें पहुँचा। सहस्नाक्ष भी वहाँ आया। पर समवशरणमें प्रवेश करते ही उसका 
क्रोध नष्ट हो गया | इसी तोयदवाहनने लंकानगरीकी नींव डाली और यहीं- 
से राक्षषवश आरंभ हुआ । 


सगरके बाद ६४वीं पीढ़ीमें कीतिघवल अयोध्याके राज्यपर आसीन हुआ । 
उसका साला श्रीकण्ठ सपत्नीक वहाँ आया । कीतिधवलने प्रसन्न होकर उसे 
वानरद्वीप दे दिया । श्रीकण्ठने पहाडीपर किष्कुपुर बसाया। तदनन्तर अमर- 
प्रभु राजा हुआ | उसने लंकाको राजकुमारीसे विवाह किया। नववधू जब 
ससुरालमे आयी, तो आँगनमें बन्दरोंके सजीव चित्र देखकर भयभीत हो गयी । 
इसपर अमरप्रभु चित्रकारपर अप्रसन्‍त हो उठे। मन्त्रियोंने उसे बताया कि 
वानरोंसे उसके परिवारका पुराना सम्बन्ध चला आ रहा है | उसे तोड़ना ठीक 
नहीं। उसने बानरकों अपना राजचिक्न मान लिथा। लंकामे राक्षसवंशकी 
समृद्धि हुई ओर क्रमण' मालीके भाई सुमालीका पुत्र रत्लश्नव-राजा हुआ | 
उसके तीन पुत्र थे--रावण, विभोषण ओर कुम्भकरण। एक लड़की भी थी 
चन्द्रनखा । रावण अत्यन्त श्रवीर और पराक्रमी था। मन्दोदरीके सिवा उसकी 
छह हजार रानियां थीं । रावण किष्कपुरके राजा बालिको हराना चाहता था। 
पर उसे उल्टी हार खानो पड़ो | बालि अपने अनुज सुग्रीवकी राज्य देकर तप 
करने चला गया | रावण बड़ा जिनभक्त था । उसने अपने पराक्रमसे यम, इन्द्र, 
वरुण आदि राजाओंको परास्त किया था । 


अयोध्याकाण्डमें अयोध्याके राजाओंका वर्णन आया है। इस नगरीमें 
ऋषभदेवके वंशसे समयानुसार अनेक राजा हुए और सबने दिगम्बर दोक्षा 
लेकर तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया | इस वंशके राजा रघुके अरण्य नामक 
पुत्र हुआ। इसकी रानोका नाम पृथ्वीमति था। इस दम्पत्तिके दो पुत्र हुए-- 
अनन्तरथ और दशरथ । राजा अरण्य अपने बड़े पुत्र सहित संसारसे विरक्त 
हो तपस्या करने चछा गया । तथा अयोध्याका शासनभार दशरथको मिला | 
एक दिन दश रथकी सभामें नारद मुनि आये । उन्होंने कहा कि रावणने किसी 
निमित्तज्ञानीसे यह जान लिया है कि दशरथपुत्र और जनकपुत्रीके निमित्तसे 
उसको मृत्यु होगी । अतः उसने विभीषणको आप दोनोंको मारनेके लिये नियुक्त 


जाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ९९ 


किया है। आप सावधान होकर कहीं छूप जायें । राजा दशरथ अपनी रक्षाके 
लिये देश-देशान्तरमें गये और मार्गमे कैकेयीसे विवाह किया | कुछ समय पद्चात्‌ 
महाराज दणरथके चार पुत्र हुए और एक युद्धमें प्रसन्‍न होकर उन्होने केकेयी- 
को वरदान भी दिया। रामके राज्यभिषेकके समय केकेयीने वरदान मांगा, 
जिससे राम, लक्ष्मण और सीता वन गये तथा महाराज दशरथने जिनदोक्षा 
ग्रहण की | सीताहरण हो जानेपर रामने वानरवंशी विद्याधर पवनञ्जय और 
अज्जनाके पुत्र हनुमान एवं सुग्रीवसे मित्रता की । रामने सुप्रीवके शत्रु साहस- 
गतिका वध कर सदाके लिये सुग्रीवको अपने वश कर लिया और इन्हीके 
साहाय्यसे रावणका बंध कर सोताको प्राप्त किया । 


अयोध्या लौटकर लोकापवादके भयसे सीताका निर्वासन किया | सौभाग्य- 
से जिस स्थानपर जगलमे सीताको छोड़ा गया था, वज्जजंघ राजा वहाँ आया 
और अपने घर ले जाकर सीताका संरक्षण करने लगा। सीताके पुत्र लवणा- 
कुंशने अपके पराक्रमसे अनेक देशोंको जीतकर वज्जजघके राज्यकी वृद्धि की । 
जब यह वीर दिग्विजय करता हुआ अयोध्या आया, तो रामसे युद्ध हुआ तथा 
इसी युद्धमें पिता-पुत्र परस्परमें परिचित भी हुए । सीता अग्निपरीक्षामे उत्तीर्ण 
हुई। वह विरक्त हो तपस्या करने चली गयी ओर स्त्रीनिंग छेदकर स्वगं प्राप्त 
किया । लक्ष्मणकी मृत्यु हो जानेपर राम शोकाभिभूत हो गये | कुछ काल 
पश्चात्‌ बोध प्राप्त कर दिगम्बर मुनि बन दुद्धंर तपश्चरण कर मोक्ष प्राप्त 
किया । 
यह सफल महाकाव्य है। इसकी आदिकालिक कथा रामकथा है | अवान्तर 

या प्रासंगिक कथाएँ बानरवश भर विद्याधरवंशके आश्यानके रूपमे आयी 
हैं। प्रासंगिक कथावस्तुमें प्रकरी और पताका दोनों ही प्रकारकी कथाएं हैं । 
पताकारूपमें सुग्रीव और मारुतनन्दनकी कथाएँ आधिकारिक कथाके साथ-साथ 
चली हैं और प्रकरीरूपम वालि, भामण्डल, वज्रजंघ आदि राजाओंके आख्यान 
हैं। कथागठनकी दुष्टिसे कार्य-अवस्थाए', अर्थ-प्रकृतियाँ और सन्धियाँ सभी 
विद्यमान हैं। नायक, रस, अलंकार, संवाद, वस्तुव्यापारवर्णन आदि सभी 
दृष्टियोंसे यह काव्य उत्तम कोटिका काव्य है। यहाँ कविके प्रकृतिवर्णनको 
उपस्थित किया जाता है। कविने इसमें उपमा और उत्प्रेक्षाओंका सुन्दर 
जाल बाँधा है-- 

हसइ व रिउ-घिरु मुह-वय-बंधरु । 

विदुदुममाहरू मोत्तिय-दंतरु ॥१॥ 

छिवइ॒ व मत्थए मेरु-महीहरु। 

तुज्ञु वि मज्ञु वि कवणु पईहरु ॥२॥ 


१०० : तीथंकर महाबीर और उनको आवचार्य-परम्परा 


ज॑ चन्द्रकन्त-सलिलाहिसित्तु । अहिसेय-पणालुवफुसिय-चित्तु ॥ ३॥ 

ज॑ विदृदुम-मरगय-कन्तिकाहि । थिउ गयणुव सुरधणु-पन्तियाहिं ॥ ४॥ 

ज॒इन्द्रणील-माला-मसीएँ । आलिहइ बदिस-भित्तीएँ तोएँ॥ ५॥। 

जहि पोमराय-मणि-गणु विहाइ । थिउ अहिणव-सञ्झा-राउ-णाई ॥ ६ ॥ 
इसप्रकार यह ग्रन्थ अपभ्रश-काव्यका मुकुटमणि है। 


रिट्रुणमिच्चरिउ 


यह हरिवंशपुराणके नामसे प्रसिद्ध है। अठारह हजार इलोकप्रमाण है 
और ११२ सन्धियाँ हैं | इसमें त्तीन काण्ड है--यादव, कुरु और युद्ध । यादवमें 
१३, कुरुमे १५, और युद्धमे ६० सन्धियाँ है । सन्धियोकी यह गणना युद्धकाण्डके 
अन्तमे अकित है | यहाँ यह भी बताया गया गया कि प्रत्येक काण्ड कब लिखा 
गया ओर उसको रचनामे कितना समय लगा। इन सन्धियोमें ९९० सन्धि 
स्वभुदेवके द्वारा लिखी गयी है । ९०वी सन्धिके अन्तमे एक पद आया है, जिसमें 
बताया है कि पउमचरिउ या सुव्वयचरिउ बताकर अब में हरिवशकी रचनामें 
प्रवत्त होता हूँ । 

'रिट्रुणेमिचरिउ' अपश्र श-भाषाका प्रबन्धकाव्य है। रिट्रणेमिचरिउकी 
रचना धवलइयाके आश्रयमे की गयी हैं | इस ग्रन्थमे २२वें त्तीर्थंकर नेमिनाथ, 
श्रीकृष्ष ओर यादवोकी कथा अंकित है । 


पंचमोर्चारउ 
यह ग्रन्थ पहड़ियाबद्ध शेलीमे लिखा गया है। अभी तक यह अभ्राप्त है । 
इसमें नागकुमारकी कथा बरणित है । 


स्वयंभुछन्द 

स्वयभुदेवत एक छन्दग्रन्थकी रचना को है, जिसका प्रकाशन प्रो० एच० 
डी० वेलणकरने किया है। इस ग्रन्थके प्रारम्भके तीन अध्यायोंमे प्राकृतके 
वर्णवुत्तोका और पाँच शेष अध्यायोंमें अपभ्र शके छल्दोंका विवेचन किया है । 
साथ ही छन्दोंके उदाहरण भी पूर्वंकवियोंके ग्रन्थोंसे चुनकर दिये गये हैं । 

इस ग्रन्थके अन्तिम अध्यायमें दाहा, अडिल्ला, पद्धड़िया आदि इन्दोंके 
स्वोपज्ञ उदाहरण दिये गये है । इस ग्रन्थमे पउमचरिउ, बम्महत्तिलय, रअणा- 
वली आदि ग्रन्थोंके भी उदाहरण दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतके 





१. पंठमचरिठ, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, ७२।३ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १०१ 


ब्रह्मदत्त, दिवाकर, अंगारगण, मारुतदेव, हरदास, हरदत्त, धणदत्त, गुणधर, 
जीवदेव, विमलदेव, मूलदेव, कुमारदत्त, त्रिकोचन आदि कवियोंके नाम भी 
आये है। अपभ्र श-कवियोंम चतुमुंख, धुत्त, धनदेव, घइल्ल, अज्जदेव, गोइन्द, 
सुद्धसील, जिणआस, विअड्ढके नाम भी आये है । 


स्वयंभुध्याकरण 


पउमचरिउक्े एक पद्यसे कविके अपश्वंश-व्याकरणका भी सकेत्त प्राप्त 
होता है । बताया है कि अपश्र शरूप मतवाला हाथी तभो तक स्वच्छन्दतासे 
अ्रमण करता है, जब तक कि स्वयभुव्याकरणरूप अकुश नहीं पडता । परन्तु 
यह व्याकरणग्रन्थ अभी तक अनुपलब्ध है। श्रीप्रेमीजीका मत है कि सुद्धय- 
चरिय कोई पृथक ग्रन्थ नही है, यह सुव्वयचरिउ होना चाहिए, जो पउम- 
चरिउका अपर नाम है । निश्चयतः अपश्र शकाव्य-रचयित्ताओमे स्वयभुका 
महनीय स्थान है। ये काव्य और शास्त्र दोनोके पारंगत विद्वान है। इनकी 
रचनाओमे भक्तिकों तन्मयत्ता और काव्यको सरसत्ा प्राप्त है। प्रकृत्तिचत्रण 
और निरीक्षणकी क्षमता उनमें अद्भुत थी। 


त्रिशुवनस्वयंथ्रु 


स्वयंभुदेवके छोटे पुत्रका नाम त्रिभुवनस्वयंभु था । ये अपने पिताके सुयोग्य 
पुत्र थे ओर उन्हीके समान मेधावी कवि थे | कविराजचक्रवर्ती उन्तका विरुद 
था। प्रशस्तिके पद्योसे उनकी विद्वताका पूरा परिचय प्राप्त होता है। 
लिखा है-- 


तिहुअण-सयम्भु-धवलस्सा को गुणे वष्णिंउं जए त्तरइ | 
वालेण विजेण सयम्भु-कव्ब-भारो समुब्वूढ़ों ॥५॥ 
वायरण-दढ-वखन्धो आगम-अंगोपमाण-वियड-पओ | 
त्तिहुअण-सयम्भु-धवलो जिण-तित्थे वहउ कव्वभर' ॥६॥ 


अर्थात्‌ त्रिभुवनस्वयंभुने अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार प्राप्त 
क्िया। उसे छोड़कर स्वयंभुके समस्त शिष्योंमे ऐसा कौन था, जो कविके 
काव्य भारको ग्रहण करता। त्रिभुवनस्वयंभूको घवल-वृषभकी उपमा दी 
गयी है। व्याकरणके अध्ययनसे मजबूत स्कन्ध, आगमोंके अध्ययनसे सुदृढ़ 
अंग और व्याकरणके अध्ययनसे विकटपदविज्ञ त्रिभुवनस्वयंभुके अतिरिक्त 


१, पउमचरिउ, प्रशस्तिगाथा, पद्य ५,६ । 


१०२ : तोथँंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अन्य व्यक्ति काव्यभारकों वहन नहीं कर सकता है| निरचयतः त्रिभुवनस्वयंभु 
आगम, व्याकरण, काव्य आदि विषयोंके ज्ञाता थे । 

इस कथनसे स्पष्ट है कि त्रिभुवनस्वयंभु शास्त्रज्ञ पण्डित थे। जिसप्रकार 
स्वयंभुदेव धनञऊजय और धवलइयाके आश्रित थे, उसी तरह त्रिभुवन वन्द- 
इयाके। ऐसा अवगत होता है कि ये तीनों हो आश्रयदात्ता किसी एक ही राज- 
मान्य या धनी कुलके थे। घनज्जयके उत्तराधिकारी घवलइया ओर घवल- 
इयाके उत्तराधिकारी वन्दइया थे। एकके स्वरगंवासके पद्चात्‌ दूसरेके और 
दूसरेके बाद तोसरेके आश्रयमें आये होंगे। बन्दइयाके प्रथमपुत्र गोविन्दका 
भी त्रिभुवनस्वयंभुने उल्लेख किया है, जिसके वात्सल्यभावसे पठमचरिउके 
शेष सात सर्ग रचे गये है । 


बन्दइयाके साथ पठमचरिउके अन्तमे त्रिभुवनस्वयंभने नाग, श्रीपाल 
आदि भव्यजनोंको आरोग्य, समृद्धि, शान्ति और सुखका आशीर्वाद दिया है।'* 


त्रिभुवनस्वयंभुका समय स्वयंभुके समान ही ई० सन्‌ की नवम दाताव्दी है। 

त्रिभुवनस्वयंभुने पठमचरिउ, रिट्ठणेमिचरिउ और पञ्चमीचरिउको 
पूर्ण किया है। श्री डॉ० हीरालार जेनका अभिमत्त है त्रिभुवनस्वय भुने 
रिट्ठणेमिचरिउके अपूर्ण अंशको पूर्ण किया है। पउमचरिउ इनका पूर्ण ग्रन्थ 
है। डॉ० भायाणी पठमचरिउ, रिट्ठणेमिचरिउ और पल्चमीचरिउ इन 
तीनोंको अपूर्ण मानते है और तीनोंको पूर्ति त्रिभुवनस्वयभु द्वारा की गयी 
बतलाते है । पर एक लेखककी सभी क्ृतियाँ अधूरी नही मानी जा सकती हैं, 
क्योंकि लेखक एक कृतिको पृर्ण कर ही दूसरी कृतिका आरम्भ करता है। 
अप्रत्याशितरूपसे मृत्युके आ जाने पर कोई एक ही कृति अधूरी रह सकती 
है। अतः प्रेमीजीके इस अनुमानसे हम सहमत है कि त्रिभुवनस्वयभुने अपने 
पिताकी कृतियोंका परिमाजंन किया है। त्रिभुवनने रामकथाकन्याकों सप्त 
महासर्गांगी या सात सर्मोवाली कहा है-- 


सत्त-महासंगंगी ति-रयण-भूसा-सु-रामकहकण्णा । 
तिहुअण-सयम्भु-जणिया परिणउ वन्दइय-मण-तणयं* ॥ 


स्पष्ट है कि ८४वीं सन्धिसे ००वीं सन्धि त्तक सात सन्धियाँ पउमचरिउ'की 
त्रिभुवनस्वयभु द्वारा विरचित्त है। ८४वीं सन्धिसे ठोक सन्दर्भ घटित करनेके 


१, पठमचरिठ, अन्तिम प्रद्यस्ति, पद्य १७,१८॥ 
२. परउमचरिउ, अन्तिम प्रशस्ति, पद्म १९। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १०३ 


लिये उसमे भी उन्हें कुछ कड़वक जोड़ने पड़े और पुष्पिकामें अपना नामां- 
कन किया । 


हम प्रेमीजीके इस अनुमानसे पृर्णतया सहमत है कि स्वयभुदेवने अपनी 
समझसे यह ग्रन्थ पूरा ही रचा था, पर उनके पुत्र त्रिभुवनस्ववभको कुछ 
कमी प्रतीत हुई और उस कमीको उन्होंने नयी-नयी सन्धियाँ जोड़कर दूरा 
किया । 


'रिट्ठणेपिचरिउ' की ९९० सन्धियाँ तो स्वयभुदेवकी हैं । ९९वीं सन्धिके 
अन्तमे एक पद्य आया है, जिसमें कहा है कि 'पउमचरिउ' या 'सुव्वयचरि' 
बनाकर अब मै हरिवंशकी रचनामे प्रवृत्त होता हूँ। सरस्वतीदेवी मुझे 
स्थिरता प्रदान करें। इस पद्यसे यह ध्वनित होता है कि त्रिभुवनस्वयभुने 
'पउमचरिड' के संवद्धंनके पश्चात्‌ हरिवंशके सवद्धंसकी ओर ध्यात दिया और 
उन्होंने १०० से ११२ त्तककी सन्धियाँ रची | अन्तिम सन्धि तक पुष्पिकाओमे 
त्रिभुवनस्वयं भुका नाम प्राप्त होत्ता है। १०६, १०८, ११०, और १११वी 
सन्धिकेपद्योंमे मुनि यश-कीतिका नाम आता है। प्रेमोजीका अभिमत है कि 
यश.कीतिने जीणं-शीर्ण प्रतिको ठीक-ठाक किया होगा और उसमें उन्होंने 
अपना नाम जोड़ दिया होगा। इस प्रकार त्रिभुवनस्वयभुने 'सुद्धयचरिउ', 
'पउमर्चारउ' ओर 'हरिवंशचरिउ' इन तीनों ग्रन्थोंमे कुछ अंश जोडकर इन्हे 
पूर्ण किया है । प्रेमी जोने सुद्धयचरिउ को सुन्वयचरिउ माना है, पर यह मान्यता 
स्वस्थ प्रतीत नहीं होती । 


निशचयत. त्रिभुवतस्वयंभु अपने पिताके समान प्रतिभाशाली थे । काव्य- 
रचनामें इनकी अप्रतिहत गति थी। 


मदहाकवि पृष्पदन्त 


महाकवि स्वयम्भूकी रामकथा यदि नदी है, तो पुष्पदन्तका महापुराण 
समुद्र । पुष्पदन्तका कान्‍्य अलकृत वाणोका चरम निदशंन है | दर्शन, शास्त्रीय 
ज्ञान और काव्यत्व इन तीनोका समावेश महापुराणमें हुआ है । 

पुष्पदन्तका घरेलू नाम खण्ड या खण्डू था | इनका स्वभाव उग्र और स्पष्ट- 
वादी था। भरत ओर बाहुबलिके कथासन्दर्भभे उन्होंने राजाको लुटेरा और 
चोर तक कह दिया है। कविके उपाधिनाम अभिमानमेरु कविकुल तिलक, 
सरस्वतोनिलय ओर काव्यपिसलल्‍्ल थे । महापुराणके अच्तमें कविने 


१०४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जो अपना परिचय अकित्त किया है उससे कविके व्यक्तित्वपर पूरा प्रकाश 
पड़ता है । लिखा है-- 


“सुने घरों और देवकुलिकाओंमें रहनेवाले कलिमें प्रबल पापपटलों से 
रहित, बेघरबार, पुत्र-कलत्रहीन, नदी-वापिका और सरोवरोमें स्नान करने 
वाले, पुराने वल्कल और वस्त्र धारण करनेवाले, घूलधूसरित अंग, दुर्जनके 
संगसे रहित, पृथ्वीपर शयन करनेवाले, अपने हाथोंका तकिया लगाने वाले, 
पण्डितमरणकी इच्छा रखनेवाले, मान्यखेटवासी, अहेन्तके उपासक, भरत 
द्वारा सम्मानित, काव्यप्रबन्धसे लोगोंको पुछकित करनेवाले, पापरूपी की चड़- 
को बानेवाले, अभिमानमेर पुष्पदन्तने यह काव्य जिनपदकमलोमें हाथ जोड़े 
हुए भक्तिपूवंक क्रोधनसंवत्सरमें आषाढ्शुक्ला दशमीको लिखा ।” 


इन पंक्तियोंसे कविके व्यक्तित्वपर पूरा प्रकाश पडता है। कवि प्रकृतिसे 
अकक्‍्खड़ और नि'संग था| उसे संसारमें किसी वस्तुकी आकांक्षा नहीं थी । वह 
केवल निस्‍वार्थ प्रेम चाहता धा। भरतने कविको प्रेम और सम्मान प्रदान 
किया । पुष्पदन्त मौजी और फक्‍कड स्वभावके थे। यही कारण है कि जीवन- 
पर्यन्त काव्यसाधना करनेपर भी वे अपनेको 'काव्य-पिसल्ल' (काव्य-पिशाच) 
कहना नही चके । 


महाकवि पुष्पदन्त कश्यपग्ोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशव 
भट्ट और माताका नाम मुग्धादेवी था। आरंभमें कवि शेव था और उसने 
भेरव नामक किसो णैव राजाकी प्रशसामें काव्य-रचना भी की थो; पर बादमें 
बह किसी जैन मुनिके उपदेशसे जैन हो गया और मान्यखेट आनेपर मंत्री भरतके 
अनुरोधस जिनभक्तिस प्रेरित होकर काव्य-रचना करने छगा था । पुष्पदन्तने 
सनन्‍्यासविधिसे मरण किया | 


कविका जन्मस्थान कौन-सा प्रदेश है, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा 
सकता । मान्यखेटमे कविने अपनी अधिकाश रचनाएँ लिखी है। श्री नाथूराम 
प्रेमीने उन्हे दक्षिणमे बाहरसे आया हुआ बत्तछाया है । उनका कथन है कि 
एक तो अपश्र ञअ-साहित्य उत्तरमें लिखा गया। दूसरे, पुष्पदन्तकी भाषामें 
द्रविड़णब्द नही है। मराठोशब्दोंका समावेश रहनेसे उन्हें विदर्भका होना 
चाहिए | डॉ० पी० एल० वेद्य डोडु, गोहु आदि शब्दोंकों द्रविड़ समझते हैं। 
कविन यह तो लिखा है कि वे मान्यखेट पहुँचे; पर कहाँसे मान्यखेट पहुँचे यह 
नहीं बताया है । इस कालमें विदर्भ साधनाका केन्द्र था। संभव है कि वे वहीं 
से आये हों । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १०५ 


स्थितिकाल 


कवि पुष्पदन्तने अपनी क्ृतियोंमें समयका निर्देश नही किया है; पर उन्होंने 
जिन ग्रंथों और ग्रंथकारोंका उल्लेख किया है उनसे कविके समयका निर्णय 
किया जा सकता है। कवि पुष्पदन्तने धवछ और जयघवल ग्रंथोंका उल्लेख 
किया है । जयघवलाटीका वीरसेनके शिष्य जिनसेनने अमोघवर्ष प्रथम सन्‌ 
८२े७के लगभग पूर्ण की है। अतएवं यह निदिचत है कि पुष्पदन्त उक्त सन्‌के 
पश्चात्‌ ही हुए होगे, पहले नहीं । 

हरिषेण कविकी 'धम्मपरिक्खा में पृष्पदल्तका निर्देश आता है| धम्मपरि- 
वखाके रचयिता हरिषेण धक्‍कड़ वशीय गोवद्धंनके पुत्र और सिद्धसेतके शिष्य 
थे। वे मेवाडदेशके चित्तौड़के रहनेवाले थे ओर उसे छोड़कर कार्यवश अचल- 
पुर गये थे ।* वहाँ पर उन्होंने वि० सं० १०४४मे अपना यह ग्रथ समाप्त किया।* 

अत्तएरव इस आधारपर वि० सं० १०४४के पूर्व ही पृष्पदत्तका समय होना 
चाहिए | जयधवलाटीकाका निर्देश करनेके कारण ई० सन्‌ <रे७के पूर्व भी 
पृष्पदन्त नही हो सकते है । अतएव पृष्पदन्तका समय वि० सं० ८५४-१०४४के 
मध्य होना चाहिए । 


कबिने अपने ग्रंथोमे गेडिगु, शुभतु ग, वल्लभनरेन्द्र और कण्हरायका 
उल्लेख किया है। और इन सब नामोपर ग्रन्थकी प्रतियो और टिप्पणग्रंथोंमे 
कृष्णराज. टिप्पणी लिखी है। इसका अथे यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही 
राजाके है। वल्लभराय या वल्लभनरेन्द्र, राष्ट्रकूटराजाओकी सामान्यपदवी 
थी । अतएव यह स्पष्ट है कि कृष्ण राष्ट्रकूटवंश्षके राजा थे। 


'णायकुमारचरिउ'की प्रस्तावनामें मान्यखेट नगरीके वर्णन-प्रसंगमें कवि 
कहता है कि वह राजा कण्हराय--#ृंष्ण राजकी कृपाण-जलवाहिनीसे दुग्गंम 
है। राष्ट्रकूटवशमें कृष्णनामके त्तीन राजा हुए | उनमें पहला शुभतुग उपाधि- 
धारी क्ृष्णराजा नही हो सकता क्योंकि उसके बाद ही अमोघवर्षने मान्यखेट 
को बसाया था । दूसरा कृष्णराज भी नहीं हो सकता है क्योकि उसके समयमें 
गुणभद्वने उत्तरपुराणकी रचना की थी। और यह पुष्पदन्तके पुव॑वर्त्ती कवि 
हैं। अत कृष्ण तुतीय हो इनका समकालीन हो सकता है। कविके द्वारा 
बणित घटनाओके साथ इसका ठीक-ठीक मेल बेठता है। इतिहाससे यह भली- 


१३ सिरिवित्तडडुचएवि अचलपरेहो, गड़णियकज्जें जिणहरपउरहों । 
तहि. छंदालकारपसाहिइ, धम्मपरिक्खएहले साहिय ॥ 
२ विक्कमणिवपरियत्तद कालए, ववगए वरिस सहसचउतालए । 





१०६ : तीथंकर महावीर और उसकी आचार्य-परम्परा 


भाँति प्रकट है कि कृष्ण तृतीयने चोलदेश पर विजय प्राप्त की थी। कविने धारा- 
नरेश द्वारा मान्यखेटकी छूटका उल्लेख किया है।* यह घटना कृष्ण तृतीयके 
बांदकी और खोट्टिगदेवके समयकी है। घनपालकी पाइयलरूच्छी कृत्तिसे भो 
सिद्ध है कि वि० सं० १०२९०में मालवनरेशने मान्यखेटको लूटा था।* यह 
यह धारा नरेश हर्षदेव था जिसने खोट्टिगदेवसे मान्यखेट छीना था। अतः 
कवि पुष्पदन्तको कृष्ण तृुतीयका समकालीन होना चाहिए | यहाँ एक शंका 
यह है कि महापुराण शक सं० ८८८में पूरा हो चुका था और यह लूट शक्‌ 
सं० ८९४में हुई । तब इसका उल्लेख केसे कर दिया गया ? अतएवं यह संभव 
है कि पुष्पदन्त द्वारा उल्लिखित संस्कृत-इलोक प्रक्षिप्त हो । यशस्तिलूकचपुके 
लेखकने जिस समय अपना ग्रथ समाप्त किया था उस समय क्ृष्ण तृतीय मेल- 
पाटीमे पड़ाव डाले हुए था। सोमदेवने भी उसे चोलविजेता कहा है। अत्तः 
पुष्पदन्त और सोमदेव समकालीन सिद्ध होते हैं। श्रीनाथूराम प्रेमीने निष्कर्ष 
निकालते हुए लिखा है--“शक्‌ सं० ८८१में पुष्पदन्त मेलपाटीमे भरतमहा- 
मात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए। इसी साल उन्होंने महापुराण शुरू 
करके उसे शक सं० ८८७मे समाप्त किया | इसके बाद उन्होने नागकुमार- 
चरित और यशोधरचरित लिखे। यशोधरचरितकी समाप्ति उस समय हुई, 
जब मान्यखेट लूटा जा चुका था । यह शक स० ८९४के लगभगकी घटना है । 
इस तरह वे शक सं० ८८१से लेकर कम-से-कम ८९४ तक, लगभग १३ वर्ष 
मान्यखेटमे महामात्य भरत और नन्‍तके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह 
निश्चित है ३ 


एक अन्य विचारणीय त्तथ्य यह है कि 'जसहरचरिउ'में त्तीन प्रकरण ऐसे 
है, जो पुृष्पदन्त कृत नही है। ये प्रकरण गन्धवंनामक कवि द्वारा प्रक्षिप्त किये 
गये है| गन्धवंने लिखा है योगिनीपुर (दिल्ली)के वीसलूसाहुने उनसे अनुरोध 
किया कि पुष्पदन्तकृत 'जसहरचरिउ'में 'राजा और कौलाचार्यका मिछन', 
यशोधर-विवाह' एवं 'पात्रोके जन्म-जन्मान्तरोंका विस्तृत निरूपण' जोड़- 
कर इस ग्रन्थको उपादेय बना दीजिए। तदनुसार कृष्णके पुत्र गन्धवेने वि० 
१. धागनाथ-ररेन्द्र-कोप-शिखिना दस्धं विदम्धं प्रिय, 

क्वेदानी वसति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्त: कवि । 
२. विक्कमकालस्स गए अउणत्तिसुतीरे सहस्सम्मि 

मालव-नरिंद घाडीए लूडिए मण्णखेडम्मि'! 
३. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम संस्करण, पु० ३२८-३२९ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक ; १०७ 


सं० १३६५ व्यतीत होने पर वेशाखमासमें यह रचना पूर्ण की ।' 

गन्धवंके उक्त उल्लेखसे स्पष्ट है कि पुष्पदन्त ई० सन्‌ १३०८से पूर्ववर्त्ती 
हैं। पुष्पदन्तके महापुराणपर एक टिप्पण प्रभाचन्द्र पण्डितने धाराके परमार 
नरेश जयसिह॒देवके राज्यकालमें लिखा है। जयसिह॒देवका तताम्रपत्र सं० १११२ 
(सन्‌ १०५५)का प्राप्त हुआ है। 

महापुराणटिप्पणकी एक अन्‍य प्रतिमें बताया गया है कि श्रीचन्द्र मुनिने 
भोजदेवके राज्यकालमे वि० सं० १०८० (सन्‌ १०२३)मे 'समुच्चयटिप्पण' 
लिखा" | सम्मवतः ये श्रीचन्द्र 'दंसग-हूह-दयण-करण्ड' और “कहाकोसु'के 
रचयिता हैं। अत. पुष्पदन्तका समय सं० १०८०से पूर्व है । महापु राणकी कुछ 
प्रतियोंमे सन्धि-शीषंक पद्म आया है, जिसमें लिखा हे--'जो मान्यखंट दीन 
और अनाथोंका घन था एब विद्वानोंका प्यारा था, वह धारानाथ नरेन्द्रकी 
कोपाग्निसे भस्म हो गया; अब पुष्पदन्त कवि कहाँ निवास करेंगे।”' 

उक्त धटना वही है, जो 'पाइयरूच्छोनाममाला' तथा पनमारनरेश ह॒पंदेव 
सम्बन्धी एक शिलालेखमे उल्लिखित है धघनपालने अपने कोशकी रचना सन्‌ 
९७२मे की है। अतएव उक्त उल्लेखोंके प्रकाशमें यह माना जा सकता है कि 
मान्यखेटकी लूटके समय पुष्पदन्त जीवित थे। 'णायकुमा रचरिउ' (१।१११-. २) 
ओर महापुराणमें मान्यखेटके राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराजका निर्देश आया है। 

खोदिटगदेवका शक ८०३ (सन्‌ ९७१)के अभिलेखमें उल्लेख आया है। कवि 
पुष्पदत्तने महापुराणकी रचना सिद्धार्थ-संवत्सरमें आरम्भ की और क्रोधन- 
सवत्सरमे आषाढशक्ला दशमीको (महा १०२।१४।१३) समाप्त । क्ृष्णराज 
और खोटि्टगदेवके समयकी दुष्टिसे ज्योतिषगणनानुसार क्रोधन-सवत्सर ई० 
सन्‌ ९६५, ११ जूनको आता है। अत: यही समय महापुराणकी समाप्तिका है। 
महापुराणके पश्चात्‌ क्रमशः 'णायकुमारचरिउ' और 'जसहरचरिउ'को रचना 
को गयी है | सक्षेपमें कविका समय ई० सन्‌की दश्म शत्तो है । 


आश्रयदाता और समकालीन राजा 
महाकवि पुष्पदन्त भरत और नन्‍नके आश्रयमे रहे थे। ये दोनो ही महा- 
जसहुरचरिउ, ४॥३० । 
मह्रापुराण, प्रस्तावना, पु० १४। 
कहाकोसु प्राकृत-ग्रन्थपरिषद्‌, ग्रन्थाक १३, प्रस्तावना, पृ० ४ । 
महापुराण, प्रस्तावना, पृ० २५। 
णायकुमारच रिउ, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रस्तावना, पु० १७। 


हा ०४ ७ खएनः 


१०८ ; तीथंकर महावोर ओर उनको आचायं-परम्परा 


मात्यवंशके प्रतापशाली और प्रभावशाली मंत्री थे। कविने तुडिग राजाका 
उल्लेख किया है। यह कृष्णका घरेलू नाम है। इसके अतिरिक्त उसने वल्लभ- 
राय, वल्लभनरेन्द्र, शुभतुंगदेवका भी निर्देश किया है। वलल्‍्लभराय राष्ट्रकूट- 
नरेशोंकी उपाधि थी, जो उन्होंने चालक्यनरेशोंको जीतनेके उपलक्ष्यमे ग्रहण 
की थी। 

अमोघवर्ष तत्तीय या बहिगके तीन पुत्र थे, तुडिग या कृष्ण तृत्तीय, जगतुंग 
और खोट्टिगदेव । कृष्ण सबसे बड़े थे, जो अपने पित्ताके बाद राज्यसिहासन 
पर आसीन हुए। जगत्तुग छोटे थे और उनके राज्यकालमे ही स्वगंवासी हो 
गये थे । अतएव तुतीय पुत्र खोट्टिगदेव गद्दी पर बेठे | क्रृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट 
वंशके सबसे प्रतापी और साबंभौम राजा थे। इनके पुरवंजोका साम्राज्य नमंदा- 
से लेकर दक्षिणमें मेसूर तक व्याप्त था। मालवा और बुन्देलखण्ड भी इनके 
प्रभावक्षेत्रमे थे। इस विस्तृत साम्राज्यक्रो कृष्ण तृतीयने और भी वृद्धिगत 
किया था | ताम्नपत्रोके अनुसार उसने पाण्डथ और केरलकों हराया, सिहलसे 
कर वसूल किया और रामेश्वरममें अपनी कोतिवल्लरीको विस्तृत किया । 
ये ताम्रपत्र शक स० ८८१ के है । 

देवलीके अभिलेखसे" अवगत होता है कि उसने कांचोके राजा दतिगको 
और बप्पुकको मारा, पल्‍लवनरेश अतिगकों हराया, गुजंरोंके आक्रमणसे 
मध्यभारतके कलचुरियोंकी रक्षा की ओर अन्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त की । 
हिमालयसे लेकर लंका ओर पूव॑से लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसकी आज्ञा 
मानते थे। उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाको भी पार कर गया था । संक्षेपमें 
इतना ही कहा जा सकता है कि भरत और रक्न अमात्य पुष्पदन्तके आश्रयदाता 
थे। नन्न कोडिण्यगोत्रीय भरतके पुत्र थे और इनकी माताका नाम कुन्दव्वा 
था। इन्होंने अनेक जेनमन्दिर बनवाये और जेनशासनके उद्धारका महनीय 
कार्य किया इस प्रकार मन्त्री भरत और नन्‍नमें पित्ता-पुत्र सम्बन्ध घटित 
होता है । 


रचनाएँ 


पृष्पदन्त असाधारण प्रतिभाशाली महाकवि थे । इतना ही नही, वे विदग्ध 
दाशंनिक और जेन रिद्धान्तके प्रकाण्ड पण्डित भी थे । क्षीणकाय होने पर 
भी उनकी आत्मा अत्यन्त तेजस्वी थी । वे सरस्वती-निलय और काव्यरत्नाकर 
कहे जाते थे | इतको तीन रचनाएँ उपलब्ध है-- 


१. जरनल बाम्बे ब्राच रायल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्‍द १८, पु० २३९। 





आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १०९ 


१ तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकार या महापुराण--यह एक विशालकाय 
ग्रन्थ है ओर दो खण्डोंमें विभक्त है--आदिपुराण एवं उत्तरपुराण। इन दोनों 
खण्डोंमें ६३ शलाकापुरुषोंके चरित गुम्फित हैं । प्रथम खण्डमें आदि तोर्थंकर 
ऋषभनाथ और भरतके चरित्त निबद्ध किये गये हैं और दूसरे खण्डमें अजित, 
संभव आदि शेष २३ तीर्थंकरोंकी एवं उनके समकालीन नारायण, प्रतिनारायण 
एवं बलभद्र आदिकी जीवन-गाथाएँ निबद्ध हैं। उत्तरपुराणमें पद्मपराण 
(रामायण) तथा हरिवंशपुराण (महाभारत) भी सम्मिलित है। आदिपुराणमें 
८० और उत्तरपुराणमें ४२ सन्धियाँ हैं। दोनोंका इलोकप्रमाण २०,००० है। 
इसकी रचनामें कविको रूमभग छः वर्ष लगे थे। 


इस महान्‌ रचनाके सम्बन्धमें कविने स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें सब 
कुछ है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भो नहीं है । महापुराणकी रचना महामात्य 
भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे सम्पन्न हुई है। इसीलिए कविने इसकी प्रत्येक 
सन्धिके अन्तमें 'महाभव्वभरताणुमण्णिए'--'महाभव्यभरताणुमानिते! विशेषण 
दिया है एवं इसको अधिकांश सन्धियोंके प्रारम्भमें भरतका विविधमुख गुण- 
संकीत्तंत किया गया है | 
णायकुमारचरिउ--यह एक सुन्दर महाकाव्य है। इसमें ५ सन्धियाँ हैं । 

और यह नन्ननामाड्ित है। इसमें पञचमीके उपवासका फल प्राप्त करनेवाले 
नागकुमारका चरित वर्णित है। यह रचना बहुत ही प्रोढ़ एवं मनोहारिणी 
है। मान्यखेटमें नश्नके मन्दिरमें रहते हुए पुृष्पदन्तने 'णायकुमारचरिउ'की 
रचना की । प्रारंभमें कहा गया है कि महोदधिके गुणवर्मं एव शोभन नामक 
दो शिष्योंने प्राथंना की कि आप पञ्चमीके फल प्रत्तिपादन करनेवाले काव्यकी 
रचना कीजिये। महामात्य तञ्नने भी उसे सुननेकी इच्छा प्रकट की तथा नाइल्‍ड 
और शीलभट्टने भी आग्रह किया | कविने इस ग्रथके प्रारभमे काव्यके तत्त्वोंका 
भी उल्लेख किया है | कवि कहता है-- 

“दुविहालंकारें विफ्फुरति लीलाकोमरूईं पयाईं दिति। 

महकव्वणिहेलण संचरति बहुहावभावविब्भभ घरति। 

सुपत्थें अत्थें रिहि करंति सब्वई विण्णाणईं सभरंति। 

णासिसदेसभासठ चवत्ति लक्खणइं विसिट्रुईं दकखवति | 

अइरुदछंदमग्गेणग. जंति पार्णेहिं मि दइ पाणाई होंति। 

णवहिं मि रसेहिं संचिज्ञमाण विग्गइतएंण णिरु सोहगाण । 

चउदह॒पुव्विल्ल दुवालसगि जिनवयणविणिग्गयसत्तभगि | 

वायरणवित्तिपायडियणाम पसियड महु देविमणोहिराय ।” 


११० : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


जिस वाणीमें शब्दालंकार, अर्थालंकार, व्याकरणसम्मत कोमल पद, 
विविध प्रकारके हावभाव, छन्द, इलेष, प्रसादादि रस-गुण, शउंगारादि नवरस, 
आचारांगादि द्वादश अंग, चौदह पु, स्याद्राद आदि सिद्धान्त समाहित्त रहते 
हैं, वही वाणी सुन्दर और सुशील विलासयुक्त नायिकके समान जनसामान्यका 
चित्तआक्ृष्ट करती है । इस प्रकार कवि पुष्पदन्तने काव्यतत्त्वोंका विवेचन 
बहुत सुन्दररूपमें किया है। कवि इतिवृत्त, वस्तुव्यापार-वर्णन और भावा- 
भिव्यज्जनमे भी सफल हुआ है। राजगृह नगरका चित्रण करते हुए उस्प्रेक्षाकी 
श्रेणी ही प्रस्तुत कर दी है | कवि कहत्ता है कि वह नगर मानों कमलसरोबर- 
रूपी नेत्रोंसे देखता था, पवनद्वारा हिलाये हुए वनोंके रूपमें नृत्य कर रहा था 
तथा ललित लततागुहोके द्वारा मानों लुकाछिपी खेलत्ता था । अनेक जिनमन्दिरों 
द्वारा उल्लसित हो रहा था। कामदेवके विषम वाणोंसे धायल होकर मान्तों 
अनुरक्त परेवोंके स्वससे चीख रहा था। परिखामें भरे हुए जलके द्वारा वह्‌ 
तगर परिधान धारण किये हुए था तथा अपने रवेत प्रकाररूपी चीरको ओढ़े 
था । वह अपने ग्रहशिखरोकी चोटियों द्वारा स्वगंको छ रहा था। ओर मानों 
चन्द्रकी अमृतधाराको पी रहा था। कुंकुमकी छठाओंसे जान पड़ता था, जैसे 
वह रतिकी रंगभूमि हो और वहाँके सुखप्रसंगोंको दिखला रहा हो । वहाँ जो 
मोत्तियोकी रगावलियाँ रची गई थीं, उनसे प्रतीत होता था, जैसे मानों वह 
हार-पंक्तियोंसे विभूषित हो । वह अपनी उठी हुई ध्वजाओंसे पंचरंगा और 
और वबारो वर्णोके लोगोंसे अत्यन्त रमणीक हो रहा था। 


जोयइ व कमलसरलोयणेहिं 
ल्हिक्कइ व ललियवल्लीह रेहिँ 
वर्णियठ व विसमवम्महसरेहि 
परिह॒ृ३ व सपरिहाधरियणीर 
ण परसिहरग्गहिं सग्गु छिवद् 
कुंकुमछडएं ण रइहि रंग 
विरइयमोत्तियरगावलहिं 

विघेहि धरिय ण पंचवण्णु 


णच्चइ व पवणहल्लियवर्णेहिं । 
उललसइ व बहुजिणवरहरेहिं | 
कणइ व रयपारावयसरेहिं । 
पंगुरद व सियपायारचीरु | 
ण॑ चद-अप्रिय-धाराउ पियइ। 
णावद दवखालिय-सुहपसगु । 
ज भूसिउठ ण॑ हारावलीहिं। 
चउवण्णजणेण वि अइखण्णु। 


इसप्रकार यह महठाकाव्य रस, अलंकार, प्रकृतिचित्रण आदि सभी दृष्टियो- 
से महत्त्वपूर्ण है । 


जसहरचरिउ--यह भी एक सुन्दर खण्डकाब्य है। इसमें पुण्यपुरुष यशो- 
धरका चरित वणित है। इसमें ४ सन्धियाँ हैं। यह ग्रन्थ भरतके पुत्र और 
वल्लभ नरेन्‍्द्रके गृहमंत्रीके लिए उन्हींके भवनमें निवास करते हुए लिखा गया 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १११ 


है। इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धिके प्रारंभमें नश्नके गुणकीत्तन करने 
वाले तीन सस्क्ृत-पद्य हैं। जसहरचरिउकी प्राचीन प्रतियोमें गन्धवंकविके 
बनाये हुए कतिपय क्षेपक भी उपलब्ध है। 

कवि पुष्पदन्त अपभश्र शके श्रेष्ठ कबियोंमे परिगणित है। कोमलपद, गूढ़ 
कल्पना, प्रसन्न भाषा, छन्‍्द-अलका रयुक्तता, अ्थंगंभीरता आदि सभी काव्य- 
तत्त्व इनके ग्रन्धोंमे प्राप्त हे । हमारे विचारमे पुष्पदन्त नतेपघकार श्रीहर्षके 
समान हो मेधावी कवि है | उन जेसा राजनीतिका आलोचक बाणके अतिरिक्त 
दूसरा लेखक नही हुआ । मेलापाटीके उस उद्यानमें हुई भरत और पुष्पदन्त- 
की भेंट भारतीय साहित्यकी बहुत्त बड़ी घटना है | यह अनुभूति और कल्पना- 
की वह अक्षयघारा है, जिससे अपश्र श-साहित्यका उपवत्त हरा-मरा हो उठा। 


धनपाल 


धनपालकी प्रतिभा आख्यान-साहित्यके सृजनमें अनुपम है। धनपालके 
पिताका नाम 'माएसर'--मायेश्वर और माताका नाम धनश्नी था। इनका 
जन्म धककड वंशमे हुआ था । यह धककड़ वश पश्चिमी भारतकोी वेब्य जाति 
है । देलवाड़ामे तेजपालका वि० स० १२८७ का एक अभिलेख है, जिसके धर- 
कट या धकक्‍कड़ जातिका उल्लेख है। भाबूके शिलालेलोमे भी इसका निर्देश 
मिलता है। प्रारंभमें यह जात्ति राजस्थानकी मूल जाति थी; बादम यह देशके 
अन्य भागोंमें व्याप्त हुई । 

धनपाल दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी था। “भविसयत्तकहा' के “'जेण- 
भंजिवि दियम्बरि छायउ'के अतिरिक्त ग्रंथके भीतर आया हुआ येद्धान्तिक 
विवेचन उनका दिगम्बर मतानुयायी होना सिद्ध करता हे। धनपालने 
अष्टरमूल गुणोका वर्णन करते हुए बत्ताया है कि मधु, मद्य, मास और पाँच 
उदम्बर फलोकों किसी भी जन्ममे नही खाना चाहिए |" कविका यहू कथन 
भावसंग्रहके कर्ता देवसेनके अनुसार है। सोमदेव और आशाधरकी भी यही 
मान्यता है।* 


कवि धनपालने १६ स्वर्गोका कथन भी दिगम्बर आम्नायके अनुसार ही 
किया है। कविने लिखा है-- 
१. महु भज्जु मंसू पंचुवराइं खज्जंति ण जम्मंतर समाईं । १६,८ । 
२. महुमज्जुमंसविरई चाओ पुण उंवराण पंचण्हं । 

अट्टेंदे मूलगुणा ह॒बंति फुड देशविरयम्सि--भावसंग्रह, गाथा ३५६ । 


११२ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


अप्पृणु पुणु तवचरण चरेप्पिण अणसणि पंडियमरणि मरेप्पिणु | 
दिवि सोलहमहं पुण्णायामि हुड सुखहृविज्जुप्पहु णाथयि॥ 
--मेविसयत्तचरिउ २०,९। 


अत्ततव कवि धनपाल दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी है, कविने अपने 
जीवनके सम्बन्धमें कुछ भी निर्देश नहीं किया है। केवल वश और माता-पित्ता- 
का नाम ही उपलब्ध होता है। यह निश्चित है कि कवि सरस्वतीका वरद 
पुत्र है। उसे कवित्व करनेको अपूव॑ शक्ति प्राप्त है । 


स्थितिकाल 


कवि धनपालका स्थितिकाल विद्वानोंने वि० की दशवीं शती माना है। 
'भविसयत्तकहा की भाषा हरिभद्र सूरिके नेमिनाहचरिउ'से मिलत्ती-जुलती है। 
अतः धनपालका समय हरिभद्रके पश्चात्‌ होना चाहिए। श्री पी० बो० गुणेने 
निम्नलिखित कारणोके आधार पर इनका समय दशवी शती माना है-- 


१. भाषाके रूप और व्याकरणकी दुष्टिसे इसमें शिथिकतता और अनेक- 
रूपता है । अतएवं यह कथाक्ृति उस समयको रचना है, जब अपश्र श॒ भाषा 
बोलचालकी थी । 

२. हेमचन्द्रके समय तक अपभ्र श-भाषा रूढ़ हो चुकी थी। उन्होंने अपने 
व्याकरणम अपश्र शके जिन दोहोंका संकलन किया है, उनकी भाषाकी अपेक्षा 
'भविसयत्तकहा'की भाषा प्राचीन है। अतः धनपालका समय हेमचन्द्रके पुर्व॑ 
होना चाहिए । 

३. भविसयत्तकहा और पउमचरिउके शब्दीमे समानता दिखाते हुए प्रो० 
भायाणोने निर्देश किया है कि भविसयत्तकहाके आदिम कड़वकोक निर्माणके 
समय धनपालके ध्यानमे 'पउमचरिउ' था। इसलिए धनपालका समय स्वयंभूके 
बाद ओर हेमचन्द्रसे पृवं हो किसी कालमें अनुमित किया जा सकता है।" 


४. दलाल और गुणेने भविसयत्तकहाकी भाषाके आधारपर घनपालको 
हेमचन्द्रका पृवंवर्त्तोी माना है। अत: धनपालका समय दश्वी शतीके लगभग 
होना चाहिए । 


भविसयत्तकहाकी सं० १३९३ की लिपि प्रशस्तिके आधारपर श्रो डा० 


१. दि पठमचरिउ एण्ड दि भविसयत्त कहा--प्रो० भायाणी, भारतीय विद्या (अंग्रेजी) 
भाग ८, अंक १-२; सन १९४७, पृ० ४८-५० । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ११३ 


देवेन्द्रकुमार शास्त्रीने धनपालका समय वि० की १४वीं शती बतलाया है । पर 
यह उनका अ्रम है। श्री प० परमानन्दजी शास्त्रीने अनेकान्त' वर्ष २२, किरण 
१ में श्रीदेवेन्द्रकुमा रजीके मतकी समीक्षा की है। और उन्होंने प्राप्त प्रशस्ति- 
को मूलग्रथकर्त्ताकी न मानकर लिपिकर्त्ताकी बताया है। अत. प्रशस्तिके 
आधारपर धनपालका समय १४वीं शत्ती सिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब 
तक पुष्ट प्रमाण प्राप्त नही होता है तब तक धनपालका समय १०वीं शत्ती 
ही माना जाना चाहिए। 


घनपालका व्यक्तित्त्व कई दृष्टियोसे महत्त्वपूर्ण है। उन्हे जीवनमे विभिन्न 
प्रकारके अनुभव प्राप्त थे अत. उन्होंने समुद्रयात्राका सफल वर्णन किया है। 
विमाताके कारण पारिवारिक कलहका चित्रण भी सुन्दर रूपमे हुआ है। कवि 
धनपालका मस्तिष्क उर्वर था। वे श्रृंगार-प्रसाधनको भी आवश्यक समझते 
थे। विवाह एव मागलिक अवसरो पर धन व्यय करना उनकी दुष्टिमे 
उचित था | 


रचना 


कविकी एक ही रचना “भविसयक्तकहा' प्राप्त है। यह क्थाकृति नगर- 
वर्णन, समुद्र-वर्णन, द्वीप-वर्णन, विवाह-वर्णन, युद्धयात्रा, राज-द्वार, ऋतु-चित्रण, 
शकुनवर्णन, रूपवर्णन आदि वस्तु-वर्णनोंकी दृष्टिसे अत्यन्त समृद्ध है। कविने 
प्रबन्धमें परिस्थित्तियों और घटनाओके अनुकूछ मामिक स्थलोकी योजना की है | 
इन स्थलोपर उसकी प्रतिभा और भावुकताका सच्चा परिचय मिलता है। 
भावोंके उत्तार-चढावमें घटनाओका बहुत कुछ योग रहता है। भविसत्तकहामे 
बन्धुदत्तका भविष्यदत्तको मेनाद्वीपमे अकेला छोडना और साथके लोगोंका 
संत्प्त होना, माता कमलश्रीको भविष्यदत्तके न लौटनेका समाचार मिलना, 
बन्धुदत्तका लौटकर आगमन, कमलश्नीका विलाप और भविष्यदत्तका मिलन 
आदि घटनाएँ मर्मस्पर्शी हैं । 


कथावस्तु--हस्तिनापुरनगरमें धनपतति नामका एक व्यपारी था, जिसको 
पत्नीका नाम कमलश्नी था । इनके भविष्यदत्त नामका एक पुत्र हुआ । धनपति 
सरूपानामक एक सुन्दरीसे अपना विवाह कर लेता है और परिणामस्वरूप 
अपनो पहली पत्नी और पुत्रकी उपेक्षा करने लगता है। धनपति और सरूपाके 
पुत्र॒का नाम बन्धुदत्त रखा जाता है | युवावस्थामें पदापंग करने पर बन्धुदत्त 
व्यापारके हेतु कंचन-द्वीपके लिये प्रस्थान करता हैं। उसके साथ ५०० व्या- 
पारियोंकी जाते हुए देखकर भविष्यदत्त भी अपनी मात्ताकी अनुमतिसे उनके 


११४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


साथ हो लेता है! समद्रमें यात्रा करते हुए दुरभाग्यससे उसको नोका आँधीसे 
पथश्रष्ट हो मदनाग या मेनाक द्वीप पर जा लगती है । बन्धुदत्त घोखेसे भवि- 
ष्यदत्तको वही एक जंगलमें छोड़कर स्वयं अपने साथियोंके साथ आगे निकल 
जाता है| भविष्यदत्त अकेला इधर-उधर भटकत्ता हुआ एक उजड़े हुए, किन्तु 
समुद्ध नगरमें पहुँचता है | वहीं एक जेनमन्दिरमें जाकर वह चन्द्रप्रभ जिनकी 
पूजा करता है। उसी उजड़े नगरमें वह एक दिव्य सुन्दरीको देखता है । उसीसे 
भविष्यदत्तको पता चलता है कि वह नगर कभी अत्यन्त समृद्ध था। एक 
असुरने इसे नष्ट कर दिया है| कालान्तरमें वही असुर वहाँ प्रकट होता है 
और भविष्यदत्तका उसी सुन्द रीसे विवाह करा देता है। 


चिरकाल तक पुत्रके न लौटनेसे कमलश्नी उसके कल्याणार्थ श्रतपंचमी 
ब्रतका अनुष्ठान करती है। उधर भविष्यदत्त सपत्नीक ग्रभूत सम्पत्तिके साथ 
घर लौटता है| लोटते हुए उसकी बन्धुदत्तसे भेंट होती है, जो अपने साथियोंके 
साथ यात्रामें असफल होनेसे विपन्नावस्थाको प्राप्त था। भविष्यदत्त उसका 
सह॑ स्वागत करता है। वहाँसे प्रस्थानके समय पूजाके लिये यये हुए भविष्य- 
दत्तकों फिर घोखेसे वहीं छोडकर बन्धुदत उसकी पत्नी और प्रचुर घनसम्प- 
त्तिको लेकर साथियोके साथ नोकामे सवार हो वहाँसे चल पड़ता है। मार्ग॑मे 
फिर ऑधीसे उसकी नौका पथश्रष्ट हो जाती है और वे सब जेसे-तैसे हस्तिना- 
पुर पहुँचते हैँ । घर पहुँचकर बन्धुदत्त भविष्यदत्तकी पत्नोकों अपनी भावी पत्नो 
घोषित कर देता है | उनका विवाह निश्चित हो जाता है। कालान्तरमे दु.खी 
भविष्यदत्त भी एक यक्षकी सहायतासे हस्तिनापुर पहुँचता है । वहाँ पहुँचकर 
वह सब वृत्तान्त अपनी मातासे कहता है । इधर बन्धुदत्तके विवाहकी तैया- 
रियाँ होने लगती हैं और जब विवाह-सम्पन्न होने वाला होता है तो राजसभामें 
जाकर बन्धुदत्तके विरुद्ध भविष्यदत्त शिकायत करता है और राजाको विश्वास 
दिला देता है कि वह सच्चा है। फलत: बन्धुदत्त दण्डित हांता है और भविष्य- 
दत्त अपने मात्ता-पिता भौर पत्नीके साथ राजसम्मानपूर्वंक सुखसे जीवन 
व्यत्तीत करता है। राजा भविष्यदत्तको राज्यका उत्तराधिकारी बना अपनी 
पुत्री सुमित्रासे उसके विवाहका वचन देता है। 


इसी बोच पोदनपुरका राजा हस्तिनापुरके राजाके पास दृत भेजता है 
और कहलवाता है कि अपनी पुत्री और भविष्यदत्तकी पत्नीको दे दो या युद्ध 
करो | राजा पोदनपुरनरेशकी शत्तंको अस्वीकार करता है ओर परिणामत्तः 
युद्ध होता है। भविष्यदत्तको सहायता और वीरतासे राजा विजयी होता है। 
भविष्यदत्तकी वीरतासे प्रभावित हो राजा भविष्यदत्तको युवराज घोषित कर 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ११५ 


देता है;। अपनी पुत्री सुमित्राके साथ उसका विवाह भी कर देता है। भविष्य- 
दत्त सुखपुवंक जीवन-यापन करने लगता है। 

भविष्यदत्तकी प्रथम पत्नीके हृदयमें अपनी जन्मभूमि मदनाग या मेनाक 
द्वीपको देखनेकी इच्छा जाग्रत होती है। भविष्यदत्त, उसके माता, पिता और 
सुमित्रा सब उस द्वीपमें जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जैन मुनि मिलते है, जो उन्हे 
सदाचारके तियमोंका उपदेश देते हैं। कालान्तरमे वे सब लौट आते है । 


एक दिन विमलबुद्धि नामक मुनि आते हैं | भविष्यदत्त उनके मुखसे अपने 
पूर्व जन्मोंकी कथा सुनकर विरक्‍्त हो जाता है और अपने पुत्रको राजभार 
सौंपकर श्रमण-दीक्षा भ्रहण कर लेत्ता है। भविष्यदत्त तपश्चरण करता हुआ 
कर्मोको नष्टकर निर्वाण प्राप्त करता है। श्रुतपचमीके महात्म्यके स्मरणके 
साथ कथा समाप्त हो जाती है । 

घटना-बाहुल्‍य इस कथाकाव्यमें पाया जाता है । पर घटनाओं का वेचित्रय 
बहुत,कम है | 


कविने लोकिक आख्यानके द्वारा श्रुतपंचमीत्रतका माहात्म्य प्रदर्शित 
किया है । अन्तमे भी इसी ब्रतके माहात्म्यका स्मरण किया गया है। धामिक 
विश्वासके साथ लौकिक घटनाओंका सम्बन्ध काव्यचमत्काराथं किया गया है। 
इस क्वृतिमें प्रबन्धकी संघटना सुन्दर रूपमे हुई है। कथाके विकासके साथ ही 
का्यं-कारणघटनाओंकी कार्य-कारणश्र्‌ खला प्रतिपादित है । वस्तुत: यह एक 
रोमांचक काव्य है। इसमे लोक-जीवनके अनेक रूप दिखलाई पडते है । करुण, 
शूंगार, वीर, रौद्र आदि रसोका परिपाक भी सुन्दर रूपमे हुआ है। अलकारो 
में उपमा,- परिणाम, सन्देह, रूपक भ्रान्तिमान, उल्लेख, स्मरण, अपक्वव 
उत््ेक्षा, तुल्ययोगिता, दीपक, दृष्टान्त, प्रतिवस्तृपमा, व्यत्तिरिक, निदर्शना और 
सहोक्ति आदि अलंकार प्रयुक्त हुए है । छन्दोमे पद्धडो, अडिल्ला, घत्ता, दुवइ, 
चामर, भुजंगप्रयात, शखनारी, मरइट्ठा, प्लवगम, कलहस आदि छन्‍्द प्रधान 
हैं। वास्तवमे घनपाल कविकी यह कृति कथानक-रूढियो और काव्य-रूढ़ियों- 
की भी दुष्टिस समृद्ध है । 

धवल कवि 


अपश्रंग-साहित्यके प्रबन्धकाव्य-रचयिताओंमे कवि धवलका नाम भी 
आदरके साथ लिया जाता है । कवि धवलके पिताका नाम सूर और माताका 
नाम केसुल्ल था | इनके गुरुका नाम अम्बसेन था । धवल ब्राह्मणकुलमे उत्पन्न 


११६ : तीर्थंकर मशावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


हुआ था; पर अन्तमें वह जेन धर्मावलम्बी हो गया था। कवि द्वारा निर्दिष्ट 
उल्लेखोंके आधारपर उसको प्रतिभा और कवित्वशक्तिका परिज्ञान होता 
है । धवलने हरिवंशपुराणकी रचना को है.। डॉ० प्रो० हीराछाल जेनने 'इला- 
हाबाद यूनिवर्सिटी स्टडी ज,” भाग १, सन्‌ १०२५ में धवल कवि द्वारा रचित्त 
हरिवंशपुराणका निर्देश किया था । 


स्थितिकाल 


कवि धवलके निर्देशोंके आधारपर कविका समय १०वी-११वी शत्ती 


सिद्ध होता है। कविने ग्रन्थके प्रारम्भभे अनेक कवियोका स्मरण'करते हुए 
लिखा है-- 


कवि चक्‍कवइ पुव्वि गुणवत्तउऊ धीरसेणु हँततउ णयवंत्तउ। 
पुण्‌ सम्मत्तई धम्म सुरेगठ, जेण पमाण गथु किउ चगठ। 
देवणदि बहु गुण जस भूसिठ, जे वायरणु जिणिदु पयासिउ । 
वज्जसूउ सुपसिद्धउ मुणिवरु, जे णयमाणुगथु किउ सुंदरु। 
मुणि महसेणु सुलोयण जेणवि, पउमचरिउ मणि रविसेणेणवि | 
जिणसेणे हरिवसु पवित्तुवि, जडिल मुणीण वरगचरित्तु वि। 
दिणयरसेणे चरिउ अणगहु, पउमसेण आयरियद पसगहु। 
अधसेणु जे अमियागहणु विरइय दोस-विवज्जिय सोहण,। 
जिणचदप्पह-चरिउ मणोहरु, पावरहिड धणमत्त समुन्दरु | 
अण्णमि किय इंमाइ तुह पुत्तइ विण्हसेण रिसहेण चरित्तई । 
सीहणदि गुरवे अणपेहा णरदेवेणव्कातु  सुणेहा । 
सिद्धसेणु जें गेए आगउ, भविय विणीय पयासिउ चेंगठ। 
रामणदि जे विविह पहाण जिणसासणि बहुरइय कहाणा। 
असगमहाकइ जें सु मणोहरु बीरजिंणिदु-चरिउ किउ सुदरु। 
कित्रिय कहमि सुकइ गृण आयर गेय कव्व जहि विर्‌इय सुदर । 
सणकुमार जे विरमठ मणहरु, कय गोविंद पवह सेयवरू। 
तह वक्‍खइ!जिणरक्खिय सावउ जें जय घवल भुवणि विवंखाइउ | 
सालिह॒द, कि कइ जीय उर्देदद लोयइ चहुमुहु दोण, पसिद्धउ। 
इक्कहि जिणसार्साण उचलियउ सेढु महाकइ जसु णिम्मलियउ। 
पउमचरिउ जें भुवणि पयासिउ, साहुणरहि णरबरहि पससिउ । 
हड जड़ तो वि किपि अब्भाससि महियलि जे णियबु॒द्धि पयासमि | 


१. हरिवंशपुराण १, रे । 


आचायंतुल्य कान्यकार एवं छेखक : ११७ 


अर्थात्‌ कविचक्रवर्ती,धी रसेन सम्यक्त्वयुक्तप्रमाणविशेष ग्रन्थके कर्ता, देव- 
नन्दि, वज्जसूरि प्रमाणग्रन्थके कर्ता, महासेनका सुलोचनाग्रन्थ, रविषेणका पद्म- 
चरित, जिनसेनका हरिवशपुराण, जटिल मुनिका वरागचरित, दिनकरसेनका 
अनंगचरित, पद्मयसेनका पाश्वंनाथचरित, अभसेनको अमृताराधना, धनदत्तका 
चन्द्रप्रभचरित, अनेक चरितग्रन्थोंके रचयिता विष्णुसेन, सिंहनन्दीकी अनुप्रेक्षा, 
नरदेवका णवका र्मन्त्र, सिद्सेतका भविकविनोद, रामनन्दिके अनेक कथानक, 
जिनरक्षित धवलादि ग्रन्थप्रस्यापक, असगका वीरचरित, गोविन्द कवि (व्वेत्त०) 
का सनत्कुमारचरित, शालिभद्रका जीव-उद्योत्त, चतुमुंख, द्रोण, सेढु महा- 
कविका पउमचरिउ आदि विद्वानों और उनकी कृतियोका निर्देश किया है। 

इनमे पद्मसेन ओर असग कवि दांनों ही ग्रन्थकरत्ताओके समयपर प्रकाश 
डालते है। 
स्थितिकाल 


असग कविका समय शक संवत्‌ ९१० (ई० सन्‌ ९८८) एवं पद्मसेनका शक 

स० ९९९ समय है, जिससे स्पष्ट है कि धवल कवि शक सं० ९९० के पश्चात्‌ 

कभी भी हुआ है। पद्मकीत्तिकी एकमात्र रचना पाइ्वंपुराण उपलब्ध है | इन 

दोनों रचनाओका उल्लेख होनेसे धवलकवबिका समय शक सं० की ११ वी 

शताब्दीका मध्यकाल भाता है। वद्धंमानचरितकी प्रशस्तिमें बताया गया है 

कि श्रीनाथके राज्यकालमें चोल राज्यकी विभिन्‍न नगरियोंमे कविने आठ 
ग्रन्थोकी रचना की है-- 


विद्यामया प्रपठितेत्यसगाकृयेन श्रीनाथराज्यमखिल जनत्तोपकारि | 
प्राप्पेव चोडविषये विरलानगर्या ग्र थाष्रक च समकारि जिनोपदिष्टम्‌ ॥ 
--महावीरचरित्त, प्रशस्तिश्लोक १०५ 


'पासणाहचरिउ'में पह्मससेन या पद्मकोतिने रवनाकालका निर्देश निम्न- 
प्रकार किया है-- 


णव-सय-णउआणउये कत्तियमासे अमावसी दिंवसे । 
रइय पासपुराण कहणा इहू पठमणामेण ॥* 
अर्थात्‌ स० ९९०से कात्तिक मासकी अमावस्याको इस ग्रन्थकी समाप्ति 
हुई । यहाँ सवत्से शक या विक्रम कौन-सा सवत्‌ ग्रहण करना चाहिए, इसपर 
विद्वानोम मतभेद है। प्रो० प्रफुल्ककुमार मोदीने इसे शक-सवत्‌ माना है और 





१. पासणाहचरिउ प्राक्ृत-ग्रन्थ-परिषद, ग्र थाक ८, कवि-प्रशस्ति, पद्य ४ । 


११८ . तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


हरिवंश कोछड़ने विक्रम सवत्‌ । हमारा अनुमान है कि ये दोनों ही संवत्‌ शक 
संवत्‌ हैं और धवल कविका समय शक-संवत्‌को १०वीं शत्तीका अन्तिम पाद 
या ११वीं शतीका प्रथम पाद संभव है । 
रचना 
कविका एक ही ग्रथ हरिवशपुराण उपलब्ध है। इस ग्र थमें २२वें त्तीथंकर 
यदुवशी नेमिनाथका जीवनवृत्त अंकित है। साथ ही महाभारतके पात्र कौरव 
और पाण्डब तथा श्रीकृष्ण आदि महापुरुषोंके जीवनवृत्त भी गुम्फित हैं। इस 
ग्रन्थमे १२२ सन्धियाँ है। ग्र थकी रचना पन्झटिका और अल्लिलह छन्‍्दमें हुई 
है | पद्धडिया, सोरठा, घत्ता, विलासिनो, सोमराजि प्रभृत्ति अनेक छन्दोका 
प्रयोग इस ग्र'थमे किया गया है। श्यृंगार, वीर, करुण और श्ञान्त रसोंका 
परिपाक भी सुन्दररूपमे हुआ है। कविने, नगर, वन, पर्वत आदिका महृत्त्व- 
पूर्ण चित्रण किया है। यहाँ उदाहरणार्थ मधुमासका वर्णन प्रस्तुत किया 
जाता है-- 
फरगुणु गड महुमासु परायउ, मयणछलिउ लोउ अणुरायड | 
बण सय कुसुमिय चारुमणोहर वहु मयरंद मत्त बहु महुयर । 
गुमुगुमत खणमणईं सुहार्वाह, अइपपाट्ठ पेम्मुउक्कोव्हि । 
कंसु व वर्णाह्‌ घणारुण फुल्लिय, णं विरहग्गे जाल णमिल्लिया | 
घरिघरि णारिउ णिय तणु मर्डाह, हिंदोलहि हिंउहि उम्गायहि । 
वणि परपुट्ठ महुर उल्लार्वाह, सिहिउलु सिहि सिहरेहि धहावइ । 
--हँरिवंंशपुराण १७-३ 


अर्थात्‌ फाल्गुनमास समाप्त हुआ और मथुमास (चेत्र) आया। मदन 
उद्दोप्त होने छक्‍गा । लोक अनुरक्‍्त हो गया । वन नाता पुष्पोसे युक्त, सुन्दर 
और मनोहर हो गया। मकरन्द-पानसे मत्त मधुकर गुनगुनात हुए सुन्दर 
प्रतीत हो रहे है " * ““घरोंमें नारियाँ अपने शरीरको अलंकृत करती है, 
झूला झूल रही है, विहार करतो हे, वनमे गाती कोयल मधुर आलाप करती 
है। सुन्दर मयर नृत्य कर रहे हैं। 

इस काव्यमें कहण रसकी अभिव्यंजना भी बहुत सुन्दर मिलती है। कंस- 
वधपर परिजनोके करुण विलापका दृश्य दर्शनीय है-- 

हा रहय दहय पाविट्ठ खला, पह अम्हु मणोहर किय विह॒ला | 

हा विहि णिहीण पहं काइकिउ, णिहि दरिसिवि तक्खणि चक्‍्खु हिउ। 

हा देव या वुल्लहि काइ तुहु, हा सुन्दरि दरसहि किण्णु मुहु । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ११९ 


हा धरणिहि सगुणणिलयट्ठहि, बर सेज्जाह भरभवर्णेह जाहि । 

पठ बिणु सुण्णं राउल असेसु, अण्णाहिउ हुवब॒उ दिव्व देखु । 

हा गुणसायर, हा रूवधरा, हा बहरि महण सोह्यथ घरा | 

घत्ता--हा महुरालावण, सोहियसंदण, अम्हृहू सामिय करहि । 

दुक्खहि संतत्तउ, करुण रुवंत्तजउ, उट्ठिवि परियणु सघवहि ॥५६,! 

कविने ससारके यथार्थरूपका भी चित्रण किया है। सबल राज्य तत्क्षण 
नष्ट हो जाते है । धनस भी कुछ नही होता । सुख बन्धु-बान्धव, पुत्र, कलत्र, 
प्रित्र, किसके रहते है ? वर्षाके जलबुलबुलोके ममान ससारका वेभव क्षण- 
भरमे नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार वृक्षपर बहुतसे पक्षी आकर एकत्र हो 
जाते है और फिर प्रात काल हाते ही अपने-अपने कार्योंसे विभिन्न स्थानोपर 
चले जाते हैं, अथवा जिस प्रकार बहुतसे पथिक नदी पार करते समय नोका 
पर एकत्र हो जाते है, और फिर अपने-अपने घरोंको चले जाते है, उसी प्रकार 
क्षणिक प्रियजनोका समागम होता है। कभी घन आता है, कभी नष्ट होता है, 
कभी दारिद्रथ प्राप्त होता है, भोग्य वस्तुएँ प्राप्त होती है ओर बिलीन होती 
है, फिर भी अज्ञ मानव गवे करता है। जिस यौवनके पीछे जरा लगी रहती 
है उससे कौन-सा सनन्‍्तोष हो सकता है ?" इस प्रकार ग्रन्थकर्त्ताने संसारकी 
वास्तविक स्थितिका उद्घाटन किया है । 

रस और अलका रके समान ही छन्दबयोजनाकी दृष्टिसे भी ग्रन्थ समृद्ध है । 
सामान्य छन्दोके अत्तिरिक्त नागिनी, ८०१२, सोमराजी ९०।४, जाति ९०५, 
विलासिनी ९०८ आदि छन्दोका प्रयोग मिलता है। कड़वकोके अन्तम प्रयुक्त 
घत्ता--छन्दके अनेक रूप है। 


हरिषेण 


हरिषेण मेवाड़में स्थित चित्रकूट (चित्तौड़) के निवासी थे। इनका वश 
धकक्‍कड़ या धरकट था, जो उस समय प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित था। इस बंशमें 
अनेक कवि हुए है । इनके पिताका नाम गोवद्धंन और माताका नाम गुणवत्ती 
था । ये किसी कारणवश चित्रकूट छोड़कर अचलपुरमें रहने लगे थे। प्रशस्ति- 
में बताया है-- 

इह मेवाड़-देसि-जण-संकुलि, सिरिउजहर णिग्गय-धक्‍्कड-कुलि | 
पाव-करिद-कुम्भ-दा रण हरि, जाउ कलाहि कुसल णामें हरि । 


१. हरिवशपुराण ९१,७। 


१२० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यन्परम्परा 


तासु पूत्त पर-णारिसहोयरु, गुणगण-णिहि-कुल-गयण-दिवायरु । 

गोबड्ढणु णामें उप्पणठ, जो सम्मत्तरयण-सेंपुण्णड। 

तहो गोवड्ढणासु पिय गुणवइ, जो जिणवस्पय णिच्च वि पणवइ। 

ताए जणिउ हरिसेणे णाम सुड, जो सजाउ विबृह-कइ विस्सुउ | 

सिरि चित्त उडु चइवि अचलउरहो, गयउ-णिय-कज्जें जिणहरपउरहो ।* 

हरिषेणने अन्य अपभ्र श-कवियोंके समान कड़वकोंके आदि और अन्तमें 
अपने सम्बन्धम बहुत्त-्सी बात्तोंका समावेश किया है। उन्होने लिखा है कि 
मेवाइदेशमें विविध कलाओंमें पारगत एक हरि नामके महानुभाव थे। ये 
श्रीओजपुरके धक्कड़ कुलके वशज थे। इनके एक गोवद्धंन नामका धर्मात्मा 
पुत्र था। उसकी पत्नीका नाम गुणवती था, जो जेनधमंम प्रगाढ़ श्रद्धा रखत्ती 
थी। उनके हरिषेण नामका एक पुत्र हुआ, जो विद्वान्‌ कविके रूपमे विख्यात 
हुआ । उसने अपने किसी कायंवश चित्रकूट छोड़ दिया और अचलपुर चला 
आया। यहाँ उसने छन्‍्द और अलकार श्यास्त्रका अध्ययन किया और धर्म- 
परीक्षा नामक ग्रन्थकी रचना को | 


हस्पिणने अपने पुव॑वर्त्ती चतुमुंख, स्वयभू और प्ृष्पदन्तका स्मरण किया 
है। उन्होने लिखा है कि चतुमुंखका मुख सरस्वतीका आवास-मन्दिर था । 
स्वयभू लोक और अलोकके जाननेवाले महान्‌ देवता थे और पुष्पदन्त वह 
अलौकिक पृरुष थे, जिनका साथ सरस्वती कभी छोड़ती ही नही थी । कविने 
टन कवियोकी तुलनामें अपनेको अत्यन्त मन्दबुद्धि कहा है। 


हरिपंणने अन्तिम सन्धिमें सिद्धसेनका स्मरण किया है, जिससे यह ध्वनित 
होता है कि हरिषेणके गुरु सिद्धसेन थे सन्दर्भकी पक्तियों निम्न प्रकार है :-- 
सिद्धि-पुरधिहि कंतु सुद्धे तणु-मण-वयण। 
भत्तिए जिणु पणवेवि चितिउ बुह-हरिसंणे ॥ 
मणुय-जम्मिबुद्धिप कि किज्जइ, मणहरु जाइ कव्बु ण रइज्जइ। 
त करत अवियाणिय आरिस, हासु लहृहि भउरणि गय पोरिस। 
चउमुद् कव्बु विरषणि सयंभुवि, पुप्फषतु अण्णाणु णिसुभिवि। 
तिण्णि वि जोग्ग जेण त सीसइ, चउमुह मुह थिय ताव सरासइ। 
जो सयभ सो देउ पहाणउ', अह कह छोयाछोय वियाणउ । 
पुप्फषतु णउ माणुसु वुच्चई, जो सरसइए कया विण मुच्चई। 
ते एवंवबिह हउ जउ माणउ, तह छंदालकार विहीणउ। 
कव्बु करतुके मण विलज्जमि, तह विसेस णिय जण कि हरंजमि। 
१. धम्मपरिक्खा ११-२६। 


जाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १२१ 


तो वि जिणिद धम्म अणुरायइ, वुह सिरि सिद्धसेण सुपसाईं। 
करमि सयं जिह णलिणि दलथिउ जलु, अणहरेइ णिन्रलु मुत्राहलु ! 
घत्ता--जा जयरामें आसि विरइय णह पबंधि। 
सा हम्मि धम्मपरिक्ख सा पद्धडिय बंधि | 
हरिषेणके व्यक्तित्वमें नम्नता, गुणग्राहकता, धर्मके प्रति श्रद्धा एवं आत्म- 
सम्मानकी भावना समाविष्ट है । उनके काव्य-वर्णनसे ऐसा ध्वनित होता है कि 
वे पुराणशास्त्रके ज्ञाता थे और उनका अध्ययन सभी प्रकारके शास्त्रोंका था । 


स्थितिकाल 

कवि हरिषेणने 'धम्मपरिक्खा' के अन्तमे इस ग्रन्थका रचनाकाल अकित्त 
किया है | लिखा है-- 

विक्कम-णिव-परिवत्तिय कालए, ववगए वरिस-सहसेहि चउतालए । 

इय उप्पणु भविय-जण-सुहयरु, उम-रहिय-धम्मासव-सरयरु । ११२७ 

अर्थात्‌ वि० स० १०४४ में इस ग्रन्थकी रचना हुई है। अत कविका समय 
वि० स० की ११वीं शत्ती है। 

कविने अपनेसे पूर्व जयरामकी गाथा-छन्दोंमे विरचित प्राकृत-भाषाकी 
धमं-परीक्षाका अवलोकन कर इसके आधार पर ही अपनी यह कृति अपश्रंशमे 
लिखी है। 
रचना 

कवि हरिषेणकी एक ही रचना धर्मे-परीक्षा नामकी उपलब्ध है। डा० 
ए० एन उपाष्ये ने दश-धर्म परोक्षाओंका निर्देश किया है । अमितगतिकी धर्मे- 
परीक्षा वि० स० १०७०में लिखी गई है। अर्थात्‌ हरिषेणकी धमं-परीक्षा 
अमितगतिसे २६ वर्ष पूवं लिखी गई है। दोनोंमे पर्याप्त समानता है । अनेक 
कथाएँ पद्म एवं वाक्य दोनोंमे समान रूपसे मिलते है; पर जब तक हरिषेण 
द्वारा निर्दिष्ट जयरामकी धर्म-परीक्षा प्राप्त न हो तब तक इस परिणाम पर 
नही पहुँच सकते कि किसने किसको प्रभावित्त किया है ? सभवत' दोनोंका 
स्रोत जयरामकी धर्म-परीक्षा ही हो ।* 

धर्मं-परीक्षाम कविने ब्राह्मण-धर्मं पर व्यग्य किया है। उसक अनेक 
पोराणिक आख्यानो ओर घटनाओको असगत बतलाते हुए जंनधमंके प्रति 


१. डॉ० ए० एन० उपाध्ये, हरिषेणकी धम्भपरिवंखा ऐनल्स आफ भण्डारकर ओरि- 
यण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट भाग २३ पृ० ५९२-६०८ । 


१२२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आस्था और श्रद्धा उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया । ग्रंथकी विषय-वस्तु निम्न 
प्रकार है-- 

मंगलाचरणके पद्चात्‌ प्राचीन कवियोका उल्लेख करते हुए आत्म-विनय 
प्रदर्शित की है। तदनन्तर जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र, मध्य-प्रदेश वेतादूय पवंत और 
वैजयन्ती तगरीका चित्रण किया है | वेजयन्ती नगरीके राजाकी रानीका नाम 
वायुवेगा था । उनके मनवेग नामक एक अत्यन्त घामिक पुत्र हुआ | उसका 
मित्र पवनवेग भी धर्मात्मा और ब्राह्मणानुमोदित पौराणिक धममे आस्था रखने 
वाला था | पवनवेगके साथ मनवेग विद्वानोकी सभामें कुसुमपुर गया | 

तीसरी सन्धिमे अगदेशके राजा शेखरका कथानक देकर कवि अनेक 
पौराणिक उपाख्यानोंका वर्णन करता है। चौथो सन्धिमें अवतारवाद पर 
व्यंग्य किया है। विष्ण दश जन्म लेते है और फिर भी कहा जाता है कि वे 
अजन्मा है; यह कैसे संभव है? स्थान-स्थानपर कबिने “तथा चोक्‍त तैरेव” 
इत्यादि शब्दों द्वारा सस्कृतके अनेक पद्य भी उद्धृत किये हैं। इसी प्रसंगम्में 
शिवके जाह्लवी और पावंती प्रेम एवं गोपी-कृष्ण लीलापर भी व्यग्य किया है । 

पॉचथ। सधि मे ब्राह्मण-धर्मं को अनेक अविश्वसनीय और असत्य बातों 
की ओर निर्देश कर मनोवेग ब्राह्मणो को निरुत्तर करता है। इसी प्रसंगमें 
वह सीताहरण आदिके सम्बन्धमे भी प्रइन करता है। 


सातवी सन्धिमे गान्धारीके १०० पुत्रोंकी उत्पत्ति और पाराशरका 
धीवरकन्यासे विवाह वर्णित है। आठवी' सन्धिमें कुन्तोसे कर्णकी उत्पत्ति 
ओर रामायणकी कथापर व्यग्य किया है । 


लवी सधिमे मनवेग अपने मित्र पवनवेगके सामने ब्राह्मणोस कहता है कि 
एकबार मेरे सिरने धड़से अलग होकर वृक्षपर चढ़कर फल खाये । अपनी 
बात्तकी पुष्टिके लिए वह रावण और जरासन्धका उदाहरण देता है। इसी 
प्रसंग्में मनवेग श्राद्ध पर भी व्यग्य करता है । 


दशवी सन्धिमें गोमेघ, अश्वमेधादि यज्ञों ओर नियोगादिपर व्यंग किया 
है। इस प्रकार मनवेग अनेक पौराणिक कथाओं का निर्देशकर और उन्हें मिथ्या 
प्रतिपादित कर राज्यसभाको परास्त करता है ! पवनवेग भी मनवेगकी युक्तियोंसे 
प्रभावत होता है और वह जेनधर्मंमें दीक्षित हो जात्ता है। जेनधर्मानुकूल 
उपदेशों और आचरणोंके निर्देशके साथ ग्रथ समाप्त होता है । 

कविने इस ग्रन्थमें कवित्वशक्तिकाभी पूरा परिचय दिया है। प्रथम संधिके 
चतुर्थ कड़वकम वेजयन्ती नगरीको सुन्दर नारीके समान मनोहारिणी बताया 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १२३ 


है। कविने विभिन्न उपमानोंका प्रयोग करते हुए इस नगरोको सुराधिपको 
नगरीसे भी श्रेष्ठ बताया है। वायुवेगारानीके चित्रणमें कविने परम्पराग्रत्त 
उपमानोंका उपयोगकर उसके नखशिखका सौन्दर्य अभिव्यक्त किया है। 

११ दीं सन्धिके प्रथम कडवकमे मेवाड़ देशका रमणीय चित्रण किया है। 
यहाँके उद्यान, सरोवर, भवन आदि सभी दुष्टियोंसे सुन्दर एवं मनमोहक हैं | 

इस ग्रथमे पद्धड़िया छन्‍्दकी बहुलता है। इसके अतिरिक्त मदनावतार ११४, 
विलासिनी १॥१५, स्रग्विणी १।१७, पादाकुलक १।१९, भुजगप्रयात २।६, प्रमा- 
णिका ३।२, रणक या रजक ३।११, मत्ता ३२१, विद्युन्माला ९।९, दोधक 
१०।३ आदि उन्‍्दोका प्रयोग किया है। छन्दोमे वर्णवृत्त और मात्रिक वृत्त 
दोनो मिलते है । 

संक्षेपमें कविने सरल और सरस भाषामे भावोकी अभिव्यञ्जना की है। 


बीर कवि 


महाकवि वीरने 'जबुसामिचरिउ"में अपना परिचय दिया है। उनका जन्म 
मालवा देशके गुखखेउ नामक ग्राममे हुआ था | उनके पिता 'लाइब'गउ' गोत्रके 
महाकवि देवदत्त थे । देवदत्तने १. वरागचरित्त २. शान्तिनाथराय ३. सद्धयवीर- 
कथा और ४ अम्बादेवीरासकी रचना की थी । महाकवि वोरने अपन पित्ताको 
स्वय त्तथा पुष्पदन्तके पश्चात्‌ तीसरा स्थान दिया है। कविन लिखा है कि 
स्वयभूके हाने से अपश्र शका प्रथम कवि, पुष्पंदन्तके होनसे अपश्र शका द्वित्तीय 
कवि और देवदत्तके होनेसे अपश्र शके तुत्तीय कविको ख्याति हुई है। बीर 
कविने अपने समय तक त्तीन ही कवि अपश्र शके माने है। स्वयभु, पुष्पदन्त 
और देवदत्त । इससे यह ध्वनित होता है कि कवि वीरक पित्ता देवदत्त भी 
अपश्र शके ख्यातिनामा कवि थे । 


कविकी मॉँका नाम श्री सनुबा था और इनके सीहल्ल, लक्षणाक तथा 
जसई ये तीन भाई थे। कबिकी चार पत्नियाँ थी--१. जिनमात २. पद्मचवती 
३ लीलावती ८. जयादेवी | इनकी प्रथम पत्निस नेमिचन्द्र नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था । वीर सस्क्ृत काव्य रचतामे भी निपुण थे, किन्तु पिताके मित्रोकी 
प्रेरणा और आग्रहसे संस्कृत-काव्यरचनाको छोड़कर अपभ्रंशप्रवन्धश लीमें 
जबुसामिचरिउ की रचना की है। 

कविका लाडवागउ वश इतिहास प्रसिद्ध बहुत पुराना है। इस वंशका 
प्रारंभ, पुन्नाट सघसे हुआ है। इस सघके आचाय॑ पुन्नाट-कर्नाटक प्रदेशम विहार- 


१. जबुसामिचरिउ भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन सन्‌ १९६८; १।४-५ । 


१२४ : तार्थकर महावीर ओर उनकी आचारयं-परम्परा 


करते थे । इसलिए इसका नाम पुन्नाट पड़ा । त्तदनन्तर इसका प्रमुख कार्यक्षेत्र 
लाडबागड़-गुजरात और सागवाड़ाके आसपासका प्रदेश हुआ । इसीलिए इसका 
नाम लाडवागडगच्छ पड़ा। पुन्नाट सधके प्राचोनतम ज्ञात आचाये जिनसेन 
प्रथम है जिन्होंने शक सवत्‌ ८०५ (वि० सं० ८४०) में वर्धभानपुरके पाइ्व॑नाथ 
त्तथा दोस्तटिकाके शान्तिनाथ जिनालयमें रहकर हरिवंशपुराणकी रचना की 
है। 

धमंरत्नाकर नामक ग्रंथके रचयित्ता आचार्य जयसेन लाडबागड संघके 
प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने वि० सं० १०५५ में कर्नाटक-कराड (बम्बई)में निवास 
कर उक्त ग्रथकी रचनाको पूर्ण किया था । इसी गणमे प्रद्यम्नचरित रचयिता 
महासेन, हरिषेण, विजयकीत्ति आदि अनेक आचाय॑ हुए है । 


व्यक्तित्व 


महाकवि वीर काव्य, व्याकरण, तक, कोष, उन्दक्षास्त्र, द्रव्यानुयोग, 
चरणानुयोग, करणानुयोग आदि विषयोके ज्ञाता थे। 'जबुसामिचरिउ'में' 
समाविष्ट पौराणिक घटनाओके अध्ययनसे अवगत होता है कि महाकवि वीरके 
वल जेन पौराणिक परम्पराके हो ज्ञाता नही थे अपितु बाल्मोकिरामायण, 
महाभारत, भिवपुराण, विष्णुपुराण, मरतनाट्यशास्त्र, सेतुबन्धकाव्य आदि 
ग्रथोके भी पडित थे। इनके व्यक्तित्वमें नम्नता और राजनीति-दक्षताका विशेष 
रूपसे समावेश हुआ है। कविको अपने पृव॑जोंपर गये है। वह महाकाव्य 
रचयिताके रूपम अपने पिताका आदरपूर्वक उल्लेख करता है। 

संस्कृत भाषाका प्रौढ कवि और काव्य अध्येत्ता होनेके कारण वीर कविकी 
रचतामे पर्याप्त प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती है| वीरके 'जबुसामिचरिउ से यह भी 
स्पष्ट है कि वह धर्मका परम श्रद्धालु, भकतव्रती और कर्मसंस्कारोपर आस्था 
रखनेवाला था। उसको प्रकृति अत्यन्त उदार और मिलनसार थी। यही 
कारण है कि उसने मित्रो को प्रेरणाको स्वीकारकर अपश्र शमें क्राव्यकी 
रचना की । 

वीर कविको समाजके विभिन्न वर्गों एव जीवन यापनके विविध साधनोंका 
साक्षात्‌ अनुभव था। वह श्रद्धावान्‌ सदगृहस्थ था। उसने मेघवनपत्तनमे 
तीथंकर महावी रकी प्रत्तिमा स्थापित करवाई थी । 


कविके व्यक्तित्वको हम उनके निम्नकथनसे परख सकते हैं-- 
देत दरिछं परवसणदुम्मणं सरसकव्वसब्वस्सं । 
कइवी रसरिसपुरिसं घरणिघरंती कयत्थासि | 


भआचार्यतुल्य एवं काव्यकार लेखक १२५ 


हत्थे चाओ चरणपणमर्ण साहुसीताण सीसे। 
सच्चावाणी ववणकमलए वच्छे सच्चापवित्ती ।। 
दरिद्वोंको दान, दूसरेके दुखमें दुखी, सरसकाव्यको हो सर्वस्व मानने वाले 
पुरुषोंको धारण करनेसे ही पृथ्वी कृतार्थ होती है। हाथमें धनुष, साधुचरित्त, 
महापुरुषोके चरणोंमें प्रणाम, मुखमें सच्ची वाणी, हृदयमें स्वच्छप्रवृत्ति, कानोंसे 
सुने हुए श्रुतका ग्रहण एवं भुजलताओं में विक्रम, वीर पुरुषका सहज परिकर 
होता है। 
इस कथनसे स्पष्ट है कि कविके व्यक्तित्वमें उदारता थी, वह दरिद्रींको 
दान देता था ओर दूसरोंके दुखमें पूर्ण सहानुभूतिका व्यवहार करता था। 
कवि वीरताको भी जोवनके लिए आवश्यक मानता है। यही कारण है कि 
उसने युद्धोका ऐसा सजीव चित्रण किया है जिससे यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि वह युद्धभूमिमे सम्मिलित हुआ होगा । 
कवियोके चरणोंमे नत्तमस्तक होना भी उसका कवित्वके प्रति सदभाव 
व्यक्त करता है। सत्यवचन, पवित्र हृदय, अनवरत स्वाध्याय, भुजपराक्रम और 
दयाभाव उसके व्यक्तित्वके प्रमुख गुण है। 


स्थितिकाल 


जंवुसामिचरिउ'की प्रशस्तिमें कविने इस ग्रन्थका रचनाकाल वि० स० 
१०७६ माघ शुक्ला दशमी बताया है | लिखा है-- 
“विक्कमनिवकालाओ छाह्वत्तररससएसु वरिसाण | 
माहम्मि सुद्धपक्खे दसस्मि दिवसम्मि सतम्मि॥ २॥/ 
प्रस्तुत काव्यके अन्तःसाक्ष्य तथा अन्य बाह्यसाक्ष्योंसे भी प्रशस्तिम उल्लि- 
खित्त समय ठीक सिद्ध होता है। कवि वीरने महाकवि स्वयभ, पृष्पदन्त एवं 
अपने पिता देवदत्तका उल्लेख किया है। पुष्पदन्तके उल्लेखसे ऐसा ज्ञात होता 
है कि जब यह महाकवि अपने जीवनका उत्तराद्ध काल यापन कर रहा था 
और जिस समय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीयकी मृत्युके पाँच ही वर्ष हुए थे उस 
समय धारा नरेश परमारवंशीय राजा सीयक या श्री हष॑ने कष्ण तुृतीयके 
उत्तराधिकारी और अनुज खोटिटिगदेवको आक्रमण करके मार डाला था एवं 
मान्यखेटपुरीको बुरी त्तह लूटा तथा ध्वस्त किया था (वि० स० १०२०)। 
इस समय पुष्पदन्तके महापुराणकी रचना पूर्ण हो चुकी थी और अभिमानमेरु 
महाकवि पुष्पदन्तकी ख्याति मालवा प्रान्तमे भी हो चुकी थी | इसी समय बीर 
कविने अपने बाल्यकालमे ही सरस्वत्तीके हस वरद्‌ पुत्रकी ख्याति सुनी होगी 


१२६ : तीथंकर महाबीर ओर उनकी आाचार्य-परम्परा 


और इसकी रचनाओंका अध्ययन किया होगा | यतः ज॑बुसामिचरिउपर पुष्प- 
दन्तकी रचनाओंका गम्भीर और व्यापक प्रभाव दिखलायी पडता है। अतः 
कविके समयकी पूर्व सीमा वि० स० १०२५ के लगभग आती है | 


इत्तना ही नहीं जंबुसामिचरिउपर नयनन्दिके सुदंसशचरिउ (वि० सं० 
११००) का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। एक बात और विचारणोय यह है 
कि जंबुसामिचरिउकी पंचम, षष्ठ और सप्तम सन्धियोंमें हंसद्वीपके राजा रत्न- 
शेखर द्वारा केरलके घेर लिये जाने और मगधराज श्रेणिककी सहायत्तासे राजा 
रत्नशेखरको परास्त किये जानेके बहानेसे वीर कविने जिस ऐतिहासिक युद्ध 
घटनाकी ओर संकेत किया है उसमें कबिने स्वयं भी एक पक्षकी ओरसे भाग 
लिया हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। यह घटना परिवर्तितरूपमें मुंजके 
द्वारा केरल, चोल तथा दक्षिणके अन्य प्रदेशोंपर वि० सं० १०३०-१०५० के 
बीच आक्रमण करके उन्हें विजित करनेकी मालम पड़ती है। 

वोर कविके पश्चात्‌ ब्रह्मजिनदासका सस्कृत जम्बुस्वामिचरित मिलता है 
जिसे उन्होने वि० सं० १५२० में पूर्ण किया। यह रचना अयश्नश काव्यका 
सस्कृत रूपान्तर है। महाकवि 'रइध्‌'ने भी 'जबुसामिचरिउ'का निर्देश किया 
है। हरिषेणकी 'धम्मपरिक्खा' वि० स० १०४४ मे लिखी गई है। अतः हरिषेण 
और पुष्पदन्त इन दोनोके साथ कथिका सम्बन्ध रहा प्रतीत्त होता है। जेन 
ग्रन्थावली मे 'जबुचरिउ'का उल्लेख आया है। इस ग्रन्थकी रचना भी अपश्र झमें 
वि० सं० १०७६ में हुई है । जबचरिउके रचयिता सागरदत्त है, जो जंबुसामि- 
चरिउ'के समान ही विषयवस्तुका वर्णन करते हैं। अतएव प्रशस्तिमे निदिष्ट 
जंबुसासिचरिउका रचनाकाल यथार्थ है | 


रचना 


महाकवि वीरकी एक ही रचना जंबुसामिचरिउ उपलब्ध है | यह अपभ्र श- 
का महाकाव्य है और यह रचना ११ सन्धियोंमें पूर्ण हुई है । 

मंगलाचरणके अनन्तर कवि सज्जन-दुजन स्मरण करता है। पुव॑वर्त्ती कवियों- 
के स्मरणके अनन्तर कवि अपनी अल्पज्ञता प्रदर्शित करता है। मगधदेश और 
राजगृहका सुन्दर काव्यशेलीमे वर्णन किया गया है। त्तीर्थकर महावीरका 
विपुलाचलपर समवद्वरण पहुँचता है। और श्रेणिक प्रशत करते है और गौतम 
गणधर उन प्रश्नोका उत्तर देते हैं । 


मगघ-मण्डलमे वर्धभान नामक ग्राममें सोमशमंनामक गुणवान ब्राह्मण 
रहता था और जिसकी पत्नी सोमशर्मा नामक थी । उनके भवदत्त और भवदेव 
नामक दो पृत्र थे। जब वे क्रमश: १८ और १२ वर्षके थे तब उनके पिताका 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक ; १२७ 


स्वगंवास हो गया और उनकी मात्ता भी सती हो गई । माता-पिताके स्वर्गंवास- 
के अनन्तर भाई भवदत्त न्यायपूर्वक गृहस्थधर्मका पालन करने रूगा | कुछ 
समय पदढ्चात्‌ सुधमं मुनिका उपदेश सुनकर भवदत्तको बराग्य हो गया और 
छोटे भाई भवदेवको गृहस्थीका भार सौंपकर वह सघमे दीक्षित हो गया। 
बारह वर्ष पद्चात्‌ मुनि सघ विहार करता हुआ पुन उसी गाँवमे आया। 
छोटे भाई भवदेवको भी दीक्षित करनेकी इच्छासे गुरुकी अनुज्ञा लेकर भवदत्त 
मुनि भवदेतके घर आया | बड़े भाईका आगमन सुनकर वह बाहर आया उस 
समय भवदेवके विवाहकी तैयारियाँ हो रही थीं । अत्तएव बह नववधूको अद्ध - 
मडित है! छोड़कर भवदत्तके पास आया । भवदेवके आग्रहसे वही आहार लेकर 
जहाँ संघ ठहरा हुआ था वहाँ भवदत्त मुनि लोट आया । भवदेव भी भाईके 
साथ श्रद्धा और संकोचवश मुनि संघमें चला आया। यहाँ मुनिजनोंकी प्रेरणा 
तथा भाईकी अन्तरंग इच्छाके सम्मानार्थ बेमनसे भवदेवने मुनिदीक्षा ग्रहण 
कर ली | तदनन्तर सघ वहाँसे विहार कर गया। भवदेव दिनरात नागवसुके 
घ्यानमें लोन रहता हुआ घर लछौटकर पुनः उसके साथ काम भोग भोगनेके 
अवसरकी प्रतोक्षामे समय व्यत्तीत करने लगा । १२ वर्ष पद्चात्‌ मुनि सध पुनः 
उसी वर्धमान गाँवकें निकट आकर ठहरा | भवदेव इससे बहुत उल्लसित हुआ 
और बहाना करके अपने घरकी ओर चल पड़ा | 


गाँवके बाहर ही एक जिन चैत्यालयमे उसकी नागवसुसे भेंट हो गई । 
क्षतोंके पालनेसे अति कृशगात्र अस्थिपंजर मात्र शेष रहनेसे भवदेव उसे पह- 
चान नहीं सका । अपने कुछ और पत्नीके सम्बन्धमे पुछने पर नागवसुने उसे 
पहचान लिया | नागवसुने उसे अपना परिचय दिया और तप' शुष्क शरीर 
दिखलाकर नाता प्रकारसे धर्मोपदेश दे भवदेवको प्रतिबुद्ध किया । इस प्रकार 
बोध प्रपत]ै कर भवदेवने आचाय॑के पास जाकर प्रायबश्चित्त लिया और पुनः 
दीक्षा ग्रहण दर कठोर तपद््चरण किया। और मृत्युके अनन्तर तृतीय स्व 
प्राप्त किया । ः 


स्वरगंमे च्यूत हो भवदत्त पूर्व विदेहमें राजा वत्भदत्त और उसकी रानी 
यशोघनाके गर्भसे सागरचन्द्र नामक पुत्र हुआ। और भवदेवका जीव वहाँके 
राजा महापह्म और वनमाला नामक पटरानीका शछिवकुमार नामक पुत्र हुआ | 
कालान्तरमें सागरचन्द्र दीक्षित हो गया । उसने भवदेवके जीव युवराज शिव- 
कुमारको प्रतिबोधित करनेका प्रयास किया; पर माता-पिताकी अनुज्ञा न 
मिलनेसे वह घरमें ही धमं-साधन करने लगा। इस तपके प्रभावसे भवदेवने 


१२८ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


पुन: स्वर्गमें जन्म ग्रहण किया और भवदततके जीव सागरचन्द्रने आयुष्य पूर्ण 
कर स्वगंमें जन्म प्राप्त किया । 

चौथी सन्धिसे जम्बूस्थामीकी कथा आरंभ होत्ती है। इनके पिताका नाम 
बहुँद्ास था । सन्धिमें जन्म, वसन्तोत्सव, जलक्रीड़ा आदिका वर्णन आया है। 
अनन्तर उनके द्वारा मत्त गजको परास्त करनेका कथन आया है। 


पाँचवीसे सातवीं सन्धितक जम्बूस्वामीके अनेक वीरतापुर्ण कार्योंका वर्णन 
किया है। महर्षि सुधर्मास्वामी अपने पाँच शिष्योंके साथ उपबनमें आते हैं। 
जम्बूस्वामी उनके दर्शन कर नमस्कार करते हैं । वे अपने पू॑भवोंका वृत्तान्त 
जान कर विरक्त हो घर छोड़ता चाहते हैं। माता समझाती है। सागरदत्त 
श्रेष्िका मेजा हुआ मनुष्य आकर जम्बूका विवाह निश्चित करता है। 
श्रेष्ठियोंकी कमलश्नी, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्रो नामक चार कन्याओंसे 
जम्बूका विवाह होता है । 

जम्बूके हृदयमें पुनः वेराग्य जाग्रत होता है। उनकी पत्नियाँ वेराग्य- 
विरोधी-कथाएँ कहत्ती हें। जम्बू महिलाओंकी निन्‍्दा करता हुआ वेराग्य निरू- 
पक कथानक कहता है। इस प्रकार अद्ध॑रात्रि व्यतीत हो जाती है। इतनेमें 
ही विद्युन्चर चोर, चोरी करता हुआ वहाँ आता है | जम्बूस्वामोकी माता भी 
जागती थी उसने कहा--'चोर, जो चाहता है, ले ले!। चोरको जम्बूकी मातासे 
जम्बूके वेराग्य-भावकी सूचना मिलती है। विद्युच्चरने प्रतिज्ञा की कि वह या 
तो जम्बूको रागी बना देगा, अन्यथा स्वयं वह वेरागी बन जायगा। जम्बकी 
माता उस चोरको उस समय अपना छोटा भाई कहकर जम्बूके पास ले जाती 
जाती है, ताकि विद्युच्चर अपने कार्यमें सफल हो । 

दशबीं सन्धिमें जम्बू और विद्युल्चर एक दूसरेको प्रभावित करनेके लिए 
अनेक आख्यान सुनाते है। जम्बू वेराग्यप्रधान एवं विषय-भोगकी निस्सारता- 
प्रतिपादक आख्यान कहते हैं और विद्युच्चर इसके विपरीत वेराग्यकी निस्सा- 
रता दिखलानेवाले विषयभोग-प्रतिपादक आख्यान । जम्बूस्वामोकी अन्तमें 
विजय होती है। वे सुधर्मास्वामीसे दीक्षा लेते है और उनको सभी पत्नियाँ 
भी आयिका हो जाती हैं। जम्बूस्वामी केवलज्ञान प्राप्तकर अन्तमें निर्वाण- 
पद छाभ करते हैं । 

विद्युच्चर भी दशविध धमंका पाछन करता हुआ तपस्या द्वारा सर्वार्थसिद्धि 
लाभ करता है । जम्बूचरिउके पढ़नेसे मंगल-लाभका संकेत करते हुए कृति 
समाप्त होती है। 


ब्राचार्यतुल्प काव्यकार एवं लेखक : १२९ 


इस ग्रन्धमें जम्बूस्वामीके पूर्वजन्मोंका भी वर्णन आया है। पूर्व॑जन्मोंमें वह्‌ 
शिवकुमार और भवदेव था और उसका बड़ा भाई सागरचन्द और भवदत्त | 
भवदेवके जीवनमें स्वाभाविकता है। भवदत्तके कारण ही भवदेवके जीवनमें 
उत्तार-चढ़ाव और अन्‍न्तईन्द्र उपस्थित होते हैं । जम्बूस्वामीकी पत्नियोंके पूर्व॑ 
जन्म-प्रसंग कथा-प्रवाहमे योग नही देते। अत्त: वे अनावध्यक जेसे प्रतोत 


होते हैं । 


जम्बस्वामीके चरित्रको कवि जिस दिशाकी ओर मोड़ना चाहता है उसी 
ओर वह मुड़ता गया | कविने नायकके जीवनमें किसी भी प्रकारकी अस्वा- 


भाविकता चित्रित नहीं की है। राग और वराग्यके मध्य जम्बूस्वाभीका जीवन 
विकसित होता है । 


जम्बूसामिचरिउ' में शास्त्रीय महाकाव्यके सभी लक्षण घटित्त होते हैं। 
सुगठित इतिवृत्तके साथ देश, नगर, ग्राम, शेल, अटवी, उपवन, उद्यान, सरित्ता 
ऋतु, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदिका सुन्दर चित्रण आया है। रसभाव-योजनाकी 
दृश्सि यह एक प्रेमाख्यानक महाकाव्य है । इस महाकाव्यका आरंभ अश्वघोष 
कृत 'सौन्दरनन्द' महाकाव्यके समान बड़े भाईके द्वारा छोटे भाई भवदेवके 
अनिच्छापृर्वंक दीक्षित कर लिये जानेसे प्रियावियोगजन्य विप्रलूम्भ श्ृगारसे 
होता है। भवदेवके प्रेमकी प्रकषंता और महत्ता इसमें है कि वह जेनसंघके 
कठोर अनुणासनमें दिगम्बर मुनिके वेशमें बड़े भाईकी देखरेखमें रहते हुए भी 
तथा जेन मुनिके अतिकठोर आचारका पालन करते हुए भी १२ वर्षोंका दीघ॑ 
काल अपनी पत्नी नागवसुके रूप-चिन्तनमें व्यतीत कर देता है। और अपनी 
प्रियाका निशिदिन ध्यान करता रहता है। १२ वर्ष पद्चात्‌ वह अपने गाँव 
लौटता है और प्रिया द्वारा ही उद्बोधन प्राप्त करता है। इस प्रकार काव्यकी 
कथावस्तु विप्रलुभ शंगारसे आरंभ होकर शान्त रसमें समाविष्ट होती है । 
वीर (४२१), रोद (५३,५१३), भयानक (१०९), वीभत्स (१०२६), करुण 
(२७९५, १११७), अद्भुत (२।३, ५२) एवं वात्सल्य (७१३, ६७) मे रसका 
परिणाम आया है। 


अलंकारोंमें उपमा १६, मालोपमा ५।८, मालोत्प्रेक्षा ८१०, फलोत्ोोक्षा 
४।१४, रूपकमाला ३।७, मिदर्शंना १३, दुष्टान्त १२, वक्रोक्ति ४१८, विभावना 
४८, विरोधाभास ९॥१२, व्यतिरेक ४१७, सन्देह ४।१९, भ्रान्तिमान्‌ ५२, 
और अतिशयोक्ति ११७ अलंकार पाये जाते हैं । 


१३० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आबचायं-परम्परा 


उन्दोंमें करिमकरभुजा (9१०), दीपक (४।२२), पारणक (१२), पढड़िया 
(१८), अलिल्लह (१६), सिहावलोक (६॥६), त्रोटनक (४७), पादाकुलक 
(१।१), उवंशी (३।४), सारीय (५१४), स्नरग्विणी (१९, ४॥१६), मदनावतार 
(६।१०), त्रिपदी शखनारी (४५), सामानिका (०।॥१७), भुजंगप्रयात (४२१), 
दिनमणि (७५), गाथा (९१), उद्गाथा (७१), दोहा (४॥१४), रत्नमालिका 
(२१५) मणिशेखर (५८) मालागाहो (७।४), दण्डक (४८) का प्रयोग कविने 
किया है। इस प्रकार महाकाव्यके सभी तत्त्व जंबुसामिचरिउमे पाये जाते है । 


श्रीचन्द 


श्रीचन्‍न्दका नाम 'दंसणकहरयणकरंडु'में पंडित श्रीचन्द्र भी आया है। 
कविने अपना परिचय 'दंसणकहरयणकरंडु'के अन्तकी प्रशस्तिमे अंकित्त किया 
है । कविने लिखा है-- 
देशोगणपहाणु गुणमणहुरु, अवइण्णउं णावइ सईं गणहरु। 
८ हर २९ 2 
भव्वमणो-गणलिणाण-दिणेसरु, सिरिकित्ति त्ति सुवित्ति मुणीसरु ॥ 
तासु सोसु पडियचूडामणि, सिरिगंगेयपमुह पउरावणि। 
2९ >९ >९ ८ 
धम्मुव रिसिरूवें जसरूवउ, सिरिसुयकित्तिणामु संभूयउ । 
८ हर २५ >< 
सिरि चदुज्जलजसु संजायठ, णामे सहसकित्ति विक्वायउ । 
)८ भर > )< 
सिरिचंदु णामु सोहण मुणीसु, संजायउ पंडिउ पढम सीसु । 
तेणेठड अणेयच्छरियधामु,_ दंसणकहरयणकरंडुणामु । 
२९ है २९ ९ 
कण्णणरिदहो रज्जेसहो सिरिसिरिमालपुरम्मि। 
बुहसिरिचंदें एड कउ णंदउ कब्वु जयम्मि ॥ 
इस प्रशस्तिसे तथा कथाकोशकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि श्रीचन्द्रके 
पूव॑ तीन विशेषण प्राप्त होते हैं-कवि, मुनि और पंडित । श्रीचन्द मुनि थे 
और भ्रन्थ-रचना करनेसे वे कवि और पंडितकी उपाधिसे अलंकृत थे | श्रीचन्द- 
ने प्रशस्तियोंमें अपनी गरुपरम्परा निम्न प्रकार अंकित की है-- 


क्ाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १३१ 


देशीगण, कुन्दकुन्दान्वय 
/ 
रा 
श्रुतकी्ति 
सहस्रकीति 


सहस्रकी तिके पाँच शिष्य थे--देवचन्द्र, वासवमुनि, उदयकीति, शुभचन्द्र 
और वीरचन्द्र। इन पाँचों शिष्योंमेंसे वीरचन्द्र अन्तिम शिष्य थे। इन्हीं 
वीरचन्द्रके शिष्य श्रीचन्द्र हैं | 

श्रीचन्द्रने कथाकोशकी रचनाके प्रेरकोंका वंशपरिचय विस्तारपृवंक दिया 
है । बताया है कि सौराष्ट्र देशके अणहिल्लपुर (पाटण) नामक नगरमें प्राग्वाट- 
वंशीय सज्जन नामके एक व्यक्ति हुए, जो मूलराल नरेशके धमेस्थानके गोष्ठी- 
कार अर्थात्‌ धामिक कथावार्त्ता सुनानेवाले थे । इनके पुत्र कृष्ण हुए, जिनकी 
भगिनीका नाम जयन्ती ओर पत्नीका नाम राणू था। उनके त्तीन पुत्र हुए-- 
बीजा, साहनपाल और साढदेव तथा चार कन्याएँ--श्री, श्यृंगारदेवी, सुन्द्‌ और 
सोखू । इनमें सुन्दू या सुन्दुका विशेषरूपसे जेनधर्मके उद्धार और प्रचारमें रुचि 
रखती थी | कृष्णकी इस सन्‍्तानने अपने कमंक्षयसे हेतु कथाकोशकी व्याख्या 
कराई । भागे इसी प्रशस्तिमें बताया गया है कि कर्त्ताने भव्योंकी प्रार्थनासे 
पूर्व आचायेकी कृतिको अवगत कर इस सुन्दर कथाकोशकी रचना की । 

इस कथनसे यह अनुमान होता है कि इस विषयपर पूर्वाचायंकी कोई 
रचना श्रीचन्द्रमुनिके सम्मुख थोी। प्रथम उन्होंने उसी रचनाका व्याख्यान 
श्रावकोंको सुनाया होगा, जो उन्हें बहुत रोचक प्रतोत हुआ । इसीसे उन्होंने 
उनसे प्राथंना की कि आप स्वतन्त्रूपसे कथाकोशकी रचना कीजिये । फल- 
स्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थका प्रणयन किया गया 'है। प्रशस्तिमें ग्रंथका रके व्याख्यातृत्व 
ओर कवित्व आदि गुणोंका विशेषरूपसे निर्देश किया गया है। अत्तएव यह 
स्पष्ट है कि सौराष्ट्र देशके अणहिल्लपुरमे कृष्ण श्रावक और उनके परिवारकी 
प्रेरणासे कथाकोश ग्रन्थकी रचना हुई है । 

दंसगकहरयणकरंडु” ग्रंथकों सल्धियोंके पुष्पिकाबाक्योंमें 'प० श्रीचन्द्र 
कृत' निर्देश मिलता है। यह निर्देश सोलहवी सन्धि तक ही पाया जाता है। 


११२ : तोथथंकर महावीर ओर उनकी आाचार्य-परम्परा 


१७वीं से २१वीं सन्धि तककी पुष्पिकाओंमें 'इय सिरिचन्दमुणीन्दकए'-- 
(इति श्रीचन्द्रमुनिकृत) उल्लेख मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
“दंसणकहरयणकरंडु' की १६वीं सन्धिकी रचना तक श्रीचन्द्र श्रावक थे, पर 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने मुनि-दीक्षा ग्रहण को होगी। अतएव उन्होंने 'दंसगकह- 
रयणकरंडु' की अवशिष्ट सन्धियाँ और कथाकोशकी रचना मुनि अवस्थामें 
को है। 

श्रीचन्द्रका व्यक्तित्व श्रावक और श्रमण दोनोका समन्वित रूप है। 
कवित्वके साथ उनकी व्याख्यानशेली भी मनोहर थी। श्रीचन्द्र राजाश्रयमें 
भी थे | श्रीमालपुर ओर अणहिल्लपुरके साथ उनका निकटका सम्बन्ध था | 
रचनासे यह भी ज्ञात होता है कि श्रीचन्द्र मनुष्यजन्मको दुलंभ समझ दिगम्बर 
दीक्षामें प्रवृत्त हुए थे। मनुष्यजन्मकी दुलंभताके लिए उन्होंने पाशक, धान्य 
चूत, रत्नकथा, स्वप्न, चन्द्रकवेध, कूमंकथा, युग्म ओर परमाणुकी दुष्टान्त- 
कथाएँ उपस्थित को हैं, जिससे उनका अध्यात्मप्रेमप्रकट होता है। कविके 
आख्यानको इस शेलोसे यह भी ध्वनित होता है कि वे संसारमे धमं पुरुषाथंको 
महत्त्व देते थे । 


स्थितिकाल 


कवि श्रीचन्द्रने 'दंसअगकहरयणकरंडु'की प्रशस्तिमें उसके रचनाकालका 
निर्देश किया है। बताया है-- 
एयारह-तेवीसा वाससया विक्कमस्स णरवइणों। 
जइया गया हु तइ्या समाणियं सुदरं कब्वं ॥१॥ 
कण्ण-णरिदहो रज्जेसहो सिरिसिरिमालपुरम्मि | 
बुह-सिरिचंदें एड किउ णंदउठ कंव्वु जयम्मि ॥२॥ 
अर्थात्‌ वि० सं० ११२३ व्यतीत होनेपर कर्णनरेन्द्रके राज्यमे श्रीमालपुरमे 
विद्वान्‌ श्रीचन्द्रने इस 'दंसणकहरयणकरंडु” काव्यकी रचना की | यह कर्ण 
सोलंकीनरेश भीमदेव प्रथमके उत्तराधिकारी थे ओर इन्होंने सन्‌ १०१४से ई० 
सन्‌ १०९४ तक राज्य किया है। अतएव कविने ई० सन्‌ १०६६में उक्त ग्रंथकी 
रचना की है, जो कर्णके राज्यकालमें सम्पन्न हुई है। 
श्रीमाल अपरनाम भीनमाल दक्षिण मारवाड़की राजधानी थी । सोलंकी- 
नरेश भोमदेवने सन्‌ १०६० ई० में वहाँके परमारवंशी राजा क्रष्णराजको 
पराजितकर बंदीगृहमें डाछ दिया और मीनमालपर अधिकार कर लिया। 
उनका यह अधिकार उनके उत्तराधिकारी कर्णतक स्थिर रहा प्रतीत होता है। 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १३३ 


दंसरणकहरयणकरंडु'को १६वीं सन्धि तक “पंडित” विशेषण उपलब्ध होता 
है ओर इसके पदचात्‌ “मुनि” विशेषण प्राप्त होने लगता है। कथाकोशकी रचना 
'दर्शनकथा रत्नकरण्ड'के पश्चात्‌ हुई होगी। श्री डॉ० हीरालालजीने इस ग्रथ- 
का रचनाकाल ई० सन्‌ १०७०के रूगभग माना है ।* 
कथाकोषकी प्रशस्तिसे यह स्पष्ट है कि महाश्रावक क्ृष्णके परिवारकी 
प्रेरणासे यह ग्रथ लिखा है। इनके पिता सज्जन मूलराजनरेशके धममस्थानके 
गोष्ठीकार थे | ये मूछराज वही हैं, जिन्होंने गुजरातमें वनराज द्वारा स्थापित 
चाचड़ावंशको च्युतकर ई० सन्‌ ९४१में सोलंकी (चालुबय) वंशकी स्थापना की 
थी | प्रशस्तिमें यह भी बताया गया है कि ग्रव्थका रके परदादागुरु श्रुतकीत्तिके 
चरणोंकी पूजा गागेय, भोजदेव आदि बडे-बड़े राजाओंने की थी | डॉ० ही रा- 
लालजोका अनुमान है कि गागेय निए्चयतः डाहल (जबलपुरके आस-पासका 
प्रदेश) के वे हो कलचुरी नरेश गांगेयदेव होना चाहिए, जो कोक्कलके पदचात्‌ 
सन्‌ १०१९के लगभग सिंहासनारूढ़ होकर सन्‌ १०३८ तक राज्य करते रहे । 
भोजदेव धाराके वे ही परमारवंशी राजा हैं, जिन्होंने ई० सन्‌ १००० से १०५५ 
तक मालवापर राज्य किया तथा जिनका गुजरातके सोलकी राजाओंसे अनेक- 
बार संघर्ष हुआ | अत्तएव श्रीचन्द्रका समय ई० सन्‌की ११वीं शती होना चाहिए। 
रचनाएँ 
श्रीचन्द्र मुनिकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं--“दंसणकहरयणक रंडु' और 
“कहाकीसु'। 
वंसणरकहरयणक रंडु 
प्रथम ग्रन्थमें २१ सन्धियाँ है। प्रथम सन्धिमें देव, गुरु और धर्म तथा गुण- 
दोषोंका वर्णन है। इसमें ३९ कड़वक हैं । उत्तमक्षमादि दश घमं, २२ परीषह, 
पवाचार, १२ तप आदिका कथन किया है। पंचास्तिकाय और षड़द्रव्यका 
वर्णन भी इसी सन्धिमे आया है। समस्त कर्मोके भेद-प्रभेदका कथन भी प्राप्त 
होता है । कविने नामकमको ४२ प्रकृतियोंका निर्देश करते हुए लिखा है-- 
णारय-त्तिरिय-णराण, तह देवाउ चउत्थउ | 
णामहो णामहं भेउ, सुणु एवहिं बायालीसउ ॥३६॥ 
गई जाइ णामु तणु अंगु-बंगु, णिम्माणय बंधण पाम अंगु। 
सधायणामु संठाणणामु, संहणणणामु भासद अकामु॥ 
रस फास गंघु अणुपुव्विणामु, वण्णागुरुलहु उवधायणामु। 
परधायात्तप उज्जोवणामु, उस्सास विहायगई सणामु ॥ 


१. कहाकोसु' प्राकृत-प्रन्थ-परिषद, अहमदाबाद, सन्‌ १९६९, प्रस्तावना, पृ० ५ । 


१३४ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


साहारण पत्तेयंगणांमु, तस थावर सुहुमासुहुमणामु ॥ 
सोहरगणामु दोहग्गणामु, सुस्सर-दुस्सर सुह-असुहणामु ॥। 
पज्जत्त इयर धिर अधिर णामु, आदेउ तहाउणादेउणामु ॥ 
जसकित्ति अजसकित्तीण णामु, तित्ययरणामु सिवसोक्खधामु । 
इय पिडापिडा पयडि जणिय, चालीसदु जाहिय भेय भणिय | 
णामक्ख होंति तेणवइ मेय, विवरिज्जाह जद जाणहि विणेय | 
द्वितीय सन्धिमे सुभोम चक्रवर्तीकी उत्पत्ति और परशुरामकें मरणका 
वर्णन किया गया है | तृतीय सन्धिसे पद्यरथ राजाका उपसगगं-सहन, आकाश- 
गमन, विद्यासाधन और अजनचोरका निर्वाण-गमन वर्णित है। चतुर्थ सन्धि- 
मे अनन्तमत्तीकी कथा आयी है। पंचम सन्धिमे निविचिकित्सागुणका वर्णन 
आया है। षष्ठ सन्धिमें अमृढ्दुष्टिगूणका वर्णन है। सप्तम सन्धिमें उपगूहन 
और स्थितिकरणके कथानक आये हैं। अष्टम सन्धिमे वात्सल्य-गुणकी कथा 
वर्णित है। नवम सन्धिमे प्रभावना अंगकी कथा आयी है । दश्स सन्धिमे 
कौमुदी-यात्राका वर्णन है। ग्यारह॒वी सन्धिमे उदितोदय सहित्त उपदेशदान 
वर्णित है । बारह॒वी सन्धिमें परिवारसहित उदितोदयका तपश्चरण-ग्रहण 
आया है। १३वीं सन्धिमे बेतालकथानक वाणित है। १४वीं सन्धिमे माला- 
कथानक आया है। १५वीं सन्धिमें सोमश्रीकी कथा वरणित है। १६वीं सन्धिमें 
काशीदेश, वाराणसी नगरीके वर्णनके पश्चात्‌ भक्ति और नियमोंका वर्णन है। 
१७वी सन्धिमें अनस्तमित अर्थात्‌ रात्रिभोजनत्यागब्रत्की कथा वर्णित है। 
१८वी सन्धिमें दया-धमंके फलको प्राप्त करने वालोंकी कथा वर्णित है। १९वी 
सन्धिमें नरकगतिके दुःखोंका बणंन किया गया है । २०वीं सन्धिमें बिना जाने 
हुए फल-भक्षणके त्यागकी कथा वर्णित है। २१वीं सन्धिमें उदितोदय राजाओं- 
को परिबव्रज्या और उनका स्वगंगमन आया है। इस प्रकार इस ग्रन्थमें सम्य- 
ग्दशंनके आठ अंग, ब्रतनियम, रात्रिभोजनत्याग आदिके कथानक वर्णित हैं । 
कथाओं के द्वारा कविने धमं-तत्त्वको हृदयंगम करानेका प्रयास किया है। 


कथाकोश--इस ग्रन्थमें ५२ सन्धियां हैँ और प्रत्येक सन्धिमे कम-से-कम 
एक कथा अवश्य आयी है। ये सभी कथाएं धामिक और उपदेशप्रद है। 
कथाओंका उह्ं श्य मनुष्यके हृदयमें निर्वेदभाव जागृत कर वैराग्यकी ओर 
अग्नसर करना है। कथाकोषमें आई हुई कथाएँ तीर्थंकर महावीरके कालसे 
गुरुपरम्परा द्वारा निरस्तर चलतो आ रहो है। प्रथम सन्धिमें पात्रदान द्वारा 
धनकी साथंकता प्रतिपादित कर स्वाध्यायसे लाभ ओर उसकी आवश्यकत्तापर 
जोर दिया है। इस सन्धिके अन्तमें सोमशर्मा ज्ञानसम्पादनसे निराश हो 


आधचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १३५ 


समाधिमरण ग्रहण करता है तथा पाँच दिनोंके समांधमरण द्वारा स्वगेमे अवधि- 
ज्ञानी देव होता है । द्वितीय सन्धिमें सम्यक्त्थके अतिचार ओर दंकादि दोषोके उदा- 
हरण आये हैं। इन उदाहरणोंको स्पष्ट करनेके लिए आख्यानोंकी योजना 
की गई है । तृततीय सन्धिमे उपगूहन आदि सम्यक्त्वके चार गुण बतलाये 
हैं ओर उपगृहनका दुष्टान्त स्पष्ट करनेके लिए पुष्पपुरके राजकुमार विशाखकी 
कथा आई है। प्रसगवश इस कथामें विष्णुकुमारमुनि ओर राजा बलिका 
आख्यात भी वर्णित है। चतुथ सन्धिमें प्रभावनाविषयक वज्ञकुमारकी कथा 
अकित है। पचम सन्धिमें श्रद्धानका फल प्रतिपादित करनेके लिए हस्तिनापुर 
के राजा धनपाल और सेठ जिनदासकी कथा आयी है। छठो सन्धिमे श्रुत- 
विनयका आख्यान, गुरुनिन्हवकथा, व्यजनहीनकथा, अर्थहीनकथा, संप्तम 
सन्धिमे नागदत्तमुनिकथा, श्रमित्रकथा, वासुदेवकथा, कल्हासमित्रकथा 
और हंसकथा, अष्टम सन्धिमे हरिषेणचक्रीकथा, नवम सन्धिमे विष्णप्रद्युम्न 
कथा और मनुष्यजन्मकी दुलंभता सिद्ध करनेवाले दुष्टान्त, दशम सन्धिमें 
संघश्रीकथा, एकादश सन्धिमें द्रव्यदत्तका आख्यान, जिनदत्त-वसुदत्तका 
आख्यान, लकुचकुमारका आख्यान, पद्मरथका आख्यान, ब्रह्मदत्तचक्रवर्त्ती- 
आख्यान, जिनदास-आख्यान, रूद्रदत्त-आशख्यान, द्वादश सन्धिमे श्रेणिकचरित, 
त्रयोदश सन्धिमे श्रेणिकका महावीरके समवशरणमें जाना और वहाँ घर्मोपदेश- 
का श्रवण करना, पन्द्रहही और सोलह॒वी सन्धियोमें विविध प्रश्न और 
आश्यानोंका वर्णन है। सत्रहवीं और अठाहरवी सन्धिमें करकडुका चरित 
वर्णित है। १९५ वी और २० वी सन्धिमें रोहिणीचरित वर्णित है। २१ वी 
सन्धिमे भक्ति और पुजाफल सम्बन्धी आख्यान निबद्ध है। २२वी सन्धिमे नमो- 
कारमन्त्रकी अराधनाके फलको बत्तलानेवाले सुदर्शन आदिके आख्यान अकित्त 
है। २३ वी, २४ वी और २५ वीं सन्धियोप्ते ज्ञानोषयोगके फलसम्बन्धी कथानक 
अकित्त हैं। २६ वीं और २७ वीं सन्धिमे दान और धमंसम्बन्धी कथानक आये 
हैं। २८ वीसे लेकर ३४ वीं सन्धि तक पंच पाप और विकारसम्बन्धी तथ्यो- 
के विश्लेषणके लिए कथानक अंकित किये गये हैं। ३५ थी सन्धिमे प्रशंसनीय 
महिलाओंके आख्यान, ३६ वीं सन्धिमें श्रावकधर्ं और पंचाक्षरमन्त्रके उप- 
देशसम्बन्धी आख्यान गुम्फित हैं। ३७ वीं सन्धिमें शकटमुनि और पाराशरकी 
कथा, ३८ वी सन्धिमे सात्यकोरूद्रकथा, ३९ थी सन्धिमें राजमुनि कथा, 
४० वी सन्धिमे अर्थंकी अनर्थभूकता सूचक आख्यान वर्णित हैं। ४१ वी 
सन्धिमे धनके निमित्तसे दुःख प्राप्त करनेवाले ध्यक्तियोंके आख्यान वर्णित हैं । 
४२वीं सन्धिमे निदानसे सम्बन्धित कथाएँ भायी हैं। ४२वीं सन्धिमें तीनों 
शल्योसे सम्बन्धित कथानक, ४४ बीं सन्धिमें स्परशंत-इन्द्रियके अधीन रहनेवाले 


१३६ : तोथंकर महावीर और उनको आधार्य-परम्परा 


तथा चारों कषायोंका सेवन करनेवाले व्यक्तियोंके कथानक आये हैं; ४५ वीं, 
४६ वी, ४७ वीं, ४८ वीं, ४९ वीं और ५० वीं सन्धियोंमें परीषहोंपर विजय करने 
वाले शोलसेन्द्र, सुकुमाल, सुकोशल, राजकुमार, सनत्कुमा रचक्रवर्त्ती, भद्रबाहु, 
धमंधोषमुनि, वृषभसेनमुनि अग्निपुत्र, अभयघोष, विद्युच्चरमुनि, चिला- 
त्पुत्, धन्यकुमार, चाणक्यमुनि और ऋषभसेनमुनिको कथाएँ वर्णित हैं । 
५१ वीं सन्धिमें प्रत्याव्यानके अखण्ड पालनपर श्रीपालकथा, प्रायश्चित्तपर 
राजपुत्रकथा, आहारगृद्धिपर शालिसिक्थकथा, भोजनकी छोलुपतापर सुभोम 
चक्रवत्तीकथा और संसारकी अनिष्टतापर धनदेवकथा आई है। ५२ वीं सन्धि 
में कर्मफलकी प्रबलतापर सुभोगनपकथा, ब्रत्तभंगपर धर्मेसिहमुनिकथा, 
ऋषभसेनमुनिकथा ओर आत्मघात द्वारा संघरक्षापर जयसेननृपकथा आई 
है। ५३ वी सन्धिमि समाधिमरणपर शकटालमुनिको कथा अंकित है। इस 
कथाग्रंथमें नगर, देश, ग्राम आदिके वर्णनके साथ यथास्थान अलकारोंका भी 
प्रयोग किया गया है । 


श्रीधर प्रथम 


अपभ्र श-साहित्यमें श्रीधर और विवुध श्रीधर नामके कई विद्वानोंका 
परिचय प्राप्त होता है। श्री पं*० परमानन्दजी शास्त्रीने संस्कृत और अपभ्रंशके 
सात कवियोंका परिचय दिया है।" श्रीघरके पूर्व “विवुध/ विशेषण भी 
प्राप्त होता है। श्री हरिवंश कोछड़ने 'पासणाहचरिउ', 'सुकुमालचरिउ' और 
'भविसयत्तचरि3उ' ग्रन्थोंका रचयिता इन्ही श्रीधरको माना है। पर" पं० 
परमानन्दजी 'पासणाहचरिउ'के रचयिता श्रीधरको 'भवियसयत्तचरिउ' और 
सुकुमालचरिउके रचयिताओंसे भिन्न मानते हैं। श्री डॉ० देवेन्द्रकुमा रशास्त्रीने 
भो भविसयत्तचरिउके रचयिता श्रोधर या विवुध श्रीधरको उक्त भ्रन्थोंके 
रचयिताओंसे भिन्न बतलाया है । बस्तुतः 'पासणाह॒चरिउ'का रचयिता श्रोधर, 
भविसयत्तचरिउके रचयितासे तो भिन्‍न है ही, पर वह सुकुमालचरिउके 
रचयितासे भी भिन्‍न है। इन तीनों ग्रतन्थोंके रचयिता तीन श्रीधर हैं, एक 
श्रीधर नहीं । 


'पासणाहचरिउ' के अन्तमे जो प्रशस्ति अंकित्त है उससे कविके जीवनवृत्तपर 
निम्न लिखित प्रकाश पड़ता है-- 





२. अपभ्रंश-साहित्य, भारती-साहित्य-मन्दिर, दिल्‍ली, पु० २१० । 


आजायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १२७ 


“सिरिअयरवालकुल-संभवेण, जणणी-विल्हा-गग्भु(व्म) वेण 
अणवरय-विणय-पणयारुहेण, कइणा बुहगोल्हत्तणुरुहेण । 
पयडियततिहुअणवइगुणभरेण, मणिणयसुहिसुअणेंसिरिहरेण ” । 
“-पासणाहचरिउ, प्रशस्ति 
कवि अग्रवाल कुलमे उत्पन्न हुआ था | इसकी माताका नाम वील्हादेवी 
और पिताका नाम बुधगोल्ह था। कविने इससे अधिक अपना परिचय नहीं 
दिया है। कविका एक पासणाहचरिउ' ही उपलब्ध है। पर ग्रन्थके प्रारंभिक 
भागसे उनके द्वारा चन्द्रप्रभचरितके रचे जानेका भो उल्लेख श्राप्त होता है। 
पंक्तियाँ निम्न प्रकार है-- 
“विरएवि चदप्पहचरिउ चारु, विर-चरिय-कम्मदुक्खावहारु | 
विहरत॑ कोऊहलवसेण, परिहच्छिय वाससरिसरेण ।” 
'पासणाहचरिउ'में कविने इस ग्रंथके रचे जानेका कारण भी बतलाया है। 
कवि दिल्लीके पास हरियाणामें निवास करता था। उसे इस ग्रथके रचनेकी 
प्रेरणा साह नट्ूलके परिवारसे प्राप्त हुई। साहू नट्ूल दिल्ली (योगिनीपुर)के 
निवासी थे। उस समय दिल्लीमे तोमरवशीय अनगपाल तृतीयका शासन 
विद्यमान था | यह अनंगपाल अपने पूर्वज दो अनगपालोसे भिन्‍त था और यह 
बड़ा प्रतापी एव वीर था | इसने हम्मीर वीरकी सहायता की थी । प्रशस्तिमें 
लिखा है-- 


जहि असिवर तोडिय रिउ कवालु, णरणाहु पसिद्ध अणंगुवालु 
णिरुदल वड्ढियहम्मीर बोर, वंदियण विद॑ पवियण्ण चीरु । 
दुज्जण-हिय-यावरणिदलणसीरु, दृण्णयणीरय-णिरसण-समीर। 
बालभर-कंपाविय-णायराउ, भामिणि-यण-मण-संजणिय-राउ | 
दिल्लीकी शासन-व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित थी और सभी जातियींके 
लोग वहाँ सुखपूर्वंक निवास करते थे। नट्टूल साहू धर्मात्मा और साहित्य-प्रेमी 
ही नहीं थे; अपितु उच्चकोटिके कुशल-व्यापारी भी थे। उस समय उनका 
व्यापार अंग, वग, कलिंग, कर्णाटक, नेपाल, भोट्ट, पांचाल, चेदि, गोड़, ढक्क 
केरल, मरह॒ट्ट, भादानक, मगध, गुजर, सोरठ आदि देशोंमे चल रहा था। 
कविको इन्हीं नट्टल साहुने पासणाहुचरिउ के लिखनेकी प्रेरणा दी थी । 


नट्टल साहुके पिताका नाम अल्हण साहू था और इनका वंश अग्रवाल 
था। नट्टलू साहूकी मात्ता बड़ी ही धर्मात्मा और शीलगुण सम्पन्त थी। 
नट्टल साहूके दो ज्येष्ठ भाई थे--राघव और सोढल। सोढल विद्वानोंको 


१३८ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


आनन्ददार्यक, गुरुभक्त ओर अहेन्तके चरणोंका भ्रमंर था । नट्टल साहू भी 
बड़ा ही धर्मात्मा और लोकप्रिय था। उसे कुलरूपी कमछोंका आकर, पाप- 
रूपी पांशुका नाशक, बन्दीजनोंको दान देनेवाला, तीर्थंकर मूत्तियोंका प्रति- 
प्टापक, परदोषोंके प्रकाशनसे विरक्त और रत्नत्रयधारो था। साहित्यिक 
अभिरुचिके साथ सांस्कृतिक अभिरुचि भी उसमें विद्यमान थी। उसने दिल्लीमें 
एक विद्याल जेन-मन्दिर निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा भी की थी | पांचवी 
सन्धिके पश्चात्‌ पासणाहचरिउमें एक संस्कृत्त-पद्य आया है, जिससे उपयुंक्त 
तथ्य निस्सुत होता है-- 
“येन्ाराध्य विशुद्धधी रमतिना देवाधिदेवं जिन । 
सत्पुण्यं समुपाजितं निजग॒ण: संत्तोषिता बाधवा: ॥। 
जेन चेत्यमकारि सुन्दरतरं जनीं प्रतिष्ठां तथा । 
स श्रीमान्विदित: सदेव जयतात्पुथ्वीतले नट्टल: ॥ 
अत्तएव स्पष्ट है कि कवि श्रीधर प्रथमको पासणाहचरिउके रचनेकी प्रेरणा 
नट्टल साहूसे प्राप्त हुई थी । 
कविके दिल्ली-वर्णन, यमुना-वर्णन, युद्ध-वर्णन, मन्दिर-वर्णत आदिसे 
स्पष्ट होता है कि कवि स्वाभिमानी था। वह नाना-शास्त्रोंका ज्ञाता होनेपर 
भी चरित्रको महत्त्व देता था। अलंकारोंके प्रति कविकी विशेष ममता 
है । वह साधारण वर्णनको भी अलंकृत बनाता है। भाग्य और पुरुषार्थ इन 
दोनों पर कविको अपूर्व आस्था है। उसकी दृष्टिमें कमंठ जीवन ही महत्त्व- 
पूर्ण है । 
स्थितिकाल 
पासणाहचरिउमे उसका रचनाकाल अंकित है। अतएवं कबिके स्थिति- 
कालके सम्बन्धमें विवाद नहीं है । 
विक्कमर्णारिद-सुपसिद्धकालि, ढिल्ली-पट्रण-धणकण-विसालि | 
सणवासी-एया रह-सएहि,_ परिवाडिए वरिस-परिगएहि । 
कसणट्टमीहि आगहणमासि, रविवारि समाणिउ सिसिरभासि | 
सिरिपासगाहू_ णिम्मलूचरित्तु, सयलामलरयणोह-दित्तु । 
| अर्थात्‌ वि० स० ११८९ मार्गंशीषं कृष्णा अष्टमी रविवारके दिन यह ग्रथ 
पूर्ण हुआ । 
कविकी एक अन्य रचना 'वड्ढमाणचरिउ' भी प्राप्त है। इस रचनामें भी 
कविने रचनाकालका निर्देश किया है। 'वड्ढमाणचरि3'में अंकित्त को गई 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १३९ 


वंशावली पासगाहचरिउकी वंशावलीकै समान है। कविने अपनेको बील्हाके 
गर्भेसे उत्पन्न लिखा है। बताया है-- 
वील्हा-गब्भ-समुन्भव दोहे | सब्वयर्णाह सहुँ पयडिय णेहें ।। 
एउ चिरज्जिय पाव-खयंकरु। वड्ढमाणचरिउ सुहंकरु ॥ 
वड्ढमाणचरिउका रचनाकाल कविने वि० सं० ११९० ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी 
रविवार बताया है। लिखा है-- 
एयारहसएहि परिविगर्याह | सवच्छर सएणर्वाह समेयहिं । 
जेट्र-पढम-पक्खइं पंचमिदिणे | सूरवारे गयणगणिठिइइणे ॥ 
अतएव श्रोधर प्रथम या विवुध श्रीधरका समय विक्रमकी १२वीं शती 
निश्चित है । 


रचनाएँ 


विवुध श्रीधरकी दो रचनाए' निश्चित रूपसे मानी जा सकती है--'पास- 
णाहचरिउ' और 'वडढमाणचरिउ'। ये दोनों ही रचनाएँ पोराणिक महाकाव्य 
हैं। इनमें पौराणिक काव्यके सभो तत्त्व पाये जाते हैं । 


पासणाहचरिउ 
तोर्थंकर पाश्वंनाथका चरित अपश्रंशके कवियोंको विशेष प्रिय रहा है। 

अहिंसा और ब्रह्मचयंके सन्देशको जनसामान्य त्तक पहुँचानेके लिए यह चरित्त 
बहुत ही उपादेय है। कवि श्रीधर प्रथमने अपने इस चरितकाव्यमें २३वें 
तीर्थंकर पाश्बेनाथका जीवनवृत्त गुम्फित किया है। कथावस्तु १२ सन्धियोंमें 
विभकत है और इस ग्रंथका प्रमाण २५०० पद्म है। कविने यमुनानदीका 
चित्रण प्रियतमके पास जाती हुई विलासिनीके रूपमें किया है । 

जउणासरि सुरणय-हियय-हा र, ण वार विलासिणिए उरहार । 

डिंडीर पिंड उप्परिय णिल्‍्ल, कोलिर रहंग धोव्वड थणिण्ण | 

सेवाल-जाल-रोमावलिल्ल, बुहयण-मण-परिरंजणच्छइल्ल । 

भमरावलिवेणीवलयलच्छि, पप्फुल्ल-पोमदलदीह॒अच्छि । 

पवणाहयसलिलावत्त-णाहि, विणिहयजणवयत्तणत्ताववाहि । 

वणगयगलमयजलघसिणलित्त, दरफुडियसिप्पिउडदसणदित्त । 

वियसंत-सरोरुह-पव र-वत्त, रयणायर-पव रपियाणुरत्त | 

विउला मलपुलिणणियंब जाम, उत्तिण्णी णयर्णाह दिट्ठु ताम । 

हरियाणए देसे असंख ग्रामे, गमियिणजणिग्रअगवरयकामे । 


१४० : तोर्थंकर महावीर ओर उनकी आचायं-परम्परा 


अर्थात्‌ सुर-नर-हृदयहार यमुना मानो वारविलछासितीका हृदयहार है। 
भातन्रों उसकी फेनालि उस तारीका उपरितन वस्त्र हो। क्रीड़ारत चक्रवाक 
मानों उसके स्तन हों । शेवालजाल प्रबुद्ध मनको रंजन करनेवाली रोमालि, 
भ्रमरावलि वलय-वेणी, प्रफुल्ल पद्मदल दीघे नयन, पवनावलम्बित सलिल 
आवत्तं, तनुतापनाशक नाभि, वन्यगजमद युक्त सलिलचन्दनलेप, ईषत्‌ 
व्यक्त होते हुए शुक्तिपुट सुन्दर रद एवं विकसित कमल, सुन्दर मुख हों। 
रत्नाकरप्रियके प्रति अनुरक्त सरिता थी और वारविलासिनी रत्वालंकृत अपने 
प्रियके प्रति | उसके विपुल एवं निर्मल पुलिन मानों उसके नितम्ब थे। इस 
प्रकारकी सरिता कविने देखी और पार की | नदी पार कर वह हरियाणा 
प्रदेशके डिल्ली नामक नगरमें पहुँचा । 
कवि दिल्ली पहुँचनेके साथ-साथ उसका रम्य वर्णन उपस्थित करता है। 

अलंक॒त दिल्‍ली कविकी अलकृत शेली पाकर और भी आकरषंणयु क्त बन गई 
है | गगनचुम्बी शालाएँ, विशाल रणशिविर (मंडप), सुरम्य मदिर, समद गज, 
गतिशील तुरंग, नारीपद-नूपुरध्वनि सुन नृत्यत मयूर एवं प्रशस्त हट्टमार्गं 
आदिका निर्देश कविने किया है-- 

जहिं गयणामंडललग्गु सालु, रण-मंडवपरिमंडिउ विसाल । 

गोउरसिरिकलसाहयपयंगु, जलपूरियपरिहालिगियंगु। 

जहिं जण-मण-णयणाणंदिराईं, मणियरगण मंडियमंदिराइं । 

जाहह चउदिसु सोहहि घणवणाइ, णायर-ण र-खयर-सुहावणाइ । 

जहि समय-क रडि घड घड हडति, पडिसदं दिसि-विदिसि विप्फूडंति । 

जहि पवण-गयण धाविर तुरंग, णं वारि रासि भंगुर तरंग । 

९ ९ ् 
दप्पुब्भउ भउ तोणु व कणिल्लु, सविणय सीसु व वहु गोर सिल्ल । 
पारावारु व वित्यरिय संखु, तिहुअगवइ-गुणणियरु व असखु। 


इस प्रकार कविने श्लिष्ट शेलीमें दिल्‍ली नगरकी वस्तुओंका चित्रण किया है| 
यह नगर नयनके समान तारक युक्त था, सरोवरके समान हारयुक्त और हार 
नामक जीवोंसे युक्त था, कामिनीजनके समान प्रचुर मान वाला, युद्धभूमिके 
समान नागसहित ओर न्याययुक्त, नभके सम्रान चन्द्रसहित एवं राज- 
सहित था । 


युद्धवर्णनमें कविने भावानुकूल शब्दों ओर छन्दोंकी योजना की है । इस 
प्रकार 'पासणाहचरिउ' काव्यगुणोंसे परिपृर्ण है। 


जआचार्यतुल्य काज्यकार एवं लेखक : १४१ 


वडुसाणचरिउ 
वड्ढमाणव रिउके प्रेरक साहू नेमिचन्द्र हैं। इनके अनुरोधसे कविने इस 
ग्रंथकी रचना को है। नेमिचन्द्रका परिचय ग्रंथके प्रारम्भ और अन्तमें दिया 
गया है। कविने लिखा है-- 
इक्कहि दिणि णरवरणदणेण। “सोमा-जणणी'-आणंदणेण ॥। 
जिणचरणकमलइंदिदिरेण । णिम्मलूयर-गुण-मणि-मंदिरेण ।॥ 
जायस-कुल-कमल-दिवायरेण । जिणभणियागम-विहिणायरेण ॥ 
णामेण णेमिचन्देण वृत्तु। भो 'कइ-सिरिहर' सहत्यजुत्तु। 
जिह(ण) विर्‌इउ चरिड दुहोहवारि। संसारुब्भव-संत्ताव-हारि ॥११॥ 
५ र्(्‌ ८ २९ 


जायसबंस-सरोय-दिणेसहो । अणुदिणुचित्तणिहित्त जिणेसहो ।। 
णरवर-सोमइं-तणुसंभूवहो | साह॒॒ णेमिचंदहो गणभूवहो ॥ 
वयणे विरइउ सिरिहर णामें | तियरणरक्खिय असुहर गामे॥ 
अन्तिम प्रशस्ति पद्य 
अर्थात्‌ नेमिचन्द्र वोदाउ नामक नगरके निवासी थे और जायस या जय- 
सवालकुरू-कमलदिवाकर थे | इनके पिताका नान साहु नरवर और माताका 
नाम सोमादेवी था | माता-पिता बड़े ही धर्मात्मा और साधुस्वभावके थे । 
साहुनेमिचन्द्रको धमंपत्नीका नाम 'वीवा' देवी था । इनके तीन पुत्र थे-- 
रामचन्द्र, श्रीचन्द्र और विमलचन्द्र । एक दिन साहू नेमिचन्द्रने कवि श्रीधरसे 
निवेदन किया कि जिस प्रकार चन्द्रप्रभ्चरित और शान्तिनाथचरित रचे 
गये हैं उसी तरह मेरे लिए अन्तिम तीथंकरका चरित लिखिये। कविने प्रत्येक 
सन्धिके पुष्पिकावाक्यमें 'नेमिचन्द्रनामांकित” लिखा है । इतना ही नहीं, प्रत्येक 
सन्धिके प्रारम्भमें जो संस्कृत इलोक दिया गया है उससे भी नेमिचन्द्रके गुणो- 
पर प्रकाश पड़ता है । द्वितीय सन्धिके प्रारम्भमें--- 
नंदत्वत्र पवित्रनिम्मंललसच्चारित्रभूषाघरो । 
धम्मंध्यान-विधो सदा-कृत-रतिविद्वज्जनानां प्रिय: ॥। 
प्राप्तान्त:करणेत्सिताईशखिलजगढ्वस्तु-त्रजो दुज्ज॑य- 
स्तत्त्वाथ-प्रविचा रणोद्यतमना: श्रीनेमिचन्द्रश्चिर्म ॥ 
स्पष्ट है कि नेमिचन्द्र धमंध्यानमें निपुण, सम्यग्दुष्टि, घीर, बुद्धिमान, लक्ष्मी- 
पति, न्यायवान, भवमोगोंसे विरक्त और जनकल्याणका रक थे। इस प्रकार कविने 
रचनाप्रेरकका विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया है। ग्रंथ १० सॉन्धियोमे विभकत है 


१४२ : तीथंकर महावीर और ड्रनकी क्राचार्य-परम्परा 


और इसमें अन्तिम तीर्थकरमहाबीरका जीवनवृत्त गुम्फित किया है। प्रथम सन्धि 
या परिच्छेदमें नन्दिवर्धन राजाके वेराग्यक्रा वर्णन किया है। द्वितीय सन्धिमें 
मयवइ' मृगपतिकी भवावलीका वर्णन किया गया है। तृतीय सन्धिमें बल- 
वासुकी उत्पत्तिका वर्णत किया गया है। चतुर्थ सन्धिमें सेनानिवेशका वर्णन 
है। इसी सन्धिमें कविने युद्धका भी चित्रण किया है। पंचम सन्धिमें त्रिविष्ठ- 
विजयका वर्णन है। पष्ठ सन्धिमें सिह-समाधिका चित्रण है। सप्तम सन्धिमें 
हरिष्रेणराय मुनिका स्वगं-गमन वणित है। अष्टम सन्धिमें नन्दनमुनिका प्राणत 
कल्पमें गमन वर्णित है। नवम सन्धिमें वीरनाथके चार कल्याणकोंका वर्णन है 
और दशम सन्धिमें तोर्थकर महावीरका धर्मोपदेश, निर्वाणगमन, गृणस्थाना- 
रोहण एवं गुणस्थानक्रमानुसार प्रकृतियोंके क्षषका कथन आया है। इस प्रकार 
इस चरित-प्रंथमें तीर्थंकर महावीरके पूवंभव और वत्तमान जीवनका कथन 
किया है। 


नगर, ग्राम, सरोवर, देश आदिका सकल चित्रण किया गया है। कविने 
इवेतछत्र नगरीका चित्रण बहुत ही सुन्दररूपमें किया है। यहाँ उदाहरणाथ्थ॑ 
कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं-- 


जहि जल-खाइयहि तरंग-पंति | सोहद पवणाहय गयणपंत्ति | 
णव-णलिणि-समुब्भव-पत्तगील | ण जंगम-महिहर माल लोल ॥ 
जहि. गयणंगण-गय-गोपुराइ । रमणमय-कवाडहि सुन्दराईं। 
पेखेवि नहि जंतु सुहा वि सग्गु । सिर धुणईं मउडमंडिय णहर्गु ॥ 
जहि निवसहि वणियण गय-पमाय | परदार-विरय परिमुक्क-माय | 
सदहृत्य-वियक्लवण._ दाण-सील । जिणधम्मासत्त विसुद्ध-सील ॥ 
जहि मदिरभित्ति-विलंबमाण। णीलमणिकरो हुई धावमाण | 
माऊर इंति गिह्मण-कएण | कसणो ख्यालि भकखण-रएण।॥। 
जहि फलिह-बद्ध-महियले मुहेसु। णारी-यणाइ पडि-बिबिएसु। 
अलि पड॒इ कमल-लाले सनेउ | अहवा महुवह ण॒ हवइ विवेड ॥ 
जहि फलिह-भित्ति-पडिबिबियाइं ! णियरूवद णयणहि भावियाइ | 
ससवत्ति-संक गय-रय-खमाहं | जुज्मति तियठ णिय-पिययमाहं ॥१)३े 


अर्थात्‌ श्वेतछत्र नगरीकी जल-परिखाओंमें पवनाहत होकर तरग-पंक्ति 
ऐसी शोभित होती थी, मानों गगन-पंक्ति हो हो। नवनलिनी अपने पत्तों सहित 
महीधरके समान शोभित होती था, आकाशको छूने वाले गोपुर रत्नमय मडित 
किवाड़ोंसे युक्त शोभित थे । उन गोपुरोंको देखनेपर स्वर्ग भी अच्छा नहीं छगता 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १४२ 


था । अतएव ऐसा प्रतीत होता था, मानों मुकुटमंडित आकाश अपना सिर धुन 
रहा है। वहाँके व्यापारी प्रमादरहित होकर निवास करते थे। और वे पर- 
सत्रीसे विरत और छल-कपटसे रहित थे । वे शब्दार्थमें विचक्षण, दानशील और 
जिनधमंमें आसक्त थे। वहकि मन्दिरोंपर नोलमणिकी झालरें लटक रही 
थीं। इन झालरोंको मयूर कृष्ण सप॑ समझकर भक्षण करनेके लिये दोड़ते थे । 
जहाँ स्फटिकमणिसे घटित फरशंके ऊपर स्त्रियोंके प्रतिबिम्ब पड़ते थे, जिससे भौरे 
कमल समझकर उन प्रतिबिम्बोंके ऊपर उमड़ पड़ते थे। वहाँकी नारियाँ स्फटिक 
जटित दीवालोंमें अपने प्रत्तिबिम्बोंको देखकर सपत्नीकी आशंकासे ग्रसित हो 
झगड़ा करती थी । इस नगरीमें नन्दिवर्धन नामका राजा मनुष्य, देव, दान- 
वादिको प्रसन्न करता हुआ निवास करता था। 

इसी प्रकार कविने युद्ध आदिका भी सुन्दर चित्रण किया है रस-योजनाकी 
दृष्टिसे भी यह काव्य ग्राह्म है। इसमें शान्त, श्यृंगार, वीर ओर भयानक रसोंकी 
सम्यक्‌ योजना हुई है। 

तीर्थंकर महावीरका जन्म होनेपर कल्पवासी देवगण उनका जन्माभिषेक 
सम्पन्न करनेके लिये हषसे विभोर हो जाते हैं और वे नानाप्रका रसे क्रीड़ा 
करने लगते हैं। देवोंके इस उत्साहका वर्णन निम्न प्रकार सम्पन्न किया 
गया है-- 
कप्पवासम्मि णेऊण णाणामरा | चल्लिया चारु धोलंत सब्वामरा ॥ 
भत्ति-पन्‍्भा र-भावेण पुल्लणणा | भूरिकीला-विणोएहि सोवखाणणा ॥ 
णच्चमाणा समाणा समाणा परे । गायमाणा अमाणा-अमाणा परे || 
वायमाणा विभाणाय माणा परे । वाहण्ं वाह-माणा सईय॑ परे॥ 
कोबि संकोडिऊणं नन्‍्द कीलए | कोवि गच्छेइ हंसद्ठिओ लीरूए ॥। 
देक्खिऊणं हरी कोवि आसंकए । वाहर्ण धावमाणं थिरो वंकए॥ 
कोवि देवो कराफोड़ि दावंत्ओ । कोबि वोमंगणे भत्ति धावंतओ ॥ 
कोवि केणावि तं षण आवाहिओ । कोवि देवोवि देक्खेवि आवाहिओ ॥॥९।१० 
यह रचना भाषा, भाव और शेली इन तीनों ४ ष्टियोंसे उच्चकोटिको 
है। वस्तु-वर्णनमें कविने महाकाव्य-रचयित्ताओंकी शेलीको अपनाया है । 

कविकी तीसरी रचना “चंदप्पहचरिउ' है। यह रचना अभी तक किसी भी 
ग्रंथागारमें उपलब्ध नहीं है । इसमें अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभका जीवनवृत्त अंकित 
है । 'पासणाहचरिउ' में इस रचनाका उल्लेख है। अतएवं इसका रचनाकार 
उक्त ग्रंथके रचनाकालसे कम-से-कम दो वर्ष पूर्व अवश्य है। इस प्रकार वि० 
संवत्‌ ११८७ “चंदप्पहचरिउ' का रचनाकाल सिद्ध होगा । 


१४४ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


श्रीधर द्वितीय 


श्रोघर द्वितीयको भी विबुध श्रीधर कहा गया है। इन्होंने अपभ्रंशमें 
“भविसयत्तचरिउ' की रचना चन्द्रवाड़नगरमें स्थित माथुरवंशीय नारायणके 
पुत्र सुपदूट साहू" की प्रेरणासे की है। यह काव्य नारायण साहूकी भार्या 
रूपिणीके निमित्त लिखा गया है।* 


सुपट्ट साहू नारायणके पुत्र थे । उनके ज्येष्ठ भ्राताका नाम वासुदेव था । 
कविने ग्रंथके अन्तमें सुपट्ट साहु और रूपिणीकी प्रशंसा करते हुए पूरा विवरण 
दिया है। साहुके पृव॑ज अपने समयमे प्रसिद्ध थें। उसकी सीत्ता नामक गुहिणी 
थी, जो विनय आदि निर्मल गुणोंसे भूषित थी। उनके हालनामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । उन दोलोके जगदविख्यात देवचन्द नामका पुत्र हुआ | वह माथुरकुल- 
का भूषण और गुणरत्नोंकी खान था। जेनधर्ममे उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। 
लक्ष्मीके समान उसकी माढ़ो नामको धमंपत्नी थी। उसके गर्भसे काअ्चनवर्ण 
साधारणनामके पुत्रने जन्म लिया। उसके दा पूत्र हुए। दूसरेका नाम 
नारायण था । इसी नारायणकी भार्या 'रूपिणी' थी, जिसने इस ग्रन्थको लिख- 
वाया | नारायणके पाँच पुत्र हुए | सभी गुणवान और श्रद्धालु थे। 


ग्रन्थके रचयिता श्रीधर द्वितीय मुनि थे। उनका व्यक्तित्व रत्नत्रयस्वरूप 


था। अपने प्रेरक सुपट्ट साहुकी अनन्य भक्ति, दान, पूजा, व्रत, आदि धामिक 
अनुष्ठानोकी कविने प्रशंसा की है । 


स्थितिकाल 


कविने 'भविसयत्तचरिउ' के रचनाकालका निर्देश किया है-- 
णरणाह॒विक्कमाइच्चकाले, पवहत्तए सुहयारए विसाले। 
वारहसय-वरिसहि परिगएहि फागुण-मासम्मि बलक्खपब्खे, 
दसमिहि-दिणे तिमिरुककर विवक्सखे । 
रविवार समाणिउ एउ सत्यु, जिइ मईं परियाणिउ सुप्पसत्थु । 
भासिउ भविस्सयत्तहो चरित्तु, पंचम उववासहो फलु पवित्तु। 


१. सिरिचन्दवारणयरद्विएण, जिणघम्मकरणउक्कंठिएण । 
भाहुरकुलछगयणतमोहरेण, विबुह-यण-सुखयामणघणहरेण । 
मइवरसुपट्टणामालएण विणएण भणिछं जोडेबि पाणि ।--भविष्यदत्तचरित्त, १,२ ) 
२. 'इय सिरिभविसयत्तचरिए विबुहसिरिसुकदइसिरिहर-विरइए साहुणरायण-भज्जा-रुप्पि- 
णिणामांकिए' | “वही । 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : १९४५ 
१० 


अर्थात्‌ वि० सं० १२०० फाल्गुण शक्‍ला दशमी, रविवारके दिन यह ग्रंथ 
पूर्ण हुआ। इस रचनाकालके निर्देशसे यह स्पष्ट है कि इन विबुध श्रीधरका 
समय वि० की १३वीं शती है | आमभेर-शास्त्रभण्डा रको प्रतिम उक्त रचना- 
कालका उल्लेख हुआ है। पुष्पिकावाक्यमें कविने स्वनामके साथ अपने प्रेरक- 
का नाम भी अकित किया है-- 

“इय सिरि-भविसयत्त-चरिए० विवुह-सिरिसुकइसिरिहर-विरइए साहु- 
णारायण-भज्जा-रुप्पिणि-णामांकिए भविसयत्त-उप्पत्ति-वण्णणा णाम पढमो परि- 
च्छेओ समत्तो।॥ सन्धि १" 

कवि विवृध श्रीधरने 'भविसयत्तचरिउ'की रचना कर कथा-साहित्यके 
विकासको एक नई मोड दी है । इस ग्रथका प्रमाण १५३० इलोक़ हे | 

कथावस्तु--तोर्थकरोंकी वन्दनाके पश्चात्‌ कविने क्थ'का आरभ किया है। 
कुरुजागल देञमें हस्तिनापुर नामका नगर है, उस नगरम भूषालनामका राजा 
राज्य करता था। राजाने नानामुग-अलबृत घनपतिकों लगस्सेठके पटुपर 
आशसीन किया । धन्पत्तिका विवाह धनेश्वर्की रूपवती कन्या कमलश्रीके साथ 
सम्पन्न हुआ । कई वर्ष व्यतीत हो जानेपर भी इस दम्पतिक्रों सत्तानलाभ न 
हुआ | 


एक दिन उस नगरमे सूगुप्ति नामके मनिराज पधारे । कमरथीने पादवदन 
कर प्रदन क्रिया-स्वामिन्‌ ! मुझ मन्दभागिताके पतन्न उत्पन्न होगा या नही ? 
मुनिराजने उत्त रमे पुत्रछाम होनेका आइवासन दिया । 

कुछ समय पश्चात्‌ धनपत्तिको सुन्दर पृत्र उत्पन्न हुआ ' बाल्कका वार्द्धपित- 
संस्कार सम्पन्न किया गया और उसका नाम गविष्यदत्त रखा गया । पॉच 
वर्षकी अवस्थामे भविष्यदत्तका विद्यार भ-सस्कार सम्पन्न हुआ और आठ वर्ष- 
की अवस्थामें उसे उपाध्यायके यहाँ विभिन्न शास्त्रोके अध्ययनाथ भेज दिया । 

द्वित्तीय परिच्छेदम बताया है कि पूर्व जन्मसें की गई मुनिनिन्‍्दाके 
फलस्वरूप घनपतिन कमलश्षीका त्याग कर दिया | कमचश्री रोती हुई अपने 
पिताके घर गई । धनपतिका भेजा हुआ गणवान्‌ पुरुष धनेच्वरक यहा आया 
ओर कहने लगा कि कमलश्रीमे कोइ दोष नही है, पर पूर्वकर्मोद्य्रके विपाक- 
से धनपति इससे घृणा करता है। अत्तएवं आप इसे अपने गडों स्थान दोजिए | 

कमलश्रोके चले जानेके परचात्‌ धनपतिने अपना द्वितीय विवाह धनदत्त 
सेठकी पुत्री सहूपाके साथ कर लिया । इससे बन्धुदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
जो साक्षात्‌ कामदेवक समान था । युवा होनेपर बन्घुदत्त अपने ५०० साथियों 


१४६ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


के साथ व्यापा रके लिए स्वर्णद्वीप जानेकी तैयारी करने लगा | जब भविष्यदत्त- 
को स्वणंद्वीप जानेवाले व्यापारियाका समाचार मिला, तो वह अपनी माताकी 
आज्ञा लेकर अपने सौतेले भाई बन्ध॒दत्तस मिला और साथ चलनेकी इच्छा 
व्यक्त की | सख्पाने बन्धुदत्तको सिखलाया कि अवसर हाथ आते ही तुम भविष्य- 
दत्तको मार डालना | 

शुभ मुहत्तमे जलपोतों द्वारा प्रस्थान किया गया और वे मदनद्वीप पहुँचे । 
वहॉाँसे आवश्यक सामग्री लकर और भविष्यदत्तको वही छोडकर बन्धुदत्तने 
अपने जलपोत्तको आगे बढ़ा दिया। भविष्यदत्त उस जनशन्य वनमें विलाप 
करता हुआ भ्रमण करने लगा | 


तृतोय परिच्छेदमे भविष्यदत्त जिनदेवका स्मरण करता हआ प्रभातकाल- 
में उठना है और चलकर तिलकपुर पहुँचता है। यहाँ भविष्यदत्तका मित्र 
विद्युत्रभ यशोधर मुनिराजसे अपनी पू्रभवावलि जान कर अपने मित्रसे मिलने- 
के हेतु चल पडता है। विद्युत्प्रभके सकेतसे भविष्यदत्तका विवाह वहाँ रहने 
वालो सुन्दरी भविष्यानुरूपाके साथ हो जाता है। 

इधर कपलश्री आनने पुत्रके वियोगमें क्षीण होने छगी। उसने सुब्रता तामक 
आयिकासे श्रुतपच्रमीत्रत्त ग्रहूण किया और विधिवत्‌ उसका पालन करने लगी। 


चतुर्थ परिच्छेदमें भविष्यानुरूपाका मधुर आख्यान आता है | भविष्यानुरूपा 
और भविष्यदत्त त्रिपुल धन-रत्तोंके साथ समुद्रके तटपर पहुँचते है। सयोगसे 
इसी समय बंधुदत्त अपने जलपोत्तको लौटाता हुआ उधर आता है। वह उत्सुकता- 
वश अपने जलपोतको तटपर खडा करता है। भविष्यदत्त अपने समस्त समान 
सहित भविष्यानुरूपाको जलपोत पर बेठा देता है। इतनेमें भविष्यानुरूपाको 
स्मरण आता है कि उसको नाममुद्रा तिलकप्रशों सेजपर छट गई है । वह 
अपने पतिदेवको मुद्रिका छानेके लिए भेज देती है और उधर बधुदत्त अपने 
जहाजको खोल देता है। बन्धुदत्त भविष्यानुरूपाको प्रकोभन देता है और अपने 
अधीन करना चाहत्ता है। भविष्यानुरूपा समुद्रमे कद कर प्राण देना चाहती 
है; पर वनदेवी स्वप्नमे आकर उसे धेय॑ देती है और कहती है कि तुम्हारा 
पति एक महोनेमे तुमसे मिलेगा, तुम चिन्ता मत करो | 


बन्धुदत्तका जलपोत हस्तिनापुर लौट आता है ओर वह घोषित कर देता 
है कि भविष्यानु रूपा उसकी वाग्दत्ता पत्नो है और वह शोध्न ही उसके साथ 
विवाह करेगा | 


इधर भविष्यदच तिलकप्‌ रके सुनसान बनमें उदास मन होकर निवास करता 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १४७ 


है। यह चन्द्रप्रभे जिनालयमें जाकर विधिवत्‌ भक्तिभाव करता है। इतनेमें 
बहाँ एक विद्याधर उपस्थित्त होता है ओर उससे कहता है कि मे तुम्हें विमान- 
में बेठाकर हस्तिनापुर पहुँचानेके लिए आया हूँ। भविष्यदत्त नानाप्रकारके 
रत्नोंको लेकर हस्तिनापुर आता है और माँके चरणवन्दन कर आशीर्वाद 
लेता है। दूसरे दिन प्रात:काल भविष्यदत्त विविध प्रकारके मणि-माणिक्योंको 
लेकर राजाके समक्ष उपस्थित्त हुआ | भविष्यदत्तके मामाने राजासे कहा कि 
हमारे भाँजेके साथ बंधुदत्तका झगड़ा है | राजाने धनपति सेठको बुलाया; पर 
सेठने घरम विवाह होनेसे इस प्रसंगको टालना चाहा । तब राजाने उसे बलात्‌ 
बुलाया | कमलश्रीने जाकर राजाके समक्ष भविष्यानुरूपाको नाग्रमुद्रा तथा 
अन्य वस्त्राभूषण उपस्थित किये । राजा बन्धुदत्तकी करतृतकों समझ गया और 
बह बन्धुदत्तको मारनेके लिये तैयार हुआ | पर मविष्यदत्तने उसके प्राणोंकी 
रक्षा की । राजाने भविष्यदत्तको आधा सिहासन दिया और अपनी पुत्रीको देने- 
का बचन दिया | धनपतिने कमलश्रीसे अपने व्यवहारके लिए क्षमा याचना की । 
भविष्यदत्तका भविष्यानुरूपाके साथ पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ। राजाने भी आधा 
राज्य देकर अपनी पुत्री सुमित्राका भविष्यदत्तके साथ विवाह कर दिया | 

पंचम परिच्छेद भविष्यदत्तके राज्य करनेंसे आरंभ होता है । भविष्यानुरूपा- 
को दोहला उत्पन्न हुआ और उसने तिलकद्वीप जानेकी इच्छा प्रकट की । इतनेमे 
मनोवेग नामका एक विद्याधर भविष्यदत्तके पास आया और कहा कि मेरी माता 
तुम्हारे घरमें प्रियाके गर्भमें आई है । ऐसा मुझसे मुनिराजने कहा है । अत्तए॒व 
आप भविष्यानुरूपाके साथ मेरे विमानमे बेठकर तिलकद्वीपकी यात्रा कोजिये | 
भविष्यदत्तने भविष्यानुरूपाको तिलकद्वीपका दर्शन कराया। भविष्यानुरूपाके 
गर्भसे सोमप्रभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | कुछ वर्षोके पश्चात्‌ कचनप्रभ नामक 
द्वितीय पृत्र उत्पन्न हुआ। तदनन्तर तारा और सुतारा नामकी पृत्रियाँ उत्पन्न 
हुईं । सुमित्राके गर्भसे धरणीपति नामक पुत्र और धारिणी नामकी कन्या हुई | 
इस प्रकार भविष्यदत्त परिवार सहित्त राज्य करता रहा । उसने मणिभद्रकी 
सहायतासे सिहलद्गीप तक अपनो कीक्ति व्याप्त कर ली और अनेक राजाओंकों 
अपने अधीन किया । एक दिन वह सपरिवार चारणकऋद्धिधारी मुनिके दर्शन- 
के लिए गया । उसने मुनिराजसे श्रावकके ब्रत ग्रहण किये । 

घष्ठ परिच्छेदमें भविष्यदत्तके निर्वाण-लाभका वर्णन है। कमलश्री, 
सुश्नताके साथ आयिका हो जात्ती है और धनपति ऐलकब्रत ग्रहण कर लेते हैं। 
वहु कठोर तप कर दसतें स्वर्गमें इन्द्र होते हैं और कमलश्री स्त्रीलिगका छेद 
कर रत्तचूल नामका देव होती है। भविष्यानुरूपा भी स्वगंमें जाकर देव हुई 
ओऔर वहाँसे पृथ्वीतल पर आकर पुत्र हुई । 


१४८ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


विवुध श्रीधरने कथाके ममंस्पर्शी स्थछोंको पर्याप्त रसमय बनानेका प्रयास _ 
किया है। कमलश्नी रात-दिन रोती है। उसकी आँखसे अश्रुधारा प्रवाहित 
होती है। भूखी, प्यासी ओर क्षोण शरीर होनेपर भी अपने मेले शरीरपर ध्यान 
नही देती । कविने लिखा है-- 


ता भणईं किसोयरि कमलछसिरि ण करमि कमल मुहुल्लउ। 
पर सुमरत्ति हे सुड होइ महु फूट ण मण हियउल्लउ। (३,१६) 
रोबदइ धुबइ णयण चुव अंसुब जलधारहि वत्तओ। 
भुक्खईं॑ खीोण देह तण्हाइपय ण मुणईं मलिण गत्तओ। (४,५) 
कविने प्रकृति-चित्रण भी बहुत हो मनोरम शेलोमें उपस्थित किया है। 
भविष्यदत्त भयानक वनमें मदजलसे भरे हुए हाथियोंको देखता है। इस वनमें 
कही पर शाखामुग निर्भय होकर डालियोंसे चिपके हुए थे; कहीं पर छोटी और 
कहीपर आकाशको छूने वाली बड़ी वृक्ष'शाखाओपर लोदूते हुए हरे फलोंको 
तोड़ते हुए वानर दिखलाई दे रहे थे । कहीं पर पुष्ट शरीर बाल सुअर, कही 
पर विकराल कालके समान वन्य-पशु दिखलाई पड़ रहे थे । उसीके पासमें 
झरना प्रवाहित हो रहा, था जो पहाड़की गुफाओंकों अपने कल-कल शब्दसे 
भर रहा था। 
तें बाहुडडेण कमलूसिरिपुत्तेण 
दिट्वाईं त्तिरियाईं बहुदुखभरियाईं 
रायवरहो जंत्तासु ममजलविलित्तासु 
कित्थुवि मयाहीसु अणुलग्गु णिरभीसु 
कित्थुवि महोयाह गयणयलविगयाहूं 
सहासु लोडंतु हरिफलई तोडंतु 
केत्थुवि वराहाहं वलवंत्तरेहाहं 
मह॒वस्धु आलग्गु रोसेण परिभग्ग 
केत्युवि विरालाइं दिद्दुईं करालाइ 
केत्थूवि सियालाईं जुज्ञति थूलाईं 
तहे पासे णिज्करइ सरंतईं गिरिकन्दर-विवराइं भरंतईं । 
इस ग्रन्थके संवाद भी बड़े रोचक हैं। प्रबन्ध-रचनामें कविने स्वाभावि- 


कत्ताके साथ काव्य-रूढ़ियोंका पालन किया है। यह ग्रन्थ कडवक-पद्धतिमें 
पद्धडिया-छन्दमे लिखा गया है । 


श्रीधर तृतीय 
अवन्तोके मुनि सुकुमालका जीवनेवृत्त अंकित कर 'सुकुमालचारिउ'की 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : १४९ 


रचना इन्होंने की है। यह ग्रन्थ पद्धडियाछन्दमें लिखा गया है। कथा छः 
सन्धियोंमें समाप्त हुई है। और ग्रन्थका प्रमाण १२०० इलोक है | 

इस ग्रन्थकी रचना कविने बलड (अहमदाबाद, गुजरात) नगरमें राजा 
गोविन्दचन्द्रके समयमें की है। कविने यह ग्रन्थ साहू पीथाके पुत्र पुरवाड- 
वंशोत्पन्न कुमारकी प्रे रणासे लिखा है। सन्धि-पुष्पिकाओंमें आया है-- 
“इस सिरिसुकुमालसामि-मणोहरचरिउ, सुंदरयर-गुणरयण-नियर-भरिए 
विवुहसिरिसुकइसिरिह र-विरइए, साहुपीथे-पुत्र-कुमा रनामाकिए “ *' इत्यादि 

ग्रन्थकी आद्यन्त प्रशस्तिमे साहू पीथाका विस्तृत परिचय दिया गया है। 
बताया है कि साहू पोथाके पिताका नाम साहू रजग्ग था और माताका नाम 
गल्हा देवा था। इनके सात भाई थे। महन्द्र, मनहरु, जाल्हूण, सलवखण, 
सम्पुण्ण, समुद्रपाल और नेयपाल। पीथाकी धमंपत्नोका नाम सुलक्षणा था। 
इसीसे कुमारनामक  पुत्रका जन्म हुआ। इस कुमारकी प्रेरणास ही कविने 
सुकुमालचरिउकी रचना की है | 


यह चरित-काव्य वि स० १२०८ मार्गंशीर्ष कृष्णा तुतीया सोमवा रके दिन 
लिखा गया है | प्रशस्तिमे बताया है -- 
बारह-सयड॒ गयदई कब हरिसइ, अट्छोत्तरद महोगालि बऑच्सिठ 
कसण-पक्खि आगहुणो जायए, तिज्ज-दिवसि समि-वारसरि मायइ 
सुकुमालचरिउम कुछ २२४ कड़वक है । सृकुमालके पृ्व॑भवके साथ 
वत्तमान जीवनका भी चित्रण किया गया है । पृर्वंजन्मम वह कौणाम्ब्रीमें राज- 
मंत्रीका पुत्र था | जिनधमंमे अनुरसक्त होनके कारण वह ससार विरक्त हो 
श्रमणघममे दीक्षित हा गया। तपस्याक प्रभावसे अगल जन्म उज्जयनीमे 
वह सुकुमाल नामका पुत्र हुआ | कवि नख-शिखवर्णनमे भी प्रवीण है । यहाँ 
परम्परागत सपमानों द्वारा चारी-चित्रणकी कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं-- 
“तही णरवइहे धरिणि मयणावलि, पहय-कामियण-मण-गहियावलि । 
दंत-पंति-णिजिय-मुत्तावल, ण मयहो करी वाणावलि। 
सयलंतेउर्मज्झे पहाणी, उछ सरासण मणि सम्माणी। 
जहि वयणकमलहो वउ पृज्जइ, चढदु वि अज्जु विवट्र३ खिज्जड 
ककेल्ली-पल्लव-सम पाणिहि, कलककरू हछि बीणणिह वाणिहि 
णियसोहस्गपरज्जय गारिहि, विज्जाहर-सु र-मण-धणवोरिहे ।” 
कुछ विद्वानु इन तीनों श्रोधरोको एक मानते है । पर मेरे विचारसे ये 
तीनों भिन्‍न हैं । 


१५० : तीथंकर महावीर और उनकी आचाय परम्परा 


देवसेन 

देवसेन अपभ्र श-भाषाके प्रसिद्ध कवि है। इन्होंने वाल्मीकि, व्यास, श्रीहष॑ं, 
कालिदास, वाण, मयू२, हलिय, गोविन्द, चतुमुंख, स्वयंभू, पुष्पदन्त, भूपाल 
नामक कवियोका उल्लेख किया हें। कवि देवसेन मुनि है। ये देग्सेन गणी 
या गणधर कहलाते थे। ये निवर्डिदेवके प्रशिष्य और विमलसेन गरणधरके 
शिष्य थे। विमलसेन शी, रत्नत्रय, उत्तमक्षमादि दशधमं, संयम आदिसे 
युक्त थे। ये महान तपस्त्री, प चाचा रके धारक, पच सर्मित और तीन गुप्तियोसे 
युक्त मुनिगणोंके द्वाव्य बन्दनोय और लोकप्रसिद्ध थे। दुद्धंर  पचमहाकत्रत्तोको 
धारण करनेके आरण मल्धारीदेववे नामसे प्रसिद्ध थे। यही विमल्‍ूसेन 
सुलोयणाचरिउ' ऊ रचगिता देवसेनके गुरु थे 

देवसे दया व्यक्तित्व आत्मा राधक, तपस्वी आर जितेन्द्रिय साधकका व्यक्तित्व 
है। उन्होंने पुव/चायोस आये हुए सुलोचनाके चरितको 'मम्मल” राजाकी 
नगरीमे निवास करते हुए लिखा है । 
स्थितिकाल 


कविने यह क्रति राक्षम-सवत्परमस श्रावण शुक्ला चतुर्दशी बुधवा रके दिन पूर्ण 
की है।साठ रूवत्म प्र राक्षस-सवत्मर उनचासवां है | ज्योतिषकी गणनाके अनुसार 
इस तिथि आर इस दिन दा बार राक्षस-सवत्सर आत्ता है । प्रथम बार २९ जुलाई 
सन्‌ १०७५ ई० (वि० स० ११३२ श्रावण"शक्ला चतुदंशी) और दूसरो बार १६ 
जुलाई सन्‌ १३१५ ई० (वि० स० १३७२ श्रावण शुक्ला चतुर्दशी) में राक्षस- 
सवत्सर आता हूं। इन दानो समयोमे २४० वर्षोका अन्तर है । शेष सक्‍तोमें 
श्रावण गुल चलुदंशा वुधवारका दिन नहों पडता। कविने अपने पृव॑वर्त्ती 
जिन कवियोका उल्लेख किया है उनमे सबसे उत्तरकालोन कवि पुष्पदन्त है। 
अत्त: देवसेन भी पृष्पदन्तके बाद और वि० स० १३७२ के पूर्व उत्पन्त हुए माने 
जा सकते है । 


'कुवलयमाला'के कर्त्ता 'उद्योतनसूरि'ने सुलोचनाकथाका निर्देश किया 
है। जिनसेन, धवल और पुष्पदन्त कवियोंने भी सुलोचताकथा लिखी है । 
कवि देवसे नने अपना यह सुलोचनाचरित कुन्दकुन्दके सुलाचनाचरित्तके आधार 
पर लिखा है । कुन्दकुन्दने गाथाबद्ध शेलीमे यह चरित लिखा था ओर देव- 
सेनने इसे पर्दधाडयाछन्दम अनूदित किया है । ।छखा है-- 

ज गाहाबध॑ आसि उत्तु, सिरिकुन्दकुदगणिणा णरुततु। 
त्त एत्थट्टि पद्धडियाहि करेमि, परि किपि न गूढउ अत्थु देमि। 
तेण वि कवि णउ ससा लहंति, जे अत्थु देख वसणहि खिवंति । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक . १५१ 


समय-निर्णयके लिये जेन-साहित्यमें हुए समस्त देवसेनोंपर विचार कर॑ 
लेना आवश्यक है। जेन-साहित्यमें कई देवसेन हुए हैं। एक देवसेन वह हैं, 
जिनका उल्लेख श्रवणबेलगोलके चन्द्रगिरिपवंत्ततर अंकित शक संवत्‌ ६२२ 
के शिलालेखमें आता है। दूसरे देवलेन धवलाटीकाके कर्त्ता आचाय॑ वोरसेनके 
शिष्य थे, जिनका उल्लेख आचाय॑ जिनसेनने जयधवलाटीकाकी प्रशस्तिके 
४४वें पद्यमें किया है। तीसरे देवसेन 'दर्शंनसार'के रचयिता हैं । चतुर्थ देवसेन 
वह है, जिनका उल्लेख सुभाषितरत्नसदोह ओर धमंपरीक्षादिके कर्त्ता आचायें- 
अमितगत्तिने अपनी गुरुपरम्परामे किया है । दूबकुण्डके वि० सं० ११४५ के 
अभिलेखमे उल्लिखित देवसेन पचम है। ये लाडवागडसघके आचाय॑ थे | छठे 
देवसेनका उल्लेख माथुरसंघके भट्टारक गृणकीतिके शिष्य यश्ञ:कीत्तिने वि० 
स० १४९७ में अपने पाण्डवपुराणमे किया है । 


इन सभी देवसेनोंमे ऐसा एक भी देवसेन नहीं दिखलाई पड़ता है, जिसे 
विमलसेनका शिष्य माना जाय | भावसग्रहके कर्त्ता देवसेनने अपनेको विमल- 
सेनका शिष्य लिखा है। अतः भावसंग्रह और सुलोचनाचरितके कर्ता दोनो 
एक हो व्यक्ति जान पड़ते हैं। इस प्रकार कविका समय वि० को १२वीं शत्ती 
मालम पड़ता है। 

प्रथम बार राक्षस सवत्सर श्रावण शुक्ला चतुदंशी और बुधवारका योग 
२० जुलाई, सन्‌ १०७५ में घटित होता है । अतएवं सुलोचनाचरितके रचयिता 
कवि देवसेनका समय वि० स० ११३२ ठीक प्रतीत होता है । 


रचता 


कविने 'सुलोयणाचरिउ की रचना २८ सन्धियोंमें की है | काव्यकी दृष्टिसे 
यह रचना उपादेय है। कथामे बताया गया है कि भरत चक्रवरत्तके प्रधान 
सेनापति जयकुमारकी पत्नीका नाम सुलोचना था। वह राजा अकम्पन और 
सुप्रभाकी पुत्री थी। सुलोचना अनुपम सुन्दरी थी। इसके स्वयवरभे अनेक 
देशोंके बड़े-बडे राजा सम्मिलित हुए। सुलोचनाको देखकर वे मुग्ध हो गये । 
उनका हृदय विक्षब्ध हो उठा और उसकी प्राप्तिकी इच्छा करने लगे। स्वयं- 
वरमें सुलोचनाने जयको चुना । परिणामस्वरूप चक्रवर्ती भरतका पुत्र अक- 
कीत्ति क्रह हो उठा | और उसने इसमें अपना अपमान समझा । अपने अप 
मानका बदला लेनेके लिये अरकंकोत्ति और जयमें युद्ध हुआ और अन्तमें जय 
विजयी हुआ । 


कवि देवसेन निरभिमानी है। वह हृदय खोलकर यह स्वीकार करता है 


१०२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


कि चतुमुंख, स्वयंभू और पुष्पदल्तने जिस सरस्वतीकी रक्षा की थी उसी सर- 

स्वतीरूपी गौके दुर्धका पान कर कविने अपनी इस कृततिको लिखा है-- 
चउमुह-सयभु-पमुहेहिं रविखिय दुहिय जा पुफ्फयतेण | 
सरसइ-सुरहीए पय॑ पियं सिरिदेवसेणेण ॥(०।१॥ 


मंगल-स्तवनके अनन्तर कविने गुरु विमलसेनका स्तवन किया है । पूव॑- 
कालीन कवियोका उल्लेख करनेके पश्चात्‌ सज्जन-दुर्जंतका स्मरण किया गया 
है | काव्यमे मगध, राजगृह आदिके काव्यमय वर्णन उपलब्ध होते हैं। श्रृड्धार, 
वीर ओर भयानक रसोंका सांगोपाग चित्रण हुआ है। 


युद्ध-बर्णन त्तो कविका अत्यन्त सजीव है। युद्धको अनेक क्रियाओको अभि- 
व्यक्त करनेके लिए तदनुकूल शब्दोंकी योजना को गई है। झर-झर रुधिरका 
बहना, चर-चर चमंका फटना, कड-कड़ हड्डियोंका टूटना या मुड़ना आदि 
वाक्य युद्धके दृश्यका सजीव चित्र उपस्थित करते हैं-- 


असि णिहसण उद्ठिय सिंहि जालइ, जोह मुक्क जालिय सर जालईं। 
पहरि-पहरि आमिल्लिय सहृइ, अरि वर घड थक्‍्कय सम्महइ । 
झरझरंतत पवहिय वहुस्तदइ ण॑ कुसंभ रय राएँ रतक्तई। 
चरयरत फाडिय चल चम्मह, कसमसंत चरिय तणु वम्मइ। 
कडयडंत मोडिय घण हड्डुइ, मंस खण्ड पोसिय मभेरुंडईं । 
दडदडंत धाविय वहुरु डईं, हुंकरंत धरणि वडिय मुंडई।६।११ 
कविने जय और अकंकीत्तिके युद्धवर्णन प्रसंगमे भुजगप्रयातछन्द द्वारा 
योद्धाओंकी गतिविधिका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है-- 
भडो को वि खग्गेण खग्गं खलूंतों, रणे सम्मुहे सम्मुहों आहणंतो। 
भडो को वि वाणेण वाणो दलुंतो, समद्धाइठ दुद्धरों ण कयतो। 
भडो को वि कोंतेण कोंत सरंतो, करे गीढ चक्‍को अरी संपहुतो । 
भडो को वि खंडेहि खंडी कयगो, भडंतं णमुक्को सगालो अभंगो | 
भडो को वि. संगामभूमी घुछंतो, विवण्णोहु मिद्धावली णीअ अतो | 
भडो को वि घाएण णिव्वट्ट सीसो, असी वावरेई अरी साण भीसो । 
भडो को वि रक्तप्पवाहे त्तरतो, फुरंत्तप्पएणं तडि सिग्धपत्तो । 
भडो को बि ह॒त्यी विसाणेहिं भिण्णे, भडो को वि कंठठछिण्णो णिसण्णो | ६१२ 
दे कविने तीर्थंकर आदिनाथके साथ देखादेखी दीक्षा ग्रहण करनेवाले राजा- 
ओंके भ्रष्ट होनेपर उनके चरित्रका बहुत ही सुन्दर अंकन किया है। जो तपस्या 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १५३ 


कर्मोको नष्ट कर मोक्ष देनेवाली है उस त्तपस्यथाका पाखण्डो लोग दुरुपयोग 
करते हैं और वे मनमाने ढंगसे पन्‍थ और सम्प्रदायोंका प्रवत्तन करते है। 

कविने अपनी भाषा-शलीकों सशक्त बनानेक लिए अनुरणात्मक शब्दोका 
प्रयोग किया है। इन बन्धोके पढते ही शब्दोका रूपचित्र प्रस्तुत हो जाता है । 

अठारहवोीं सन्धिमे 'दोहयम' छन्दका प्रयोग किया है। तुकप्रेमके कारण 
दोहेके प्रथम और तृतीय चरणमें भी तुक मिलाई गयी है। यहाँ अनुरणात्मक 
बन्धोंके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है । 
उम्र उमिय उमरु वसयागहिर सह्दाइं, दों दों तिकय दिविलु उट्ठियणिणहाई। 
भ॑ भंत उच्च सर भेरी घहीराइ, घण घायरुण रुणिय जय घंट साराइं। 
कडरडिय करडेहि भुवर्णक्कपूरा३, घुम धुमिय मह॒र्लह वज्जियइ तूराइ ।६॥१० 

यह 'सुलोयणाचरिउ' अपश्रंशका शास्त्रीय महाकाव्य है । इसमें माधुयं, 
प्रसाद और ओज इन तानो गुणोंके साथ सभी प्रमुख अलड्भूाराकी यांजना की 
गयी है। छन्‍्दोमे, खडय, जभेट्टिया, दुबे, उबखडय, आरणाल, गलिलय, 
दोहय, वस्तु, मजरी आदि छल्द सन्धियोके प्रारम्भमे प्रयुतत ह। इनके 
अतिरिक्त पद्धडिया, पादाकु5क, समानिका, मदनावत्ता - , भुजगग्नयात्त, सग्धिणा, 
कामिनी, विज्जुमा::, सोमराजी, सरासणां, णिसिणा, वसतचच्चर, द्रुत्तमध्या, 

मन्दरावली, मदनशखर आंद छन्द प्रयुक्त हुए है । 

भावोको अभिव्यजना भी सशक्त रूपमें की गयां है | युद्धेके लमयकी सुलो- 

चनाकी विचास्धाराका कवि वर्णन करता हुआ कहता है-- 
इम जपिऊर्ण पउत्त जयेण, तुम एह कण्णा मनोह्ारवण्णा । 
सुरवखेह णण पुरणह ऊण, त्तउ जोह लक्खा अणय असखा॥ 
५ हु २ 2९ 


पिय तत्थ रम्मावरे चित्तकम्मे, अरभीय चिता सुउ हुल्लवत्ता । 
णिय सोययंत्ती इण चित्वती, अह परावयम्मा अलज्जा अधम्मा ॥ 


इस प्रकार चिन्ता, रोष, सहानुभूति, ममता, राग, प्रेम, दया आदिकी 
सहज अभिव्यजना की गयी है । 


अप्रकीत्ति गणि 


अपभ्रंश-काव्यके रचयिताओंम अमरकीत्ति गणिका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
कविकी मुनि, गणि और सूरि उपाधियाँ थी, जिनसे ज्ञात होता है कि वे गृह- 


१५४ : तीथंकर महावार और उनकी आवचार्य-परम्परा 


स्थाश्रम त्यागकर दीक्षित हो गये थे। उनकी गुरुपरम्परासे अवगत होता है 
कि वे माथुरसंघी चन्द्रकीत्तिके मुनीन्द्रके शिष्य थे। गुरुपरम्परा निम्न 
प्रका र है-- 


अमितगति 
शान्तिसेन 


अमरसेन 


| 
श्रीषेण 


| 
चन्द्रकीत्ति 


अमर कोल 


इस गुर-परम्परासे ज्ञात होता है कि महामुति आचाये अमितगति इनके 
पू पुरुष थे, जो अनेक शास्त्रों रचयिता, बिद्वानु और कबि थे। अमर- 
कीत्तिने इन्हें 'मह मुनि', 'मुनिचुडामणि', 'शमशोऊघत' और कीत्तिसमर्थं, आदि 
विशेषणोसे विभूषित क्रिया है। अमितगति अपने गुणों द्वारा नपतिके मनकों 
आनन्दित करनेवाले थे। ये अमितगति प्रसिद्ध आचार्य अमितगति ही है. जिनके 
द्वारा धमंपरीक्षा, सुभाषितरत्नसन्दोह ओर भावनाद्वात्रिशिका जेसे ग्रंथ लिखे 
गये है । 

अमितगतिने अपने सुभाषित्तरत्तसन्दोहमें अप्नेको शम-दम-यम-परत्ति', 
'चन्द्रशुभोरुकीत्ति' कहा है तथा धमंपरीक्षामे 'प्रथितविशदकीत्ति' विशेषण 
लगाया है । 

अमितगतिके समयमें उज्जयिनीका राजा मुंज बड़ा गुणग्राही और साहित्य- 
प्रेमी था। वह अमितगतिके काव्योंको सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हे 
मान्यता प्रदान की । यद्यपि अमितर्गत्ति दिगम्बर मुन्ति थे, उन्हें राजा-महा राजाओं- 
की कृपाकी आवश्यकता नहों थी; पर अमितग्रतिकी काव्य-प्रति भाके वेशिष्टथके 
कारण मुज अमितगत्तिका सम्मान करता था। इन्ही अमितगगत्तिकी पाँचवी 
पीढ़ोमे लगभग १५०-१७५ वर्षोके पश्चात्‌ अमरकीत्ति हुए। अमरकोत्तिने 
शान्तिसिन गणिको प्रशंसाम बताया है कि नरेश भो उनके चरणकमलोंमे 
प्रणमन करते थे। श्रीषेणसूरि वादिरूपी वनके लिए अग्नि थे। और इसी तरह 
चन्द्रकीत्ति वादिर्पी हस्तियोके लिए सिंह थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
अमरकीत्तिकी प्रम्परामे बड़े-बड़े विद्वानू मुनि हुए हैं। 


बाचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक ; १५५ 


अमरकीत्तिका व्यक्तित्व दिगम्बर-मुनिका ब्यक्तित्व है। वे संयमी, जितेन्द्रिय, 
शीलशिरोमणि, यशस्वी ओर राजमान्य थे। उनके त्याग और बवेदुष्यके समक्ष 
बड़े-बड़े राजागण नतमस्तक होते थे। वस्तुतः अमरकीत्ति भी अपनो गुरु 
परम्पराके अनुसार प्रसिद्ध कवि थे । 

अम रकी त्तिने अपनी गृरु-परम्परामे हुए चन्द्रकीत्ति मुनिको अनुज, सहोदर 
और शिष्य कहा है। इससे यह ध्वनित्त होता है कि चन्द्रकोत्ति इनके सगे 
भाई थे | 


स्थितिकाल 


कविने 'षटकर्मोपदेश' ग्रंथकी प्रशस्तिमें इस ग्रंथका रचनाकाल वि० सं० 
१२४७ भाद्रपद शुक्ला चतुदंशी गुरुवार बताया है-- 
बारह-सयहं ससत्त-चयालिहि विक्‍्कम-संवच्छरहु विसालहि। 
गयहिंमि महृवयहु पक्‍्खंतरि गुरुवारम्मि चउहिसि-वासरि। 
इक्कें मासे इहु सम्मत्तिउ सह लिहियए आलसु अवहृत्यिउ | १४।१८ 
कविके समयमें गोधामें चालक्यवंशीय नृप वंदिग्गदेवके पुत्र क्ृष्णनरेन्द्रका 
राज्य था। इतिहाससे सिद्ध है कि इस समय गुजरात्मे सोलकोवंशका राज्य 
था. जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। पर इस वंशके वंदिग्गदेव और उनके 
पुत्र कृष्णा कोई उल्लेख नहीं मिलता। भीम द्वित्तोयने अनहिलवाड़ाके 
सिहासन-पर वि० सं० १२३६ से १२९०० तक राज्य किया। उनसे पूव॑ वहाँ 
कुमारपालने स० १२०० से १२३१, अजयपालने १२३१ से १२३४ ओर मूल- 
राज द्वित्तीयने १२३४ से १२३६ तक राज्य किया था |) 


भीम द्वितीयके पद्चातु वहाँ सोलंकीवंशकी एक शाखा बाघेरवंशकी 
प्रतिष्ठित हुई, जिसके प्रथम नरेश विशालदेवने वि० सं० १३०० से १३१८ तक 
राज्य किया । अनहिलवाड़ामें वि० सं० १२२७ से हो इस वंशका बल बढ़ना 
आरंभ हुआ था। इस वर्षमें कुमारपालकी मात्ताकी बहिनके पुत्र अर्णराजने 
अनहिलवाड़ाके निकट बाघेला ग्रामका अधिकार प्राप्त किया था । ज्ञात होता है 
कि चालुक्यवंशकी एक शाखा महीकांढा प्रदेशमें प्रतिष्ठित थी ओर गोदहरा या 
गोध्ा नगरमे अपनी राजधानी स्थापित की थी । कविने वहाँके कृष्ण नरेन्द्रका 
पर्याप्त वर्णन किया है । वे नीतिज्न, बाहरी और भीतरी शत्रुओके विनाशक और 





१ डॉ० प्रो० हीरालालजी : अमरकीत्ति गणि और उनका षट्कर्मोपदेश, ज॑नसिद्धान्त 
भास्कर, भाग २, किरण ३, पृ० ८३ । 


१५६ : तीर्थंकर महावीर और उनकौ आचायं-परम्परा 


षड्दर्शनके सम्मानकर्त्ता थे। क्षात्रध्मके साथ धर्म, परोपकार और, दानमें 
उनकी प्रवृत्ति थी । उनके राज्यमें दुःख. दुर्भिक्ष ओर रोग कोई जानता ही न 
था। इस प्रकार ऐतिहासिक निर्देशोंसि भी कविका समय षट्कमोपदेशमें 
उल्लिखित समयके साथ मिल जाता है। 


गुरुपरम्पराके अनुसार भी यह समय घटित हो जाता है। अमितगति 
आचायेका समय वि० सं० १०५० से १०७३ तक है। इनकी पाँचवी पोढ़ीमें 
अमरकीत्ति हुए हैं। यदि प्रत्येक पीढ़ीका समय ३० वर्ष भी माना जाय, तो 
अमरकीत्तिका समय वि० सं० १२२३ के लगभग जन्मकाल आता है । षट्कर्मो- 
पदेशकी रचनाके समय कविकी उम्र २५-३० वर्ष भी मान लो जाय, तो 
षट्कर्मोपदेशके रचनाकालके साथ गुरुपरम्पराका समय सिद्ध हो जाता है। 
अतएब कवि अमरकीत्तिका समय वि० को १३वीं शत्ती सुनिश्चित है। 


“घटक पदेश' में कविकी आठ रचनाओंका उल्लेख प्राप्त होता है। 
लिखा है-- 


परमेसरपइईं णवरस-भरिंठड विरइयउ णेमिणाहहो चरिउ | 
अण्णु वि चरित्तु सव्वत्थ सहिउ पयडत्थु महावीरहों विहिउ। 
तीयउ चरित्तु जसहर णवासु पद्धडिया-बंधे किय पयासु | 
टिप्पणउ धम्मचरियहो पयडु तिह विरइउ निह बुज्झेइ जड़ । 
सक्‍कय-सिलोय-विहि-जणियबिही गुंफियउ सुहासिय-रयण-णिही । 
धम्मोवएस-चूडामणिक्खु तह झाणपईउ जि झाणसिक्‍्खु । 
छक्कम्मुवएसे सहु पबंध किय अट्टु संख सइ सच्चसंघ | ६।१० 


अर्थात्‌ नवरसोंसे युक्त 'णेमिणाहचरिउ', इलेष अर्थ युक्त 'महावीरचरिउ', 
पदड़िया छन्‍्दमे लिखित 'जसहरचरिउ', जड़ बुद्धियोंकी भी बोध प्रदान करने 
वाला 'धमंचरित” का टिप्पण, सस्कृत-इलोकोंको विधि द्वारा आनन्द उत्पन्न 
करनेवाला 'सुभाषितरत्ननिधि', “धर्मोपदेशचूडामणि', ध्यानकी शिक्षा देने- 
वाला ध्यानप्रदीप' और षट्कर्मोका परिज्ञान करानेवाला 'षटकर्मोपदेश' 
ग्रंथ लिखे हैं । इस आधार पर कविकी निम्नलिखित रचनाएँ सिद्ध होती हैं-- 

१. णेमिणाहचरिउ (मेसिनाथचरित्त) 

२. महावी र-चरिउ (महाबीर-चरित्त) 

३ जसहर-चरिउ (यशोधरचरित्त) 

४. धर्मंचरित-टिप्पण 

५. सुभाषित्तरत्न-निधि 


जआाचाय्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १५७ 


६. धर्मोपदेश-चूडामणि (धम्मोवएसचूडामणि) 
७ ध्यान-प्रदीप झाणपईउ) 
८. छक्‍्कम्मुवएस (घट्कर्मोपदेश) 


णेमिणाहूबरिउ 


इस ग्रथमें २५ सन्धियां है, जिनकी इ्लोकसख्या लगभग ६,८९५ है। इसमें 
ररवें तीर्थंकर नेमिनाथका जीवन-चरित गुम्फित है। प्रसंगवंश कृष्ण और 
उनके चचेरे भाइयोका भी जीवन-चरित पाया जाता है। इस ग्रंथको कविने 
वि० स० १२४४ भाद्रपद शुक्ला चतुदंशीको समाप्त किया है। वि० सं० १५१२ 
की इसकी प्रति सोनागिरके भट्टा रकोय झास्त्रभडा रमें सुरक्षित है| 


घटकर्मोपदेश--इस ग्रथमे १४ सन्धियों और २१५ कडवक है| इसका कुल 
प्रमाण २०५० इलोक है | कविने इस ग्रथमे गुृहस्थोंके पट्कर्मो--१ देवपुजा, 
२. गुरुसेवा, ३ स्वाध्याय, ४. सथम, ५. पटकायजीवरक्षा और ६. दानका 
कथन किया है। विविश्र कथाओंक़े सरस विवेवन द्वारा सात तत्त्वोको स्पष्ट 
किया गया हे। द्वितोय सन्धिसि «वी सन्धि तक देवपुजाका विवेचन 
आ।या है और उसे नृतनकथारूप दुष्टान्तोके द्वारा सुगम तथा ग्राह्म बना दिया 
गया है। दशवी सन्धिमे जिनपूजाकी कथा दी गई है। और उसकी विधि 
बतछाकर उद्यापनविधिका भो अन्न किया यया है। ११वीं सन्धिसे १४वी 
सन्धि तक इन चार सन्धियोंम पुजा-बिबिके अतिरिक्त शेष पाँच कर्मोका 
विवेचन किया गया है! पषरटकर्मोपदेशकी रचनाके प्रेरक अम्बाप्रसाद 
बतलाये गये हैं। ये नागरकुलमे उत्पन्न हुए थे । इनके पिताका नाम गुणपाल 
ओर माताका नाम चचिणी था| यह ग्रथ उन्हीको समपित किया गया है | 
प्रत्येक सन्धिके समाप्तिसूचक पृष्पिकावाक्यमे इनका नाम स्मरण किया है। कही- 
कहीं अमरकोतिने अम्बाप्रसादको अपना लघु बन्धु और अनुजबन्धु भी कहा 
है। इससे अनुमान होता है कि कवि अमरकीति भी इसी कुलमे उत्पन्न हुए 
थे और अम्बाप्रसादके बड़े भाई थे | 

कविने इस ग्रथकी समाप्ति गुर्जर विषयके मध्य महीयड (महोकाढा) देशके 
गोदहय (मोक्ा) नामक नगरके आदीश्वर चेत्यालयमे बैठकर की है | स्पष्टत: 
भुजर' गुजरात प्रान्तका बोधक है । अतएवं 'महीयड' देश वत्तमान महीकांठा 
और 'गोदह॒य' नगर वत्त॑मान गोध्राका बोधक है। अम्बाप्रसाद सभवत: इसी 
गोपभ्राके निवासी थे । 


कविको शेष रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं । 


१५८ * तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


मुनि कनकाअर 


मुनि कनकामरने 'करकड॒चरिउ'के आदि और अन्‍न्तमें अपने गुरुका नाम 
पडित या बुधमगलदेव बताया है। अन्तिम प्रशस्तिमें कहा है कि वे ब्राह्मण 
वंशके चन्द्रऋषिगोत्रीय थे। जब विरक्‍्त होकर वे दिगम्बर मुनि हो गये, तो 
उनका नाम कनकामर प्रसिद्ध हुआ । श्रो डॉ० हो रालालजा जैनने बताया है कि 
पट्टावलियोके अनुसार सुहस्तिके शिष्य सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध द्वारा स्थापित 
कोटिकगणकी वेरिशाखाका एक कुल चन्द्रनामक हुआ । चन्द्रकुलके भो अनेक 
अन्वय और गच्छ टुए । उत्तराध्ययच्की शिष्यहिता नामक वृत्तिके कर्ता शान्ति 
सूरि चन्द्रकुलके काठक रान्वयसे उत्पन्न था रापद्र-गच्छके थे ओर सुखबोधटीका- 
के कर्ता देवेन्द्र गंणि भी चन्द्रकुलके थे। किन्तु ये सब व्वेताम्बर परम्पराके 
भेद-प्रभेद है, दिगम्बर परम्पराके नही। मुनि कतकामर दिगम्बर मुनिथे। 
अतेण्व कनकामर् का चरद्रऋषिगोत्र दशीगणके चन्द्रकराचार्याम्नायके अन्तर्गेत्त 
ह। तिहासस यह सिद्ध है कि चन्देंल नरेशोने भी अपनेको चन्द्राज्ेयऋषि- 
वशी कहा ह। अत' बहुत सभव है कि चन्द्रकराचार्याम्ताय चन्देलवंशी राज- 
कुलमस हां हुए किसा जेन मुनिने स्थापित किया हो । स्वयं कनकामर भी 
इसी कुलके रहे हो । 


कृविकी गुरूपन्म्प्राके सम्बन्धम विशेष जानकारी प्राप्त नही होती | अन्तिम 
प्रणस्तिम उन्होने अपनक्रो बुधमगलदेवका शिष्य कहा है । श्री डॉ० हीरालाल 
जी जेनने रत्ताकर या धर्मरत्ताकर नामक सस्कृत-ग्रथके रचयिता प० मंगल- 
देवको कहा है । इस ग्रथकी पाण्डुलिपियाँ जयपुर और कारजामे प्राप्त है । 
जयपु रकी प्रतिमे पुष्पिकावाक्य निम्न प्रकार है-- 


“स० १६८० वर्ष काष्ठासंघे नन्‍्दतटग्रामे भट्टारकश्रीभूषणशिष्यपंडित- 
मंगलक्ृतज्ञास्त्रर॒त्नाकर्नाम झास्त्र सम्पूर्ण ।” 


इससे डॉ० जेनने यह अनुमान रूगाया है कि सं० १६८० ग्रंथ- 
रचनाका काल नहीं, छेखनका काल है। कारंजाके शास्त्रभंडा रकी प्रतिमें उसका 
लेखनकाल १६६७ अकित किया है। काष्ठासंघ और नन्‍्दीतट ग्रामका प्राचीन- 
तम उल्लेख देवसेनकृत द्शंनसार गाथा ३८ मे प्राप्त होता है, जहाँ वि० सं० 
७५३ म नन्दितटग्राममे काष्ठासंधको उत्पत्ति बताई गई है। यदि कनकामरके 


१. डॉ० होरालाल . चरिउकरकंडु, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, सन्‌ १९६४, भ्रस्तावना 
पृ० १३ | 


आचायंतुल्प काव्यकार एवं लेखक : १५९ 


कालके समीप श्रीभूषण और उनके शिष्य मंगलदेवका अस्तित्व सिद्ध हो 
जाय, तो उनकी परम्परा काष्ठासंघ और नन्दित्तट ग्रामके साथ जोड़ी जा 
सकती है। 

'करकंडचरिउ'की रचना आसाइय'नगरीमे रहकर कविने की है । का रंजा- 
की प्रतिमे आसाइय' नगरी पर “आशापुरी' टिप्पण मिलता है, जिससे जान 
पड़ता है कि उस नगरीको आशापुरी भी कहते थे । 


इटावासे ९ मीलकी दूरी पर आसयखेड़ा नामक ग्राम है । यह ग्राम जेनियों- 
का प्राचीन स्थान है। आसइ गाँव एक ऊँचे खेड़ेपर बसा हुआ है, जिसके 
पश्चिमी ओर विशाल खण्डहर पड़े हुए हैँ। उस पर बहुत्त दिगम्बर जन प्रतिमाएँ 
विखरी हुई मिलती है। यह आसाइय ग्राम अपने दुर्गके लिए प्रसिद्ध था। 
इसे चन्द्रपालने बनवाया था। मुनि कनकाम रने आसाइय नगरीमे आकर अपने 
'करकंड्चरिउ' की रचना को थी, जहाँके नरेश विजयपाल, भूपाल और कर्ण 
थे | अतः संभव है कि यह असाइयनगरी वत्तमान आसयखेड़ा ही हो । 

ई० सन्‌ १०१०७में मुहम्मद तुगलकने मथुरासे कन्नौज तक आक्रमण किया 
था। इटावाके पास मुंजके किलमे हिन्दुओसे उसका जबरदस्त संघर्ष हुआ। 
वहाँसे सुल्तानने आसइके दुगंपर आक्रमण किया । उस समय आसइका शासक 
चाण्डाल भोर था। मुसलमानलेखकोंने लिखा है कि मुहम्मद तुगलकने पाँचो 
किलोंको गिरवाकर मिट्टोमे मिला दिया | अतः यह संभव नही कि ई० सन्‌ 
१०१७के पश्चात्‌ कनकामर उसका उल्लेख नगरीके रूपमे कर । 

डॉ० जैनने भोपालके समीप आसापुरीनामक ग्रामका उल्लेख किया है । 
वहाँ आशद्यापुरीदेवीकी असाधारण मूत्ति विद्यमान है। संभवतः इसीपरसे इस 
ग्रामका नाम आशापुर पड़ा होगा। वहाँ एक जैन मन्दिरके भी भग्नावशेष 
प्राप्त हें। उनमे एक १६ फुट ऊँची शान्तिनाथ तीर्थकरकी प्रत्तिमा भी है। डॉ० 
जेन इसी आशापुरीको कनकाम रके द्वारा उल्लिखित आसाइय मानते हैं । 


स्थितिकाल 


कवि कनकाम रने ग्रंथके रचनाकालका उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपने- 
से पूव॑वर्तती सिद्धसेन, समन्तभद्र, अकलंक, जयदेव, स्वयंभू और पुष्पदन्तका 
उल्लेख किया है । पुष्पदन्तने अपना महापुराण ई० सन्‌ ९६५मे समाप्त किया 
था | अतएवं करकंड्चरिउकी रचना ई० सन्‌ ९६५के पहले नहीं हो सकती है । 
इस ग्रंथकी प्राचीन हस्तलिखित प्रति वि० सं० १५०२को उपलब्ध है। अत्त: 
कविका समय सं० १५० २के पदचात्‌ भी नहीं हो सकता है । 


१६० : तीथंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


करकंड्चरिउ'की अन्तिम प्रशस्तिमें विजयपाल, भूपाल और करण इन 
तीन राजाओंका उल्लेख आता है। इतिहास बतलाता है कि विश्वामित्र-गोत्र- 
के क्षत्रोयवंशमें विजयपारू नामके एक राजा हुए, जिनके पुत्र भुवनपाल थे । 
उन्होंने कलचुरी, गुजर और दक्षिणकों जीता था। एक अन्ग्र अभिलेखसे 
बाँदा जिलेके अन्तगंत चन्देलोंकी राजधानी कालिजरका निर्देश मिलता है। 
इसमें विजयपालके पुत्र भूमिपालका तथा दक्षिण दिशा और कर्णराजाको 
जीतनेका उल्लेख है। एक अन्य अभिलेख जबलपुर जिलेके अन्तगंत त!वरमसें 
मिला है। उसमे भूमिपालके उत्पन्न होनेका उल्लेख आया है। तथा किसो 
सम्बन्धमें त्रिपुरा और सिह॒पुरीका भी निर्देश है। यह अभिलेख ११वीं-१२वीं 
शताब्दीका अनुमान किया गया है। इन लेखोंके विजयपाल और उनके पुत्र 
भुबनपाल या भूमिपाल तथा हमारे ग्रन्थके विजयपाल और भूमिपाल एक ही 
हैं। कर्ण नरेन्द्रका समावेश भी इन्हीं अभिलेखोंमें हो जाता है । 

डॉ० जैनने इतिहासके आलोकमें विजयपाल, कीत्तिवर्मा (भुवनपाल) और 
कर्ण इन तीनों राजाओंका अस्तित्व ई० सन्‌ १०४०-१०५१के आस-पास 
बतलाया है । अत: करकंड्चरिउका रचनाकार ग्यारह॒वीं शतोका मध्यभाग 
सिद्ध होता है। प्रशस्तिके अनुसार पुष्पदन्तके पश्चात्‌ अर्थात्‌ ५६५ ई० के 
अनन्तर और १०५६१ ई० के पूरे कतकामरका समय होना चाहिए। वि० सं० 
१०९७ के लगभग कालिजरमें विजयपाल नामक राजा हुआ । यह प्रत्तापी 
कलचुरीनरेश कण देवका समकाछीन था। इसके पुत्र कोत्तिवर्माने कर्णदेव- 
को पराजित किया था। अतएब मुनि कनकामरका समय वि» की श्स्वीं 
दताब्दी है।" 

'करकंड्चरिउ' १० सन्धियोंमें विभक्‍त है। इसमें करकण्ड महाराजकी 
कथा वर्णित है । कथाका सारांश निम्न प्रकार है-- 

अंगदेशकी चम्पापुरी नगरीमें धाड़ोवाहन राजा राज्य करता था! एक 
बार वह कुसुमपुरको गया और वहाँ पद्मावती नामकी एक युवतोकों देखकर 
उसपर मोहित हो गया । युवतीका संरक्षक एक मालो था, जिससे बातचीत 
करनेपर पता लगा कि यह युवत्ती यथार्थमें कोशाम्बीके राजा वसुपालकी पुत्रो 
है। जन्म समयके अपशकुनके कारण पिताने उसे यमुना नदीमें प्रवाहित कर 
दिया था। राजपुन्नी जानकर धाड़ीवाहनने उसका पाणिग्रहण कर लिया | और 
उसे चम्पापुरीमें ले आया । कुछ काल पदचात्‌ वह गर्भवती हुई और उसे यह 
दोहला उत्पन्न हुआ कि मन्द-मन्द बरसातमे वह नररूप धारण करके अपने 





१, करकंड्चरिउ, प्रस्तावना पृ० ११-१२ । 


आजार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : १६६ 
११ 


पंतिके साथ एक हाथीपर सवार होकर नगरका परिघश्रमण करे। राजाने रानी- 
का दीहलापूर्ण करनेके लिए वेसा ही प्रबन्ध किया, पर दुष्ट हाथी राजा-रानीको 
लेकर जगलकी ओर भाग निकला। रानीने समझा-बुझाकर राजाको एक वुक्ष- 
की डाली पकड़कर अपने प्राण बचानेके लिए राजी कर लिया । और स्वयं उस 
हाथीपर सवार रहकर जंगलमें पहुँची | वह हाथी एक जलाशयमे घुसा । रानीने 
कूदकर अपने प्राण धचाये | जब वह बनमें पहुँची, तो सूखा हुआ वह बन हूरा- 
भरा हो गया। इस समाचारको प्राप्तकर वनमालो वहाँ आया ओर उसे बहन 
बनाकर अपने साथ ले गया। मालिनको पद्मावतीके रूपपर ईर्ष्या हुई और 
उसने किसी बहानेसे उसे अपने घरसे निकाल दिया। निराश होकर रानी 
दमशानभूमिमें आई और वहीं उसे पुत्र उत्पन्न हुआ । 


मुनिके अभिशापसे मातंग बने हुए विद्याधरने उस पुत्रको ग्रहण कर 
लिया और अभिशापकी बात बतलाकर रानीको उसने आद्वस्त किया | 
मातंगने उस बालकको शिक्षित किया। हाथमें कंडु--सूखी खुजली होनेके 
कारण उसका नाम 'करकंडु' पड़ गया | जब वह युवावस्थाको प्राप्त हुआ, त्तब 
दन्तीपुरके राजाका परछोकवास हो गया। मन्त्रियोंने देवी विधिसे उत्तरा- 
घधिकारीका चयन करना चाहा और इस विधिमे करकंडुकी राजा बना 
दिया गया । 


करकंडुका विवाह गिरिनगरकी राजकुमारी मदनावलीसे हुआ ।एक बार 
उसके दरबारमे चम्पाके राजाका दूत आया, जिसने उससे चम्पानरेशका 
आधिपत्य स्वीकार करनेकी प्रेरणा की। करकंडू क्रोधित हुआ ओर उसने 
तत्काल चम्पापर आक्रमण कर दिया। दोनों ओरसे घमासान युद्ध होने 
लगा अन्तमें पद्मावतीने रणभूमिमें उपस्थित होकर पिता-पृत्रका सम्मेलन 
करा दिया। धाड़ीवाहन पृत्ररत्नको प्राप्त कर बहुत हषित हुआ और वह 
चम्पाका राज्य करकड्डको सौप दीक्षित्त हो गया | एक बार करकंडुने द्रविड़ 
देशके चोल, चेर और पाण्ड्य नरेशोंपर आक्रमण किया । मार्गमें वह तेरापुर 
नगरमें पहुँचा | वहुके राजा झ्िवने भेट की और आकर बताया कि वहंंसे 
पास ही एक पहाड़ोके चढ़ावपर एक गुफा है तथा उसी पहाड़ोके ऊपर एक 
भारी बामी है, जिसको पूजा प्रतिदिन एक हाथी किया करता है । यह सुनकर 
करकंडु शिव राजाके साथ उस पहाड़ोपर गया । उसने गुफामें भगवान्‌ पाइवे- 
ताथका दर्शन किया और ऊपर चढ़कर बामीको भो देखा । उनके समक्ष ही 
हाथीने आकर कमल-पुष्पोसे उस बामीकी पुजा की | करकंडुने यह जानकर 
कि अवश्य ही यहाँ कोई देव-मूलि होगी, उस बामीकों खुदवाया | उसका अनु- 


१६२ : तोर्थंकर महावीर ओर उनकी क्राचार्य-परम्परा 


सान सत्य निकला | वहाँ पाश्वंताथ भगवान्‌की मूत्ति निकली, जिसे बड़ों 
भक्तिसे उसी ग॒फामें ले आये | इस बार करकंडुने पुरानो प्रतिमाका अवकोकन 
किया । सिहासनपर उन्हें एक गाँठ-सी दिखलाई पढ़ी, जो शोमाको बिगाड़ रही 
थी । एक पुराने शिल्पकारसे पूछनेपर उसने कहा कि जब यह गुफा बनाई 
गई थी, तब वहाँ एक जलवाहिनी निकल पड़ी थी । उसे रोकनेके लिए ही बह 
गाँठ दी गई है | करकंडुको जल वाहिनीके दर्शनका कोतुल उत्पन्न हुआ ओर 
शिल्पकारकोी बहुत रोकने पर भी उसने उस गाँठकों तोड़वा डाला। गाँठके 
टूटते ही वहाँ एक भयंकर जलप्रवाह निकल पड़ा, जिसे रोकना असंभव हो 
गया | गुफा जलसे भर गई | करकंडुको अपने किये पर पदचात्ताप होने छगा। 
निदान एक विद्याधरने आकर उसका सम्बोधन किया, उस भप्रवाहको रोकनेका 
वचन दिया तथा उस गुफाके बननेका इतिहास भी कह सुनाया । 

इस इतिहासके सुननेके अनन्तर करकंडने वहाँ दो गृफाएं और बनवाई । 
इसी बीच एक विद्याधर हाथीका रूप धरकर आया और करकडुको भुलाकर 
मदनावलीको हरकर ले गया। 

करकंडु सिहलद्बीप पहुँचा और वहाँको राजपुत्री रतिवेगाका पाणिग्रहण 
किया । जब वह जलमागंसे लोट रहा था, तो एक मच्छने उसको नौकापर 
आक्रमण किया | वह उसे मारने समुद्रमें कूद पड़ा | मच्छ मारा गया, पर वह 
नावपर न आ सका। उसे एक विद्याधरपुत्री हरकर ले गयी। रतिवेगाने 
किनारेपर आकर, शोकसे अधीर हो पुजा-पाठ प्रारंभ किया जिससे पद्मावतीने 
प्रकट हो उसे आश्वासन दिया | उधर विद्याघरीने कररंड्से विवाह कर लिया 
और नववधु सहित रतिवेगासे आ मिला । 


करकंडुने चोल, चेर और पांड्य नरेशोंकी सम्मिलित सेनाका सामना किया 
और उन्हें हराकर प्रण पूरा किया । जब वह लोटकर पुनः तेरापुर आया, तो 
कुटिल विद्याधरने मदनावलीकों छाकर सौंप दिया। वह चम्पापुरी आकर 
सुख-पुर्व॑क राज्य करने लगा | 

एक दिन वनमालीने आकर सूचना दी कि नगरके उपवनमें शीलगृप्त नामक 
मुनिराज पधारे हैं। राजा अत्यन्त भक्तिभावसे पुरजन-परिजन सहित उनके 
चरणोंमें उपस्थित हुआ और अपने जीवनसम्बन्धी अनेक श्रवइन पूछे। राजा 
मुनिराजसे अपने पृर्व॑ जन्मोंकी कथाओंको सुनकर विरक्त हो गया और अपने 
पुत्र बसुपारकको राज्य दे मुनि बन गया। रानियाँ और माता पद्मावती भी 
आयिका हो गईं | करकंडने घोर तपश्चरणकर मोक्ष प्राप्त किया | 


चरितनायककी कथाके अतिरिक्त अवान्तर ९ कथाएँ भी आयी हैं। प्रथम- 


ज्ाचायंतुल्य काव्यकार एवं छेखक : १६३ 


चार कथाएं द्वितीय सन्धिमें वर्णित हैं। इनमें क्रमझ्नः मन्त्रशक्तिका प्रभाव, 
अज्ञानसे आपत्ति, तीचसंगत्तिका बुरा परिणाम और सत्संगत्तिका शुभ परिणाम 
दिखाया गया है। पाँचवी कथा एक विद्याधरने मदनावलीके विरहसे व्याकुल 
करकंडुको यह समझानेके लिए सुनाई कि वियोगके बाद भी पत्ति-पत्नीका 
सम्मिलन हो जाता है। छठो कथा पाँचवीं कथाके अन्तगंत ही आई है | सातवी 
कथा शुभ शकुनका फल बतलानेके लिये कही गई है । आठवी कथा पद्मावतीने 
समुद्रमें विद्यावरी द्वारा करकंडुके हरण किये जानेपर शोकाकुला रतिवेगाको 
सुनाई है । नवीं कथा आठवीं कथाका प्रारंभिक भाग है, जो एक तोतेकी कथा- 
के रूपमें स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है। 


ये कथाएँ मूलकथाके विकासमें अधिक सहायक नहीं हो पातों | इनके 
आधारपर कबिने कथावस्तुको रोचक बनानेका प्रयास किया है । वस्तुमे रसो- 
त्कषं, पात्रोंकी चरित्रगत विशेषता ओर काब्योंमें प्राप्य प्राकृतिक दृश्योंके 
वर्णनके अभावकों कविने भिन्न-भिन्न कथाओंके प्रयोग द्वारा पूरा करनेका 
प्रयत्न किया है । 


करकंड्वरिउ धामिक कथा-काव्य है | इसमें अलोकिक और चमत्काकपूर्ण 
घटनाओंके साथ काव्यतत्त्व भी प्रचुरूपमें पाये जाते है । 


इस काव्यमें मानव-जगत और प्राक्ृतिक-जगत दोनोंका वर्णन पाया जाता 

है। करकंडुके दन्तिपुरमे प्रवेश करनेपर तगरकी नारियोंके हृदयकी व्यग्रता 
विचित्र हो जाती है | यह वर्णन काव्यकी दृष्टिसे बहुत ही सरस और आक- 
षंक है-- 

तहिँ पुरवरि खुहियउ रमणियाउ झाणट्विय-मुणि-मण- दमणियाउ । 

क वि रहसईं तरलिय चलिय णारि, विहृउफ्फउ संठिय का वि दारि। 

क वि धावइ णवणिव णेहलुद्ध परिहाणु ण गलियउ गणइ मुद्ध । 

क वि कज्जलु बलहउ अहरे देइ णयणुल्लएँ लक्खारसु करेइ। 

णिग्गथवित्ति क वि अणुसरेइ विवरीउ डिभु क वि कडिहिँ लेइ | 

क वि णेउरु करयलि करइ बालू, सिर छंडिवि कडियले धरहइ माल । 

णिय-णदरु मण्णिवि क वि वराय मज्जारु ण मेल्लइ साणुराय | 

क वि धावइ णवरणिउ मे घरति विहलुंघल मोहइ धर सरंति। 

घत्ता--क वि माणमहल्ली मयणभर करकंड्हो समुहिय चलिय। 

थिर-थोर-पओहरि मयणयण उत्तत्त-कणयछवि उज्जलिय ॥२॥ 


अर्थात्‌ करकंडुके आगमनपर ध्यानावस्थित मुनियोंके मनको विचलित 


१६४ : ठीथंकर महाबीर ओर उतको आचार्य-परम्परा 


करनेवाल्ी युन्दरियाँ भी विक्षुब्ध हो उठीं। कोई स्त्री आवेगसे चंचछ हो चल 
पड़ी, कोई विह्न॒ल हो द्वार पर खड़ी हो गई, कोई मुर्धा प्रेमलुन्ध हो दोड़ पड़ी, 
किसीने गिरते हुए वस्त्रकी भी परवाह न की, कोई अधरो पर काजल भरने 
लगी, कोई आँखोंमें छाक्षारस लगाने लगी, कोई दिगम्बरोके सनान आचरण 
करने लगी, किसीने बच्चेको उल्टा ही गोदमें ले लिया, किसीने नृपुरको हृथमें 
पहुना, किसीने सिरके स्थानपर कटिप्रदेशपर माला डाल ली और कोई 
बेचारी बिल्लीके बच्चेको अपना पुत्र समझ सप्रेम छोड़ता नहीं चाहती |” 
कोई स्थिर और स्थूल पयोधर वाली, तप्त कनकच्छविके समान उज्ज्वल वर्ण 
वाली, मृगनयनी, मानिनी कामाकुल हो करकंडुके सामने चल पड़ो । 


शीलगुप्त मुनिराजके आगमनपर पुरनारियोंके हृदयमें जेसा उत्साह दिखलाई 
पड़ता है वेसा अन्यत्र संभव नही । कबिने लिखा है कि कोई सुन्दरी मानिनी 
मुनिके चरणकमलमे अनुरक्त हां चल दी, कोई नृपुर-श्षब्दोंस झ्नभ्षन करती 
हुई मानों मुनिगुणगान करती हुई चर पड़ी। कोई मुनिदर्शनोंका हृदयमें 
ध्यान धरतो हुई जाते हुए पतिका भो विचार नही करता । कोई थालमें अक्षत 
ओर धप भरकर बच्चेको ले वेगसे चछ पड़ी । कोई सुगन्धयुक्त जातो हुई ऐसी 
प्रतीत होती थी, मानों विद्याधरो पृथ्वी पर शोभित हो रही हो ।* 


कवि देश, नगर, ग्राम, प्रासाद, द्वीप, इ्मशान आदिक वर्णनमे भो अत्यन्त 
पटु है। अंगदेशका चित्रण करते समय उसने उम्र देशकों पृथ्वीरूपो नारीके 
रूपमें अनुभव किया है। इस प्रसंगमें सरावर, घान्यसे भरे खेत, कृषक बालाएँ, 
पथिक, विकसित कमल आदिका भो चित्रण किया गया है ।* 

कनकाम रने श्यृंगार, वीर ओर भयान्तक रसका अद्भुत चित्रण किया है । 
नारीरूप-वर्णनमें कविने परम्पराका आश्रय लिया है और परम्पराभुक्त उप- 
मातोका प्रयोग कर नारीके नख-शिखका चित्रण किया है। पद्मावतोके रूप- 
चित्रणमें अधरोंकी रक्तिमाका कारण आग्रे उठी हुई नासिकाकी उन्‍्नतिपर 
अधरोंका कोप कल्पित किया गग्या है । 


रतिवेगाके विछापमें कविने ऊहात्मक प्रसंगोका प्रयोग किया है। वर्णनमे 
सवेदनाका बाहुलय है। इसी प्रकार मदनावल्लीके विलुप्त होनेपर करकडुका 
विलाप भी पराषाणको पिघला देने वाला है । 


१, करकंडुचरिठ ९१२, ३-७ । 
२. वही १॥३-४-१० । 


शआंचायंतुल्य कांग्यकार एवं लेखक : १६५ 


संसारकी नदवरता और अस्थिरताका चित्रण करते हुए कबिने बताया है 
कि कालके प्रभावसे कोई नही बचता । युवा, बुद्ध, बालक, चक्रवर्त्ती, विद्याधर, 
किन्नर, खेचर, सुर, अमरपत्ति सब कालके वशवरत्तों हैं ।" प्रत्येक प्राणी अपने 
कर्मोके लिए उत्तरदायी, वह अकेला हो संसारमें जन्म ग्रहण करता है, अकेला 
ही दुःख भोगता है और अकेला ही मृत्यु प्राप्त करता है ।*९ 
करकडुको प्रयाण करते समय गंगा नदी मिलत्ती है। कविने गंगाका वर्णन 
जीवन्त रूपमें प्रस्तुत किया है-- 
गंगापएसु संपत्तरण. ग्ंगाणइद दिद्वी  जत्तएण । 
सा सोहइ सिय-जल कुडिलवत्ति, ण॑ सेयभुवंगहो महिल जत्ति । 
दूराउ बहुंती अइविहाई, हिमवंत-गिरिदहो कित्ति णाईं। 
विहिं कूलहिं लोयहिं ण्हंतएहिं आइच्चहो जलु परिदित्तिएहिं | 
दब्भंकियउड्ढहिं करयलेहिं णगइ भणइ णाईं एयहिं छलेहिं | 
हुँ सुद्धिय णियमग्गेण जासि मा रूसहि अम्महो उबरि सामि | 
शुश्र जलयुक्त, कुटिल प्रवाहवाली गगा ऐसी शोभित हो रही थी, मानों 
शेषनागकी स्त्री जा रही हो। दूरसे बहती हुई गंगा ऐसी दिखलाई पड़तो थी, 
जैसे वह हिमवत गिरीन्द्रको कीत्ति हो। दोनो कूलों पर नहाते हुए ओर आदित्य- 
को जल चढ़ाते हुए, दभ्भंसे युक्त ऊँचे उठाये हुए करतलों सहित छोगोंके द्वारा 
मानों इसी बहानेसे नदी कह रही है “मे शुद्ध हुँ और अपने माग्गंसे जाती हैं | 
है स्वामी ! मेरे ऊपर रुष्ट मत होइये ।” कविके वर्णनमे स्वाभाविकता है । 
कविने भाषाको प्रभावोत्पादक बनानेके लिए भावानुरूप शब्दोका प्रयोग 
किया है | पद-योजनामे छन्दप्रवाह भी सहायता प्रदान करता है । ध्वन्यात्मक 
शब्दोंका प्रयोग भी यथास्थान किया गया है। कविने विभिन्‍न प्रकारके छन्द 
और अलंकारोंकी योजना द्वारा इस काव्यको सरस बनाया है। 


महाकवि सिंह 


महाकाव सिंह संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश ओर देशीभाषाके प्रकांड विद्वान 
थे। इनके पिताका नाम रल्हण पंडित था, जो संस्कृत और प्राकृंत भाषाके 


१. करकंड्चरिउ ९॥५।१-१० । 
२. वही ९६ । 


१६६ : तोथंकर महायीर ओर उसकी आचार्य-परम्परा 


प्रंकाण्ड पण्डित थे। ये गुजर कुलमें उत्पन्न हुए थे। कविका परिचय-सूचक 
पद्म 'पज्जुण्णचरिउ'की १३वीं सन्धिके प्रार॑भमें पाया जाता है-- 

जात:  श्रीजिनधर्मंकम्मनिरत: शास्त्रार्थंसवंप्रियो, 

भाषाभि: प्रवणश्चतुर्भिरभवच्छीसिहनामा कवि: | 

पुत्रों रल्हण-पण्डितस्थ मतिमान्‌ श्रीग॒जं रागोमिह, 

दृष्टिज्ञान-चरित्रभूषिततनुव॑शे विशालेध्वनो ॥ 

इस संस्कृत-पद्यसे स्पष्ट है कि कवि सिंह संस्कृत-भाषाका भी अच्छा कवि- 

था | कबिकी माताका नाम जिनमती बताया गया है। कविने इसीकी प्रेरणा- 
से 'पज्जुण्णचरिउ'की रचना की है। कविने काव्यके आरंभमें विनय प्रदर्शित 
करते हुए अपनेको छन्द-लक्षण, समास-सन्धि आदिके ज्ञानसे रहित बताया है, 
तो भी कवि स्वभावसे अभिमानी प्रतीत होता है। उसे अपनी काव्य-प्रतिभा- 
का गव॑ है। १४वीं सन्धिके अन्तमें दिये गये एक संस्कृत-पय्यसे यह बात स्पष्ट 
होती है-- 


साहाय्यं समवाप्य नाम सुकवे: प्रद्युम्तकाव्यस्थ यः । 
कर्त्ताउभद्‌ भवमेदनेकचतुर' श्रीसिहनामा शमी ॥ 
साम्यं तस्य कवित्वगव्वंसहित: को नाम जात्तोध्वनौ । 
श्रीमज्जेनमतप्रणीतसुपथे. सार्थ: प्रवृत्तेः क्षम: ॥ 
कविने अपने सम्प्रदायके सम्बन्धमें कोई उल्लेख नही किया | पर ग्रंथके 
अन्तःपरीक्षण और गृरुपरम्परापर विचार करनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि कवि दिगम्बर सम्प्रदायका था। ग्रथक्री उत्थानिका और कथनशेली भी 
उक्त सम्प्रदायके काव्यों जेसी ही है। लिखा है-- 
विउलगिरिहि जिह हयभवकंदहों, समवसरण्‌, सिरिवीरजिणिदहो | 
णरवरखयरामरसमवाए, गणहरु-पुच्छिड सेणियराए। 
मयरद्धयहो विणिज्जयमारहो, कहहि चरिउ पज्जुण्णकुमारहो | 
त॑ णिसुणेवि भणइ गणेसरु, णिसुणद सेणिउ मगहणरेसरु ॥ 


कविका वंश गुजर था और अपनेको उसने उस गुजंरकुलरूपी आकाशको 
प्रकाशित करनेवाला सूर्य लिखा है। कविने अपने पिताका नाम बुध रल्हण या 
रल्हण बताया है। बुध रल्हणकी झीलादि गुणोंसे अलंकृत जिनमती नामकी 
पत्नी थी, जिसके गर्भसे कवि सिहका जन्म हुआ था। क॒विके तोन भाई थे, 
जिनमें प्रथमका नाम शुभंकर, द्वितीयका गृणप्रवर और तृतीयका साधारण 
था | ये तीनों ही भाई धर्मात्मा और सुन्दर थे। ग्रन्थमें बताया है-- 


आयायंतुल्य काव्यकार एवं ऊेखक : १६७ 





तह पय-रउ णिरु उष्णय अमइयमाणु, गुंज्ज रकुल-णह-उज्जोय-भाणु | 
जो उहयपवरवाणीविलासु, एयंविह विउसहो रल्हणासु । 

तहो पणइणि जिणमइ सुहय-सील, सम्मत्तवंत्त णं धम्मलील । 

कइ सीहु ताहि गब्भतरंमि, संभविउ कमलु जह सुर-सरंभि | 
जणवच्छलु सज्जण जणियहरिसु, सुदबंत त्तिविह वइरायसरिसु । 
उप्पणु सहोयद तासु अवर, नामेण सुहकरु गुणहंपवरु । 

साहारण लघुबउ तासु जाउ, धम्माणुरत्तु अइदिव्बकाउ | 


कवि सिहके गुरु मुनिपुंगव भट्टा रक अमृतचन्द्र थे | ये तप-तेजरूपी दिवाकर 
और ब्रत, नियम तथा शीलके समुद्र थे । अमृतचन्द्रके गुरु माधवचन्द्र थे । इनकी 
'मलघधारी' उपाधि थी। यह उपाधि उसी व्यक्तिको प्राप्त होती थी, जो दुद्धंर 
परीषहो, विविध उपसर्गों और श्ञीत-उष्णादिकी बाधाओंको सहन करता था । 
कबि देवसेनने भी अपने गुरु विमलदेवको 'मलूधारी' सूचित किया है | 

कवि सिंहका व्यक्तित्व स्वाभिमानी कविका व्यक्तित्व है। वह चार 
भाषाओंका विद्वान और आशुकवि था। उसे सरस्वतीका पूर्ण प्रसाद प्राप्त 
था। वह सत्कवियोंमे अग्रणी, मान्य और मनस्वी था । उसे हिताहितका पूर्ण 
विवेक था ओर समस्त विषयोंका विज्ञ होनेके कारण काव्यरचनामें पटु था। 


(पज्जुण्णचरिउ'में सन्धियोकी पृष्पिकाओमे सिद्ध और सिद्द दोनो नाम 
मिलते हैं । प्रथम आठ सन्धियोकी पुष्पिकाओंमे सिद्ध और अन्य सन्धियोकी 
पुष्पिकाओंमे सिह नाम मिलता है। अतः यह कल्पना की गई कि सिंह और 
सिद्ध एक ही व्यक्तिके त्ाम थे | वह कही अपनेको सिंह ओर कही सिद्ध कहता 
है। दूसरी यह कल्पना भी सम्भव है कि सिंह और सिद्ध नामक दो कवियोंने 
इस काव्यकी रचना की हो, क्योकि काव्यके प्रारम्भमें सिहके माता-पिताका 
नाम और आगे सिद्धके पिताका नाम भिन्न मिलता है। पं० परमानन्दजी 
शास्त्रीका अनुमान है कि सिद्ध कविने प्रद्युम्नचरितका निर्माण किया था। 
कालवश यह ग्रन्थ नष्ट हो गया ओर सिंहने खण्डित॒रूपसे प्राप्त इस ग्रन्थका 
पुनरुद्धार किया ।* 


प्रो० डॉ० हीरालालऊजी जेनका भी यही विचार है। प्रन्थकी प्रशस्तिमें 
कुछ ऐसी पंक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि कवि सिद्धकी 


१. महाकवि सिंह और भ्रद्युम्नचरित, अनेकान्त, वर्ष ८, किरण १०-११, पृ० ३९१ । 
२. नागपुर युनिवर्सिटी जल, सन्‌ १९४२, पु० ८२-८३ । 


१६८ तीथँंकर महाबीर और उनकी आचारय-परम्परा 


कइ सिद्धहो विरयंतहो विणासु, 
संपत्तऊ कम्मवसेण ताखु, 
साथ ही अन्तिम प्रशस्तिके 'परकज्जं परकब्वं विहडंतं जेहि उद्धरिय'से भी 
उक्त आशयकी सिद्धि होतो है। श्री हरिवंश कोछड़ने भी इसी तथ्यको स्वीकार 
किया है।* 


स्थितिकाल 


कवि सिंहने 'पज्जुण्णचरिउ'के र्थनाकोरूका निर्देश नहीं किया है। पर 
प्रन्थ-प्रशस्तिमे बह्मणवाड नगरका वर्णन करते हुए लिखा है कि उस समय 
वहाँ रणधोरी या रणधीरका पुत्र वल्लाल था, जो अर्गपोराजको क्षय करनेके 
लिये कालस्वरूप था ओर जिसका माण्डलिकभृत्य गुहिलवशीय क्षत्रिय भुल्लण 
बह्यणवाडका शासक था। प्रशस्तिमे लिखा है-- 


सरि-सर-णंदण-वण-संछण्णउ, 
मठ-विहा र-जिण-भवण-खण्णउ। 
बम्हणवाडउणामे पट्टण, 
अरिणरणाह - सेणदलवदुणु । 
जो भुजइ अरिणखयकालहा, 
रणधोरियहो सुअहो बल्लालहो । 
जासु भिच्चु दुज्जण-मणसल्लणु, 
खत्तिउ ग्‌हिल उत्तु जहि भुल्लणु । 
-“्रद्युम्नचरित, प्रशस्ति । 


पर इस उल्लेखपरसे राजाओंके राज्यकालको ज्ञातकर कुछ निष्कर्ष निकाल 
सकना कठिन है । 


मन्‍्त्री तेजपाल द्वारा आबूके लूणवसत्तिचेत्वमे वि० स० १२८७ के लेखमें 
मालवाके राजा बल्‍्छालको यशोधबलके द्वारा मारे जानेका उल्लेख आया है। 
यह यशोधवल विक्रर्मश्चृहवका भतोजा था और उसके केद हो जानेके पश्चात्‌ 
राजगद्दीपर आसीन हुआ था । यह कुमारफपालका माण्डलिक सामन्त अथवा 
भृत्य था। इस कथनकी पुष्टि अंचलेश्वर मन्दिरके शिलालेखसे भी होती है। 

जब कुमारपाल गुजरातकी गद्दीपर आसीन हुआ था, तब मालवाका राजा 
बल्लाल, चन्द्रावतीका प्रश्मार विक्रमसिंह ओर सपादलक्षसामरका चोहान 





१, अपन्र शन्साहित्य, दिल्‍ली प्रकाक्षन, पृु० २११ | 


आंचार्यतुल्य कान्यकार एवं लेखक : १६९ 


अर्गाराज इन तीनोंने मिलकर कुमारपालके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की | पर 
उनका प्रयत्न सफल नहीं हो सका। कुमारपालने विक्रमसिहका राज्य उसके 
भतीजे यशोधवलको दे दिया, जिसने बललालको मारा था। इस प्रकार मालवा- 
को गुजरातमें मिलानेका यत्न किया गया ।* 

कुमा रपालका राज्यकाल वि० सं० ११९९ से १२२५ तक रहा है। अतः 
बल्‍लालकी मृत्यु ११५१ ई० (वि० सं० १२०८) से पूरब हुई है । 

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट है कि कुमारपाल, यशोधवर, बलल्‍लार और 
अर्गोराज ये सब समकालीन है । अत' ग्रंथ-प्रशस्तिगत कथनको दृष्टिमें रखते 
हुए यह प्रतीत होता है कि प्रद्य म्नचरित॒की रचना वि० सं० १२०८ से पूर्व हो 
चुकी थी। अतएवं कबि सिहका समय विक्रमकी १२ वी हातीका अन्तिम पाद 
या विक्रमकी १३ बीं शत्तीका प्रारम्भिक भाग है। डॉ० होरालालजो जेनने 
'पज्जुण्णचरिउ'का रचनाकाल ई० सन्‌को १२ वीं शतीका पूर्वार्ढ माना है। 
प० परमानन्दजी ओर डा० जेनके तथ्योंपर तुलनात्मक दुष्टिसे विचार करनेपर 
डॉ० जैन द्वारा दिये गये तथ्य अधिक प्रामाणिक प्रतीत होते है । 


रचना 
कविकी एकमात्र रचना प्रद्य म्नचरित है । इसमे २४ कामदेवोमेस २१ वें 
कामदेव क्ृष्णपुत्र प्रद्यु म्नका चरित निबद्ध किया है। यह १५ सन्धियोम विभकक्‍त 
है । रुक्मिणीसे उत्पन्न होते ही प्रद्युम्नको एक राक्षस उठाकर ले जाता है। 
प्रद्य म्न वही बड़े होते है। और फिर १२ वर्ष पद्चात्‌ कृष्णस आकर मिलते 
है। कविने परम्परानुसार जिनवन्दन, सरस्वतोवन्दनके अनन्तर आत्मविनय 
प्रदर्शित की है। वह सज्जन-दुजंनका स्मरण करना भी नही भूछता । कविने 
परिसख्यालकार द्वारा सोराष्ट्र देशका बहुत हां सुन्दर चित्रण किया है। 
लिखा है-- 
मय संगु करिणि जहिं वेए कंडु, खरदंडु सरोरुहु ससि सखंडु। 
जहिं कब्बे बंधु विग्गहु सरीरु, धम्माणुरत्तु जणु पावभीरु। 
थदुृत्तमु मलणु-वि मणहराहूं, वरतरुणी पीणघण थण हराहूं। 
हय हिसणि रायणि हेलणेसु, खलि विगयणेहु तिरू-पीलणेसु । 
मज्ञण्णयाले गुणगणहराहँ, परयारगमणु - जहि मुणिवराह | 
पियविरहु वि जहि कडु वउकसाउ, कुडिल विज्जुब इहिं कुत्ततककला उ ॥१-९॥ 
वस्तु-वर्ण नमें काव पटु है । उसने ग्राम, नगर, ऋतु, सरोवर, उपवन, पव॑त 


. ऋणह्ृा्ग्फ़रांव्ब ज्रिवांट8 ४, 7 ए, 200व 


१७० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आंचार्य-परम्परा 


आदिके चित्रणके साथ पात्रोंकी भावनाओंका भी अंकन किया है। प्रद्य सस्‍्तका 
अपहरण होनेपर रक्मिणी विकाप करती है। कविने इस संदभंमें करुण रसका 
अपुव॑ चित्रण किया है। प्रद्यम्न लोट आनेपर सत्यभामा और रुक्मिणीसे मिलते 
हैं। रुकिमणोके समक्ष वे अपनी बाल-क्रीड़ाओंका प्रदर्शन करते हैं । इस संदर्भमें 
कविने भावाशिव्यंजनपर पूरा ध्यान रखा है। काव्यके आरंभमे कवि कृष्ण 
और सत्यभामाका वस्तुरूपात्मक चित्रण करता हुआ कहता है-- 
घत्ता-- 
चाणउर विमद्वणु,  देवइं-णंदणु, संख-चक्क-सा रंगधरु | 
रणि कंस-खयंक८, असुर-भयकरु, वसुह-लिखंडहं गहियकरु ॥१-१२ 
रजो दाणव माणव दलड दप्पु,जिणि गहिउ असुर-गर-खयर-कप्पु | 
णव-णव-जोव्वण सुमणोहराईं, चक्‍कल-घण पीणपडउंहराइ । 
छण इंदंविवसम वयणियाह, कुबलूय-दल-दीहर-णयणियाहं । 
केऊर-हार-कुंडल-धराहूं,. कण-कण-कणंत ककण कराहं। 
कयर खोलिर पयणेउराहं, सोलह सहसई अंतेउराहूं । 
तह मज्ञि सरस ताम रस मुहिय, जा विज्जाहरहंधु केउ दुहिय । 
सईं सब्वसुलक्खणसुस्सहाव, णामेण. पसिद्धिय सच्चहाव। 
दाडिमकुसुमाहरसुद्धसाम, अइवियडर_ मणणिर मज्ञ खाम | 
ता अग्गमहिसि तहो सुंदरासु, इंदाणि व सग्गि पुरदरासु। १-१३ 
इस काव्यमे रस-अलकार आदिका भी समुचित समावेश हुआ है। 


लाखू 

प० लाखू द्वारा विरचित जिनदत्तकथा' अपश्र शके कथा-काव्योमे उत्तम 
रचना है। कबिने अपने लिए 'लक्खण' शब्दका प्रयोग किया है। पर लक्ष्मण 
रत्नदेवके पुत्र है और पुरवाडवंशमें उत्पन्न हुए हैं। किन्तु लाखूका जन्म जाय- 
सवशमें हुआ है। अतएव लक्ष्मण और लाखू दोनो भिन्‍न कालके भिन्‍न कवि हैं । 

कवि लाखू जायस या जयसवालवंशमें हुए थे। इनके प्रपित्तामहका 
नाम कोशवाल था, जो जायसवंशके प्रधान तथा अत्यन्त प्रसिद्ध नरनाथ थे । 
कविने उनका निवास त्रिभुवनगिरि कहा है। यह त्रिभुवनंगढ या तिहुनगढ़ 
भरतपुर जिलेसे बयानाके निकट १५ मील पर्चिम-दक्षिणमें करौली राज्यका 
प्रसिद्ध ताहनगढ है। इस दुरगंका निर्माण और नामकरण परमभट्वारक महा- 
राजाधिराज त्रिभुवनपाल या तिहुणपालने! किया था। इसीलिए यह तिहुनगढ़ 


१. डॉ० ज्योतिप्रसाद जन, जैन सन्देश, शोधाक २, १८ दिसम्बर १९५८, पृ० ८१। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७१ 


या त्रिभुवनगिरि कहलाया है। इसका निर्देश कवि बुलाकीचन्दके वचनकोश 
में भो मिलता है ।' 
लाखू तिहुणगढसे आकर बिलरामपुरमें बस गये थे। कविने स्वयं 
लिखा है-- 
सो तिहुवणगिरिभग्गउजवेण, घित्तउ बलेण मिच्छाहिवेण | 
लक्खणु सव्वाउ समाणु साउ विच्छोयउ विहिणा जयिण राउ | 
सो इत्त तत्थ हिडतु पत्तु पुरे विल्‍्लरामे लक्खणु सुपत्तु । 
--प्रशस्तिका अंतिमभाग 
इससे स्पष्ट है कि लाखू तिहुनगढ़से चलकर बिलरामपुरमे बस गये थे । 
ग्रन्थकी प्रशस्तिसे यह भी स्पष्ट होता है कि कोसवाल राजा थे और उनका 
यश चारो ओर व्याप्त था। कविके पिता भी कहीके राजा थे । कविके पिता- 
का नाम साहुल और माताका नाम जयता था। “अणुब्रत रत्लप्रदीप की प्रशस्तिसे 
भी यही सिद्ध होता है। 
कविका जन्म कब और कहाँ हुआ, यह निश्चितरूपसे नही कहा जा सकता 
है। पर जिभुवनगिरिके बसाये जाने और विध्वस किये जाने वाली घटनाओं 
तथा दूबकूडके अभिलेख और मदनसागर ( अहारक्षेत्र, टीकमगढ, मध्यप्रदेश ) 
में प्राप्त मत्तिेखोसे यह सिद्ध हो जाता है कि ११वीं शताब्दीमें जयसवाल 
अपने मूलस्थानको छोड़ कर कई स्थानोमे बस गये थे। संभवत तभी 
कंविके पूव॑ज त्रिभुवनगिरिमें आकर बस गये होंगे । 
अणक्रतरत्लप्रदीप'में लिखा है कि यमुना नदीके तट पर रायबहिय नामकी 
महानगरी थी । वहाँ आहवमल्लदेव नामके राजा राज्य करते थे। वे चौहान 
वंशके भूषण थे। उन्होंने हम्मीरवीरके मनके शूलको नष्ट किया था। उनकी 
पट्टरानीका नाम ईसरदे था। इस नगरमें कविकुलमडल प्रसिद्ध कवि लक्खण 
रहते थे । एक दिन रातज्िके समय उनके मनमे विचार आया कि उत्तम कवित्व- 
शक्ति, विद्याविकास और पाण्डित्य ये सभी गुण व्यर्थ जा रहे है। इसी विचारमे 
मग्न कविको निद्रा आ गई और स्वप्नमें उसने शासन-देवत्ताके दर्शन किये। 
शासन-देवताने स्वप्नमें बताया कि अब कवित्वशक्ति प्रकाशित होगी । 
प्रातः:काल जागने पर कविने स्वप्नदर्शंसनके सम्बन्धभे विचार किया और 
उसने देवीकी प्रेरणा समझ कर काव्य-रचना करनेका सकल्प किया। और 
फलत: कवि महामत्री कण्हसे मिला । कण्हने कविसे भक्तिभावसहित सागा रघमं- 





१. अगरचंद नाहुटा, कवि बुलाकीचन्दरचित वचनकोश ओर जयसवालजातति, जैन 
संदेश, शोषाक २, रै८ दि० १९५७, पृ० ७०। 


१७२ : तीर्थंकर महाजीर और उन्चकी आचार्य-परम्परा 


के निरूपण करनेका अनुरोध किया। 


इससे यह सिद्ध होता है कि कवि त्रिभुवनगिरिसे आकर रायबहिय नगरी- 
में रहने लगा था। यह रायबहिय आगरा और बाँदीकुईके बीचमें विद्यमान है ।' 
इससे ज्ञात होता है कि कविका वंश रायबहियमें भी रहा है । श्री डा० देवेन्द्र- 
कुमार शास्त्रीने लिखा है कि “यदि जिनदत्तकथा बिल्लरामपुरवासी जिनघर- 
के पुत्र श्रीथरके अनुरोध और सुख-सुविधा प्रदान करने पर लिखी गई, तो अणु- 
ब्रतरत्न प्रदोष आहवमल्लके मन्त्री कृष्णके आश्रयमें तथा उन्हींके अनुरोधसे 
चन्द्रवाडनगरमें रचा गया । आहवमल्लकी बश-परम्परा भी चन्द्रवाड मगरसे 
बतलायो गयी है। इससे स्पष्ट है कि स० १२७५ में कवि सपरिवार बिल्लराम- 
पुरमें था और सं० १३१३ में चन्द्रवाडनगर ( फिरोजाबादके ) पासमे । यदि हम 
कविका जन्म तिहनगढ़मे भी मान लें त्तो फिर रायवहियमें वह कब रहा होगा। 
हमारे विचारमें लाखूके बाबा रायवड्डियके रहने वाले होंगे । किसी समय तिह- 
नगढ अत्यन्त समुद्ध नगर रहा होगा । इसलिए उससे आकर्षित हो वहाँ जाकर 
बस गये होंगे । किन्तु तिहनगढ़के भग्न ही जाने पर वे सपरिवार बिल्लरामपुरमें 
पहुँच कर रहने छगे होंगे। संभवत: वही ऊछाखूका जन्म हुआ होगा। और 
श्रीधरसे मगाढी मित्रता कर सुखसे समय बिताने लगे होंगे। परन्तु श्रीधरके 
देहावसान पर तथा राज्याश्रयके आकषंणसे चन्द्रवाडनगरीमें बस गये होगे ।/'* 

उपयु कत उद्ध रणसो यह निष्कर्ष निकलता है कि कवि लक्खणने अणुत्रतरत्न- 
प्रदीपषकी रचना रायवडिडिय नगरीमें की और “जिनदत्तकथा'की रचना बिल्ल- 
रामपुरमें की होगी । 

कवि अपने समयका प्रतिभाशाली और लोकप्रिय कवि रहा है। उसका 
व्यक्तित्व अत्यन्त स्निग्ध और मिलनसार था। यही कारण है कि श्रीधर जेसे 
व्यक्तियोसे उसकी गाढी मित्रता थी । जिनदत्तकथाके वर्णनोसे यह भी प्रतीत 
होता है कि कवि गृहस्थ रहा है। प्रभुचरणोंका भक्त रहने पर भी वह कमं- 
सिद्धास्तके प्रत्ति अटूट विश्वास रखता है। शील-संयम उसके जीवनके विशेष 
गुण हैं। 
स्थिति-काल 

कविने 'अणुव्रतरत्न-प्रदीप'में उसके रचना-कालका उल्लेख किया है-- 


विननक«०-+मन+माक>पननन+ मन -कानन- 3क्‍५१“+.+०६००न ० 


१. अणुब्नतरलप्रदीप, जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ६, किरण ३, पृ० १५५-१६० । 
२. भविसयत्तकहा तथा अपनश्लंश-कथाकाव्य, डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, भारतोयज्ञानपीठ 
प्रकाशन, पृ० २१२ । 








ब्राचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७३ 


तैरह-सय-ते रह-उत्तराले, परिगलिय-विक्कमाइच्चकाले | 
संवेयरइह सब्बहं समक्ख, कत्तिय-मासम्मि असेय-पक्खे | 
सर्त्ताम-दिणे गुरुवारे समोए, अट्टुमि-रिक्खे साहिज्ज-जोए । 
नव-मास रयतें पायडत्थु, सम्मत्तउ कमे कमे एहु सत्थु। 
-- अणुन्रत्तरत्नप्रदीप', अन्तिम प्रशस्ति । 
वि० सं० १३१३ कात्तिक कृष्ण सप्तमी गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, साध्य योग 
में नौ महौनेमें यह प्रन्थ लिखा गया। 
कविने 'जिणयत्तकहा' में रचनाकालका उल्लेख करते हुए लिखा है--- 
वारहसय सत्तरयं पंचुत्तरय विक्कमकाल-बविद्त्तउ । 
पढमपक्ख रविवारए छटिठ सहारण, पूसमासि संमत्तिउ ॥ 


अर्थात्‌ वि० स० १२७० पोष कृष्णा षष्ठो रविवारके दिन इस कथाग्रन्थकी 
रचना समाप्त हुई। इस प्रकार कविका साहित्यिक जीवन वि० सं० १२७५ से 
आरम्भ होकर वि० सं० १३१३ तक बना रहता है । कविने प्रथम रचना लिखने 
के पश्चात्‌ द्वितीय रचना ३८ वर्षके पदचात्‌ लिखी है। यही कारण है कि 
कविको चिन्ता उत्पन्त हुई कि उसको कवित्वशक्ति क्षीण हो चुकी है। 
अतएब रात्रिमे शासन-देवताका स्वप्नमे दर्शन कर पुनः काव्य-रचनामे 
प्रवृत्त हुआ | 


कविके आश्रयदात्ता चौहानवंशी राजा आहवमल्ल थे | आहवमल्लने मुसल- 
मानोंसे टक्कर लेकर विजय प्राप्त की और हम्मीरवीरकी सहायता की । हम्मीर 
देव रणथम्भोरके राजा थे। अल्लाउद्दीन खिलजीने सन्‌ १२९९में रणथम्भौर 
पर आक्रमण किया और इस युद्धमें हम्मीरदेव काम आये । इस प्रकार आहव- 
मल्लके साथ कविकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाती है। 


तिहनगढ या त्रिभुवनगिरिमें यदुवंशी राजाओंका राज्य था। कबि लाखू 
इसी परिवारसे सम्बद्ध था। ऐतिहासिक दृष्टिसे मथुराके यदुबंशी राजा जये- 
न्द्रपाल हुए और उनके पुत्र विजयपालू। इनके उत्तराधिकारी धमंपाल और 
धमंपालके उत्तराधिकारी अजयपाल हुए। ११५० ई० में इनका राज्य था। 
उनके उत्तराधिकारी कुँवरपाल हुए | वस्तुत: अजयपालके उत्तराधिकारी हर- 
पाल हुए। ये हरपाल उनके पुत्र थे। महावनमें ई० सन्‌ ११७० का हरपालका 
एक अभिलेख मिला है'। हरपालके पुत्र कोषपाल थे, जो लाखूके पितामहके 


१. दी स्ट्रगल फॉर इम्पायर, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, प्रथम संस्करण, पु० ५५। 





१७४ : तीर्थंथर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


पिता थे। कोषपालके पुत्र यशपाल और यशपालके लाहढ़ हुए। इनकी जिन- 
मत्ती भार्या थी | इससे अल्हण, गाहुल, साहुल, सोहण, रयण, मयण और सतण 
हुए । इनमेंसे साहुल छाखूके पिता थे। इस प्रकार लक्खणका सम्बन्ध यदुवशी 
राजघरानेके साथ रहा है । 
रचनाएँ 

कविकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं--(१)चंदणछट्ठीकहा, (२) जिणयत्त- 
कहा और (३) अणुवय-रयण-पईव । 

चंदनषष्ठीकथा'--कविकी प्रारम्भिक रचना है और इसका रचना-काल 
वि० स० १२७० रहा होगा। यह रचना साधारण है और कविने इसके अन्तमें 
अपना नामाकन किया है-- 

“इय चंदणछदिठह जो पालइ वहु लक्खणु। 
सो दिवि भुजिवि सोक्वु मोक्‍्खहु णाणे लक्खणु |” 

“जिनदत्तकथा'--इसकी प्रति आमेर दास्त्र-भडारमसे प्राप्त है। कविने जिन- 
दत्तके चरित्का गुम्फन ११ सन्धियोंमें किया है। मगधराज्यके अन्तर्गंत्त वसन्‍्त- 
पुर नगरके राजा शशिशेखर और उनकी रानी मैनासुन्दरीके वर्णनके पश्चात्‌ 
उस नगरके श्रेष्ठि जीवदेव और उनकी पत्नी जीवनजसाके सौन्दयंका वर्णन 
किया गया है। प्रभुभक्तिके प्रसान्‍से जीवनजसा एक सुन्दर पुत्रको जन्म 
देती है, जिसका नाम जिनदत्त रखा जात्ता है। जिनदत्तके वयस्क होनेपर 
उसका विवाह चम्पानगरीके सेठकी सुन्दरी कन्या विमलूमतीके साथ सम्पन्न 
होत्ता है । 

जिनदत्त धनोपाज॑नके लिए अनेक व्यापारियोंके साथ समुद्र-यात्रा करता 
हुआ सिंहलद्वीप पहुँचता है और वहाँके राजाकी सुन्दरी राजकुमारों 
श्रीमती उससे प्रभावित होती है । दोनोंका विवाह होता है। जिनदत्त श्रीमती- 
को जिनधमंका उपदेश देता है | कालान्तरमें बह प्रचुर धन-सम्पत्ति अजित कर 
अपने साथियोंके साथ स्वदेद् लोटता है। ईष्यॉके कारण उसका एक सम्बन्धी 
धोखेसे उसे एक समुद्रमें गिरा देता है और स्वयं श्रीमतीसे प्रेमका प्रस्ताव करता 
है। श्रीमती शीलब्रत्तमें हढ़ रहत्ती है। जहाज चम्पानगरी पहुँचता है और 
श्रीमती वहाँके एक चेत्यमें ध्यानस्थ हो जाती है। जिनदत्त भी भाग्यसे बचकर 
मणिद्वीप पहुँचता है और वहाँ श्युगारमतीसे विवाह करता है। वह किसी 
प्रकार चम्पानगरीमें पहुँचता है और वहाँ श्रीमती ओर विमलवतीसे भेंट करता 
है और उनको लेकर अपने नगर वसन्तपुरमें चला आता है। मात्ता-पिता पुत्र 
और पुत्रवधुओंको प्राप्तकर प्रसन्न होते हैं । 


आचार्यंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७५ 


कुछ दिनोंके पश्चात्‌ जिनदत्तको समाधिगृष्त मुनिके दर्शन होते हैं। उनसे 
अपने पूर्व॑भव सुनकर वह विरक्‍्त हो जाता है और मुनिदीक्षा ग्रहण कर लेता 
है तथा लपश्चरण द्वारा मिर्वाण प्राप्त करता है। 

कविने लोक-कथानकोको धामिक रूप दिया है तथा घटनाओंका स्वाभा- 
विक विकास दिखलाया है। इतना ही नही, कविने नगर-वर्णन, रूप-वर्णन, 
बाल-बणन, संयोग-वियोग-वर्णन, बिवाह-वर्णन तथा नायकके साहसिक कार्यों- 
का वर्णन कर कथाको रोचक बनाया है। 

इस कथा-काव्यमें कई माभिक स्थल हैं, जिनमें मनुष्य-जीवनके विविध 
मामिक प्रसंगोंकी सुन्दर योजना हुई है। बेटीकी भावभीनी बिदाई, माताका 
नई बहुका स्वागत करना, बेटेकी आरती उत्तारना, जिनदत्तका समुद्रमें उत्त रना, 
समुद्र-सतरण, वनिताओंका करुण-विलाप ऐसे सरस प्रसंग है, जिनके अध्ययन- 
से मानवीय सवेदताओंकी अनुभूति द्वारा पाठकका हृदय द्रवित एवं दीप्त हो 
जाता है | लज्जा, औत्सुक्य, मोह, विबोध, आवेग, अलसता, स्मृति, चिन्ता, 
वितर्क, धुृति, चपछूता, विषाद, उग्रता आदि अनेक संचारी भाव उद्वुद्ध होकर 
स्थायी भावोंको उद्दीप्त किया है। संयोग-वियोगवर्णनमें कविने रतिभावकी 
सुन्दर अभिव्यंजना की है। इलेष, यमक, रूपक, उपमा, उत््रेक्षा, स्वभावोक्ति, 
विशेषोक्ति, लोकोक्ति, विनोक्ति, सन्देह आदि अलंका रोंकी योजना की गयी 
है। छन्दोमें विलासिनी, मोक्तिकदाम, मनोहरदाम, आरनाल, सोमराजी 
ललिता, अमरपुरसुन्दरी, मदनावतार, पद्मिनी, पंचचामर, पमाड़िया, नाराच, 
भ्रमरपद, तोड़या, त्रिभंगिका, जम्मेटिया, समानिका और आवली आदि प्रयुक्त 
हुए हैं । 

कविने श्ूंगार और वीर-रसकी बहुत ही सुन्दर योजना की है। करुण रस 
भी कई सन्दर्भोमे आया है । 
अणुवयरयणपईव 

इस ग्रंथमें कविने श्रावकोंके पाऊन करने योग्य अणुक्रतोंका कथन किया 
है | विषय-प्रतिपादनके लिये कथाओंका भी आश्रय लिया गया है। कविने 
लिखा है-- 


मिच्छत्त-जरंहिव-ससण-मित्त 
णाणिय-णरिंद महनियनिमित्त ॥१॥ 
अवराह-बलछाहय-विसम-वाय 
वियसिय-जीवणरुह-वयण-छाय 


१७६ : तीर्थंकर महादीर और उनको आचार्य-परम्परा 


अय-भरियागय-जण-रक्खवाल 
छण ससि-परिस र-दल विउल-भाल | 
संसार-सरणि-परिभमण-भीय 
गुरु-चरण -कुसेसय-चंचरीय । 
पोसिय-धम्मासिय-विबुह-वग्ग 
णाणिय-णिरुवम-णिव-णीइ-मग्ग | 
जस-पसर-भरिय-बंभंड-खंड 
मिच्छत्त-महीहर-कुलिस-दंड । 
तज्जिय-माया-मय-माण -डंभ 
महमइ-करेणु-आलाण-थंभ । 
समयाणुवेइ गुरुपण-विणीय 
दुत्थिय-ण र-गिव्वाणावणीय । 


आस्त्रोपदेशके वचनामृतके पानसे तृप्त भव्यजन मिथ्यात्वरूपी जी वृक्षको 
समाप्त कर डालते है। सम्यक्त्वरूपी सूयंके उदय होते ही मिथ्यात्वरूपी 
अधकार क्षीण हो जाता है। अपराधरूपी मेघोको छिन्न-भिन्‍न करनेके लिए 
प्रचण्ड वायु, विकसित कमलके समान मुखकीत्तिके धारक, भयसे लदे हुए आने 
वाले जनोके रक्षपाल, पूर्ण चन्द्रमण्डलके अर्द्धभाग समान भालयुकत, संसार- 
सरणिमे परिभ्रमणसे भीत, गुरुक चरणकमलोंके चचरीक, धर्मके आश्रित्त हुए 
समझदार लोगोंका पोषण करने वाले, निरुपम राजनीतिमार्गंके ज्ञाता, यशके 
प्रसा रसे ब्रह्माण्डखण्डको भर देने वाले, मिथ्यात्वरूपी पव॑तके वज्ञदण्ड, माया, 
मद, मान और दभके त्यागी, महामतिरूपी हस्तिको बाँधनेके स्तभ, समयवेदी, 
गुरुजन, विनीत्त और दु'खित नरोंके कल्पवृक्ष, तुम कविजनोके मनोरंजन, पाप- 
विभंजन, गुणगणरूपी मणियोके रत्नाकर और समस्त कलाओंके निर्मल 
सागर हो । 


इस प्रकार कथाके माध्यमसे अणु्नत, गुणब्रत, शिक्षात्रत, सप्तव्यसनत्याग, 
चार कषायोंका त्याग, इन्द्रियोंका निग्रह, अष्टाग सम्यक्दर्शंन, धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष चार पुरुषार्थ, स्वाध्याय, आत्मसन्तोष, जिनपुजा, गुरुभकति आदि धार्मिक 


तत्त्वोंका परिचय प्रस्तुत किया है । 

लेखककी शेली उपदेश्षप्रद न होकर आख्यानात्मक है। और कविने अन्या- 
पदेश द्वारा धामिक तत्त्वोकी अभिव्यञ्जना की है। यह ग्रंथ लघुकाय होनेपर 
भी कथाके माध्यमसे धामिक तत्त्वोकी जानकारी प्रस्तुत करता है। 


का आचायंतुल्य काब्यकार एवं लेखक : १७७ 


यजश्ञःकीत्ति प्रथम 


'चंदप्यहचरिउ के रचयिता कवि यहाःकीति है। यश'कीतिनामके कई 
आचार्य हुए हैं। उनमेंसे कईने अपश्र श-काव्योंकी रचना की है। “चन्दष्पह- 
चरिउ के रचयिता यज्ञ'कीतिने न तो ग्रथका रचनाकाल ही अकित किया है 
और न कोई विस्तृत प्रशस्ति ही लिखी है। पुष्पिकावाक्यमें कविने अपनेको 
महाकवि बताया है। लिखा है-- 

“इय-सिरि-चंदप्पह-चरिए. महाकइ-जसकित्ति-विरइए महाभव्व-सिद्धपाल- 
सवण-भूसणे सिरिचिदप्पह-समिणिव्वाणगमणों णाम एया रहमो सथी-परिच्छेओ 
सम्मत्तो | ' 

कविने आचार्य समन्तभद्रके मुनिजीवनके समय घटित होनेवाली और 
अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभके स्तोत्रके साम्थ्यंसे प्रकट होनेवाली चन्द्रप्रभक्ी मुत्ति- 
सम्बन्धी घटनाका उल्लेख करके अकलंक, पृज्यपाद, जिनसेन और सिद्धसेन 
नामके पूव॑वर्त्ती विद्वानोंका उल्लेख किया है। आइचय है कि कविने अपभ्र गके 
किसी कविका नाम निर्देश नही किया है । 

कविने इस ग्रथकों हुम्बडकुलभूषण कुंवरसिहके सुपुत्र सिद्धपालके अनु- 
रोधसे रचा है। वे गुजंरदेशके अन्तगंत उन्मत्तदेशके वासी थे। आदि और 
अन्तमे कविने इस ग्रथके प्रेरकका उल्लेख किया है-- 

हुबड-कुल-नहयलि पुप्फयत्त, बहु देउ कुमरसिह॒वि महत। 
तहो सुउ णिम्मलु गुण-गण-विसालु, सुपसिद्धउ पभणइ सिद्धपालु । 
जसकित्तिविबुह-करि तुहु पसाउ, महु पूरहि पाइय कब्ब-भाउ । 
त निसुर्णिव सो भासेइ मदु, पगलु तोडेसइ केम चदु | 
इह हुई वहु गणहरणाणवत्त, जिणवयण-रसायण-वित्थरत्त | 

८ ग् है 
गुज्ज र-देसह्‌ उम्मत्त गामु, तहि छड्डा-सुउ हुड दोण णाम । 
सिद्धउ तहो णदणु भव्व-बधु, जिण-धम्म-भारि जे दिण्णु खधु | 
तहु सुउ जिट्ठुउ बहुदेव भव्वु, जे धम्मकज्जि विव कलिउ दव्व | 
तहु लह्ु जायउ सिरि कुमरसिहु, कलिकाल-करिदहो हणण सीहु | 
तही सुड सजायउ सिद्धपालु, जिण-पुज्ज-दाण-गुणगण-रमालु । 
तहो। डवर्रेह इह कियउ गथु, ह॒उ णमु णमि किपिवि सत्थु गंथु । 

स्थितिकाछ 
ग्रथके रचनाकालका उल्लेख न होनेसे महाकवि यशःकीत्तिके समयके सम्बन्ध- 


१७८ ; तीर्थंकर महावीर और उन्तकी आचार्य परम्परा 


में निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। आमेर-शास्त्रभण्डा रमें इनके 
द्वारा रचित ग्रन्थकी दो हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त है। एक वि०्सं० १५८३ की 
और दूसरी १६० ३की लिखी हुई है। श्री प० परमानन्दजी शास्त्रीने अपने 'प्रशस्ति- 
सग्रह ग्रंथमें वि. स० १५३० में लिखित प्रत्तिका उपयोग किया है। अत' इतना 
सुनिश्चित है कि वि० स० १५३० के पूर्व महाकबि यशःकीति हुए है। पूबब॑वर्त्ती 
कवियोमें महाकवि यशःकीत्तिने जिन कवियोका निर्देश किया है उनमे जिनसेन 
ही विक्रमकी नवम शत्ताब्दीके कवि है। अतः नवम शत्ताब्दीके पशचात्‌ और 
१५ वी शताब्दीके पूर्व महाकवि यश्म कीत्ति हुए है। पर यह ६०० वर्षोका 
अन्तराल खटकता है। कविकी रचनाका प्रेरक गुजरातका सिद्धपाल है। 
विक्रमकी ११ वी शत्ताब्दीसे गुजरातकी समृद्धि विशेषरूपसे बढ़ी है। सिद्धराज, 
जयसिह और कुमारपालने गुजरातके यशकी विशेषरूपसे वृद्धि की है। अतएव 
कविकी रचनाका प्रेरक सिद्धपाल विक्रमसंबत्‌ ११०० के उपरान्त होना 
चाहिए। अतएवं कविने इस ग्रंथकी रचना ११ वी शतीके अन्तमे या १२ वी 
शतीके प्रारभमे को होगी । 
रचना 

चन्द्रप्रभ्चरित ११ सन्धियोंमें लिखा गया है। इसमे कविने आठवे तीर्थंकर 

चन्द्रप्रभी कथा गुम्फित की है। ग्रथका आरभ मगलाचरण, सज्जन-दुर्जन- 

स्मरणसे होता है। अनन्तर कवि मंगलवती पुरीके राजा कनकप्रभका चित्रण 
करता है। संसारको असार और अनित्य जान राजा अपने पुत्र पद्मनाभको 
राज्य देकर विरक्त हो जाता है। दूसरीसे पॉचवी सन्धि तक पद्मनाभका चरित 
आया है और श्रीधर मुनिसे राजाका अपने पूर्व जन्मके वृत्तान्त सुननेका 
उल्लेख है। छठी सन्धिमे राजा पद्मनाभ और राजा पृथ्वीपालके बीच युद्ध 
होनेकी घटना वणित्त है। राजा विजित होता है किन्तु पद्मताम युद्धसे विरक्त 
हो जाता है और राज्यभार अपने पुत्रको देकर वह श्रीघर मुनिसे दीक्षा ग्रहण- 
कर लेता है। आगेवाली सन्धियोमें पद्मनाभके चन्द्रपुरीके राजा महासेनके यहाँ 
चन्द्रप्रभ रूपमे जन्म लेने, ससारसे विरक्‍त हो केवलज्ञान प्राप्तकर अन्तमे 
निर्वाण प्राप्त करनेका वर्णन आया है। 

इस ग्रंथकी शेली सरल और इतिवृत्तात्मक है। शेलीकी आडम्बरहीनता 
भी इस ग्रंथकी प्राचीनताका प्रमाण है। राजा, नगर, देश आदिका वर्णन 
सामान्यरूपमें ही आया है। कवि कहता है-- 

तहि कणयप्पहु नामेण राउ जैपिछिवि सुखइ हुठ विराउ | 
जसु भमईं कित्ति भवर्णंतरम्मि, थेखि अइसकंडि निय धरम्मि। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७९ 


जसु तेय जलणि नंक्षीवियगु, जलनिहि सलिलट्ठउ सिरिचु वंगु। 
आइच्चु वि दिणि दिणि देइ झप, तत्तेअ तत्तु जय जणिय कप । 
सक्कुवि निष्पाइउ पढमु तासु, अब्भास करणि पडिमहं पयासु । 
रूवाहकारिउ काम वीरू, किउ तासु अंगु मलिनहु सरीरु | 
ओर > > 
घत्ता--तिहुयणि बहु-गुणजणि तसु पडिछदु न दीसइ। 
होसइ गुण लेसइ जसु वाई सरिसो सइ॥ १९ ॥। 
नारी-चित्रणमें भी कविने अलकारोंका प्रयोग नहीं किया है। कथाके 
प्रवाहमें वस्तुरूपात्मक ही चित्रण किया गया है। यद्यपि अंग-प्रत्यगका चित्रण 
कविने किया है; पर भुक्त उपमानोसे आगे नही बढ़ सका है-- 
सिरिकंताणामें तास कता, वहुरूव रूछ सोहगा वता। 
जीयें मुहु इंदहुलण वाणउ, ज पुण्णिमचदहु उवमाणउ । 
तास तरलु णिम्मिलु जुउ णित्तहं, ण अलि उरि ठिउ केइय पत्तह । 
जइ सवण्‌ जुबलु सोहाविछासु, ण मयण विहृगम धरण पासु । 
वच्छच्छलु न पीऊस कुभ, अह मयण-गध-गय-पीण-वुभ । 
अइ कखीणु मज्झु ण पिसुणजण, थण रमण गुरुत्तणि कुवियमण्‌ | 
जह पिहुल णियवउ अप्पमाणु, ठिउ मयणराय पीढहु समाणु। 
घत्ता--हा इय मयणहु, जयजय जयणहु, उरु जुअल घर तोरणु। 
अइ कोमल स्तुप्पलु जिय पय कंतिहि चोरणु ॥ २।१० ॥ 
इस ग्रंथमें छन्‍्दोंका वेविध्य भी नहीं है और अलकारोंका प्रयोग भी सामान्य 
रूपमे हुआ है। यह सत्य है कि रसमय स्थलोको कमी नही है। 


दवचन्द्‌ 
कवि देवचन्दने 'पासणाहचरिउ' की रचना गृदिज्ज नगरके पाइ्व॑नाथ 
मंदिरमें की है। गृदिज्जनगर दक्षिण भारतमे कही अवस्थित है। कविने 


ग्रथके अल्तमें अपना परिचय दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि कवि मूलसघ 


गच्छके विद्वान्‌ वासवचन्दका शिष्य था। अन्तिम प्रशस्तिसे गुरुपरम्परा निम्न- 
प्रकार ज्ञात होती है-- 


श्रीकीति 
देबकीति 


१८० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परस्परा 


मौनीदेव 

माधवचन्द्र 
अभयननन्‍्दी 
पल 


देवचन्द्र 
वासचन्द्र के सम्बन्धम अन्वेषण करनेपर दो वासवचन्द्रोंका पत्ता चलता 
है। एक वे वासवचन्द्र है जिनका उल्लेख खजुराहोके विग्स० १०११ बैसाख 
शुक्ला सप्तमी सोमवा रके दिन उत्कीर्ण किये गये जिननाथ मन्दिरके अभिलेखमें 
हुआ है, जो वहाँके राजा धगके राज्यकालमें उत्कीर्ण कराया गया था ।' द्वितीय 
वासवचन्द्रका उल्लेख श्रवणबेलगोलके अभिलेखमे पाया जाता है। इस अभि- 
लेखमे बताया है-- 


'वासवचन्द्र-मुनीन्द्रो रुन्द्र-स्याद्ाद-तक्क-ककक्‍्कंश-घिषण. | 
चालुक्य-कटक-मध्ये बाल-सरस्वत्तिरिति प्रसिद्धि प्राप्त: ॥४ 


९ 2८ >< 


“श्रीमलसद्भुद देशीयगणद वक्रगच्छद कोण्डकुन्दास्वयद परियलिय वड्डदेवर 
बलिय *. ““वासवचन्द्रपण्डित-देवरु ।” इस उद्ध रणसे स्पष्ट है कि वासवचन्द्र 
मुनीन्द्र स्याद्वाद-विद्याके विद्वान थे। कक्कंश तर्क करनेम॑ उनको" बुद्धि पटु थी। 
उन्होने चालुक्य राजाकी राजधानीमें 'बालसरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी | 

श्री प० परमानन्दजी शास्त्रीने अनुमान किया है कि श्रवणबेलगोलके 
अभिलेखमें उल्लिखित वासवचन्द्र ही देवचन्द्रके गुरुसभव है। पर यहाँ पर 
यह कठिनाई उपस्थित होती है कि मूलसघ देशोगण और वक्रगच्छमें कुन्द- 
कुन्दके अन्वयमें देवेन्द्र सिद्धान्तदेव हुए। इनके शिष्य चतुर्मुखदेव या वृषभनन्दि 
थे। इन वृषभनन्दिके ८४ शिष्य थे। इनमें गोपनन्दि, प्रभाचन्द्र, दामनन्दि, 
गुणचन्द्र, माघनन्दि, जिनचन्द्र, देवेन्द्र, वासवचन्द्र, यशःकीति एवं शुभकीत्ति 
प्रधान हैं। देवचन्द्रने प्रशस्तिमें अभयनन्दिको वासवचन्द्रका गुरु बताया है। 
अत्त: इस गुरुपरम्पराका समन्वय श्रवणबेलगोलके शिलालेखमें उल्लिखित 


१. लिाइगब०॥709 [0079, ४०. शा।, 7०9४८ 336, 
२. सं० डॉ प्रो० हीरालाल जैन, जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, माणिकचम्द 
दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, अभिलेखसंह्या ५५, पद्म २५ । 





आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १८१ 


गुरुपरम्परासे नही होता। अथवा यह भी सभव है “कि वृषभनन्दिके ८४ 
शिष्योंमें कोई शिष्प अभयनन्दि रहा हो और उसका सम्बन्ध वासवचन्द्रके 
साथ रहा हो । 
कवि देवचन्द्रका व्यक्तित्व गृहत्यागीका है। कविने आरभमे पंचपरमेष्ठि- 
की वन्दता की है। तदन्तर आत्मलूघुता प्रदर्शित करते हुए बताया है कि न 
मुझे व्याकरणका ज्ञान है, न छन्द-अलंकारका ज्ञान है, न कोणका ज्ञान है 
और न सुकवित्व शक्ति ही प्राप्त है। इससे कविकी विनयशीलत्ता प्रकट 
होती है। 
पुष्पिकावाक्यमे कविकी मुनि कहा गया है। अतः उन्हे गृहत्यागी विरक्‍त 
साधुके रूपसे जानना चाहिये। प्रशस्तिकी पक्तियोमे उन्हे रत्नत्रयभूषण, 
गुणनियान और अज्ञानतिमिरनाशक कहा गया है। 
रराणत्तय-भूसणसु गुण-निहाणु, 
अण्णाण-तिमिर-पस रत्त-भाणु | 
कविका पुष्पिकावाक्य निम्न प्रकार है-- 
(सरिपासणाहचरिए चउवग्गफले भवियजणमणाणदे मुणिदेवय द-रइए महा- 
कव्बे एयारसिया इमा सधी समत्ता ।' 


स्थितिकाल 

कवि देवचन्द्रने कब अपने ग्रथकी रचना की, यह नही कहा जा सकता। 
'पासणाहचरिउ क्ली प्रशस्तिम रचनाकालका अकन नही किया गया है । और 
न ऐसी कोई सामग्री ही इस ग्रथमे उपलब्ध है जिसके आधार पर कविका 
काल निर्वारित किया जा सके | इस ग्रन्थकी जो पाण्डुलिपि उपलब्ध है वह 
वि०स० १४९८के दुर्मंति नामक सवत्मरके पौप महीनेके कृष्णपक्षमे अल्लाउद्दीन 
के राज्यकालमे भट्टा रक नरेनन्‍्द्रकीत्तिक पदाधिकारी भट्टारक प्रतापकीत्तिके 
समयमे देवगिरि महादुगंमें अग्रवाल श्रावक प० गागदेवके पुत्र पासराजके द्वारा 
लिखाई गई है। अतएवं वि० स० १८९८ के पूर्व इस ग्रंथका रचनाकाल 
निश्चित है। यदि देवचन्द्रके गुरु वासवचन्द्रकों देवेन्द्र सिद्धान्तदेवकी गुरु- 
परम्परामें मान लिया जाय, तो देवेचन्द्रका समय शक स० १०२२ ( वि० स॒० 
११५७ ) के लगभग सिद्ध होता है। पासणाहचरिउकी भाषाशली और वर्ष्य 
विषयस भी यह ग्रथ १२वीं शत्ताब्दीके लगभगका प्रतीत होता है। अत्तएब 
देवचन्द्रका समय १२वी शत्ताब्दीके लगभग है। 
रखना 


महाकवि देवचन्द्रकी एक ही रचना पासणाहचरिउ उपलब्ध हैं। इस 


१८२ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


ग्रंथकी एक ही प्रति उपलब्ध है, जो पं० परमानन्दजीके पास है। इस ग्रंथमें 
११ सन्धियाँ है और २०२ कड़वक है। कविने पाइ्वनाथचरितको इस ग्रथमे 
निबद्ध किया हे | पूर्वभवावलीके अनन्तर पाइ्व॑नाथके वत्तंमान जीवनपर प्रकाश 
डाला गया है। उनकी ध्यानमुद्राका चित्रण करते हुए कविने लिखा है-- 
तत्थ सिलझायले थक्‍्कु जिणिदो, सतु महंतु तिलोयहों वदो । 
पच-मह॒व्वय-उद्दयकधो, निम्ममु चत्तचउव्विह॒बंधो । 
जीवदयावरु सगविमुक्को, णं दहलक्खणु धम्मु सुरुक्को । 
जम्म-जरामरणुज्ियदप्पो, बारसमेयतवस्समहप्पो । 
मोह-तमब-पयाव-पयगो, खतिलयारुहणे गिरितु गो । 
सजम-सील-विहृसियदेहो, कम्म-कसाय-हुआसण-मेहा । 
पृष्फघषणुवरतोमरधंसो, मोक्ख-महासरि-की रूणह सो । 
इदिय-सप्पईं विसहरमत्तो, अप्पसरूव-समाहि-सरतो । 
केवलणाण-पयासण-कखू, घाणपुरम्मि निवेसियचक्ख, । 
गिज्जियसासु पलंबिय-वाहो, णिज्चलदेह चिसज्जिय-वाहो । 
कचणसेलु जहा थिरचित्तो, दोधकछद इमो बुह बुत्तो । 


अर्थात्‌ तीर्थंकर पाइ्वंनाथ एक शिलापर ध्यानस्थ बेठे हुए है। वे त्रिलोक- 
वर्त्ती जीवोके द्वारा वन्‍्दनीय है, पंचमहाक्रत्तोंक धारक है। ममता-मोहसे रहित 
है और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति लथा अनुभागरूप चार प्रकारके वन्धस रहित है । 
दयालु और अपरिग्रही है। दशलक्षणधर्मके धारक है। जन्म, जग और 
मरणके दपंसे रहित और द्वादश तपोंके अनुष्ठाता है। मोहरूपों अन्वका रकों 
दूर करनेके लिये सूर्यतुल्य है। क्षमारूपी लताके आरोहणार्थ वे गिरिके तुल्य 
उन्‍नत है। सयम और शीलसे विभूषित है। और कमंरूप कपाय-हुताशनके 
लिये मेघ है । कामदेवके उत्कृष्ट वाणको नष्ट करनेवाले तथा मोक्षरूप महा- 
सरोवरमे क्रीड़ा करनेवाले हस है। इन्द्रियखपी विषधर सर्पोको रोकनेके लिये 
मत्र है । आत्मसमाधिमे लीन रहने वाले है। केवलज्ञानको प्रकाशित करने वाले 
सूर्य है। नासाग्रदृष्टि, प्रलब बाहु, योगनिरोधक, व्याधिरहित एवं सुमेरुके 
समान स्थिर चित्त है । 


इससे स्पष्ट है कि 'पासणाहचारिउ' एक सुन्दर काव्य है। इससे महाकाव्य- 
के सभी लक्षण पाये जाते है। बीच-बीचमें सिद्धान्त-विषयोका समावेश भी 











१. जैन ग्रंथप्रशस्तिसंग्रह, द्वितीय भाग, वोर-सेवा-मंदिर, २१ दरियागज, दिल्ली, 
प्रस्तावना, पृ० ७६ पर उद्धृत । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १८३ 


किया गया है। कविने इस ग्रंथके बन्धगठनके सम्बन्धमें लिखा है-- 

नाणाछंद-बंध-नीरंघहिं, पासचरिउ एयारह-संधिहि । 

पउरच्छहि सुवण्णरस घठियहि, दोषिसयाइ दोन्नि पद्धडियहि । 

चउवबग्ग-फलहो पावण-पथहो, सइ चउदौस होति फुड गथहो | 

जो नरु देइ लिहाविड दाणइ, त्तहो सपज्जइ पचरईं नाणइ । 

जो पुणु बच्चइ सुललिय-भासइ, तहो पुण्णेण फर्लाह सव्वासईं । 

जो पयउत्थु करे वि पउजइ, सो सग्गापवर्ग-सुहु भुजइ । 

जो आयल्नइ चिरु नियमिय मणु, सो इह लोइ लोइ सिरि भायणु | 

नाना प्रकारके छन्दों द्वारा इस ग्रथकों रचा गया है। नवरसोसे युक्त 

चतुवर्गके फलको देने वाले मुदुल और ललित अक्षरोसे युक्त नवीन अथ्थंको 
देने वाला यह ग्रथ है। कविने संकेत द्वारा काव्यके गुणोंपर प्रकाशन डाला है | 


उदयचन्द्र 
उदयचन्द्रने अपभ्र श-भाषामे 'सुअधदहमीकहा' (सुगधदशमी कथा) ग्रंथकी 
रचना की है। कविने इस ग्रथके अन्तमें अपना सक्षिप्त परिचय दिया है-- 
इय सुअदिक्खहि कहिय सवित्थर, मइ गावित्ति सुणाइय मणहर । 
णियकुरूणह-उज्जोइय-चदइ । सज्जण-मण-कय-णयणाणदइ | 
भवियण-कण्णग-मणहूर भासइ | जसहूर-णायकुमा रहो वायइ | 
बुहयण सुयणह॑ विणउ करतइ | अइसुसील-देमइयहि कतइ। 
एमहि पुणु वि सुपास-जिणेसर | कवि कम्मक्खउ महु परमेसर | 
इन पक्तियोसे स्पष्ट है कि कविका नाम उदयचन्द्र था और उसकी पत्नी- 
का देवमति | 
श्री डॉ० हीरालालजी जैनने उदयचन्द्रके सम्बन्धमे प्रकाश डालते हुए 
लिखा है कि सुगन्ध-दशमी ग्रथके कर्त्ता व ही उदयचन्द्र है, जिनका उल्लेख 
विनयचन्द्र मुनिने अपने गुरुके रूपमें किया है। “निज्ञरपंचमीकहा' मे विनय- 
चन्द्रने अपनेको माथुरसघका मुनि बत्ताया है। और इस ग्रन्थकी रचना 
तरिभुवनगिरिकी तलहटीमें की गई बतलायो है | लिखा है-- 
पणविवि पंच महागुरु सारद धरिवि मणि। 
उदयचंदु गुरु सुमरिवि वदिय बालमुणि ॥ 
विणयचंदु फलु अक्खइ णिज्झरपचमिहि। 
णिसुणहु धम्मकहाणउ कहिउ जिणागमहि। 


>९ 2५ २९ 


१८४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


तिहुयणगिरि-तलहट्री इहु रासउ रइउ। 
माथुरसंघह॑ मुणिवरु-विणयचंदि कहिउ ॥ 
रे रे र( 
उदयचंदु गुणगमणहरु गरुवउ। 
सो मइं भावें मणि अणुसरियउ ॥ 
बालइंदू मुणि णविवि णिरंत्तरु] 
णरगउतारी कहमि कहंत्तरु ॥! 
विनयचन्द्रमुनिकी एक अन्य रचना 'चूनडी' उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने 
माथुरसंघके मुनि उदयचन्द्र तथा बालचन्द्रको नमस्कार किया है। और 
त्रिभुवनगिरिनग रके अजयनरेन्द्रकृत 'राजविहार'को अपनी रचनाका स्थान 
बताया है-- 
भाथुरसंघह उदयमुणीसरू । 
पणविवि बालइन्दु गुरु गणहरु ॥ 
जपइ विणयमयंकु मुणि । 
तिहुयणगिरिपुर जगि विक्खायड | 
सग्गखंडु णं धरयलि आयउ ॥ 
तहि णिवसते मुणिवरे अजय्णारिंदहो राजाविहारहि। 
वेगें विरइय चूनडिय सोहहु मुणिवर जे सुयधारहि ॥ 


इन उद्धरणोंसे यह अवगत होता है कि उदयचन्द्र माथुरसघके थे | सुगन्ध- 
दशमीकथाकी रचनाके समय वे गृहस्थ थे। उन्होने अपनी पत्नीका नाम 
देवमत्ति बताया है। यही कारण है कि विनयचन्द्रने “निज्ञरपंचमीकहा' 
ओर बालचन्द्रने 'नरगउतारी कथा' मे उन्हे गुरु--विद्यागुरुके रूपमे स्मरण 
किया है, नमस्कार नहीं किया । उदयचन्द्रने दीक्षा लेकर जब मुनिचर्या ग्रहण 
कर ली, तो विनयचन्द्रने उन्हें 'चूनड़ी में मुनोश्वर कहा है और अपने दीक्षागुरु 
बालचंद्रके साथ उन्हे भी नमस्कार किया है। यहाँ यह ध्यात्तव्य है कि विनय- 
चन्द्रने विद्यागुरु होनेसे उदयचन्द्रका सर्वत्र पहले उल्लेख किया है और दीक्षागुरु 
बालचन्द्रका पदचात्‌ । बालचन्द्रने भी उदयचन्द्रको गुरुूूपमे स्मरण किया है। 

उदयचन्द्र, बालचन्द्र और विनयचन्द्र माथुर संघके मुनि थे। इस सघका 
साहित्यिक उल्लेख सर्वप्रथम अमित्तगतिके ग्रन्थोमे मिलता है। सुभाषितरत्न- 


१. हीरालाल जेन, सुग्रन्धदशमी कथा, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, प्रस्तावना, 
पुृ० र्न्रे |। 


आज़ार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १८५ 


सन्दोहका रचनाकाल संवत्‌ १०५० है और इस संघके दूसरे बड़े साहित्यकार 
अमरकीत्ति थे, जिन्होंने वि० स० १२४७ में अपभ्र शका 'छक्‍्कम्मोवएस' लिखा 
है । अतएवं उदयचन्द्र माथुर सघके आचार्य थे । 


उदयचन्द्रने सुगन्‍्धदशमी कथाके रचना-स्थानका उल्लेख नहीं किया; 
किन्तु उनके शिष्य बारूचन्द्रने 'नरगउतारीकथा” का रचनास्थरू यमुना 
नदीके तटपर बसा हुआ महावन बतलाया है। विनयचन्द्रने अपनी दो रच- 
नाओं--निझ रपचमीकथा' और “चूनडी' को त्रिभुवनगिरिमे रचित कहा है। 
डॉ० हीरालालजीने महावनको मथुराके निकट यमुनानदीकें तटपर बसा हुआ 
बत्ताया है। और त्रिभुवनरगिरि तिहनगढ-थनगिर है, जो मथुरा या महावनस 
दक्षिण पश्चिभकी ओर लगभग ६० मील दूर राजस्थानके पुराने करौडी राज्य 
और भरतपुर राज्यमे पडता है। इस प्रकार इन ग्रन्थकारोका निवास और 
विहार प्रदेश मधुरा जिला और भरतपुर राज्यका भूभाग माना जा सकता है। 


स्थितिकाल 

उदयचन्द्रने अपनी रचना सुगन्वदशमीकथामे रचनाकालका निर्देश नह 
किया है और न विनयचन्द्रने ही अपनी किसी रचनाम रचनाकालका 
उल्लेख किया है। चन्तडीमें यह अवश्य लिखा है कि त्रिभुवनगिरिम अजय- 
नरेन्द्रके राजविहारम रहते हुए इस ग्रथकी रचना की | डॉ० हीरालाल जेनका? 
कथन है. कि भरतपुर राज्य और मथुरा जिलाके भूमिप्रदेशपर यदुवर्शा राजा- 
ओका राज्य था, जिसकी राजवानी श्रीपथ -वथाना थी। यहाँ ११वीं झततीक 
पूर्वा्दस जगत्पाल नामक राजा हुए। उनके उत्तराबिकारी विजयपाल थे, 
जिनका उल्लेख विजय नामसे बयानाके सन्‌ १०८८ ई० के उत्की्ण लेखमें किया 
गया है। इनस उत्तराधिकार त्रिभुवनपालने बयानासे १४ मील दूरीपर तिहेन- 
गढ़ नामका किला बनवाया । इस वशके अजयपाल नामक राजाकी एक प्रर्शास्त 
खुदो मिली है, जिसके अनुसार सन्‌ ११५० ई० में उनका राज्य वतंमान 
था। इनका उत्तराधिकारों हरिपाल हुआ, जिसका ११७० ई० का अभिलंख 
मिला है । 

तिहनयढ़ या थनगढपर ११९६ ई० मुइजुद्दीन मु० गोरीने आक्रमण कर 
वहाँके राजा कु ब॒रपालको परास्त किया। भोर वह दुगगं बहाउद्दीन तुघरिछको 
सौप दिया । इस प्रकार मथुरापर १२वीं झती तक यदुबशकी राज्यपरम्परा 
बनी रही। 





१. सुगन्धदश्मी कथा, भारतीय ज्ञापपीठ प्रकाशन, प्रस्तावना, पु० ४। 


१८६ . तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


इस ऐतिहासिक विवेचनसे यह स्पष्ट होता हैं। कि सुगन्धदशमीकथाके 
कर्त्ता उदयचन्द्रके शिष्य विनयचन्द्रने जिस त्रिभुवनगिरिमें अपनी दो रचनाएँ 
पूर्ण की थी उसका निर्माण यदुबंशी त्रिभुवनपालने अपने नामसे सन्‌ १०४४ 
ई० के कुछ काल पश्चात्‌ कराया। चूनड़ीकी रचना अजयनरेन्द्रके जिस राज- 
विहारमे रहकर की थी वह निसस्‍्सन्देह उन्ही अजयपाल नरेश द्वारा निर्मित 
हुआ होगा, जिनका ११५० ई० का उत्कीर्ण लेख महावनमे मिला है। सन्‌ ११०६ 
ई० में मुसलमानोके आक्रमणसे त्रिभुवन्िरि यदुवणी राजाओके हाथसे निकल 
चुका था। अतएव त्रिभुवनगिरिमें लिखे गये उक्त दोनो ग्रथोका रचनाकाल 
११५० ई०-११९६ ई० के बीच सभव है। चूनड़ीकी रचनाके समय उदयचन्द्र 
मुनि हो चुके थे, पर सुगन्धदशमीकथाकी रचनाके समय वे गृहस्थ थे । अतएव 
वाल्चन्द्रका समय ई० सन्‌की १२वी शताब्दी माना जा सकता है। 
रचना 

कवि उदयचन्द्रकी 'सुअधदहमीकहा' नामकौ एक ही रचना उपलब्ध है। 
सुगन्धदशमी कथामे बताया गया है कि मुनिनिन्दाके प्रभावसे कुष्ठरोगकी 
उत्पत्ति, नीच योनियोमे जन्म तथा क्षरी रमे दुर्गंन्धका होना एव धर्माच रणके प्रभाव- 
से पापका निवारण होकर स्वर्ग एवं उच्च कुलमे जन्म होता है। कथामे बताया 
है कि एक बार राजा-रानी दोनो वन-विहारके लिए जा रहे थे कि सुदर्शन नामक 
मुनि आह्यारके लिए आते दिखाई दिये । राजाने अपनी पत्नीको उन्हे आहार 
करानेके छिये वापस भेजा । रानीने क्र द्ध हो मुनिराजको कड़वी तुम्बीका आहार 
करवाया | उसकी वेदनासे मुनिका स्वरगंवास हो गया । राजाको जब यह समा- 
चार मिला तो उन्होंने उसे निरादरपूवंक निकाछ दिया । उसे कुष्ठ व्याधि 
हो गई और वह सात दिनके भीतर मर गई। कुत्ती, सूकरी, श्ुगाली, 
गदही आदि नीच योनियोमे जन्म लेकर अन्तत्त. पूतगन्धाके रूपमे उत्पन्न हुईं । 

सुत्रता आर्थिकासे अपने पूर्व भवका वृत्तान्त सुनकर पूत्तगन्धाकों बड़ी आत्म- 
ग्लानि हुई और उसने मुनिराजसे उस पापसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सुगन्ध- 
दश्मीत्रत ग्रहण किया और इस ब्तके प्रभावसे दुर्गग्धा अपने अगले जन्ममे 
रत्नपुरके संठ जिनदत्तकी रूपवती पुत्री तिलकमति हुई। उसके जन्मके कुछ 
ही दिन बाद उसकी माताका देहान्त हो गया। तथा उसके पिताने दूसरा 
विवाह कर लिया। इस पत्नीसे उसे तेजमती कन्या उत्पन्न हुई। सौतेली 
माँ अपनी पुत्रीको जितना अधिक प्यार करती थी, तिलूकमतीसे उतना ही 
देष । इस कारण इस कन्याका जीवन बड़े दुःखसे व्यत्तीत होने लगा । कन्याओ- 
के वयस्क होनेपर पित्ताको विवाहकी चिन्ता हुई। पर इसी समय उन्हे वहाँके 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १८७ 


नरैश कनकप्रभमका आदेश मिला कि वे रत्नोंको खरीदतेके लिए देणान्तर जायें । 
जाते समय समय सेठ अपनी पत्नीसे कह गया कि सुयोग्य वर देखकर दोनों 
कन्याओंका विवाह कर देना । जो भी वर घरमे आते वे तिलकमत्तिके रूपपर 
मुग्ध हो जाते और उसीकी याचना करते । पर सेठनी उसकी बुराई कर अपनी 
पुत्रीको आगे करती और उसीकी प्रशंसा करती | तो भी वरके हठसे विवाह 
तिलकमतिका ही पकक्‍का करना पड़ा | विवाहके दिन सेठानी तिलछकमतिको यह 
कहकर इ्मसानमे बेठा आई कि उनकी कुलप्रथानुसार उसका वर वही आकर 
उससे विवाह करेगा, किन्तु घर आकर उसने यह हल्ला मचा दिया कि तिलक- 
मति कही भाग गई। लग्नको बेला तक उसका पता न चल सकनेके कारण 
बरका विवाह तेजमततीके साथ करना पड़ा । इस प्रकार कपटजाल द्वारा सेठानी- 
ने अपनी इच्छा पूर्ण की । 

इधर राजाने भवनपर चढ कर देखा कि एक सुन्दर कन्या ब्मशानमे बंठी 
हुई है । वह उसके पास गया और सारी बाते जानकर उससे विवाह कर लिया। 
राजाने अपना नाम पिडार बतलाया। कन्याने यह सारा समाचार अपनी सौतेली 
माँको कहा | सौतेली मॉने एक पृथक गृहमें उसके रहनेकी व्यवस्था कर दी । 
राजा रात्रिको उसके पास आता और सूर्योदयके पूर्व ही चला जाता। पतिने 
रत्नजटित वस्त्राभूषण भी उसे दिये, जिन्हे देख सेठानी घवरा गई | और उसने 
निश्चय किया कि उसके पतिने राजाके यहाँसे इसे चुराया है। इसी बीच सेठ 
भी विदेशसे लौट आया। सेठानीने सब वृत्तान्त सुनाकर राजाको खबर दी। 
राजाने चिन्ता व्यक्त की और सेठको अपनी पुत्रीसे चोरका पता प्राप्त करनेका 
आग्रह किया। पुत्रीने कहा कि में त्तो उन्हें केवछ चरणके स्परशंस पहचान 
सकती हूँ। अन्य कोई परिचय नहीं । इस पर राजाने एक भोजका आयोजन 
कराया, जिसमे सुगन्धाको आँखे बाँवकर अभ्यागतोके पेर धुलानेका काम सौपा 
गया । इस उपायसे राजा ही पकडा गया। राजाने उस कन्यासे विवाह करने- 
का अपना समस्त वृत्तान्त कह सुनाया, जिससे समस्त वात्तावरण आनन्दस भर 
गया। इस प्रकार मुन्िके प्रति दुर्भावक कारण जो रानी दु.खी, दरिद्री और 
दुर्गन्धरा के थी वही सुगन्धदशमीब्रतके पुण्य प्रभावसे पुत: रानीके पदकों 
प्राप्त हुई । 


यह कथा वर्णनात्मक शेलीमें लिखी गई है, पर बीच-बीचम आये हुए संवाद 
बहुत ही सरस और रोचक है । राजा-रानीसे कहता है-- 
दिटूठउ वि सुदसणु मुणिवारिदु। मयलछणहीणु अउव्ब-इदु । 
दो-दोसा-आसा चत्तकाउ। णाणत्तय-जुत्तउ वीयराउ | 


१८८ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचारय॑ परम्परा 


सब्बंग-मलेण विलित्तगत्तु । चउ-विकहा-वण्णणे जो विरत्तु । 

परमेसरु सिरि मासोपवासि । गिरिकंदरे अहव मसाणवासि । 

सो पेक्खिवि परमाणदएण । पै्मणिय पियपरमसणेहएण । 

इह पेसणजोग्गु ण अण्णु को वि। तो हउं मिं अह व फुडु पत्तु होइ। 
जाएप्पिणु अणुराएण वृत्त | पारणउ करावहि मुणि तुरंत । 

लब्भइ पियमेलण भवसमुद्‌दे | वणकीलारोहणु गय वरिदे। 

इउ सुलहड जीवहो भवि जि भए। दुलहउ जिणधम्मु भवण्णपए | 
दुलहड सुपत्तदाणु वि विमलु। मुत्ताहल-सिरप्पिहि जेम जलु । 


अर्थात्त्‌ मुनीश्वर सुदर्शनका दर्शन पाकर राजाको परमानन्द हुआ । उन्होंने 
अपनी रानी श्रीमतीसे कहा--प्रिय / इस समय हमें अपने कतंव्यका निर्वाह 
करना चाहिए। मुनि आहार-दानकी क्रिया सेवक-सेविकाओंसे सम्पन्त होने 
की नहीं। इसे तो मुझे या तुम्हे सम्पन्न करना होगा । अतएव तुम स्वयं 
जाकर धर्मानुराग सहित मासोपवासी मुनिराजकी पारणा कराओ | इस भव- 
सागरमे प्रियमिकन, वनक्रीडा, राजारोहण आदि सुख तो इस जीवको जन्म- 
जन्मान्तरमें सुलभ हैं; किन्तु इस भव-समुद्रमें जिनधमंकी प्राप्ति दुलेभ है। 
और उसमे भी अतिदूलेभ है शुद्ध सुपात्रदानका अवसर । जिस प्रकार मुक्ता- 
फलकी सीपके लिये स्वातिनक्षत्रका जलविन्दु दुलंभ होता है। अतएवं सद्भाव 
सहित घर जाकर अनुरागसह्वित इन मुनिराजको आहार कराओ, जो प्राशुक 
और गीला हो, मधुर और रसीला हो, जिससे इनका धर्मसाधन सुलभ हो । 


कटुकफलोंका आहार-दान करनेसे रानीको अनेक कुगत्तियोंमे भ्रमण 
करना पडा। प्रथम-सन्धिके १२ कड़वकोंमे कुगति-अ्रमणके अनन्तर मुनिराज 
द्वारा विधिपूवंक सुगन्धदशमीत्रत्का विवेचन किया गया है। और दुर्गंन्धाने 
उस ब्रतका विधिपूवंक पाऊून किया है। कविले विमाता और तिलूकमतीके 
संवादका भी अच्छा चित्रण किया है। परीक्षाके हेतु राजाने भोजका आयोजन 
किया और उसी भोजमें राजा पतिके रूपमें पहचाना गया । इस प्रकार कविने 
इस कथाको पूर्णतया सरस बनानेका प्रयास किया है। 


बालचन्द्र 


कवि बालचन्द्रका सम्बन्ध उदयचन्द्र और विनयचन्द्रके साथ है। ये माथुर- 
संघके आचाय॑ थे। बालूचन्द्रने अपने गुरुका नाम उदयचन्‍न्द्र बतलाया है। 
“णिददुक्खसत्तमीकहा' के आदिमें लिखा है-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १८९ 


'संत्िजिणिदंह-पय-कमलु भव-सय-कलुस-कलंक-निवारु । 
उदयचन्दगुरु धरेवि मणे बालइंदुमुणि णविवि णिरंतरु ॥' 

स्पष्ट है कि कविके गुरुका नाम उदयचन्द्र मुनि था। बालचन्द्रके भिष्य 
विनयचन्द्र मुनि थे। कवि ब्रतकथाओंका विज्ञ है और ब्रताचरण द्वारा ही 
व्यक्ति अपना उत्थान कर सकता है, इस पर उन्हें विद्वास है ) 

श्री डॉ० हीरालालजी जेनने सुगन्धदशमी कथाकी प्रस्तावनामे उदयचनद्र- 
का समय ई० सनकी १२वी शत्ती सिद्ध किया है। उन्होंने वितयचन्द्र द्वारा 
रचित चूनडी'के उल्लेखोंके आधारपर अभिलेखीय और ऐतिहासिक प्रमाण 
प्रस्तुत कर निष्कर्ष निकाले है। डॉ० जेनने लिखा है--सुगन्धदशमीकथाके 
कर्ता उदयचन्द्रके शिष्य विनयचन्द्रने जिस त्रिभुवनगिरि ( तिहनगढ़ ) में अपनी 
उक्त दो रचनाएँ पुरी की थो, उसका निर्माण इस यदुवशके राजा त्रिभुवनपाल 
( तिहनपाल )ने अपने तामसे सन्‌ १०४४के कुछ काल पच्चात्‌ कराया था 
तथा अजयनरेन्द्रके जिस राजविहारम रहकर उन्होने चूनहीकी रचना की थी, 
वह निस्सदेह इन्ही अजयपालनरेश द्वारा बनवाया गया होगा, जिनका सन्‌ 
११५०का उत्कीर्ण लेख महावनसे मिला है। सन्‌ ११९६ में निभुवनगिरि उक्त 
यदुवशी राजाओके हाथसे निकलकर मुसलमानोके हाथमे चला गया | अतएव 
त्रिभुवनगिरिके लिखे गये उक्त दोनो ग्रन्थोका रचनाकाल लगभग सन्‌ ११५० 
और ११०६ के बीच अनुमान किया जा सकता है |!” 

अतः स्पष्ट है कि कवि बालचन्द्रका समय ई० सन्‌की १२वीं शत्तो है । 
रचनाएँ 

कविकी दो कथा-कृतियाँ उपलब्ध है--१. णिद्दुक्खसत्तमीकहा और २ 
नरक उत्तारोदुवारसीकथा | प्रथम कथाग्रन्थमे “निर्दुःवसप्तमोब्रतके करनेकी 
विधि और ब्रत॒पालन करने वालेकी कथा वणित है। यह्‌ ब्रत भाद्रपंद शुक्ला 
सप्तमीको किया जाता है। इस बव्रत्तमे (७ छू असिआउसा' इस मत्रका जाप 
किया जाता है। ब्रतके पूर्व दिच सयम धारण किया जाता है और ब्रतके अगले 
दिन भी संयमका पालन किया जाता है। इस ब्रतमें प्रोषधोषवासकी विधि 
सम्पन्न की जात्ती है। सात वर्षों तक ब्रतके पाछन करनेके पश्चात्‌ उद्यापन 
करनेकी विधि बतायी है। लिखा है-- 

“किज्जइ धण सत्तिहि उज्जबणउ, विविह-णहवर्णेहि दृह-दमणउ । 


१ डॉ० हीरालाल जैन, सुगन्धदशमी कथा, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, सन्‌ १९६६ 
प्रस्तावना पृ० ४ । 


० : तीर्थंथर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा 


आयण्णि वि मुणि भासियउ, राएँ गुण अणुराउ वहते । 
लयउ धम्मु सावय जर्णाह, ति-यरणेंहि विहिउ उत्तम सत्ते ।” 
कविका दूसरा ग्रन्थ 'नरकउतारीदुवारसी कथा' है। इस कथामें नरकगति- 
से उद्धार करनेके लिए वारक्रमानुसार रसका परित्यागकर ब्रताचरण करने 
और इस ब्रताचरणके द्वारा प्राप्त किये गये फलका कथन किया है। ग्रन्थके 
आरम्भमे लिखा है-- 
समवसरण-सीहासण-सठिउ, सो जि देउ महु मणह्‌ पइट्ठउ | 
अवर जी हरिहर बसु पडिल्लड, ते पुण णगमउ ण मोह-गहिल्‍लड ॥ 
छह दंसण जा थिर करइ वियरइ वुद्धि-पगासा। 
सा सारद जइ पुज्जियइ, लब्भइ बुद्धि सहासा। 
उदयचन्द्र मुणि गणहि जुगइणउ सोमइ भावें मणि अणुसरिउ । 
बालइदु सुणि णविवि णिरतरू णरगउतारी कहयि कहतरु। 
इस प्रकार मुनि बालचन्द्रने अपश्र शमे कथा-मग्रल्थोकी रचना कर साहि- 
त्यिक समृद्धिमे योगदान किया है। 


विनयचन्द्र 


विनयचन्द उदयचन्द्रके प्रशिष्य और बालचन्द्रके शिष्य थे। उदयचन्द्र और 
वालचन्द्रके समयपर पूव॑मे प्रकाश डाला जा चुका है। अतएव उनका समय 
ई० सनकी १२वी शत्ताब्दी प्रायः निर्णीत है। विनयचन्द्रते तीन रचनाएँ 
लिखी है-१ चुनडीरास, २ निश्व॑रपचमीकहारास और ३. कल्याणकरास | 
चूनडीरासमें ३२ पद्म है। यह रूपक-काव्य है। कवि मुनिविनयचन्द्रने चूनडी 
नामक उत्तरीयवस्त्रको रूपक बनाकर गीतिकाव्यकी रचना की है। कोई 
मुग्धा युवती हँसती हुई अपने पतिसे कहती है कि है प्रिय | जिनमदिरमे भक्ति- 
भावपुवंक दर्शन करने जाइये और कृपाकर मेरे लिये एक अनुपम चूनड़ी 
छपवाकर ले आइये, जिससे मै जिनशासनमें प्रवीण हो सकू | वह यह भी अनु- 
रोव करती है कि यदि आप उसप्रकारकी चूनड़ी छपवाकर नही दे सकेंगे, 
तो वह छापने वाला छीपा तानाकशी करेगा। पत्ति पत्नीकी बाते सुतकर 
कहता है--हे मुग्धे, वह छीपा मुझे जैनसिद्धान्तके रहस्यसे परिपूर्ण एक सुन्दर 
चूनड़ी छापकर देनेको कहता है। 

कविने इस चूनड़ीरासमें द्रव्य, अस्तिकाय, गुण-पर्याय, तत्त्व, दशधमं, 
बल आदिका विद्लेषण किया है। 


चनड़ी उत्तरीयवस्त्र है, जिसे राजस्थानकी महिलाएँ ओढ़ती हैं। कविने 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९१ 


इसी रूपकके माध्यमसे संकेतों द्वारा जैनसिद्धान्तके तत्त्वोंकी अभिव्यंजना की 
है। यह गीतिकाव्य कण्ठको तो विभूषित करता हो है, साथ ही भेदविज्ञानको 
भी शिक्षा देता है । 

इस सरस, मनोरभ ओर चित्ताकर्षक रचना प्र कविकी एक स्वोपज्ञ टीका 
भी उपलब्ध है, जिसमें चूनडीरासमें दिये गये शब्दोके रहस्यको उद्घाटित 
किया गया है । 


निर्न॑रपंचमीकहामे निम्मरपचमीके ब्रतका फल बतलाया गया है। इस 
व्रतकी विधिका निरूपण करते हुए कविने स्वयं लिखा है-- 


“घधवल पक्खि भआसार्ढाह पच्मि जागरण, 
सुह उपवासइ किज्जइ कातिग उज्जवणू। 
अह सावण आरभिय पुज्जइ आगहणो, 
इह मइ णिज्झर-पंचमि अक्खिय भय-हरणें ॥ 
अर्थात्‌ आषाढ शुक्ला पंचमीके दिन जागरणपूबंक उपवास करे और 
कातिकके महीनेमे उसका उद्यापन करे। अथवा श्रावणमे आरभ कर अगहनके 
महीनेम उद्यापन करे | उद्यापनमें पॉच छत्र, पाँच चमर, पाँच वर्तन, पाँच शास्त्र 
और पाँच चन्दोबे या अन्य उपकरण मदिरमे प्रदान करने चाहिए। यदि उद्या- 
पनकी शक्ति न हो, तो दूने दिनो तक ब्रत करना चाहिए। 
नि रपचमीकज्रतके उद्यापनमें पचर परमेष्ठीकी पृथक्‌-पृथक्‌ पाँच पूजा, 
चौबीसीपूजन, विद्यमानविशतित्तीर्थकरपुजन, आदिनाथपूजन और महावीर- 
स्वामीका पूजन, इस प्रकार नौ पूजन किये जाते है। कवि विनयचन्द्रने इस 
कथामे निर्शरपचमी क्रत्तके फलको प्राप्त करनेवाले व्यक्तिकी कथा भी लिखी है। 
कल्याणकरासमे त्तीर्थकरोके पंचकल्याणकोकी तिथियोंका निर्देश किया 
गया है। कविने लिखा है-- 
पढम पक्खि दुइज्जाह आसाढहि, रिसइ गब्भर्ज्जाह उत्तर साढहि। 
अंधियारी छट््‌ठहि तहिमि ( हउं ) वदमि वासुपुज्ज गब्भुत्थउ | 
विमलु सुसिद्धउ अट्ठमिहि दसमिहि, णामि जिण जम्मणु, तह तउ। 
सिद्ध सुहंकर सिद्धि पहु ॥२॥ 
कविने अंतिम पद्यमें बताया है कि एक तिथिमें एक कल्याणक हो, तो एक 
भक्त करे, दो कल्याणक हों तो निविकृति यह एक स्थानक करे, तीन हो तो 
आचाम्ल करे, चार हों तो उपवास करे अथवा सभी कल्याणकदिवसमे एक 
उपवास ही करे। 


१९२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


कविने लिखा है--- 
“एयभत्तु एक्किजि कल्लाणइ, पिहि णिव्वियडि अहव इंग ठाणइ। 
तिहि आयंबिलु जिणु भणइ, चउहि होइ उववासु गिहत्थहं । 
अहवा सयलह खवबणविहि, विणयचंदमुणि कहिउ समत्यहं । 
सिद्धि सुहंकर सिद्धिपहु०” 
इस काव्यमें २५ पद्य हैं। एक-एक पद्ममें प्रत्येक तीर्थथरके कल्याणककी 
तिथियाँ बतलायी गई हैं। किसी-किसी पद्यमें दो-दो तीर्थंकरोंकी कल्याणक- 
तिथियाँ है और कही दो-दो पद्योंमें एक ही तीर्थकरके कल्याणककी तिथि है। 
भाषा श ली प्रोढ है। यहाँ उदाहरणार्थ एक पद्य प्रस्तुत किया जाता है-- 
णिम्मल दुइजहि सुविहि सु केवल 
णेमिहि छटिठ॒हि गब्भु सुमंगलु | 
अरजिण-णाणु दुवा रसिहि सभव-संभउ पुण्णिम-वासरि 
णव कल्लाणहूँ अटूठ दिण इय विहि पर्क्खाह कत्तिय-अवसरि | 


महाकबि दामोदर 

महाकवि दामोदरका वश मेउत्तय था। इनके पिताका नाम मल्ह था, 
जिन्होने रल्हका चरित लिखा था। ये सलखनपुरके वासी थे। इनके ज्येष्ठ 
आताका नाम जिनदेव था। कवि मालवाका रहनेवाला था । यह दामोदर 
“उक्ति-व्यक्ति-विवृत्ति' के रचयित्तासे भिन्‍न है। पुष्पिकावाक्यमे कविने निम्न 
प्रकार नामांकन किया है-- ' 

“इय णेमिणाहचरिए महामुणिकमलभद्पच्चक्खे महाकइ-कणिट्ु-दामो- 
यरविरइए पंडियरामयंद-आएसिए महाकव्वे मल्ह-सुअ-णग्गएव-आयण्णिए णेमि- 
णिव्वाणगमण पंचमो प्रिच्छेओ सम्मत्तो ॥१४५॥” 

इससे स्पष्ट है कि कवि दामोदरने महामुनि कमलभद्रके प्रत्यक्षमें पं० 
रामचन्द्रके आदेशसे इस ग्रन्थकी रचना की | कविके पिताका नाम मल्ह था। 
उसने अपने वशका परिचय भी निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

मेउत्तयवश-उज्जोण-करणु, जे हीण-दीण-दुइ-रोय-हरणु । 
मल्हइ-णदणू गुण गणपवित्तु, तेणि भणिउ दल्हविरयहि चरित्तु । 
मइईं सलखणपुरि-णिवसंतएण, किउ भव्यु कव्वु गुरुआयरेण | 

इस वंश-परिचयसे इतना ही ज्ञात होता है कि कवि सलखनपुरका निवासी 
है ओर उसके पिताका नाम मल्ह या मल्हण और बड़े भाईका नाम जिन- 

था। 


१३ आचर्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९३ 


कविने 'णेमिणाहचरिउ' की रचना की है। ओर यह ग्रंथ टोडाके शास्त्र- 
भण्डारमें विद्यमान है। 

इस ग्रंथकी रचनाकी प्रेरणा देनेवाले व्यक्ति मालवदेशमें स्थित सलखन- 
पुरके निवासी थे। ये खडेलवालकुलभूषण, विषयविरक्‍्त और तीर्थंकर 
महावी रके भक्त थे। केशवतके पुत्र इन्दुक या इन्द्र थे, जो गृहस्थके षट्कर्मोका 
पालन करते थे तथा मल्हके पुत्र नागदेव पुष्यात्मा और भव्यजनोके मित्र थे । 
इन्हीकी प्रेरणा एवं अनुरोधसे इस ग्रंथकी रचना की गई है। 


स्थितिकाल 

इस ग्रथमें रचनाकालका उल्लेख आया है। बताया है कि परमारवशी राजा 
देवपालके राज्यमे वि० स० १२८७ मे इस ग्रंथकी रचना सम्पन्न हुई है। 
लिखा है-- 

“वारह-सयाइं सत्तासियाइ, विक्कमरायहो कालहं | 
पमारह पटूटु समुद्धरण णरववइ देवपालह ॥ 

इस पद्यमे कविने मालवाके परमारवशी राजा देवपालका उल्लेख किया 
है। यह महाकुमार हरिव्चन्द्र वर्माका द्वितीय पुत्र था। अजुनवर्माको कोई 
सन्‍्तान नही थी। अतः उसके राजसहासनका अधिकार इन्हीको प्राप्त हुआ 
था । इसका अपर नाम साइसमल्ल था । इनके समयके त्तीव अभिलेख और एक 
दानपत्र प्राप्त होते हैं। एक अभिलेख हरसोडा गाँवसे वि०स० १२७५ मे और 
दो अभिलेख ग्वालियर-राज्यसे वि० सं० १२८६'और वि० सं० १२८९ के प्राप्त 
हैं ।। मानधातासे वि० स० १२९२ भाद्रपद शुक्ला पूणिमाका दानपत्र भी मिला 
है।' दिल्लीके सुल्तान समसुद्दीन अल्तमहने मालवा पर ई० सन्‌ १२३१-३२ 
में आक्रमण किया था और एक वर्षके युद्धके पश्चात्‌ ग्वालियरको विजित किया 
था। इसके पदचात्‌ भेलसा और उज्जयिनीको भी जीता था। उज्जयिनीके 
भहाकाल मंदिरको भी त्तोडा था। सुल्तान जब लूट-पाठ कर रहा था, उस 
समय वहॉका राजा देवपाल ही था। इसीके राज्यकालमें पं० आशाधरने वि० 
स० १२८५ में नलकच्छपुरमें 'जिनयज्ञकल्प' नामक ग्रन्थकी रचना की है। 
“जिनयज्ञकल्प की प्रशस्तिमें देवपालका उल्लेख आया है। 


दामोदर कविने वि० सं० १२८७ में णेमिणाहचरिउ' लिखा था | उससमय 
देवपाल जीवित था। पर जब आशाघरने वि०सं० १२९२में त्रित्रष्ठिस्मृतिशास्त्र 


१. इंडियन एण्टी क्वेरी, जिल्द २०, पृ० ८३ तथा पृ० ३११। 
4. >#िएिहा मीट राताए8, ४०!, 9, (११9९ 408-3. 


१९४ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्यप्रम्परा 


लिखा, उससमय देवपालकी मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र जयतुंगदेव राजा 
था। इससे यह ध्वनित होता है कि देवपालकी मृत्यु वि० सं० १२९२ के पूवे 
हो चुकी थी । 

इसप्रकार कविने अपने ग्रन्थका जो रचनाकाल बतलाया है उसकी पुष्टि 
हो जात्ती है। अत' कवि दामोदरका समय वि० सं० की १३ वीं शत्ती है। 


रचना 
दामोदरके नामसे कई रचनाएं प्राप्त होती हैं। पर णेमिणाहचरिठकी 
प्रशस्तिमें जो अपना परिचय द्विया है उसका मेल श्रीपालकथाकी प्रशस्तिसे 
नही बैठता है। अतएव णेमिणाहचरिउका रचयिता दामोदर श्रीपालकथाके 
रचयिता दामोदरसे भिन्‍न है। 
इस चरित-पग्रंथमें पाँच सन्धियाँ है ओर २२वें तीर्थकर नेमिनाथकी कथा 
गुम्फित है। प्रसगवश कविने श्रीकृष्ण, पाण्डक और कौरवोका भी जीवनबृत्त 
अकित किया है। यह सुन्दर और अथंपूर्ण खण्डकाव्य है। इसमें सूक्ति और 
नीतिके उपदेशोंके साथ श्रावकधर्मका भी कथन आया है। इसी कारण कविने 
इस णेमिणाहचरिउको दुर्गंति-निवारक कहा है-- 
“चउविह-संघह॑ सुहसति करण, 
णेमिसर-चरिंड बहुदु ख-हरणु । 
दुज्जीह जि किणि बय-गुणइं लेहि, 
भवि-भाव-सिद्धि संभवउ तेहि।” 
यह चरित-काव्य आडम्बरहीन और गंभीर अथंपरिपूर्ण है। कविने अपने 
गुरुका नाम दामोदर बताया है, जो गुणभद्गके पट्टधर शिष्य थे। पृथ्वीधरके 
पुत्र १० ज्ञानचन्द्र और प० रामचन्द्रने उपदेश दिया त्ृथा जसदेबके पुत्र जस- 
विधानने वात्सल्यका भाव प्रदर्शित किया था । 


दामोदर द्वितीय अथवा ब्रह्म दामोदर 
ब्रह्म दामोदरने सिरिपाल्चरिउ और चंदष्पहचरिउकी रचना की है। 
इन्होंने ग्रंथारंभमें अपनी गुरु-परम्परा अंकित की है। बताया है-- 
मंत्तोवहि वहृण पुण्णिमिदु, पहचंदु भडारठ जगि अणिदु । 
तहो पट्टंवर-मंडल मियंकु, भव्वाण-पवोहणु बिहुय-संकु । 
सिरिपोमणंदि णंदिय समोहु, सुहचंदु तासु सीसुवि विमोहु 
परवाइय-मयंगय-पंचमुहु, परिपालिय-संजम-णियम-विहु । 


आचार्यतुह्य काव्यकार एवं लेखक ; १९५ 


तह पटुसरोवर-रायहंसु, जिणचंदभडारठ भृवणहंसु । 
वंदिवि गुरुषण-वरणाणवंत्त, भत्ती३ई पसण्णायर सुसंत । 
बताया है कि मुलसघ सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणके भट्टारक प्रभा- 
चन्द्र, पद्मनन्दि, शुभचन्द्र, जिनचन्द्र और कवि दामोदर हुए। सिरिपालूचरिउके 
पुष्पिकावाक्यमें कविने अपना नाम ब्रह्म दामोदर बत्ताया है और इस ग्रंथको 
देवराजपुत्र साहू नक्षत्र नामाकित कहा है । 


“इय सिरिपालमहाराजचरिएण._ जयपयडसिद्धचक्कपरमातिसयविसेस- 
गूणणियर-भरिए बहुरो र-थो र-दुदुयर-वाहि-पसर-णिण्णासणे धम्मइंपुरि सत्थपय- 
पयासणो भट्टारयसिरिजिणचन्दसामिसीसब्रह्मदामोयरविरइए सिरिदेवराज- 
णंदण-साहुणक्खत्त-णामकिए सिरिपालूगय-मुत्तिगमणविहि-वण्णणो णाम चउत्थो 
सधिपरिच्छेओ समत्तो ।” 

कविने इस ग्रन्थको इक्ष्वाकुवशीय देवराजसाहके पुत्र नक्षत्रसाहुके लिये 
रचा है। कविके गुरु जिनचन्द्र दिल्लीपट्टके भट्टा रक थे। जिनचन्द्रकी उन दिलनों- 
में प्रभावशाली भट्टारकके रूपमें गणना थी। सस्क्ृत-प्राकृतके विद्वान्‌ होनेके 
साथ ये प्रतिष्ठाचार्य भी थे । इनके द्वारा प्रतिष्ठित मृतियाँ प्राय सभी प्रान्तोंमे 
पायी जात्ती है। शान्तिनाथमूतिके अभिलेखसे अवगत होता है कि पद्मनन्दीके 
पट्टपर शुभचन्द्र और शुभचन्द्रके पट्टपर जिनचन्द्र आसीन हुए थे। जिनचन्द्र 
वि० सं० १५०७ में भट्टारकपदपर प्रतिष्ठत हुए और ६४ वर्षो तक अवस्थित 
रहे । उनके अनेक विद्वान्‌ शिष्य थे, जिनमे प० मेधावी और दामोदर प्रधान है । 

“सं० १५०९ वर्षे चेत्र सुदी १३ रविवासरे श्रीमुलसघे भ० पद्मनन्दिदेवा: 
तत्पटटे श्रीशुभचन्द्रदेवा त्त्पट्र श्रीजिनचद्रदेवा: श्रीधौपे ग्रामस्थाने महाराजा- 
धिराजश्रोप्रतापचन्द्रदेव राज्ये प्रव्तमाने यदुवशे लब॒कचुकान्वये साधुश्रीउद्धणं 
तत्पुत्र असो । 

2९ 4५ >< 

“सवत्‌ १५०७ ज्येष्ठ वदि ५ भ० जिनचंद्रजी गृहस्थवर्ष १२, दिक्षावर्ष १५, 
पट्टरवर्ष ६४ मास ८ दिवस १७, अन्तरदिवस १०, स्ववर्ष ९११ मास ८ दिवस 
२७ बचघेरवालजातिपट्ट दिल्‍ली ।' 


कविका स्थितिकाल पट्टावडी, मृतिलेख एवं भट्टारक जिनचन्द्र द्वारा 
लिखित ग्रन्थ-प्रशस्तियों आदिके आधार पर वि० की १६वी शती है । ब्रह्म दामो- 
दर दिल्लीकी भट्टा रकगद्दीसे सम्बद्ध हैं और जिनचन्द्रके शिष्य है। अत. इनके 
समय-निर्णयमे किसी भी प्रकारका विवाद नही है । 


कविकी 'सिरिपालचरिउ' रचना काव्य और पुराण दोनो ही हृष्टियोंसे 


१९६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


महत्त्वपूर्ण है। इसमें ४ सन्धियाँ हैं। ओर सिद्धचक्रका महात्म्य बतलानेके लिए 
चम्पापुरके राजा श्रीपाल ओर नयनासुन्दरीका जीवनबृत्त अंकित है। नयना- 
सुन्दरीने सिद्धचक्रव्रतके अनुष्ठानसे अपने कुष्ठी पत्ति राजा श्रीपाल और 
उनके ७०० साथियाँको कुष्ठरोगसे मुक्त किया था। 

कविकी दूसरी रचना “चदप्पहचरिउ'में अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभा जीवन 
गस्फित है। इस ग्रन्थकोी पाण्डुलिपि नागौरके भट्टारकीय श्षास्त्रभण्डारमें सुर- 
क्षित्त है। 


सुप्रभाचाये 


सुप्रभाचार्यने उपदेशात्मक ७७ दोहोका एक वेराग्यसार' नामक लघुकाय 
ग्रन्थ लिखा है । कवि दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी है। कविने स्वय दिगम्बर 
साधुका रूप उपस्थित किया है। लिखा है-- 
रिसिदयवरवंदिण सयण ज॑ सुहु लहि विनजति । 
झटित घरु सुप्पउ भणइ घोरमसाणु नभति ॥४६॥ 
डॉ० हरिवंश कोछड़ने कविका समय विचारधारा, शैली और भाषाके आधार 
पर ११वी और ११वीं शत्ताब्दीके मध्य माना है। 
कविकी यह रचना सांसारिक-विषयोंकी अस्थिरता और दुःखोंकी बहुलता- 
का प्रतिपादन कर धमंमें स्थिर बने रहनेके लिये प्रेरित करती है। कविने 
लिखा है-- 
सुप्पज भणइ रे धम्मियहु, खसहु म धम्म णियाणि | 
जे सूरुगमि धवल घरि, ते अधवण मसाण ॥श॥ 
सुप्पठ भणईं मा परिहरहु पर-उचचार (यार) चरत्थु । 
ससि सूर दुहु अधवणि अणह कवण थिरत्यु ॥३॥ 


अर्थात्‌ सुप्रभ कवि कहते है कि हे धाभिको ! निश्चित धमंसे स्खलित न 
हो । जो सूर्योदयके समय शु्र गृह थे, वे ही सूर्यास्त पर श्मशान हो गये | अत्तएएव 
परोपकार करना मत छोड़ो, संसार क्षणिक है। जब चन्द्र और सूर्य अस्त हो 
जाते है, तब कौन स्थिर रह सकता है। 

यह ससार वस्तुत: विडम्बना है, जिसमें जरा, यौवन, जीवन मरण, धन, 
दारिद्रथ जेसे विरोधी तत्त्व है। बन्धु-बान्धव सभी नश्वर है, फिर उनके लिए 
पाप कर घन-संचय क्यों किया जाय । कवि इसी तथ्यकी व्यंजना करता हुआ 
कहता है-- 


आधायंतुल्य काव्यकार एवं छेखक ' १९७ 


जसु कारणि धणु संचईं, पाव करेवि, गहीरु | 
तं पिछहु सुप्पठ भणई, दिणि दिणि गलइ सरीरु ॥३३॥ 
कवि धन-यौवनसे विरक्त हो, घर छोड धर्ममें दीक्षा लेनेका उपदेश देता 
है। कविका यह विश्वास है कि धर्माचरण ही जीवनमे सबसे प्रमुख है। जो 
धमंत्याग कर देता है वह व्यक्ति अनन्तकाल तक संसारका परिश्रमण 
करता रहता है। कवि स्त्री, पुत्र और परिवारकी आसक्तिको पिशाचतुल्य 
मानता है। जबत्तक यह पिशाच पीछे छूगा रहेगा, तक तक निरंजनपद प्राप्त 
नही हो सकता। कविने लिखा है-- 
जसु छूग्गइ सुप्पठ भणइ पिय-घर-घरणि-पिसाउ । 
सो कि कहिउ समायरइ मित्त णिरजण भाउ ॥६१॥ 
सुप्रभाचायं. कथयति यस्य पुरुषस्य गृह-पुत्र-कलत्र-धनादिप्रीतिमद्‌ वस्तु 
एवं पिशाचो लग्न तस्थ पिशाचग्रस्तस्थ पुरुषस्य न किमपि वस्तु सम्यग्‌ स्वात्म- 
स्वरूप भासते यद्यदाचरते त्तत्‌ सवंमेव निरथंकत्वेन मासते ।' 


कविने दानका विशेष महत्त्व प्रतिपादित किया है और घनकी साथंकता 
दानमें ही मानी है । जो दाता धन दान नही करता और निरन्तर उदर-पोषण 
में सलग्न रहता है, वह पशुतुल्य है। मानव-जीवनकी सार्थकता दान, स्वाध्याय 
एवं ध्यान-चिन्तनमे ही है। जो मृढ़ विषयोके अधीन हो अपना जीवन नष्ट 
करता है वह उसी प्रकारसे निबुद्धि माना जात्ता है जिस प्रकार कोई व्यक्ति 
चिन्तार्माण रत्नको प्राप्त कर उसे यो ही फंक दे। इन्द्रिय और मनका निग्रह 
करने वाला व्यक्त ही जीवनको सफल बनाता है। 
जसु मणु जीवइ विसयसुहु, सो णरु मुवो भणिज्ज | 
जसु पुण सुप्पय मणु मरइ, सो णरु जीव भणिज्ज ॥६०।॥ 
है शिष्य ! यः पुरुष. अथवा या स्त्री ऐन्द्रियेन विषयसुखेन कृत्वा जीवति 
हुं प्राप्नोति स नरः वा सा स्त्री मृतकवत्‌ कथ्यतते । ततः सुप्रभाचायं: कथयति 
कि यो भव्य: स्वमानसं निग्रह्मत्ति स भव्य: सबंदा जीवति--लोके: स्मय॑ते ।' 
इस प्रकार कवि सुप्रभने अध्यात्म और लोकनीति पर पूरा प्रकाश डाला 
है । इस दोहा-ग्रन्थके अध्ययनसे व्यक्ति अपने जीवनमे स्थिरता और बोध प्राप्त 
कर सकता है। 


महाकवि रहधू 
महाकवि रइधूके पिताका नाम हरिसिह और पितामहका नाम संघपति 
देवराज था। इनकी माँका नाम विजयश्री और पत्नीका नाम सावित्री था। इन्हें 


१९८ . तीथथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य परम्परा 


सावित्रीके गर्भसे उदयराज नामक पुत्र भी प्राप्त था। जिस समय उदयराजका 
जन्म हुआ, उस समय कवि अपने 'णेमिणाहचरिउ' की रचना कर रहा था । 
रइधू पद्मावतीपुरवालवंशमे उत्पन्न हुए थे। इनका अपरनाम सिंहसेन भी बताया 
जाता है। रइधू अपने माता-पिताके तृतीय पुत्र थे। इनके अन्य दो बड़े भाई 
भी थे, जिनके नाम क्रमश: बहोल और मानसिह थे। रइधू काष्ठासघ माथुर- 
गच्छकी पुष्करगणीय शाखासे सम्बद्ध ये। 

रइधूके ग्रन्थोकी प्रशस्तियोसे अवगत होता है कि हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, 
पानीपत, ग्वाल्यिर, सोनीपत और योगिनीपुर आदि स्थानोंके श्रावकोंमें 
उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वे ग्रन्थ-रचनाके साथ मूर्ति-प्रत्तिष्ठा एवं अन्य 
क्रिया-काण्ड भी करते थे। रइधूके बालमित्र कमलूसिंह सघवीने उन्हें बिम्ब- 
प्रतिष्ठाकारक कहा है । गृहस्थ होने पर भी कवि प्रतिष्ठाचार्यका कार्य सम्पन्न 
करता था । 

कविके निवास-स्थानके सम्बन्धमे निश्चित्त रूपसे कुछ नही कहा जा सकता 
है । पर ग्वालियर, उज्जयिनीके उनके भौगोलिक वर्णनको देखनेसे यह अनुमान 
सहजमे लगाया जा सकता है कि कविकी जन्मभूमि ग्वालियरके आसपास कही होनी 
चाहिये, क्योकि उसने ग्वालियरकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धामिक 
स्थितियोंका जेसा विस्तृत वर्णन किया है उससे नगरीके प्रति कबिका आकर्षण 
सिद्ध होता है । अतएव कविका जन्मस्थान ग्वालियरके आसपास होनी चाहिये। 

रइधूने अपने गुरुके रूपमे भट्टारक गृणकीति, यज्ञकीतिं, श्रीपाल ब्रह्म, 
कमलकीति, शुभचन्द्र और भट्टारक कुमारसेनका स्मरण किया है। इन भट्टा- 
रकोके आशीर्वाद और प्ररणासे कविने विभिन्‍न कृतियोकी रचना की है। 


स्थितिकाल 


महाकवि रइधूने अपनी रचनाओंकी प्रशस्तियोमें उनके स्वनाकारूपर प्रकाश 
डाला है। अभिलेखों और परवर्ती साहित्यकारोंके स्मरणसे भी कविके समय 
पर प्रकाश पडता है। कविने 'सम्मत्तगुणनिहाणकब्व 'की प्रशस्तिमें इस ग्न्थ- 
का रचनाकार वि० स० १४९९ भाद्रपद शुक्ला पूणिमा मगलवार दिया है | 
सुक्कोसलछचरिउ' का रचनाकाल वि० सं० १४०६ अकित है। रइधघू-साहित्यमे 
गणेशनृपसुत राजा डोंगरसिंहका विस्तुत्त वर्णन आया है। रइधूके 'सम्मइ- 
जिणचरिउ के एक उल्लेखके अनुसार वह उस समय ग्वालियर दुर्गमे ही निवास 


१. सम्मतगुणनिहाणकब्व, ४॥२४।८-१० । 
२, सुक्कोसलचरिउ, ४।२३।१०-३ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९९ 


कर रहा था ।' इससे ज्ञात होता है कि डोंगरसिहका राज्यकाल वि० सं० १४- 
८२-१५११ है। अतः 'सम्मइुजिणचरिउ' की रचना भी इसी समय हुई होगी । 

वि० सं० १४९७ का एक मूत्तिलेख उपलब्ध है, जिसमें कवि रइधूको 
प्रसिष्ठाचायं कहा गया है। 'सुक्कोसलूचरिउ' के पूर्व कवि “रिट्ठणेमिचरिउ', 
'वासणाहचरिउ', 'बलहहचरिउ', तिसद्ठमहापुरिसचरिउ', “मेहेसरचरिउ', 
“जसहरचरिउ', “वित्तसार', 'जीवधरचरिड', 'सावयचरिउ” और 'महापुराण' 
की रचना कर चुका था | 

महाकवि रइधूने “धण्णकुमारचरिउ' की रचना गुरु गुणकीरति भट्टारकके 
आदेशसे की है और गुणकीतिका समय अनुमानत' वि० स० १८४५७-१४८६ के 
मध्य है। कवि महिदुने अपने 'संतिणाहचरिउ'में अपने पूव॑वर्त्ती कवियोके साथ 
रइधूका भी उल्लेख किया हे । इससे थह सिद्ध है कि रइध्‌ वि० स० १५८७ के 
पु्वे ख्यात हो चुके थे । 

श्री डॉ० राजाराम जेनने रइधू-साहित्यके अध्ययनके आधारपर निम्न- 
लिखित निष्कर्ष उपस्थित किये है-- 

१ महाकवि रइधूने भट्टा रक गुणकीतिकों अपना गुरु माना है । पद्मनाभ 
कायस्थने भी राजा वीरमदेव तोमरके मत्री कुशराजके लिये भट्टारक गुणकोति- 
के आदेशोपदेशस्स 'दयासुन्दरकाव्य' ( यशोधरचरित्त ) लिखा थ्रा। वीरमदेब 
तोमरका समय वि० सं० १४५७-१४७६ है। अत्तः गृणकीत्तिका भी प्रारभिक 
काल उसे माना जा सकता है। अतः वि० स० १४५७ रइधूके रचनाकालकी 
पूर्वावधि सिद्ध होती है । 

२ राइधूने कमलकीत्तिके शिष्य भट्टारक शुभचन्द्र तथा डूगरसिहुके पुत्र 
राजा कीत्तिसिहके कालकी घटनाओके बाद अन्य किसी भी राजा या भट्टारक 
अथवा अन्य किसी भी घटनाका उल्लेख नहीं किया, जिससे विदित होता है 
कि उक्त भट्टारक एवं राजा कीत्तिसिहका समय ही रइधूका साहित्यिक अथवा 
जीवनका अन्तिम काल रहा होगा। राजा कीत्तिसिह सम्बन्धी अन्तिम उल्लेख 
वि० सं० १५३६ का प्राप्त होता है। अतः यही रइधूकालकी उत्तरावधि स्थिर 
होती है। 


__इस प्रकार रइध्‌का रचनाकाल वि० स० १४५७-१५३६ सिद्ध होता है। 
१. सम्मह ०१॥३।९-१० । 


२. महाकवि रइधूके साहित्णका आलोचनात्मक परिशीलत, प्रकाशक प्राकृत जैन शास्त्र 
ओर अहिसा शोध सस्थान, वैशाली, सन्‌ १९७२, पृष्ठ १२०।॥ 





२०० . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


रचनाएँ 

महाकवि रइधूने अकेले ही विपुल परिमाणमे ग्रन्थोंकी रचना की है। इसे 
महाकवि न कहकर एक पुस्तकालय-रचयिता कहा जा सकता है। 

डॉ० राजाराम जेनने विभिन्‍न स्रोतोंके आधारपर अभी तक कविकी ३७ 
रचनाओका अन्वेषण किया है। 


१ मेहेसरचरिउ (अपरनाम आदिपुराण), २ णेंमिणाहचरिउ (अपरनाम 
रिट्ठणेमिचरिउ), ३. पासणाहचरिउ, ४. सम्म्डजणचरिउठ, ५. तिसद्ठमहा- 
पुरिसचरिउ, ६ महापुराण, ७. बलहहूचरिउ, ८ हरिवंशपुराण, ९ श्रीपाल- 
चरित्त, १० प्रद्युम्नचरित, ११. वृत्तसार, १२. कारणगुणषोडशी, १३ दशलक्षण- 
जयमाला, १४ रत्नत्रयी, १५ पड्धर्मोपदेशमाला, १६ भविष्यदत्तचरित, १७. 
करकइडचरित, १८. आत्मसम्बोधकाव्य, १० उपदेशरत्नमाला, २० जिमंधर- 
चरित, २१ पुण्याश्रवकथा, २२ सम्यक्त्वगुणनिधानकाव्य, २३. सम्यर्गणारोहण- 
काव्य, २४ पोडणकारणजयमाला, २५ बारहभावना (हिन्दी), २६ सम्बोध- 
पंचाशिका, २७ धन्यकुमारचरित, २८ सिद्धान्ताथंसार, २५ बृहत्सिद्धचक्रपूजा 
(सस्क्ृत), ३० सम्यक्त्वभावना, ३१ जसहरचरिउ, ३२ जीणंघरचरित, ३३. 
कोमुइकहापबधु, ३४. सुक्कोसलचरिउ, ३५ सुदसणचरिठ, ३६ सिद्धचक्‍्क- 
माहप्प, ३२७ अणथमिउकहा । 

कविको रचना करनेकी प्रेरणा सरस्वतीस प्राप्त हुई थी। कहा जाता है 
कि एक दिन कवि चिन्तित अवस्थाम रात्रिमे सोया | स्वप्नमे सरस्वतीने दर्शन 
दिया और काव्य रचनेकी प्रेरणा दी | कविने लिखा है-- 

सिविणतरे दिट्ठ सुयदेवि सुपसण्ण । 

आहासए तुज्झ हउं जाए सुपसण्ण ॥ 

परिहराहि मर्णाचत करि भव्वु णिसु कव्वु | 

खलयणहं मा डरहि भउ हरिउ मइ सब्ब ॥ 

तो देविवयणेण पडिउबि साणंदु। 

तक्खणेण सयणाउ उदि्ठउ जि गय-तंदु ॥ 

सम्मइ०--१।४२-४। 
अर्थात्‌ प्रमुदितमना सरस्वतीदेवीने स्वप्नमें दर्शन दिया और कहा कि 


मैं तुमपर प्रसन्‍न हूँ। मनकी समस्त चिन्ताएँ छोड़ हे भव्य | तुम निरंतर काव्य- 
रचना करते रहो | दुर्जनोसे,भय करनेकी आवश्यकता नही, क्यों कि भय सम्पूर्ण 


१. रइध्‌ साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन, पृष्ठ, ४९। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २०१ 


बुडिका आहरण कर लेता है। कवि कहता है कि मै सरस्व॒तीके वचनोंसे प्रत्ति- 
बुद्ध होकर आनन्दित हो उठा और काव्य-रचनामे प्रवृत्त हो गया । कविकी 
रचनाओंके प्रेरक अनेक श्रावक रहे है, जिससे कवि इतने विशाल-साहित्यका 
निर्माण कर सका है। 

'पासणाहचरिउ'मे कविने २३वे तीर्थंकर पाइ्व॑ंनाथकी कथा निबद्ध की 
है। यह ग्रन्थ डॉ०राजाराम जैन द्वारा सम्पादित होकर द्योलापुर दोसी-प्रन्थ- 
मालासे प्रकाशित है। यह कविका पौराणिक महाकाव्य है। कविने इसमें 
पाश्वनाथकी साधनाके अत्तिरिक्त उनके जौयं, वीय॑, पराक्रम आदि गुणोंको 
भी उद्घाटित किया है। काव्यके सवाद रुचिकर है और उनसे पात्रोके चरित्र- 
पर पूरा प्रकाश पड़ता है। रइधूकी समस्त कृतियोमे यह रचना अधिक सरस 
और काव्यगणोंसे युक्त है। कथावस्तु सात सन्धियोंमें विभक्‍त है । 

'णेमिणाहचरिड' में २२वें तोर्थंकर नेमिताथका जीवन वर्णित है। इसकी 
कथावस्तु १४ सन्धियोमे विभकत है और २३०२ कड़वक है| इस पौराणिक महा- 
काव्यमें भी रस, अलंकार आदिकी योजना हुई है। इसमे ऋषभदेव, और 
वद्धमानका भी कथन आया है। प्रसगवश भरत्त चक्रवर्ती, भोगभूमि, कमं- 
भूमि, स्वर्ग, नरक, द्वीप, समुद्र, भरत, ऐरावतादि क्षेत्र, पट्कुलाचल, गंगा, 
सिन्धु आदि नदियाँ, रत्नत्रय, पचाणुत्रत, तीन गणद्रत, चार गिक्षात्रत्त, अष्ट- 
मूलगुण, पड़्द्रव्य एव श्रावकाचार आदिका निरूपण किया गया है। मुनिधर्म- 
के वर्णन-प्रसगमे ५ समिति, ३ गुप्ति, १० धर्म द्वादश अनुप्रेक्षा, २२ परीपहजय 
और षडावश्यकका कथन आया है ।! इसप्रकार यह काव्य दर्शन और पुराण 
तत्त्वकी हृष्टिसे भी समृद्ध है। 

सम्मइजिणचरिउ'----इस काब्यमे अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरका 
जीवनचरित्त गुम्फित है। कविने दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी चर्चाके अनन्तर 
वस्तुवर्णनोंकी भी सरस बनाया है। महावीर शेशव-काऊमे प्रवेश करते है । 
माता-पिता स्नेहवश उन्हे विविध-प्रका रके वस्त्राभूषण धारण कराते है। कवि 
इस मामिक प्रसगका वर्णन करता हुआ लिखता है-- 

सिरि-सेहरु णिसुवमु रयणु-जडिउ । कु डल-जुठ सरेणि सुरेण घडिउ । 

भालयलि-तिलउ गलि-कुसुममाल | कंकर्णाह हत्यु अलिगण खल ॥ 

किकिणिहि-सह-मोहिय-कुरग | कडि-मेहलडिकदेसहिं अभग॥ 

तह कट्टार वि मणि छुरियवतु | उरु-हार अद्धहा रहिं सहतु । 

णेवर-सज्जिय पायहिं पइट्ठ । अगुलिय समुद्ादय गणदूठ । 
“सम्मइ०--५।२३।५-० | 


१. णेमिणाहचरिउ १३ ५ । पु 


२०२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


मेहेसरचरिउ 


इस काव्यमें जयकुमार और सुलोचनाकी कथा अंकित है। इस ग्रन्थमें कुल 
१३ सन्धियाँ ३२०४ कड़वक और १२ सस्कृत पद्म है। यद्यपि इसमें मेघेशव रको 
कथा अंकित की गई है, पर कविने उसमें अपनी विशेषता भी प्रदर्शित की है। 
वह गगा नदीमें निमग्न हाथीपरसे सुलोचनाको जलमें गिरा देता है। आचाय॑ 
जिनसेन अपने महापुराणमें सुलोचनासे केवल चीत्कार कराके ही गज्जा- 
देवी द्वारा हाथीका उद्धार करा देते हैं। पर महाकवि रइधू इस प्रसंगको अत्यन्त 
माभिक बनानेके लिए सती-साध्वी नाथिका सुलोचनाको करुण चीत्कार करते 
हुए मूच्छित रूपमें अंकित करते है। पदचात्‌ उसके सतीत्वकी उद्दाम व्यजनाके 
हेतु उसे हाथीपरसे गद्भाके भयानक गतंमे गिरा देते है। नायिकाकी प्रार्थना 
एवं उसके पुण्यप्रभावसे गज्जादेवो प्रत्यक्ष होती है और सुलोचनाका जय-जय- 
कार करती हुई गड्भातटपर निर्मित रत्नजटित प्रासादमें सिहासनपर उसे 
आएरूढ कर देती है। कथानकका चरमोत्कर्ष इसी स्थानपर संपादित हो जाता 
है ।' कविने मेहेस रचरिउको पौराणिक काव्य बनानेका पूरा प्रयास किया है। 


सिरिबालचरिउ 


श्रीपालवरितकी दो धाराएं उपलब्ध होती है । एक धारा दिगम्बर सम्प्र- 
दायमे प्रचलित है और दूसरी इवेताम्बर सम्प्रदायमे । दोनों सम्प्रदायोंकी कथा- 
वस्तुमे निम्नलिखित अन्तर है-- 
माता-पिताके नाम सम्बन्धी अन्तर । 
श्रीपालकी राजगददी और रोग सम्बन्धी अन्तर । 
माँका साथ रहना तथा वेद्य सम्बन्धी अन्तर । 
मदनसुन्द री-विवाह सम्बन्धी अन्तर। 
मदनादि कुमारियोंकी माता तथा कुमारियोंके नामोंमे अन्तर । 
. विवाहके बाद श्रीपालके भ्रमण में अन्तर । 
७. श्रीपालका माता एवं पत्नीसे सम्मेलनमें अन्तर । 
श्रीपालचरित एक पौराणिक चरित-काव्य है । कविने श्रीपाल और नयना- 
सुन्दरीके आख्यानको लेकर सिद्धचक्रविधानके महत्त्वको अकित किया है। यह 
विधान बड़ा ही महत्त्वपूणं माना जाता है और उसके द्वारा कुष्ठ जैसे रोगोंको 
दूर किया जा सकता है। नयनासुन्दरी अपने पिताको निर्भीकतापूवंक उत्तर 
देती हुई कहती है-- 


दी ते « सात ७ 


१. मेहेसर० ७।१६।१-१०-१० | 


भाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २०३ 


भो ताय-ताय पईँ णिरु अजुत्तु | जंपियउ ण मुणियठ जिणहु सुत्तु । 

वरकुलि उवण्ण जा कण्ण होइ | सा लज्ज ण मेल्लइ एच्छ लोय। 

वाद-विवाउ नउ जत्तु त्ताउ। तहेँ पुणु तुअ अक्खमि णिसुणि राय । 

बिहुलोयविरुद्ध एहु कम्मु। ज सु सइवरु गिण्हह सुछम्मु। 

जइ मण इच्छट्ट किज्जइ विवाहु | तो लोयसुहिल्‍्लउ इहु पवाहु । 
२॥६५। 


अर्थात्‌ हे पिताजी, आपने जिनाग्रमके विरुद्ध ही मुझे अपने आप अपने 
पतिके चुनाव कर देनेका आदेश दिया है, किन्तु जो कन्याएँ कुलीन होती हैं वे 
कभी भी ऐसी निलंज्जताका कार्य नही कर सकती । है पिताजी, में इस सम्बन्ध 
में वाद-विवाद भी नही करना चाहती । अतएव हे राजन, भेरी प्रार्थना ध्यान- 
पूर्वक सुने । आपका यह कार्य छोक-विरुद्ध होगा कि आपकी कन्या स्वय अपने 
पत्तिका निर्वाचन करे | अतः मुझसे कहे बिना ही आपको इच्छा जहाँ भी हो, 
वही पर मेरा विवाह कर दें। 

नयनासुन्दरीकों भवितव्यता पर अपूब॑ विश्वास है। वह स्वयक्रत्त कर्मोकि 
फलभोगको अनिवायं समझती है । कविने प्रसंगवश सिद्धचक्रमहात्म्य, नवका र- 
महात्म्य, पृण्यमहात्म्य, सम्यक्त्वमहात्म्य, उपकारमहिमा एवं धर्मानृष्ठानका 
महात्म्य बतलाया है। इस प्रकार यह रचना ब्रतानुष्ठानकी दृष्टिस भी महत्त्व- 
पृर्ण है । 
बलह॒द्चरिउ 

इस ग्रन्थमे रामकथा वणित है। बलरूभद्र रामका अपर नाम है। कविने 


परम्परागत रामकथाको ग्रहण किया है और काव्योचित बनानेके लिए जहाँ 
तहाँ कथामें सशोधन और परिवत्तेन भी किये है । 


सुक्कोसऊलचरिउ 


यह लोकप्रिय आख्यान है । कवि रइधूने चार सन्धियो और ७४ कड़बकोमे 
इस ग्रन्थको पूर्ण किया है। पुण्यपुरुष सुकोसलछकी कथा वर्णित है। 
धण्णकुमारचरिउ 
कविने धन्यकुमा रके चरितको लेकर खण्डकाव्यकी रचना की है । इस काव्य- 
ग्रन्थमे बताया गया है कि पुण्यके उदयसे व्यक्तिको सभी प्रकारकी सामग्रियाँ 
प्राप्त होती है। कविने धर्म-महिमा, कर्म-महिमा, पुण्य-महिमा, उद्यम-महिमा, 
आदिका चित्रण किया है। 


२०४ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य परम्परा 


सम्वत्तगु णणिद्दाणकव्व 

यह अध्यात्म और आचारमूलक काव्य है। इसमें कविने सम्यग्दर्शन और 
उसके आठ अगोंके नामोल्लेख कर उन अंगोंको धारण करनेके कारण प्रसिद्ध 
हुए महान्‌ नर-नारियोंके कथानक अंकित किये है। ग्रन्थमे च।र सन्धियाँ और 
१०२ कड़वक हैं । 
जसहरचरिउ 

रइधघने भट्टारक कमलकीतिकौ प्रेरणासे अग्रवालकुलोत्पन्न श्रीहेमराज सघ- 
पतिके आश्रयमे रहकर इस ग्रन्थकी रचना की है | इसमें ४ सन्धियाँ और १०४ 
कड़वक है। पुण्यपुरुप यशोधरकी कथा वर्णित है। 
वित्तसार 

इस रचनामें कुल ८९३ गाथाएँ है और ७ अंक हैं। कविने सिद्धोंको नम- 
स्क्रार कर ब्रतसार नामक ग्रन्थके लिखनेकी प्रतिज्ञा की है। इसमे सम्यग्दशंन, 
१४ गणस्थान, द्वादशब्रत, ११ प्रतिमा, पंचमहाव्रत, ५ समित्ति, पड़आवश्यक 
आदिके साथ कर्मोंकी मूलप्रकृतियाँ उनके आख्रवके कारण स्थितिबंध, प्रदेश- 
बन्च, अनुभागवबन्ध, द्वादश अनुप्रेक्षाएं, दशधर्म, ध्यान, तीनों लोक आदिका 
वर्णन आया है। सिद्धान्त-विषयको गमझनेके लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है। 
सिद्धंतत्थसारो ( सिद्धान्ताथंसार ) 

इसमें १३ अंक और १०३३ गाथाएँ है। गुणस्थान, एकादश प्रतिमा, द्वादश- 
व्रत, सप्त व्यसन, चतुविध दान, द्वादश तप, महाक्रत्त, समित्तियाँ, पिण्डशुद्धि, 
उत्पाददोष, आहारदोष, संयोजनदोष, इंगारधृमदोष, दातृदोष, चतुर्दश मल- 
प्रकार, पंचेन्द्रिय एव मन निरोध, पड़आवश्यक, कमंबन्ध, कर्म प्रकृतियाँ, द्वादशां- 
गश्नुत, द्वादशांगवाणीका वर्ण्यविषय, द्वादश अनुप्रेक्षा, दश धमं, ध्यान आदिका 
वर्णन आया है। 
अणथमिउकहा 

इसमें रात्रि-भोजनत्यागका वर्णन है। तथा उससे सम्बन्धित कथा भी 
आई है। 

इसप्रकार महाकवि रइधूने काव्य, पुराण, सिद्धान्त, आचार एवं दर्शन 
विपयक रचनाएँ अपश्र'शम्में प्रस्तुत कर अपश्र श-साहित्यकी श्रीवृद्धि की है। 
श्री पं० परमानन्दजो शास्त्रीके पश्चात्‌ रइधू-साहित्यको सुव्यवस्थितरूपसे 
प्रकाशमें छानेका श्रेय डॉ० राजाराम जैनको है। महाकवि रइधूने षट्धर्मोपदेश- 
माला, उवएसरयणमाला, अप्पसंब्बोहकव्व और सबोहपंचासिका जैसे आचार 
सम्बन्धी ग्रन्थोकी भी रचना की है। 


क्राचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २०५ 


विमलकीति 


अपश्र 'शमें कथा-साहित्यकी रचना करनेवाले कवि विमलकीति प्रसिद्ध हैं 
कवि माथुरगच्छ बागड़संघके मुनि रामकीतिका शिष्य था। सुगन्धदशमीकथा- 
की प्रशस्तिमें विमलकीलिको रामकीतिका शिष्य बताया गया है। लिखा है-- 
रामकित्ति गुरु विणउ करेविणु, विमलकित्ति महियलि पडेविणु। 
पच्छइ पुणु तवयरण करेविणु, सइ अगुकमेण सो मोक्‍्ख लहेसइ ।' 
जगत्‌सुन्दरीप्रयोगमालाकी प्रशस्तिमें भी विमलकौतिका उल्लेख आया है 
इस उल्लेखसे वह वायउसघके आचार्य सिद्ध होते है । 
आसि पुरा वित्थिण्णे वायउसंघे ससंघ-सकासो | 
मुणि राम इत्ति धीरो गिरिव्व णइसुब्व गंभी रो ॥१८॥ 
संजाउ तस्स सीसो विवुहो सिरि 'विमल दृत्ति' विक्‍्खाओ | 
विमलूयइकित्ति खडिया धवलिया धरणियलू-गयणयलो ॥१९॥ 
जैन-साहित्यमें रामकीति नामक दो विद्वान हुए है। एक जयकीत्तिके शिष्य 
है, जिनकी लिखी प्रशस्ति चित्तौड़मे वि० सं० १२०७ की प्राप्त हुई है। यही 
रामकीति सभव है विमरकीतिके गुरु हो। जगत्सुन्दरीप्रयोगमालाके रचयित्ता 
यहश'कीति विमलकीतिके शिष्य थे। उस ग्रन्थके प्रारभमे धनेद्वर सूरिका 
उल्लेख किया है। ये धनेश्वरसूरि अभयदेवसूरिके शिष्य थे और इनका समय 
वि० सं० ११७१ है । इससे भी प्रस्तुत रामकीति १३ वीं शतीके अन्तिम चरण 
और १श३वीके प्रारभिक विद्वान ज्ञात होते है। प० परमानन्दजी शास्त्रीने भी 
विमलकीतिका समय १३वीं शत्ती माना है ! 


विमलकीतिकी एक ही रचना 'सोखवइविहाणकहा' उपलब्ध है। इसमे 
ब्रत-विधि और उसके फलका निरूपण क्रिया है। कवबिने इस कथाके अन्तमे 
आशीर्वाद देते हुए लिखा है कि जो व्यक्ति इस कथाको पढ़े-पढ़ायेगा, सुने-सुना- 
येगा, वह संसारके समस्त दुखोंसे मुक्त होकर मुक्तिरमाको प्राप्त करेगा | 
बताया है-- 


जो पढइ सुणइ मणि भावइ, 
जिणु आरहह सुह सपइ सो णरु लहइ। 
णाणु वि पज्जइ भव-दुह-खिज्जइ 
सिद्धिविकासणि सो रमइ॥ 


१. राजस्थान शास्त्रभंडारकी ग्रस्यसूची, चतुर्थ जिल्‍्द, पृ० ६३२ । 





२०६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


लक्ष्मणदेव 
कवि लक्ष्मणदेवने णेमिणाहचरिउ' की रचना की है। इस ग्रन्थकी 
सन्धि-पुष्पिकाओमे कविने अपने आपको रत्नदेवका पुत्र कहा है। आरम्भको 
प्रशस्तिस ज्ञात होता है कि कवि मालवादेशके समुद्ध नगर गोणदमे रहता था। 
यह नगर उस समय जैनधर्म और जैनविद्याका केन्द्र था | कवि पुरवाडवशमे 
उत्पन्न हुआ था। यह अत्यन्त रूपवान, धामिक और धनघधान्य-सम्पन्त था। 
कविकी रचनासे यह भी ज्ञात होता है कि उसने पहले व्याकरण ग्रन्थकी रचना 
की थी, जो विद्वानोका कण्ठहार' थी। कविने प्रशस्तिमे लिखा है-- 
मालवय-विसय अंतरि पहाणु, सुरहरि-भूसिउ ण तिसय-ठाणु । 
णिवसइ पट्टाणु णामइई महंतु, गाणदु पसिद्ध बहु रिद्धिवतु । 
आराम-गाम-परिमिउ घणेहि, ण भू-मडणु किउ णियय-देहि । 
जहि सरि-सरवर चउदिसि रु वण्ण, आणदिय-पहियण त्तडि विसण्ण | 
४२१ 
८ ९ रू 
पउरवाल-कुल-कमल-दिवायरु, विणयवसु सँघहु मय सायरु | 
धण-कण-युत्त-अत्थ-सपुण्णउ, आइस रावउ रूब रधण्णउ | 
तेण वि कयउ गथु अकसायइ, बधव अवएव सुसहायइ । ४॥२२ 
इस प्रशस्तिके अवत्तरणसे यह स्पष्ट है कि कवि गोणन्दका निवासी था। 
यह स्थान सभवत्त' उज्जेन और भेलसाके मध्य होना चाहिए। श्री डॉ० वासुदेव- 
शरण अग्रवालने 'पाणिनिकालीन भारत' में लिखा है कि महाजनपथ, दक्षिण- 
मे प्रतिष्ठानसे उत्तरमे श्रावस्ती तक जाता था। यह लम्बा पथ भारतका 
दक्षिण-उत्तर महाजनपथ कहा जाता था। इसपर माहिष्मती, उज्जयिनी, गोनह, 
विदिशा और कौशाम्बी स्थित थे। हमारा अनुमान है कि यह गोनदूद ही कवि 
हारा उल्लिखत गोणन्द है। कविके अम्बदेव नामका भाई था, जो स्वय कवि 
था, जिसने कविको काव्य लछिखनेकी प्रेरणा दी होगी | 
स्थितिकाल 
कविके स्थितिकालके सम्बन्धमें निचिश्त रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता 
है, क्योकि कविने स्वय ग्रल्थरचना-कालका निर्देश नहीं किया है। और न 
अपनी गुर्वावली और पृ आचार्योका उल्लेख ही किया है । अतएवं रचनाकाल- 
के निर्णयके लिए केवल अनुमान ही शेष रह जाता है। 


१ जहि पढमु जाउ वायरण सारु, जो बुहियण-कंठाहरणु चारु। 





आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक ; २०७ 


'णेमिणाहचरिउ' की दो पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं | एक पाण्डुलिपि पंचा- 
यतीमदिर, दिल्लीमें सुरक्षित है, जिसका लेखनकाल वि० सं० १५९२ है। इस 
ग्रन्थकी दूसरी पाण्डुलिपि वि० सं० १५१० की लिखी हुई प्राप्त होती है। यह्‌ 
प्रति पाटौदी शास्त्र-भण्डार जयपुरभे है। अतएवं यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि ग्रन्थकी रचना वि० सं० १५१० के पूव॑ हुई है। भाषा-शेली और 
वर्णनक्रमकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ १४वीं शताब्दीका होना चाहिए। प्राय: यह 
देखा जा सकता है कि प्राचीन अपश्र श-काव्योंमें छन्‍्दका वेविध्य नही है। इस 
प्रस्तुत ग्रन्थमें भी छन्द-वेविध्य नही पाया जाता है। हेला, दुबइ और वस्तुबन्ध 
आदि थोड़े ही छन्द प्रयुक्त है । 


रचना 

कविकी एकमात्र 'णेमिणाहचरिउ' रचना ही उपलब्ध है। इस ग्रन्थम चार 
सन्धियाँ या चार परिच्छेद और ८३ कड़वक है। ग्रन्थ-प्रमाण १३५० इलोकके छूग- 
भग है। प्रथम सन्विमे मंगल-स्तवनके अनन्तर, सज्जन-दुर्जन स्मरण किया गया 
है । तदनन्‍्तर कविने अपनी अल्पन्नता प्रदर्शित की है। मगधदेश और राज्यगृह 
नगरके वर्णनके पढचात्‌ कवि राजा श्रेणिक, द्वारा गौतम गणधरसे नेमिनाथका 
चरित वर्णन करनेके लिए अनुरोध कराता है। बराडक देशमे द्वारावती नगरीमे 
जनाद॑न नामका राजा राज्य करता था। वही भौरीपुरनरेश समुद्रविजय अपनी 
शिवदेवीके साथ निवास करते थे। जरासन्वके भयसे यादवगण शौरीपुर छोड 
कर द्वारकामे रहने लगे। यही तीर्थंकर नेमिनाथका जन्म हुआ और इन्द्रने 


उनका जन्माभिषेक सम्पन्न किया | 

दूसरी सधिमे नेमिनाथकी युवावस्था, वसन्तवर्णन, पुष्पावचय, जलक़रीड़ा 
आदिके प्रसंग आये है। नेमिनाथके पराक्रमको देखकर कृष्णको ईर्ष्या हुई 
और वे उन्हें किसी प्रकार विरक्‍त करनेके लिए प्रयास करने लगे। जूनागढके 
राजाकी पुत्री राजीमतिके साथ नेमिनाथका विवाह निश्चित हुआ। बारात 
सजधज कर जूनागढ़के निकट पहुँचतो है। और नेमिनाथको दृष्टि पाइवंवर्त्ती 
बाड़ोंमे बन्द चीत्कार करते हुए पश्ुओंपर पड़ती है। उनके दयालु हृदयको 
वेदता हीती है और वे कहते है यदि मेरे विवाहके निमित्त इतने पशुओंका 
जीवन सकटमें है तो ऐसा विवाह करना मैने छोड़ा । 

पशुओंको छुड़वाकर रथसे उत्तर कंकण और मुकुट फेककर वे वनकी ओर 
चल देते हैं । इस समाचारसे बारातमें कोहराम मच जाता है। राजमती मूर्च्छा 
खाकर गिर पडती है। लोगोंने नेमिनाथको लोटानेका प्रयत्न किया, किन्तु सब 
व्यर्थ हुआ। वे पासमे स्थित ऊर्यन्तगिरिपर चले जाते है। और सहस्ताम्र 


२०८ . तीथंकर महावीर और उनको आवचार्यपरम्परा 


वनमें वस्त्रालंकारका त्यागकर दिगम्बरमुद्रा धारण कर लेते हैं । 


तीसरी सन्विमें राजमतिकी वियोगावस्थाका चित्रण है | कविने बडी सहूद- 
बता और सहानुभूतिके साथ राजमत्तिकी करुण भावनाओंका चित्रण किया है| 
राजमति भो विरक्‍त हो जातो है और वह भी तपदचरण द्वारा आत्म-साधनामें 
प्रवुत्त हो जाती है । 

चतुर्थ संधिमें तपश्च्यके द्वारा नेमिनाथकों केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेका 
कथन आया है। उत्तकी समवश रण-सभा आयोजित होती है। वे प्राणिकल्या- 
णाथथं धर्मपदेश देते है और अच्तमें निर्वाण प्राप्त करते है। कविने संसारकी 
विवशत्ताका सुन्दर चित्रण किया है। कवि कहता है-- 

जसु गेहि अण्णु तसु अरुइ होइ, जसु भोजसत्ति तसु ससु ण होइ । 

जसु दाण छाहु तसु दविणु णत्थि, जसु दविणु तासु अइ-लोहु अत्थि। 

जसु मयण राउ तसि णत्यि भाम, जसु भाम तसु छवण काम ॥३॥२ 

अर्थात्‌ जिस मनुृष्यके घरमें अन्न भरा हुआ है उसे भोजनके प्रति अरुचि 
है। जिसमे भोजन पचानेकी शक्ति है उसे शस्य-अन्न नही । जिसमें दानका 
उत्साह है उसके पास धन नहीं। जिसके पास धन है उसमे अतिलोभ है। जिसमें 
कामका प्रभृत्व है उसके भार्या नहीं। जिसके पास भार्या है उसका काम 
शान्त है। 

कविने सुभाषितोका भी प्रयोग यथास्थान किया है। इनके द्वारा उसने 
काव्यको सरस बनानेको पूरी चेष्टा की है। 


कि जीयइ धम्म-विवज्जिएण--धर्म रहित जीनेसे क्‍या प्रयोजन ? 
कि सुउइ सगरि कायरेण--युद्धमे कायर सुभटोंसे क्या ? 
कि वयण असच्चा भासणेण--झूठ वचन बोलनेसे कया प्रयोजन है ? 
कि पृत्तइ गोत्त-विणासणेण--कुलका नाश करनेवाले पुत्रसे क्‍या ? 
कि फुल्लइ गध-विवज्जिएण--गन्धरहित फूलसे क्‍या ? 
इस ग्रन्थमे श्रावकाचार और मुनि-आचारका भी वर्णन आया है। 
तेजपाल 
तेजपालके तोन काव्य-ग्रन्थ उपलब्ध है। कवि मूलसंघके भट्टारक रत्न- 
कीत्ति, भुवनकीत्ति, धर्मकीत्ति और विशालकीत्तिकी आम्नायका है। वासबपुर 
नामक गाँवमें बरसावडह वशमे जाल्हड नामक्रे एक साहू थे। उनके पृत्रका 
नाम सुजउ साहू था। वे दयावन्‍त और जिनधर्ममे अनुरक्त थे। उनके चार 
पुत्र थे--रणमल, वल्लाल, ईसरु और पोल्हणु। ये चारों ही भाई खण्डेलवाल 


१ आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २०९ 


कुलके भूषण थे। रणमल समाहूके पुत्र ताल्हडय साहू हुए। इनका पुत्र कवि 
तेजपाल था | 


कवि सुन्दर, सुभग और मेधावी होनेके साथ भक्त भी था। उसने ग्रथ- 
निर्माणके साथ संस्कृतिके उत्थापक प्रतिष्ठा आदि कार्योमें भी अनुराग प्रदर्शित 
किया था। कविसे ग्रन्थ-रचनाओके लिये विभिन्‍न लोगोने प्रार्थना की और इसी 
प्राथंनाके आधा रपर कवितते रचनाएँ लिखी है । 
स्थितिकाल 

कविकी रचनाओमें स्थितिकालका उल्लेख है। अतगव समयके सम्बन्धमें 
विवाद नहीं है। ऊविने रत्नकीत्ति, भुवनकीत्ति, धर्मकीकि आदि भट्टारकोका 
निर्देश किया है, जिससे कविका काल विक्रमकी १६वीं शी मभिद्ध होता है। 
कविने वि० सं० १५०७ वेशाख शक्‍ला सप्तमीके दिन 'वरगचरिउ' को समाप्त 
किया है। 

'सभवणाहचरिउ' की रचना थील्हाके अनुरोध वि० स० १००० के छग- 
भग सम्पन्न की गई है। 'परासपुराण' को मुनि पद्मनन्दिके शिष्प शिवनन्दि- 
भट्टारकके संकेतसे रचा है। कविने इस ग्रंथकों वि० स० १०१५ में कात्तिक- 
कृष्णा पचमीके दिन समाप्त किया है। अनएवं कविका स्थिनिकाछ विक्रमकी 
१६वीं दाती निश्चित है। 

कविको 'सभवणाहचरिए्ठ' के रचनेकी प्रेरणा भादानक देशके श्रीप्रभनगरमे 
दाऊदशाहके राज्यकालमें थील्दासे प्राप्त हुई है। श्रीप्रभनगरके अग्रवालवगीय 
मित्तल गोत्रीय साहू लक्ष्मणदेवके चतुर्थ पुत्रका नाम थील्हा था, जिसकी मात्ताका 
नाम महांदेवी और प्रथम धर्मंपत्नीका नाम कोल्हाद्ी था । और दूसरी पत्नीका 
नाम आसाही था, जिससे त्रिभुवनपाल और रणमल नामके पुत्र उत्पन्न हुए । साहू 
थील्हाके पाँच भाई थे, जिनके नाम खिउसी, होल, दिवसी, मल्लिदास और 
कथदास है। ये सभी व्यक्ति धर्मनिष्ठ, नीतिवान और न्यायपालक थे। 
लक्ष्मणदेवके पितामह साहू होलूने जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा करायी थी । उन्‍्हीके वशज 
थील्हाके अनुरोधसे कवि तेजपालने 'सभवणाह॒चरिउ'की रचना की है। इस चरिति- 
ग्रथमें ६ सन्ध्रियाँ ओर १७० कड़वक हैं। इसमे तुतीय तीर्थंकर सभवनायका 
जीवन गुम्फित है। कथावस्तु पौराणिक है, पर कविने अवसर मिलने पर 
वर्णनोंकी अधिक जीवन्त बनाया है। सन्धिवाक्यमे बत्ताया है-- 


'इय संभवजिणचरिए सावणयारविहाणफलाणुसरिएण कइतेजपालवण्णिदे 
सज्जणसदोहमणि-अणुमण्णिदे सिरिमहाभव्व-धील्हासवणभूसणो सभवजिण- 


२१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


णिव्वाणगमणों णाम छट्ठी परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि ६ ।।! 
कंबिने नगरवर्णनमे भी पटुता दिखलाई है। वह देश, नगरका सजीव चित्रण 
करता है । लिखा है-- 
इह इत्थु दीवि भारहि पसिद्धू, णामेण सिरिपष्ठु सिरि-समिद्धु । 
दुग्गु वि सुरभ्मु जण जणिय-राउ, परिहा परियरियउ दीहकाउ। 
गोउर सिर कलूसाइय पयंगु, णाणा लरूच्छिए आलिगि पगु। 
जहि. जणणयणाणंदिराइ,.. मुणि-यण-गुण-मंडियमंदिराई | 
सोहति गउरवस्कइ-मणहराइं, मणि-जडियकिनाडइ सुदराइ। 
जहि वसहि महायण चुय-पमाय, पर-रमणि-परम्मुह मुक्क-माय | 
जि समय करडि घड घड हडति, पडिसद दिसि विदिसा फुडति । 
जहि पवण-गमण धाविय तुरंग, ण॑ं वारि-रासि भगुर-तरग। 
जो भूसिउ णेत्त-सुद्रावणेहि, सरयव्व घवल-गोहणगणेहि | 
सुरयण वि समीड॒हि जहि सजम्मु, मेल्लेविणु सग्गालउ सुरम्मु । 
कविकी दूसरी रचना “वरगचरिउ' है। इसमें चार सन्धियाँ है। २२वें 
तीर्थंकर यदुवजी नेमिनाथके णासनकालमे उत्सन्न हुए पुण्यपुरुष वरांगका 
जीवनवृत्त प्रस्तुत किया गया है । कविने इस रचनाको विपुलको्तिके प्रसादसे 
सम्पन्न किया है। पचपस्मेष्ठी, जिनवाणी आदिको नमस्कार करनेके पश्चात्‌ 
ग्रन्थकी रचना आरभ की है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कडवकमे कत्रिने 
अपना परिचय अकित किया है । अन्तिम प्रशस्तिम भी कविका परिचय पाया 
जाता है। 
कविकी तीसरी रचना 'पासपुराण' है | यह भी खण्डकाव्य है, जो पद्धडिया 
छन्दम लिखा गया है। यह रचना भद्टारक ह्षकीति-भण्डार अजमेरमे सुरक्षित 
है। कविने यदुवज्ञी साह शिवदासके पुत्र भूघलि साहुकी प्रेरणासे रचा है। 
ये मुनि पद्मनन्दिके शिष्य शिवनन्दि भट्टा रककी आम्नायके थे तथा जिनधमंस्त 
शावकबमप्रतिपालक, दयावत्त और चतुविध सघके संपोषक थे। मुनि 
पद्मनन्दिने शिवनन्दिको दीक्षा दी थी। दीक्षास पूर्व इनका नाम सुरजन साहु 
था। सुरजन साहु ससारसे विरक्‍त और निरल्तर द्वादश भावनाओंके चिल्तनमें 
सलग्न रहते थे । प्रशस्तिमे साहु सुरजनके परिवारका भी परिचय आया है। 
इस प्रकार कवि तेजपालने चरितकाव्योंकी रचना द्वारा अपश्र श-साहित्य- 
की ममृद्धि की है । 


धनपाल हितीय 
धनपाल कविने 'बाहुबलिचरिउ'की रचना की है । इस ग्रन्थकी प्रति आमेर- 


आचायंतुल्म काव्यकार एवं लेखक . २११ 


शास्त्र-भाण्डार जयपुरमें सुरक्षित है। कविने ग्रन्थके आदिमें अपना परिचय 
दिया है। 

गज्जर देश मज्झि णयवट्गरणु, बसइ विउलु पल्हणपुरु पट्टणु 

बीसलएउ राउ पयपालउ, कुब॒लय-मंडणु सठलु व मालउ | 

तहि पुरवाडवंस नायामल, अगणिय-पुव्वपुरिस-णिम्मल कुल । 

पुणु हुउ राय सेद्दि जिणभत्तउ, भोवइ णामें दयगुण जुत्तउ । 

सुहउपउ तहो णंदणु जायउ, गुरू सज्जणह भुअणि विकखायउ | 

तहो सुउ हुड धणवाल घरायले, परमप्पय-पय-पंकय-रउ अलि। 

एतहि तहि जिणतित्थण मंत्तउ, महि भमतु पल्हणपुरे पत्तउ | 

अर्थात्‌ धनपाल गुजर देशके रहनेवाले थे। पल्हणपुर इनका वास-स्थान 

था। इनके पिताका नाम सुहडदेव और माताका नाम सुहडादेबी था। ये 
पुरवाड जातिमें उत्पन्न हुए थे। कविके समय राजा बीसलदेव राज्य कर रहा 
था। योगिनीपुर ( दिल्ली ) मे उस समय महम्मदशाहका शासन था । कविने 
यह ग्रन्थ-रचना चन्द्रवाडनगरके राजा सारंगके मत्री जायसवश्ञोत्पन्न साहू 
वासद्धर ( वासधर ) की प्रेरणासे की है । कृति समर्पित भी उन्हींकों की गई 
है | वासाधरके पित्ताका नाम सोमदेव था, जो सभरी नरेन्द्र कर्णदेवके मत्री थे। 
कविने साहू वासाधरको सम्यग्हष्टि, जिनचरणोका भक्‍त, दयालु, लोकप्रिय, 
मिथ्यात्वरहित और विशुद्धाचित्त कहा है। इनको गृहस्थके देनिक पट्कर्मोमें 
प्रवीण राजनीत्तिमे चतुर और अष्टमूल गुणोंके पालनमे त्तत्पर बताया है। 
इनकी पत्नीका नाम उभयश्री था, जो पतिन्नता और शीलब्रत्त पालन करनेवाली 
थी। यह चतुरविध सघको दान देती थी। इसके आठ पुत्र हुए--जसपाल, 
जयपाल, रतपाल, चन्द्रपाल, विहराज, पुण्यपाल, वाहूड और रूपदेव । ये आठो 
पुत्र अपने पिताके समान ही धर्मात्मा थे। 


कविने इस ग्रन्थके आदिमे प्राचीन कवियो, आचार्यों और ग्रन्धोंका स्मरण 
किया है। उसने कविचक्रवर्त्ती धीरसेन, जैनेन्द्रव्याकरणरचयित्ता देवरनन्दि, 
श्रीवश्)्नसूरि और उनके द्वारा रचित पट्दर्शनप्रमाणग्रन्थ, महासेन-सुलोचना- 
चरित, रविषेण-पद्मचरित्त, जिनसेन-हरिवशपुराण, जटिलमुनि-वरागचरित्त, 
दिनकररसेन-कन्दपंचरित, पद्मसेन-पाइ्वंनाथचरितत, अमृताराधना, गणि- 
अम्बसेन-चन्द्रप्रभचरित, धनदत्तचरित्त, कविविष्णुसेन, मुनिसिहनन्दि-अनुप्रेक्षा, 
णवकारमत्र, नरदेव, कविअसग-वीरचरित, सिद्धसेन, कविगोविन्द, जय- 
घवल, शालिभद्र, चतुमुंख, द्रोण, स्वयभू, पुष्पदल्त और सेढु कविका स्मरण 
किया है। इससे कविकी अध्ययनशीलता, पांडित्य और कवित्वशक्तिपर 


२१२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


प्रकाश पड़ता है । कवि सन्‍्तोधी था और स्वाभिमानी भी | यही कारण है कि 
उसने बाहुबलि-चरितकी रचना कर अपनेको मनस्वी घोषित्त किया है। 

कविके गुरु प्रभाचन्द्र थे, जो अनेक शिष्यों सहित विहार करते हुए पल्हण- 
पुरमें पधारे। धनपालने उन्हें प्रणाम किया और मुनिने आश्ञीर्वाद दिया कि 
तुम मेरे प्रसादसे विचक्षण होगे। कविके मस्तक पर हाथ रखकर प्रभाचन्द्र 
कहने लगे कि मे तुम्हें मन्त्र देता हूँ । तुम मेरे मुखसे निकले हुए अक्षरोंको याद 
करो । धनपालने प्रसन्नतापूर्वक गुरु द्वारा दिये गये मत्रको ग्रहण किया और 
शास्त्राभ्यासद्वारा सुकवित्व प्राप्त किया। इसके पश्चात्‌ प्रभाचन्द्र खंभात्त, घारा- 
नगर और देवगिरि होते हुए योगिनोपुर आये | दिल्ली-निवासियोने यहाँ एक 
महोत्सव सम्पस्न किया और भट्ठटा रक रत्नकीतिके पद पर उन्हें प्रतिष्ठित किया । 

कवि धनपाल गुरुकी आज्ञासे सौरिपुर तीथ्थंके प्रसिद्ध भगवान्‌ नेमिनाथकी 
वन्दना करनेके लिये गये । मागंमें वे चन्द्रवाडनगरको देखकर प्रभावित हुए 
और साहु वासाधर द्वारा निभित जिनारूयको देखकर बही पर काव्य-रचना 
करनेमे प्रवृत्त हुए । 


स्थितिकाल 


कविके स्थित्तिकालका निर्णय पूर्ववर्ती कवियों और राजाओबके निर्देशसे सभव 
है | इस ग्रन्थकी समाप्ति वि० स० १४५४ वेशाख शुक्ला त्रयोदशी, स्वात्ति 
नक्षत्र, सिद्धयोग और सोमवारके दिन हुई है। कविने अपनी प्रशस्तिमे 
मुहम्मदशाह तुगलकका निर्देश किया है। मुहम्मदशाहने वि० स० १३८१ से 
१४०८ तक राज्य किया है। 

भट्टारक प्रभाचन्द्र भट्टारक रत्नकीत्तिके पदपर प्रतिष्ठित हुए थे, इस 
कथनका समर्थन भगवतीआराधनाकी पजिकाटीकाकी लेखक-प्रशस्तिसे भी 
होता है। इस प्रशस्तिमें बताया गया है कि वि०"्स० १४१६ मे इन्ही प्रभाचन्द्रके 
दिष्य ब्रह्म नाथूरामने अपने पढनेके लिए दिल्लीके बादशाह फिरोजशाह तुगलूक- 
के शासन-कालमें लिखवाया था! फिरोजज्ञाह तुगलकने वि० स० १४०८- 


१. संबत्‌ १४१६ वर्ष चैत्रसुदिपझ्चमस्या सोमवासरे सकलराजशि रो-मुकुटमाणिक्य- 
मरीचिपिजरीकृत-च रण-कमलपादपोठस्य श्रीपेरोजसाहें: सकलसाम्राज्यधुरीविज्ञाणस्य 
समये श्रीदिल्या श्रीकुन्दकुन्दाचर्यान्यये सरस्वतीगरच्छे बलात्कारगणे भट्टारकश्री- 
रत्नकीत्तिदेवपट्टोदयाद्विल्तरुणत्रणित्वमुर्वीकुर्वाणरण. ( णः ) भट्टारकश्रीप्रभाचन्द्रदेव- 
शिष्याणा ब्रह्मनाथुराम । इत्याराधनापंजिकाग्रंथआत्मपठवा्थ लिखिपितम्‌ । 

--आरा-ज॑नसिद्धाब्तभवन प्रति 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २१३ 


१४४५ त्तक राज्य किया है। अतएव स्पष्ट है कि भट्टारक प्रभाचन्द्र बि० सं० 
१४१६ से कुछ समय पूव॑ भट्टारकपदपर प्रत्तिष्ठित हुए होगे। इस आलोकमें 
धत्तपालका समय विक्रमकी पन्द्रहवी शती माना जा सकता है। 

रचना 


कवि धनपालद्वित्तीयने “बाहुबलिचरिउ' की रचना की है, जिसका दूसरा 
नाम कामचरिउ' भी है। ग्रन्थ १८ सचियोमे विभकत है । इसमे प्रथम कामदेव 
बाहुबलिकी कथा गुम्फित है। बाहुबली ऋषभदेवके पुत्र थे और सम्राद्‌ भरतके 
कनिष्ठ आरता। बाहुबली सुन्दर, उन्नत एवं बल-पौरुपसे सम्पन्न थे। वे 
इन्द्रियजयी और उग्र त्तपस्वी भी थे। उन्होने चक्रवर्ती भरतको जल, मल्ल 
और दृष्टि युद्धभे पराजित किया था। भरत इस पराजयसे विक्षुब्ध हो गये 
और प्रतिशोध लेनेकी भावनासे उन्होने अपने भाई पर सुदर्शनचक्र चलाया। 
विन्तु देवोपनीत अस्त्र वशघातक नहीं होते, अत्तणव वह चक्र बहुबलिकी 
प्रदक्षिणा देकर लौट आया । इससे बाहुब॒लिके मनमे पश्चात्ताप उत्पन्न हुआ । 
वे परिग्रह, कपायभाव, अहकार, राज्यसत्ता, न्‍्याय-अन्याय, भाई-भाईका 
सम्बन्ध आदिके सम्बन्धम विचार करने लगे । उन्होंने राज-त्यागका निश्चय कर 
लिया और वे दिगम्बरदीक्षा लकर आत्म-साधनामे प्रवृत्त हुए । उन्होने कठोर 
त्तपएइचरण किया और स्वात्मोपरलब्धि प्राप्त की । 
यह ग्रथ काव्य और मानवीय भावनाआसे आतेप्रोत्त है। कविने यथास्थान 
वस्तु-चित्र प्रस्तुतकर काव्यको सरस बनानेका प्रयास किया है। हम यहा 
विवाहके अनन्तर वर-वधुके मिठनका एक उदाहरण प्रस्तुतकर कविके काव्यत्व- 
पर प्रकाश डालेंगे । 
सोहड कोइल-झुणि महुर्समाण, सोहइ मेइणि पहु लद्ध जए । 
सोहइ माणकणयालकरिया, सोहइ सासय-सिरि सिद्धजूया । 
सोहइ सपइ सम्माण जणे, सोहइ जयलूछी सुहद रणे । 
सोहइ साहा जलइरम वर्ण, सोहड वाया सुपुरिस वयणे । 
जह सोहइ एयहि वहु कलिया, तह सोहइ कंण्णा वर मिलिया | 
कि वहुणा वाया उब्भसएण, कीरइ विवाहु सोमजसए | ७५ | 
बाहुब लिचारत वास्तवमे सहाकाव्यके गणोस युवत है । कविने इसे सभी 
प्रकारसे सरस और कवित्वपूर्ण बनाया है। 


कवि हरिचन्द्‌ या जयमित्रहल 
कवि हरिचन्द्रने अपनी गुरु-परम्पराका उल्लेख किया हैं । बताया है कि 


२१४ . तीर्थकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


इनके गुरु पच्चनन्दि भट्टारक थे। ये मूलसंघ बलात्कारगण और सरस्वतीगच्छ- 
के विद्वान थे। भट्टारक प्रभाचन्द्रके पटुघर थे। पद्मनन्दि अपने समयके यद्ास्वी 
लेखक और सस्क्ृति-प्रचारक हैं। गुर्वावलीमें पद्मनन्दिकी प्रशंसा करते हुए 
लिखा है--- 


श्रीमत्परभाचन्द्रमुनीद्रपट्ट. शब्बत्प्रतिष्ठ: प्रत्तिभा-गरिष्ठ. | 
विशुद्ध-सिद्धान्त रहस्य-रत्न-रत्नाकरो नंदतु पद्मनंदी ॥२८॥ 
जैन सिद्धल्तमास्कर भाग १, किरण ४, पु० ५३ 


दिल्लीमें बि० स० १२९६ भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशीकों रत्नकीत्ति पद्टारूढ़ 
हुए । ये १४ वर्षो तक पट्टपर रहे । रत्नकीत्तिके पट्टपर वि० सं० १३१० पौष 
शुक्ला पूर्णिमाको भट्टारक प्रभाचन्द्रका अभिषेक हुआ | पश्चात्‌ वि० सं० १३८५ 
पौष शुक्ला सप्तमीको प्रभाचन्द्रके पट्ट पर पद्मनन्दि आसीन हुए। इन्हीं पद्च- 
नन्दिके शिष्योमे जयमित्रहल भी सम्मिलित थे | 


श्री प० परमानन्दजी शास्त्रीने अपने प्रश्स्ति-सग्रहकी भूमिकामें एक घटना 
उद्धृत की है। बताया है कि पाश्वंनाथचरित्तके कर्त्ता कवि अग्रवाल ( स० 
१८७९) ने अपने ग्रंथकी अन्तिम प्रशस्तिम स० १४७१की एक घटनाका उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि करहलके चौहानवशी राजा भोजराज थे। इनकी 
पत्नीका नाम णाइक्कदेवी था। उससे ससारचन्द या पृथ्वीराज नामका एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके राज्यमे सं० १८७१ माघ कऋंष्णा चतुर्दशी शनिवारके 
दिन रत्नमयी जिन-बिम्बकी स्थापना की गयी। उस समय यदुवशी अमरसिह 
भोजराजके मत्री थे। उनके पिताका नाम ब्रह्मदेव और माताका नाम पद्मलक्षणा 
था । इनके चार भाई और भी थे, जिनके नाम करमसिंह, सम रसिह, नक्षत्रसिह, 
ओर लक्ष्मणसिह थे। अमरसिंहकी पत्नी कमलश्री पातिक्त्य और शीलादि 
गुणोंसे विभूषित थी। उसके तीन पुत्र हुए--ननन्‍्दन, सोना साहु, लोणा साहु। 
इनमें लोणा साहु धार्मिक कार्योमे विपुल धन खर्च करते थे | इन्होने कवि जय- 
मित्रहलको प्रशसा की है।" अत. जयमित्रहलका समय भट्टा रक प्रभाचन्द्रका 
पट्टकाल है । 


कवि हरिचन्द या जयमित्रहलका समय विक्रमकी १५वी शत्ती है। यत्तः 
जयमित्रहलने अपना मल्लिनाथकाब्य विक्रम स० १४७१ से कुछ समय पूर्व 


१. जैन-ग्रंथ-प्र दास्तिसंग्रह, ह्ितीय भाग, वोरसेबामंदिर, २१ दरियागंज, दिल्ली, 
प्रस्तावना, पृष्ठ ८६ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २१५ 


लिखा है। दूसरे ग्रंथ 'बड्ढमाणचरिउ' भी मल्लिनाथकाव्यसे एकाघ वर्ष 
कागे-पीछे लिखा गया है। 
रचनाएँ 

जयमित्रहलकी दो रचनाएँ उपलब्ध है--'वड्ढमाणचरिउ' और “मल्लि- 
णाह॒कव्व' । 'वेडडमाणचरिउ' का दूसरा नाम 'सेणियचरिउ' भी मिलता है। 
इस काव्यमे ११ सन्धि या परिच्छेद बताये गये है । पर प्रारंभकी ५ सन्धियाँ 
उपलब्ध सभी पाण्डुलिपियोमे नही मिलती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
ग्रंथवी छठो सन्धि ही प्रथम सन्धि है। इस ग्रथमे अन्तिम तीर्थंकर वद्धंमान 
सहावीरका जीवनचरित अकित है । साथ ही उन्के समयमे होनेवाले मगधके 
शिशुनागवंशी सम्राट्‌ बिम्बसार या श्रेणककी जीवनगाथा भी अकित है । यह 
राजा बड़ा प्रतापी और राजनीतिकुशल था। इसके सेनापति जम्बूकुमारने 
केरलके राजा मृगाकपर विजय प्राप्त कर उसको पुत्री चिलावतोसे श्रेणिकका 
विवाह-सम्बन्ध करवाया था। इसकी पट्टप्रहिषी चेटकको पुत्री चेलना थी। 
चेलना अत्यन्त धर्मात्मा और पतिब्नता थी | श्रेणिककों जैबधमकी ओर लानेका 
श्रेय चेलनाकों है। श्रेणिक तोर्थकर महावीरके प्रमुख श्रोता थे। यह ग्रथ 
देवरायके पुत्र सघाधिप होलिबम्मके अनुराघसे रचा गया है | 

दूसरी रचना 'मल्लिणाहकब्ब' है। इसमे १९वें तोर्थकर मल्लिनाथका 
जीवनचरित अकित है। इसकी प्रति आमेर-शास्त्र-भण्डारमे भा अपूर्ण है । 
ग्रथवी रचना कविने पृथ्वी नामक राजाके राज्यमे स्थित साहू आल्हाके 
अनुरोधसे की है । आल्हा साहुके चार पुत्र थे, जिनके नाम बाह्य साहु, तुम्बर, 
रतणऊ और गल्हग थे । इन्होने ही इस काव्य-ग्रथको लिखवाया है । 


गुणभद्र 


काछ्ठासंध'माथुरान्वयके भट्टा रक गुणभद्र मलयकीत्तिके शिष्य थे। और 
भट्टारक यश.कीत्तिके प्रशिष्य थे। ये कथा-साहित्यके विशेषज्ञ माने गये है । 
गणभद्गरका स्मरण महाकवि रइघूने भी किया है। साथ ही तेजपाल" और 
महिन्दुने* भी किया है। रइधूने इन्हे चरित्रके आचरणमे धीर, सयमी, गुणि- 
जनोके गुरु, मधुरभाषो, प्रवचनसे सबको सनन्‍्तुष्ट करनेवाला, जितेन्द्रिय, मान- 


१ गुणभद्दु-महामइमहमुणीसु । जिणसंगहोमंडणु पंचमीसु । 
--संभवणाहचरिउ, १।२॥५-७ 
२. गृणभद्सूरिगृणभहृठाणु  ““--संतिणाहचरिउ---१।५ । 


२१६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रूपी महागजकी तर्जनाको सहन करनेवाला एवं भव्यजनोंको उद्बोधित करने 
वाला कहा है| 
तहो वरपट्टु बइरिउइ अज्जमु | धरिय चरित्तायरणु ससंजमु ॥ 
गुरु गुणयणमणि पाइयभूसणु | वयण-पउत्ति-जणिय-जणतूसणु ।। 
कयकामाइय - दोस - विसज्जणु । दसिय-माण-महागय-त्तज्जणु ॥ 
भवियण-मण-उप्पाइय - बोहणु | सिरिगूणभहमहारिसि सोहण ॥। 
+-सम्मइ०-१०।३०।२१-२४ 
गुणभद्र प्रतिष्ठाचायं भी थे। मेनपुरी (उत्तरप्रदेश) के जेन मन्दिरोंमें कुछ 
मूर्तियों एव यत्रो पर लेख उत्कोणित है, जिनसे ज्ञात होता है कि वे प्रतिष्ठा- 
चाय॑ थे ।! 
गुणभद्रका स्थितिकाल उनकी गुरुपरम्परा और समकालोन राजवंशोंके 
आधारपर निर्णीत किया जा सकता है। इन्होंने ग्वालियरके त्तोमरवंशी राजा 
ड्गरसिंहके पुत्र कीत्तिसह या कणंसिहके राज्यकालमें अपनी रचनाएं लिखी 
है। महाकावि रइधूने गुणभद्रका उल्लेख किया है। अतः गुणभद्रका समय 
रइधुके समकालोन या उनसे कुछ पूवे होना चाहिए । 
कारमब्जाके सेनगण-भण्डारकी लिपि-प्रशस्ति वि० सं० १५१० वेशाख शुक्ला 
तृतोयाकी लिखी हुई है, जो गोपाचलमे डूगरसिहके राज्यकालमे भट्टारक 
गुणभद्रकी आम्नायके अग्रवालवश्ी गगंगोत्रीय साहु जिनदासने लिखाई थी।* 


अतएव कवि गुणभद्रका समय १५वीं शत्तीका अंतिम पाद या १६वी शतीका 
प्रथम पाद होना चाहिए। 


रचनाएँ 


भट्टारक गृणभद्रने १५ कथा-ग्रथोकी रचना की है, जो निम्न प्रकार है-- 
१ सवणवारसिविहाणकहा (श्रावणद्वादशी-विधाच-कथा) 
२. पकखवइवयकहा (पाक्षिकन्नतकथा) 
३. आयासपंचमीकहा--आकाशपचमी कथा 
४ चंदायणवयकहा--चन्द्रायणब्रतकथा 
५. चंदणछट्ठीकहा--चन्दनषष्ठीकथा 
१. सं० १५२९ वँसाख सुदी ७ बुधे श्रीकाष्ठासंघे भ० श्रीमलयकीत्ति म० श्रीगुणमभद्रा- 
म्नाये अग्रोत्कान्वये मित्त लमोत्र '''' प्रतिमालेखसंग्रह (जैनसिद्धान्तमवन, आरा, 
वि० सं० १९९४) पु० ८,१४। 
२. अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १०, पु० २९६। 





आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २१७ 


नरकउता रीदुग्धा रसकथा 

- णिद्दुखसत्तमीकहा--निदु खसप्तमीकथा 
» मउडसत्तमीकहा--मुकुटसप्तमीकथा 
, पृष्फंजडीकहा--पुष्पाजलिकथा 

१०. रगणत्तयवयकहा--रत्नत्रयब्रतकथा 

११ दहलकखणवयकहा--दशलक्षणकब्रतकथा 

१२, अगतवयकहा--अनतब्रतकथा 

१३ लड्धिविहाणकहा--लब्धिविधानकथा 

१४. सोलहका रणबयकहा--षोडशका रणब्रत्कथा 

१५, सुगधदहमीकहा--सुग ध्रदशमीकथा 

इन ब्रतत-कथाओमे ब्रतका स्वरूप, आचरण-विधि और उनकी फल प्राप्ति 

प्रतिपादित की गयी है । आत्मशोघनके लगे ब्रताकी नित्तान्‍न्त आवव्यकत्ता है, 
क्योकि आत्मशुद्धिके बिना कल्याण सभव नही है। पाक्षिकश्रावक-कथा और 
अनन्ततब्रत-कथा ये दो कथा-ग्रन्थ तो ग्वालियरनिवासी सघर्पात साहु उद्धरणके 
जिनमदिरम निवास करते हुए साहू सारगदेवके पुत्र देवदासकी प्रेरणासे रचे 
गये है। और अनन्‍्तब्रतकथा, पुष्पाजलिब्रतकथा और दहालक्षणब्रनकथा 
ये त्तीन कथाकृतियाँ ग्वालियरनिवासी जयसवालवणशी चौधरी लक्ष्मणमिहके 
पुत्र प० भीमसेनके अनुरोधस लिखी गईं है। निदुं'खसप्तमीकथा गोपाचलू- 
वासी साहू बीधाके पुत्र सहजपालके अनुरोधसे लिखी गई है । शेष कथा-प्रन्थ 
धामिक भावनासे प्रेरित होकर लिखे है । नामानुसार कथाओमे ब्रतोंका स्व- 
रूपादि वर्णित है । 


४ ६ 


हरिदेव 
मयणपराजयचरिउ के रचयिता हरिदेवने ग्रन्थके आदिम अपना परिचय 
दिया है जिससे यह ज्ञात होता है, कि इनके पिता का नाम चगदेव और मात्ता- 
का नाम चित्रा था| इनके दो बडे भाई थे--किकर और कृष्ण | किकर महा- 
गुणवान्‌ तथा कृष्ण स्वभावत निपुण थे । इनके दो छोटे भाई थे, जिनके नाम 
द्वििजवर और राघव थे | कविने लिखा है-- 
चंगरवहु णत्रियजिणपयहु 
तह चित्तमहासइहि पढ़मु पुत्त किकर महागणु । 
पुणु बीयउ कण्हु हुई जेण रूद्धु ससहाउ णियपुणु ॥ 
हरि तिज्जठ कइ जाणि यह दियवर राघउ बेइ। 
ते लहुया जिणपय घुर्णाह पावह माणु मलेइ॥र॥। 


२१८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस कुटुम्ब का परिचय नागदेवके सस्कृत-मदनपराजयसे भी प्राप्त होता 
है। नागदेवने अपना मदनपराजय हरिदेवके इस अपश्र श-मदनपराजयके 


आधार पर ही लिखा है। वे चंगदेवके वहमे सात्तवी पोढ़ीमें हुए हैं। परिचय 
निम्न प्रकार है-- 


यः शुद्धसोमकुलपद्मविकासनाकों जातोईथिनां सुरतरुभुंवि चंगदेव:। 
तन्‍ननन्‍्दनों हरिरसत्कवि-नागर्सिह' तस्माज्िषगूजनपतिभुंवि नागदेव: ॥२॥ 
तज्जावु भी सुभिषजाविह हेमरामौ रामात्प्रियकर इत्ति प्रियदोइथिनां यः । 
त्तज्जश्चिकित्सितमहास्बुधिपा रमाप्त: श्रीमल्लुगिज्जिनपदा म्बु जमत्त भुज्ध ॥३। 


तज्जो5ह नागदेबाख्यः स्तोकज्ञानेन सयुत'। 
छन्दोइ्लंका रकाव्यानि नाभिधानानि वेदम्यहम्‌ ॥।4॥ 


कथाप्राकृत्तनन्धेन हरिदेवेन या कृतता। 
वक्ष्ये सस्कृतबन्धेन भव्याना धममंवृद्धये ॥५॥ 
अर्थात्‌ पृथ्वीपर पवित्र सोमकुलूूपी कमूको विकसित करनेके लिये 
सूर्यकृप और याचकोंके लिए कन्पवृक्षस्वरूप चंगदेव हुए । इनके पुत्र हरि हुए, 
जो असत्‌कविरूपी हस्तियोके लिए सिंह थे | उनके पुत्र वेद्यराज नागदेव हुए । 
नागदेवके हैम और राम नामके दो पुत्र हुए और ये दोनों ही अच्छे वेच्य थे । 
रामके पुत्र प्रियकर हुए, जा याचकोके लिए प्रिय दानी थे। प्रियंकरके पुत्र 
मल्लुगित हुए, जो चिकित्सामहादलथिके पारगाभी विद्वान तथा जिनेन्द्रके चरण- 
कमलोंके मत्त भ्रमर थे। उनका पुत्र मैं नागदेव हुआ, जो अल्पन्ञानी हूँ और 
छनन्‍्द, अलंकार, काव्य तथा शब्दकोशका जानकार नहीं हूँ। हरिदेवने 
जिस कथाको प्राकृत-बन्धम रचा था, उसे ही में भव्योंकी धर्मंवृद्धिकें हेतु 
सस्कृतमे लिख रहा हूँ । चगदेवकी वशावलो निम्नप्रकार प्राप्त होती है-- 
चगदेंव 


हि पी फील क्लिक ॥। 
| | 


दि ग | 
किकर क््ष्ण हरिदेव द्विजपति राघव 


नागदेव (वद्यराज) 


हर 
.. हेम राम (वंद्यराज) 
(वेद्यराज) 
प्रियंकर (दानो) 
कक 
मल्ल॒गित्त (बद्यराज) 


नागदेव 
आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २१९ 


इस वंशावलीसे कविके जीवन-परिचयका बोध हो जाता है। पर उसके 
स्थितिकालके सम्बन्धमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नही होती । 


स्थितिकाल 


'मयणपराजयचरिउ'की कथावस्तुका आधार शुभचन्द्रकृत ज्ञानाणंव है और 
परम्परानुसार शुभचन्द्रका समय भोजदेवके समकालीन माना जाता है| ज्ञाना- 
णंवकी एक प्राचीन प्रति पाटणके शास्त्रभण्डारमें वि० सं० १२४८की लिखी हुई 
प्राप्त हुई है। अतः ज्ञानाणंबका रचनाकाल «वीं शततीसे १२वीं शततीके बीच 
सिद्ध होता है। अतएवं 'मयणपराजयचरिउ की रचनाकी पूर्वावधि यही माननी 
चाहिए । उत्तरावधिका निश्चय प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोके आधारपर किया 
जा सकता है। 'सस्कृत्तमदनपराजय को एक प्रतिका लखनकाल वि० स॒० 
१५७३ है और अपभ्र श 'मयणपराजयर्चारउ'को एक प्रति वि० स० १६०८ और 
दूसरी वि० स० १६५४ को है। अतएवं कवि हरिदेवका समय नागदेवस छठी पाढ़ी 
पूर्ण होनेके कारण कम-से-कम १५० वर्ष पहले हाना चाहिए । इस प्रकार वाग- 
देवका समय १३वी-१४वी छाताब्दा सिद्ध हाता है। 

प॒० परमानन्दजीन जयपुरके तेरापथी बड़े मन्दिरके शास्त्रभण्डारमे वि० 
स० १५५१ मागंशीषं शुक्का अष्टमी गुरुवा रकी लिखों हुई प्रतिका निर्दश किया 
है तथा आमे रभडारकी प्रति वि० स० १५७६ का लिखी हुई बताई है। और 
उन्होंने भाषा-शेली आदिके आधारपर हरिदेवका समय १४वा शताब्दाका 
अन्तिम चरण बताया है।" 

डॉ० हीरालालजी जेंनन हरिदेवका समय १२वीं शतीसे १०वो शातीके 
बीच माना है।'* 


रचना 


कविकी एक हो रचना 'मयणपराजयर्चारउ' उपलब्ध हे। इस ग्रथमे दो 
परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेदमे २७ और दूसरेम ८१ इस प्रकार कुल ११८ 
कंड़वक है । यह छोटा-सा रूपक खण्डकाव्य है। कविने इसमे मदनकों जोत्तनेका 
सरस वर्णन किया है। कामदेव राजा, मोह मत्री, अहकार, अज्ञान आदि सेना- 
पतियोके साथ भावनगरमे निवास करता था । चारित्रपु रके राजा जिनराज उसके 
शत्र थे, क्योकि वे सुक्तिरूपी लक्ष्मीसे अपना विवाह करना चाहते थे। कामदेवने 


९. मयणपराजयचरिउ, भारतीयज्ञानपीठ काशी, प्रस्तावता, पु० ६१ । 


२२० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचारयं-परम्परा 


राग-द्वेष नामके दूत्त द्वारा जिनराजके पास यह सन्देश मेजा कि आप या तो 
मुक्ति-कन्यासे विवाह करनेका अपना विचार छोड़ दें और अपने ज्ञान, दर्शन, 
चारित्ररूप सुभटोंको मुझे सौंप दें; अन्यथा युद्धके लिये तैयार हो जाएँ। जिन- 
राजने कामदेवसे युद्ध करना स्वीकार किया और अन्‍्तमें उसे पराजित कर 
शिवरमणीको प्राप्त किया । इस प्रकार इस रूपक-काव्यमें कविने सरस रूपमे 
इन्द्रियनिग्रह और विकारोंको जीतनेकी ओर संकेत्त किया है। यहाँ हम 
उदाहरणाथं इस रूपक काव्यमें राग-हव षादिके युद्धका वर्णन प्रस्तुत करते हैं-- 

राय-रोस खम-दमहं महाभड | आसव-बंध गुणह दह-लंपड ॥॥ 

चारित्तह तइ भिडिय असजम | णिज्ज र-गणहुं कम्म कय-घण-त्तम ॥ 

गारव तिण्णि भिडिय सिवपथह । अणय पधाइय णयहूं पयत्थहूं ॥ 

अण्ण वि जै जसु समुहु पइट्टा | ते तसु सयलु वि रणि आमिट्ठा॥। 

तहि अवसरि पुच्छिठ आणदे | सिद्धर्ठ सरवदउ जिणिदे॥ 

अम्हहंं बलु कारणे कि णट्ठउ । मयरद्धय-सेण्णहो संत्तद्ुड ॥ 

उपसम-सेढिय-भूमिहि लग्गड। ते कज्जेण जिणेसर भग्गउ ॥ 

एवहि खाइय-भूमि चडावहि | परबल उच्छरतु बिहडावहि।॥। 

तो परणइ-सहाव सगूढ़ठउ। खबग-सेढि जिणबल आरूढउ ॥ 

महाभट राग और ढ्वंष, क्षमा और दमनसे भिड़ गये। दस लंपट आसव 
और बन्ध गुणोस युद्ध करने लगे | असयम चारित्रसे भिडा। सघन अधका र उत्पन्न 
करनेवाले कमं निजरागणसे युद्ध करने लगे | तीन गारव शिवपथसे भिड़ गये 
और अनय प्रशस्त नयों पर दोड़ पड़े । अन्य सुभट भा जिनके सम्मुख पड़े वे 
सब उनसे रणमे आकर युद्ध करने लगे । इस अवसर पर जिनेन्द्रने आनन्दपुवंक 
सिद्धिरूप स्वरोदय ज्ञानीसे पूछा कि हमारा बल किस कारणसे नष्ट हुआ और 
मकरध्वजके शेन्यसे सत्रस्त हुआ ? तब उस ज्ञानीने बतलाया कि है जिनेश्वर 
तुम्हारा बल उपशम-श्रेणीकी भूमि पर जा लगा था। इस कारण वह भग्न 
हुआ । अब उसे क्षायिक भूमि पर चढाइये, जिससे वह आगे बढता हुआ क्ात्र- 
बलको नष्ट कर सके । तब स्वभाव परिणतिसे सगृढ़ वह जिनबल क्षपकश्रेणी 
पर आरूढ़ हुआ। फिर श्रेष्ठ रथोंके सघटनोने, उत्तम धोड़ोके समूहोंने, गुलगुलाते 
हुए हाथियोंके ब्यूहोंने एवं महाभटोने ध्वजाएँ उडाते हुए सम्मुख बढ़कर अपने- 
अपने घात दिखलाये। 
इस वर्णनसे स्पष्ट है कि कविने सैद्धान्तिक विषयोंको काव्यके रूपमें प्रस्तुत 

किया है। पौराणिक तथ्योंकी अभिव्यंजना भी यथास्थान की गई है । द्वितीय 
संधिके ६१, ६२, ६३ और ६४वें पद्मोंमें कामदेवने अपनी व्यापकताका परिचय 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २२१ 


दिया है और बताया है कि मेरे प्रभावसे ब्रह्मा, विष्णू आदि सभी देव त्रस्त 
हैं, में त्रलोकविजयी हूँ । 


प्रसंगवश गृणस्थान, ब्रत्त, समिति, गुप्ति, पडावश्यक, ध्यान आादिका भी 
चित्रण होता गया है । 


हरिचन्द द्वितीय 


इन हरिचन्दका वश्च अग्रवाल था | इनके पिताका नाम जंडू और मात्ताका 
नाम बील्हा देवी था | कविने 'अणत्थमियकहा” की रचना को है। इस कृतिमें 
रचनाकाल निर्दिष्ट नही किया गया है; पर पाण्डलिपिपरसे यह रचना १५वीं 
शताब्दीकी प्रतीत होती है। कविने ग्र थकी अन्तिम प्रशस्तिमें अपने वशका 
परिचय दिया है-- 
पाचिउ बील्हा जंडू तणएं जाएं, गरुभत्तिए सस्सईहि पसाए। 
अयरवालवसे उप्पणइ, मद. हरियिदेण | 
भत्तिय जिण पणबेवि पयडिउ पद्धडिया-छदेण ॥१॥ 
यह प्रति लगभग ३०० बर्ष पुरानी है। अतएवं हे ली, भाषा, विपय आदिकी 
दृष्टिसे कविका समय १५वीं गत्ताव्दी प्रायः निश्चित है । कविकी एक ही रचना 
'अणत्यमियकहा' उपलब्ध है | ग्रथम १६ कडवक है, जिनमें सात्र-भाजनस 
होनेवाली हानियोका वर्णन किया गया है। सूर्यास्तके पश्चात्‌ रात्रिम भोजन 
करनेवाले सूक्ष्म-जीवोके सचारसे रक्षा नही कर सकते । बहुत विपेले कीटाणु 
भोजनके साथ प्रविष्ट हो नानाप्रकार के रोग उत्पन्न करते है। 
कविने तीर्थंकर वर्धभानकी बहुत हो सुन्दर रूपमें स्तुति की है और 
अनन्तर रात्रि-भोजनके दोषोका निरूपण किया है । यही स्तुति-सम्बन्धी कुछ 
पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती है-- 
जय वडढमाण सिवर्उार-पहाण, लघडलोय-प्यासण विमरू-णाण | 
जय सयलब-्सुराधु र-णमिय-पाय, जब धम्म-पयासण वीयराय। 
जय सोल-मभा र-धुर-घरण-बवल, जय काम-कलक-विमुक्क अमल | 
जय इदिय-मय-गरू-वहुण-वाह़, जय सयल-जोव-असरण सणाह। 
जय मोह-लोह-मच्छर-विणास, जय दूटठ-चघिट्ठ-कम्मटठ-णास | 
जय चउदह-मलू-वज्जिय-सरीर, जय पच्रमहव्वय-धरण-धीर। 
जय जिणवर केवलणाण-किरण, जय दसण-णाण-चरित्त-चरण ! 
कवि हरिचन्दकोी अन्य रचनाएं भी होनी चाहिए । 


२२२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्स-परम्गरा 


नरसेन या नरदेंव 


कवि नरसेनका अन्य नाम नरदेव भी मिलता है। कबिने अपने ग्रन्थोंकी 
प्रशस्तियोंमें नामके अतिरिक्त किसी प्रकारका परिचय नहीं दिया है। 'सिद्ध- 
चक्‍्ककहा'के अन्तमें लिखा हुआ मिलता है-- 


सिद्धचक्‍्कविहि रइय मइ, णरसेणु मणइ णिय-सत्तिय । 
भवियण-जण-आणंदयरे, करिवि जिणेसर-भत्तिए ॥२-३६॥ 
द्वितीय सन्धिके अन्तमे निम्नलिखित्त पुष्पिका-वाक्य प्राप्त होता है-- 


“इय सिद्धचकक्‍्क्कहाएं पयडिण धम्मत्थ-काम-मोक्‍्खाए महा राय-चपाहिव- 
सिरिपालदेव-मयणासुन्दरिदेवि-चरिए पडिय-सिगरिणरसेण-बिरइए इहलोय-पर- 
लोय-सुह-फल-कराए रोस्-दुह-घार-कोट्ठ-बाहि-भवणासणाएं सिरिपरालू-णि- 
व्वाण-गमणो शाम वीआ संरधिपरिच्छेओ समत्तों ॥! 

कवि नसमेन दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयाया है। उसने श्रोपालकथा 
दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार लिखी है । कविकी ॥रुपरम्परा या वंशावली के 
सम्बन्धम कुछ भा ज्ञात नहीं द्वाता है । 


स्थितिकाल 


कविने अपनी रचनाओमे रचनाकालछका निर्देश नही किया है। 'सिद्ध- 
चक्‍ककहा की सबसे प्राचीन प्रति जयपुरके अमेर-शास्त्र-मण्डारमें वि० स० 
१५१२की उपलब्ध होतो है। यदि इस प्रतिलिपिकालसे सौ-सवासौ वर्ष पूर्व 
भी कविका समय मानता जाय, तो वि० सण०्की १४वीं गती सिद्ध हो जाता है। 
कवि धनपाल द्वितीयने 'बाहुबछ।चरिउ'मे नरदेवका उल्लेख किया है-- 
णवया रणेहु णरदबव बुत्तु, कई असग विहिउ करहो चरित्त | 


'बाहुबलीचा रिउ'का रचनाकाल वि० स० १४५४ है | अतणब नरदेव या 
तरसनका समय १४वीं शतों माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि रइधू 
और नरसेनकी श्रांपालकथाके तुलनात्मक अध्ययनस यह ज्ञात्त हो जाता है कि 
नरसनने अपने इस ग्रन्थको रइधुके पहले लिखा है। अत. रइधूके पूर्व॑वर्ती 
होनेसे भी नरसनका समय १४वीं शतो अनुमानित किया जा सकता है। 
रचनाएँ 


नरसेनकी 'सिद्धधक्ककहा' और 'वड्ढमाणकहा' अथवा 'जिणरत्तिविहाण- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २२३ 


कहा' ये दो रचनाए प्राप्त हैं । डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्रीने भ्रमचश 'बड्ढमाण- 
कहा' और “जिणरत्तिविहाणकहा को पृथक्‌-पुृथक्‌ मान लिया है | वस्तुत:ः ये 
दोनों एक ही रचना हैं । आमेर-भण्डारकी प्रतिमें लिखा है-- 


इय जिणर्रत्तिविहाणु पयासिउ, जइ जिण-सासण गणहर भासिउ | 
जे 2५ हर 


धत्ता--सिरिणरसेणहो सामिउ सिवपुर, गामिउ वड्ढमाणु-तित्थंकरु । 
जा मग्गिउ देइ करुण करेइ, रेउ सुबोहिड णरु ॥ 


उपयुक्त पक्तियोंसे यह स्पष्ट है कि वर्धभानकथा और जिनरात्रिविधानकथा 
दोनों एक ही ग्रन्थ हैं। जिस रात्रिमें भगवान्‌ महावीरने अविनाशी पद प्राप्त किया, 
उसी ब्रतकी कथा थिवरात्रिके समान लिखी गई है | इसमें तीर्थंकर महावीरका 
वत्तमान जीवनवृत्त भी अंकित है। कविको दूसरी रचना 'सिद्धचक्ककहा' है | 
सिद्धचक्रकथामें उज्जयिनी नगरके प्रजापाल राजाकी छोटी कन्या मेनासुन्दरी 
और चम्पा नगरीके राजा श्रीपालको कथा अकित है। इस कथाको पूव॑म भी 
लिखा जा चुका है। नरसेनने दो सन्धियोमे ही इस कथाको निबद्ध किया है । 
इस कथाग्रन्थमे पौराणिक तथ्योकी सम्यक्‌ योजना को गई है | घटनाएँ सक्षिप्त 
है; पर उनमे स्वाभाविकता अधिक पाई जाती है। आधिकारिक कथामे पूर्ण 
प्रवाह और गतिशीलता है। प्रासगिक कथाओबका प्राय. अभाव है, किन्तु घट- 
नाओं और वृत्तोकी योजनाने मुख्य कथाकों गतिशील बनाया है । वस्तु-विषय 
ओर सघटनाकोी दृष्टिसे अल्पकाय होनेपर भी यह्‌ सफल कथाकाबव्य है । 


वर्णनोंकी सरसताने इस कथाकाव्यको अधिक रोचक बनाया है। विवाह- 
वर्णन (११४), यात्रावर्णन (१।२४), समुद्रयात्रावर्णन (१।२५), युद्धवर्णन 
(१।२६) और युद्धयात्रावर्णन (२२२) आदिके द्वारा कविने भावोंको सशक्त 
बनाया है । सवाद और भावोकी रमणीयता 'आइ्यन्त व्याप्त है। 


माताका उपदेश, सहस्रकूट चेत्यालयकी वन्दना, सिद्धचक्रव्रतका पालन, 
वीरदमनका साधु होना, मुनियोंसे पूर्वभवोंका वृत्तान्त सुनना तथा मुनिदीक्षा 
ग्रहण कर तपस्या करना आदि संदर्भोसि निर्वेदका सचार होता है। 


कविते इस कथाकाव्यमे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, निदर्शना, अनुमान आदि 
अलंकारोंकी योजना भी की है। इस प्रकार यह काव्य कवित्वकी दृष्टिसि भी 
सुन्दर है। 


२२४ : तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


महीन्दु 


कवि महीन्दु या महीचन्द्र इल्लराजके पुत्र हैं। इससे अधिक इनके परिचय 
के सम्बन्धमें कुछ भी .प्राप्त नहीं होता है। कबिने 'संत्तिणाह॒चरिउ'की रचनाके 
अन्तमें अपने पिताका नामांकन किया है-- 
भो सुणु बुद्धीसर वरमहि दृहुहर, इल्लराजसुअ णाखिज्जद | 
सण्णाणसुअ साहारण दोसीणिवारण वरणेरहि धारिज्जडइ ॥ 
पुष्पिका-वाक्यसे भी इल्लराजका पुत्र प्रकट होता है। 
ग्रन्थ-प्रशस्तिमें कविने योगिनोपुर (दिल्ली) का सामान्य परिचय कराते 
हुए काष्ठासंघके माथुरगच्छ ओर पुष्करगणके तीन भट्टारकोंका नामोल्लेख 
किया है--यश कोत्ति, मलयकोत्ति और गृणभद्रसूरि। इसके पश्चात्‌ ग्रंथका 
निर्माण कराने वाले साधारणनामक अग्रवालश्रावकके वंशादिका विस्तृत 
परिचय दिया है। ग्रन्थके प्रत्येक परिच्छेदके प्रारंभमें एक-एक संस्क्ृत-पद्य द्वारा 
मगवान शान्तिनाथका जयघोष करते हुए साधा रणके लिये श्रो मौर कीत्ति आदि- 
की प्रार्थंता की गई है । 


भट्टा रकोंकी उपयुक्त परम्परा अंकनसे यह ध्वनित होता है कि कवि 
महीन्दुके गुरु काष्ठासध माथुरगच्छ और पुष्करगणके आचाये ही रहे हैं तथा 
कविका सम्बन्ध भो उक्त भट्टा रक-परम्पराके साथ है। 
स्थितिकाल 

कविने इस ग्रथका रचनाकाल स्वयं ही बतलाया है । लिखा है-- 

विक्कमरायहु ववगय-कालइ। रिसि-वसु-सर-भुवि-अकालइ | 

कत्तिय-पढम-पक्खि पंचमि-दिणि | हुड परिपुण्ण वि उग्गंत्तर इणि | 

अर्थात्‌ इस ग्रंथकी रचना वि० सं० १५८७ कात्तिक कृष्ण पंचमी मुगल- 
बादशाह बाबरके राज्यकालमें समाप्त हुई। 

इतिहास बतलाता है कि बाबरने ई० सन्‌ १५२६की पानीपतको लड़ाईमें 
दिल्लीके बादशाह इब्नाहिम लोदीको पराजित ओर दिवंगतकर दिल्लीका 
राज्य-शासन प्राप्त किया था। इसके पश्चात्‌ उसने आगरापर भी अधिकार कर 
लिया | सन्‌ १५३० ई० (वि० सं० १५८७)में आगरामें ही उसकी मृत्यु हो गई। 
इससे यह विदित होता है कि बाबरके जीवनकालमें ही 'सन्तिणाहुचरिउ'की 
रचना समाप्त हुई है। अतएब कविका स्थितिकाल १६वों धरती सिद्ध होता है। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २२५ 
१५ 


कविने इस ग्रन्थमें अपनेसे पूव॑वर्तती अकलंक, पृज्यपाद, नेमिचन्द्र सेद्धान्तिक, 
चतुमुंख, स्वयंभू, पृष्पदन्‍्त, यशः:कीत्ति, रइधू, गृणभद्रसूरि और सहणपालका 
स्मरण किया है। रइधूका समय वि०की १५वी शत्तीका अन्तिम भाग अथवा 
१६वीं शत्तीका प्रारंभिक भाग है। अतएवं कविका समय पूर्व आचार्योके स्मरणसे 
भी सिद्ध हो जाता है । लिखा है-- 
अकलंकसामि सिरिपायपुय, इंदाइ महाकइई अट्ठहय। 
सिरिणेमिचंद सिद्धतियाइ, सिद्धससार मुणि ण विांव त्ताई। 
चउमुहु-सुय भु-सिरिपुण्फयतु, सरसइ-णिवासु गुण-गण-महंतु । 
जसकित्तिमुणीसर जस-णिहाणु, पंडिय रइधृकडइ गुण अमाणु। 
गुणभदसूरि गुणभद्द ढाणु, सिरिसिहणपाल बहुबुद्धि जाणु। 


रचना 

कवि द्वारा लिखित 'संतिणाहचरिउ'की प्रति वि० सं० १५८८ फाल्गुण कृष्णा 
पंचमीकी लिखी हुई उपलब्ध है | 

प्रस्तुत ग्रंथदी रचला योगिनीपुर (दिल्ली) निवासी अग्रवालकुलभूषण 
गगंगोत्रोय साहू भोजराजके पाँच पुत्रोंमेंसे ज्ञानचन्दके पुत्र साधारण श्रावककी 
प्रेरणासे की गई है। भोजराजके पुत्रोंके नाम खेमचन्द, ज्ञानचन्द, श्रीचन्द, 
राजमल्ल और रणमल बताये गये हैं। ग्रंथकी प्रशस्तिमें कविने साधारण श्रावक- 
के वशका परिचय कराया है। बताया है कि उसने हस्तिनागपुरके यात्रार्थ सघ 
चलाया था और जिनमदिरका निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा भी कराई थी । 
भोजराजके पुत्र ज्ञानचदकी पत्नीका नाम 'सोराजही', था जो अनेक गुणोसे 
विभूषित भी । इसके तीन पुत्र हुए, जिनमें सारगसाहु और साधारण प्रसिद्ध है। 
सारगसाहने सम्मेदशिखरकी यात्रा की थी । इसको पत्नीका नाम 'तिलोकाही' 
था । दूसरा पुत्र साधारण बड़ा विद्वात्‌ और गुणो था | उसने शत्र जयकी यात्रा- 
की थी । इसकी पत्नीका नाम सीवाही' था | इसके चार पुत्र हुए---अभयचन्द, 
मल्लिदास, जितमल्ल और सोहिल्ल । इनकी प॒त्नियोके नाम चदणही, भदासही, 
समदों और भोखणहो | ये चारो ही पत्तिब्रता और धमंनिष्ठा थी । इस प्रकार 
कविने ग्रथ-रचनाके प्रर्कका परिचय प्रस्तुत किया है। 


'सतिणाहचरिउ'मे १६वें तीर्थकर शान्तिनाथ चक्रवर्तीका जीवनवृत्त गुम्फित 
है। कथा-वस्तु १३ परिच्छेदोमे विभक्त है। पद्य-प्रमाण ५०००के लगभग है। 

शान्तिनाथ चक्रवर्त्ती, कामदेव और धर्मंचक्रो थे। कविने इनकी पूर्वभवावली- 
के साथ वत्तमान जीवनका अंकन किया है । चक्रवर्तीनि सभी प्रकारके वैभवोंका 


२२६ ताथकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


उपभोग किया और षट्खण्डभूमिको अपने अधीन किया । अन्‍्तमें इन्द्रियविषयों- 
को दुःखद अवगत कर देह-भोगोंसे विरक्त हो दिगम्बर-दीक्षा धारण कर तप- 
इचरण किया। समाधिरूपी चक्रसे कर्मशत्रुओंको विनष्टकर धमंचक्री बने | 
विविध देशोंमे विहार कर जगत्‌को कल्याणका मार्ग बताया और अधातिया 
कर्मोको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया। 

विजयसिंह 

कवि विजयसिहने अजित्तपुराणकी प्रशस्तिमें अपना परिचय दिया है। 
बताया है कि मेरुपुरमें मेरकीत्तिका जन्म करमर्सिह राजाके यहाँ हुआ था, जो 
पद्मावत्तीपुरवालवशके थे | कविके पिताका नाम दिल्‍्हुण आर माताका नाम 
राजमती था। कविने अपनी गुरुपरम्पराका निर्देश नही किया है। सन्धिके 
पुष्पिका-वाक्यसे यह प्रकट है कि यह ग्रंथ देवपालने लिखवाया था | 

“हय सिरिअजियणाह॒तित्थय रदेवमहापुराणे धम्मत्थ-काम-मोक्ख-चउपयत्थ 
पहाणे सुकइणसिरिविजयसिहबुह॒विरइए महाभव्व-कामरायसुय-सिरिदेवपाल- 
विवुहसिरसेहरोव्मिए दायार-गुणाण-कित्तणं पुणो मगह-देसाहिववष्णण णाम 
पढमों सधीपरिछेओ समत्तों ॥/' 

कवि विजयसिह॒की कविता उच्चकोटिको नही है । यज्याप उनका व्यक्तित्व 
महत्त्वाकाक्षीका है, तो भी वे जीवनके लिए आस्था, चरित्र और विवेककों 
आवश्यक मानते हैं । 
स्थितिकाल 

कविने अजितपुराणको समाप्ति वि० सं० १५०५ कात्तिकी पूर्णिमाके दिन की 
है। इसी सवत्‌की लिखी हुई एक प्रति भोगाँवके शास्त्रभण्डारमें पाई जात्ती 
है। इस प्रतिकी लेखन-प्रशस्तिसे बताया है-- 

“सवत्‌ १५०५ वर्ष कात्तिक सुदि पूर्णमासी दिने श्रीमूलसंघे सरस्वत्तोगच्छे 
बलात्का रगण भट्टा रकश्रीपद्मनदिदेवस्तत्पट भट्टा रकश्रीशुभचन्द्रदेव: तस्थ पट्ट 
भट्‌टारकश्रीजिनचन्द्रदेव: तस्याम्नाये श्रीखढेलवालान्वये सकलग्रथाथ्ंप्रवीण: 
पंडित्तकउडि: तस्य पुत्र: सकलछकलाकुशल: पण्डित्तछीत (र) तत्पुत्र: निरवद्य- 
श्रावकाचा रघर: पडितजिनदास:, पंडितखेता तत्पुत्रपंचाणुन्रतपालक: पण्डित- 
कामराजस्त:ड्भार्या कमलश्री तत्पुत्रास्त्रय. पण्डित्तजिनदास:, पंडितरतन: देवपाल: 
एत्तेषा मध्ये पंडितदेवपालेन इद अजित्तनाथदेवचरितं लिखापितं निजज्ञाना- 
वरणीयकरमंक्षयार्थ, शुभमस्तु लेंखकपाठकयो: ।” 

“जैन सि० भा० भा० २२, कि० २। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २२७ 


अतएव कविका समय विक्रमकी १६वीं शती है। कविने इस ग्रन्थकी रचना 
महाभव्य कामराजके पुत्र पडित देवपालकी प्रेरणासे की है। बताया है कि वणि- 
पुर या वणिक्पूर नतामके नगरमें खण्डेलवाल बंशमें कड॒डि (कौड़ी) नामके पंडित 
थे। उनके पृत्रका नाम छीतु था, जो बड़े धमंनिष्ठ और आचारवान थे । वे 
श्रावककी ११ प्रतिमाओंका पालन करते थे । वहीपर लोकमित्र पंडित खेता 
था । इन्हींके प्रसिद्ध पृत्र कामराज हुए । कामराजकी पत्नीका नाम कमलश्नी 
था । इनके तोन पृत्र हुए--जिनदास, रयणु और देवपाल | देवपालने वर्धंमान- 
का एक चेत्यालय बनवाया था, जो उत्तु ग ध्वजाओंसे अलंकृत था| इसी देवपाल- 
की प्रेरणासे अजित्तपुराण लिखा गया है । 

इस ग्रल्थकी प्रथम सन्धिके नवम कडवकमें जिनसेन, अकलक, गुणभद्र, 
गुद्धपिच्छ, प्रोष्ठिल, लक्ष्मण, श्रीधर और चतुमुंखके नाम भी आये हैं । 

इस ग्रन्थमे कविने द्वित्तीय तीर्थंकर अजित्तनाथका जीवनवृत्त गुम्फित किया 
है। इसमें १० सन्धियाँ है। पूवंभवावलीके पश्चात्‌ अजितनाथ तीथैकरके 
गर्भ जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणकोंका विवेचन किया है। प्रसंगवश 
लोक, गुणस्थान, श्रावक्षाचार, श्रमणाचार, द्रव्य और गुणोंका भी निर्देश किया 
गया है ! 


कवि असवाल 


कवि असवालका वंश गोलाराड था। इनके पिताका नाम लक्ष्मण था । 
इन्होने अपनी रचनामें मूलसंघ बलात्कारमणके आचाये प्रभाचन्द्र, पद्मनन्दि, 
शुभचन्द्र और धमंचन्द्रका उल्लेख किया है, जिससे यह ध्वनित होता है कि 
कवि इन्हीको आम्नायका था। कविने कुशात्तं देशमें स्थित करहल नगर निवासी 
साहू सोणिगके अनुरोधसे लिखा है। ये सोणिग यदुवंशमें उत्पन्न हुए थे । 

ग्रन्थ-रचनाके समय करहलमें चोहानवशी राजा भोजरायके पुत्र ससार- 
चन्द (पृथ्वीसिह) का राज्य था। उनकी माताका नाम नाइक्कदेवी था। 
यदुबंधी अमरसिह भोजराजके मंत्री थे, जो जेनधमंके अनुयायी थे | इनके चार 
भाई और भी थे, जिनके नाम करमसिह, समरसिह, नक्षत्रसिह्‌ और लक्ष्मणसिह 
थे। अमरसिहकी पत्नीका नाम कमरूश्री था। इसके त्तोन पुत्र हुए--नन्दन, 
सोणिग और लोणा साहू | लोणा साहू जिनयात्रा, प्रतिष्ठा आदियें उदा रतापूर्वंक 
थन व्यय करते थे | 

मल्लिनाथचरितके कर्त्ता कवि हल्लकी प्रशंसा भी असवाल कविने की 
है। लोणा साहुके अनुरोधसे ही कवि असवालने 'पासणाहचरिउ'की रचना अपने 


२२८ : तीर्थंकर प्हावीर शोर उनकी आधचार्य-परम्परा 


ज्येष्त भ्राता सोणिगके लिये कराई थी । सन्धि-वाक्‍्यमें भी उक्त कथनको पुष्टि 
होती है । 

“इय पासणाहचरिए आयमसारे सुवस्गमचहुमरिएण बृहअसवालबिरइए 
संघाहिपसोणिगस्स  कण्णाहरणसिरिपासणाहणिव्वाणगमणो णाम तेरहमो 
परिच्छेशो सम्मतो ।” 


स्थितिकाल 
कविने 'पासणाहचरिउ' की प्रशस्तिमें इस ग्रन्थका रचनाफाल अंकित 
किया है-- 
इगवीरहो णिव्वुई कुच्छराईं, सत्तरिसहूँ चउसयवत्थराईं । 
पच्छइ सिरिणिवविक्कमगयाईं, एउणसीदीसहूँ चउदहसयाईं । 
भादव-तम-एया रसि मुणेहु, वरिसिक्‍्के यूरिउ गंथु एहु। 
पचाहियवीससयाइं सुत्तु, सहसइ चयारि मडणिहि जुत्तु । 
अर्थात्‌ वि० स० १४७९ भाद्रपद कृष्णा एकादशीको यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । 
ग्रन्थ लिखनेमे कविको एक वर्ष लगा था। 
प्रशस्तिमें वि० सं० १४७१ भोजराजके राज्यमें सम्पन्न होनेवाले प्रति- 
छोत्सवका भी वर्णन आया है। इस उत्सवमे रत्नमयी जिनबिम्बोंकी प्रतिष्ठा 
को गई थी । 
प्रशास्तिमे जिस राजवंशका उल्लेख किया है उसका अस्तित्व भी वि० सं० 
की श५वी शत्ताब्दीमें उपलब्ध होता है। अतएवं कविका समय विक्रमकी १५ 
वी शताब्दी है। कविकी एक ही रबना 'परासणाहचरिउ' उपलब्ध है। इसमे 
२३वे तीर्थंकर पाश्वंनाथका जीवन-चरित अकित है। कथावस्तु १३ सन्धियोंमें 
विभक्त है। कविने इस काव्यमे मरुभूति और कमठके जीवनका सुन्दर अकन 
किया है। सदाचार और अत्याचारकी कहानी प्रस्तुत की है। प्रत्येक जन्ममे 
मरुभतिका जोब कमठके जीवके विद्वेषका शिकार होता है। कमठका जीव 
मरुभूतिके जीवके समान ही इस लोकमें उत्पन्न होता है, किन्तु अपने दुष्कृत्यके 
कारण तियंच्चमें जन्म ग्रहणकर नरकवास भोगता है । उसे छठवें भवमें पुन. 
मनुष्य-थोनिकी प्राप्ति होतो है । इस प्रकार मरुभूति ओर कमठका बैर-विरोध 
१० जन्मों तक चलता है। १० वें भवमें मरुभूतिका जीव पाश्वंत्ताथके रूपमें 
जन्म ग्रहण करता है । पाएवे जन्मके पश्चात्‌ अपने बल, पौरुष एवं बुद्धिका 
परिचय देते हैं। और ३० वर्षकी आयु पूर्ण होनेपर माघ शुक्ला एकादशीको 
दीक्षा ग्रहण करते है। वे तपश्चरण कर केवलज्ञान लाभ करते हैं ओर सम्मेद- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २२९ 


शिखरपर तिर्वाण-लाभ करते है। कविने प्रसगवश सम्यकत्व, श्रावकधमं, 
मुनिघर्म, कमंसिद्धान्त और छोकके स्वरूपका विवेचन भी किया है। कविता 
साधारण है ओर भाषा लोक-भाषाके निकट है। 

इस चरित-प्न्थमे कविने ग्राम, नगर और प्रकृतिका विवरणात्मक 
चित्रण किया है। नर-नारियोंके चित्रणमें परम्परायुक्त उपमानोका व्यवहार 
किया गया है। 


बल्ह या बूचिराज 


कवि बल्ह या बूचिराज मूलसंघके भट्टा रक पद्मनन्दिकी परम्परामे हुए 
हैं। ये राजस्थानके निवासी थे । सम्यक्त्वकौमुदोनामक ग्रथ उन्हे चम्पावत्ती 
(चाटयु)में भेंट किया गया था। बूचिराज अच्छे कवि थे और पठन-पाठन 
आदिमें इनका समय व्यतीत होता था । 

कवित्वकी शक्ति प्राप्त है । कवि अपश्रश और लछोक-भाषाओका अच्छा 
जानकार है। 
स्थितिकाल 

कविने अपनी कतिपय रचनाओमें रचनाकालका निर्देश किया हू । उन्होने 
'मयणजुज्झ्षका समाप्ति वि० १५८९५मे को है । 'सनन्‍्तोषत्तिलक जयमाल' नामक 

न्‍थ की रचना वि० स० १५९१मे की गई है। अतएवं रचनाओप रसे कॉवि- 
का समय विक्रम सं० की १६वीं शर्ताका उत्तराद्ध आता है। भाषा, शंलां 
एवं वण्यं विषयको दृष्टिस भी इस कविका समय विक्रमकी १६वीं शती प्रतीत 
होता है । 
रचनाएँ 

कवि आचार-नीति और अध्यात्मका प्रेमी है। अत्एवं उसने इन विषयोंसे 
सम्बद्ध निम्नलिखित रचनाएँ लिखी है-- 

१ मयणजुज्ञ (मदनयुद्ध), २ सन्तोषतिलकजयमाल, २ चेतनपुद्गल- 
धमाल, ४ टंडाणागीत, ५. भुवनकीत्तिगीत, ६ नेमिनाथवसनन्‍्त और ७. नेमि- 
नाथबारहमासा । 

मयणजुज्झ' रूपक-काव्य है। इसको रचनाका मुख्य उद्देश्य मनोविकारों 
पर विजय प्राप्त करना है। इस काव्यमें १५० पद्य है, जिनमें आदिनाथ तीर्थ- 
करका मदनके साथ युद्ध दिखछाकर उनकी विजय बतलाई गई है । 


२३० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


वसन्तऋतु कामोत्पादक है । उसके आगमनके साथ प्रकृतिमें चारों ओर 
आह्वादक वातावरण व्याप्त हो जाता है। सुरभित मलयानिल प्रवाहित होने 
लगता है, कोयलूकी कूज सुनाई पड़ती है और प्रकृति नई वध्‌के समान इठ- 
लाती हुई दृष्टिगोचर होती है । 
इसी सुहावने समयमें तीर्थंकर ऋषभदेव ध्यानस्थ थे । कामदेवने जब उन्हें 
शान्त-मुद्रामें निमग्न देखा, तो वह कुपित होकर अपने सहायकोके साथ ऋषभ- 
देवपर आक्रमण करने लगा। कामके साथ क्रोध, मद, माया, लोभ, मोह, 
राग-द्वेष ओर अविवेक आदि सेनानियोने भी अपने-अपने पराक्रमको दिख- 
लछाया। पर ऋषभदेवपर उनका कुछ भी प्रभाव नही पड़ा। उनके संयम, 
त्याग, शील ओर ध्यानके समक्ष मदनको परास्त होना पड़ा | कविने युद्धका 
सजोव वर्णन निम्नलिखित पक्तियोंमे किया है-- 
चढिउ कोपि कंदप्यु अप्पु बलि अवर न मनन्‍नइद। 
कुदे कुरलं तसे हसे सब्वह अवगन्नइ । 
ताणि कुसुम-कोवडु भविय संघह दलु मिल्लिउ | 
मोहु वहिड तहगवि तासु बलु खिणमहि पिल्लिड | 
कवि वल्लह जैनु जंगम अटलु तासु सरि अवरु न करे कुदद 
असि-झाणि-हणिउ श्रो आदिजिण, गयो मयणु दहवउहाइ ।। 
कविकी दूसरी रचना सत्तोषतिलकजयमाल है। यह भी रूपक काव्य है। 
इसमे सन्तोषद्वारा लोभपर विजय प्राप्त करनेका वर्णन आया है। काव्यका 
तायक सन्‍्ताष है और श्रतिनायक छाभ। लोभ प्रवृत्तिमागका पथिक हैं और 
सनन्‍्तोष निर्वृत्तिमा्गंका। छोभके सेनानो असत्य, मान, माया, क्रोध, मोह, 
कलह, व्यसन, कुशी छल, कुमति और मिथ्याचरित आदि है। सन्तोषके सहायक 
शाल, सदाचार, सुधमं, सम्यक्त्व, विवेक, सम्यकूचारित्र, वेराग्य, तप, करुणा, 
क्षमा ओर सयम आदि है| 
कविने यह काव्य १३१ पद्योंमे रचा है। लोभ और सनन्‍्तोषके परिकरका 
परिचय प्रस्तुत्त करते हुए छिखा है-- 


लोभ 
आपउठ झूठ परधानु मतन्‍तत खिणि कीयउ। 


मानु मोह अरु दोहु मोहु इकु युद्धउ कीयउ। 

माया कलह कलेपु थापु, संत्ताप छद॒म दुखु 

कम्म मिथ्या आचरउ, आइ अद्धम्मि कियउ पखु 
कुविसन कुसीलु कुमतु जुडिउ राग दोष आइरू लहिउ। 
अप्पणउ सयनु बल देखिकरि, लोहुराउ त्तब गह गहिउ ॥ 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २३१ 


आइयौ सील सुधम्मु समकितु ग्यान चारित संबरो, 
वेरागु तप करुणा महाव्रत खिया चिति सजय थिरो। 
अज्जउ सुमइउ मुत्ति उपसमु धम्मु सो आर्किचिणो, 
इन मेलि दलु सन्‍्तोषराजा लोभ सिव मंडक रणो ॥ 


चेतनपुदूगल धमाल 
इसका दूसरा नाम अध्यात्म घमाल भी है। यह भी एक रूपक काव्य है। 
कुल १३६ पद्य है। इसमे पुद्गलकी संगतिसे होने वाली चेतन-विकृत परिणति- 
का अच्छा वर्णन किया है। चेततन और पुद्मल का बहुत्त ही रोचक संवाद 
आया है। कवि की कविताका नमूना निम्न प्रकार है-- 
जिउ ससि मठणु रमणिका दिनका मउठणु भाणु। 
तिम चेततका मडणा, यहु पुद्गल तू जाणु॥ 
२९ ८ ९ 
काइ कलेवरु वसि सुहु, जतनु कर तिहि जाइ। 
जिउ जिउ वाचे तंबडी, तिव तिव अ्रति करवाइ॥ 
२९ ् 2 
कायाकी निन्दा करइ, आपु न देखइ जोइ। 
जिउ जिउ भोजह कांवली, तिउ तिउ भारी होइ ॥१ 


टंडाणागीत--यह उपदेशात्मक रचना है। इसका मुख्य उद्देश्य ससारके 
स्वरूपका चित्रण कर उसके दु'खोंसे उन्मुक्त करना है। यह मोही प्राणी अनादि- 
कालसे स्वरूपको भूलकर परमें अपनी कल्पना करता आ रहा है। इसी 
कारण उसका परवस्तुओंसे अधिक राग हो गया है। कबिने अन्तिम पदमे 
आत्माको सम्बोधन कर आत्मसिद्धि करनेका सकेत किया है। कविकी यह 
रचना बड़ी ही सरल और मनोहर है। 

भुवनकोत्तिगीत--इसमें पाँच पद्य है, जिनमें भट्टारक भुवनकीत्तिके गुणों- 
की प्रशसा की गई है। भुवनकीत्ति अट्टाइस मूलगुण और १३ प्रकारके चारित्रका 
पालन करते हुए मोहरूपी महाभटको ताड़न करनेवाले थे | कविने इस कृतिमें 
इन्हींके गुणोंका वर्णन किया है। 


नेमिनाथवसन्त--इसमें २३ पद्म हैं। बसन्‍्त ऋतुका रोचक वर्णन करनेके 


१. अनेकान्त वर्ष १६, किरण ६, १९६४ फरवरी, पु० २५४-२५६ । 





२३२ : तोथंकर महाबोर ओर उनको आचाययं-परम्परा 


अनन्तर नेमिनाथका अकारण पशुओंको घिरा हुआ देखकर और सारथीसे 
अतिथियोंके लिए वधकी बात सुनकर विरक्त हो रेवन्तगिरि पर जाना 
बवणित है। राजमतीका विरह॒ ओर उसका तपस्विनीके रूपमें आत्म-साधना 
करना भी वर्णित है। 

वल्हि वियक्लवणु सखीय बंधण | 

मूल संघ मुख मंडिया पद्मनंदि सुपसाइ, 

बल्हि बसंतु जु गावहि सो सखि रलिय कराइ ॥। 

नेसिनाथवारहमासा--१२ महीनोंमें राजीमतिने अपने उद्गारोंकों व्यक्त 

किया है। चेन्र, वेशाख, ज्येष्ठ आषाढ़ आदि मास अपनी विभिन्न प्रकारको 
विशेषताओं और प्राकृतिक सौंदय्यंके कारण राजीमतिको उद्वेलित करते है और 
वह नेमिनाथको सम्बोधित कर अपने भावोको व्यक्त करती है। कृति सरस 
ओर मामिक है। 


कवि शाह ठाकुर 


कवि शाह ठाकुरने 'संतिणाहचरिउ' की प्रशस्तिमें अपना परिचय दिया 
है। अपनी गुरुपरम्परामें बताया है कि भट्टारक पद्मनन्दिकी आम्नायमे होने 
वाले भट्टारक विशालको त्तिके वे शिष्य थे। मूलसंघ नन्द्याम्नाय, सरस्वत्तीगच्छ, 
बलात्कारगणके विद्वान थे। कविने भट्टा रक पद्मनन्दि, शुभचन्द्रदेव, जिनचन्द्र, 
प्रभाचन्द्र, चन्द्रकीत्ति, र॒त्नकीत्ति, भुवनकोत्ति, विशालको त्ति, लक्ष्मीचन्द्र, सहख- 
कीत्ति, नेमिचन्द्र, आयिका अनन्तश्नरी और दाभाडालीबाईका नामोल्लेख 
किया है । कविले यहाँ दो परम्पराके भट्टारकोका उल्लेख किया है--अजमेर- 
पट्ट और आमेरपद्‌ट। भट्टारक विशालकौत्ति अजमेर-झ्ाखाके विद्वान थे 
और वे भट्टारक चन्द्रकीत्तिके पटूटघर थे । विश्ालकीत्ति नामके अनेक विद्वानु 
हुए हैं। 

“सिरि पश्चनन्दि भट्टारकेण पढहु सुतासु सुभचन्ददेव | 

जिणचद भट्टारक सुभगसेव। 

सिरि पहाचद पापाटि सुमत्ति | परिभणहु भट्टारक चंदकित्ति | 

तहु वारद किय सुकहा-पबंधु । सुसहावकरण जणि जेम बधु । 

आचारिय धुरि हुड रयणकित्ति | तहु सीसु भलो जग भुवणकित्ति । 

२८ 
दिक्‍खा-सिक्‍्खा-गुण-गइणसार । सिरिविशालकित्ति विद्या-अपार | 
तहु सिखि हृवउ लक्ष्मी सुचद। भवि-बाहण-सोहण भुवणमभिदु । 


आचार्यतुल्य कान्यकार एवं लेखक : २३४ 


ता सिक्‍खु सुभग जगि सहसकित्ति | नेमिचंद हुबो सासनि सुयत्ति । 
अज्जिका अन्नतिसिरि ले पदेसि। दाभाडालीबाई विसेसि।” 
कविके पित्तामहका नाम साहू सील्हा और पिताका नाम खेत्ता था। 
जाति खंडेलबाल ओर गोत्र लोहडिया था । यह लोवाइणिपुरके निवासी थे । 
इस नगरमें चन्द्रप्रभनामका विशाल जिनालय था । इनके दो पुत्र थे-- धमंदास 
ओर गोविन्ददास । इनमें धर्ंदास बहुत ही सुयोग्य और गृहभार वहन करने 
वाला था | उसको बुद्धि जेनधर्ममें विशेष रस लेती थो। कवि देव-शास्त्र-गुरुका 
भक्त और विद्या-विनोदी था। विद्वानोंके प्रति उसका विशेष प्रेम था। कविने 
लिखा है-- 
“खंडेलवाल साल्हा पसंसि | लोहाडिउ खेत्तात्तणि सुसंसि। 
ठाकुरसी सुकवि णामेण साह, पंडितजन प्रीति बह॒इ उछाह । 
तहु पुत्त पपड जगि जसु मईय, मानिसालोय महि मडलोय । 
गुरुपण सुभट गोविंददास, जिणधम्मबुद्धि जगि धम्मदास। 
णदहु लुवायणिपुर लोणविंद, णदहु जिण सासण जगि जिणिदु। 
चंदप्पहु जिनभंदिर विशाल, णंदहु पात्ति मडल सामिसाल | 
प्रशस्तिसे अवगत होता है कि कविका वश राजमान्य रहा है। कविने 
विशालकीत्तिको अपना गुरु बताया है। पर विशालकीत्ति नामके कई भटूटा- 
रक हुए है । अतः यह निश्चय कर सकता कठिन है कि कौत विशालकीत्ति 
इनके गुरु थे। एक विशालकीत्ति व है, जिनका उल्लेख भट्टारक शुभचन्द्रको 
गुरुर्वावलीम ८०वें नम्बरपर आया है और जो वसन्‍्तकीत्तिके शिष्य और शुभ- 
कोत्तिके गुरु थे। दूसरे विशालकीत्ति वे है, जो भट्टारक पद्मनन्दिके पट्टधर 
थे, जिनके द्वारा वि० सं० १४७०में मूर्तियोको प्रतिष्ठा हुई थी। तीसरे विशाल- 
कीत्ति वे है, जिनका उल्लेख नागौरके भट्टारकोंकी नामावलीमें आया है, जो 
धरमंकोत्तिके पट्टधर थे, जिनका पट्टाभिषेक वि० सं० १६०१मे हुआ था । 
'महापुराणकलिका'में भी कविने अपनेको विशालकीत्तिका शिष्य कहा है 
ओर नेमिचन्द्रका भी आदरपूर्वक स्मरण किया है। अतएवं उपलब्ध सामग्रोके 
आधारपर इतना ही कहा जा सकता है कि कवि शाह ठाकुर खंडेलवाल वंशमे 
उत्पन्न हुए थे और इनके दादाका नाम सीहा ओर पिताका नाम खेत्ता था। 
इनके गुरुका नाम विशालकीत्ति था । 
स्थितिकालू 
कविकी दो रचनाएँ उपरूब्ध है--१. संत्तिणाहर्चारठ और २. महापुराण- 
कलिका | संतिणाहचारिउकी रचना वि० स० १६५२ भाद्रपद शुक्ला पचमीके 


२३४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दिन चकत्तावंशके जलालुद्दीन अकबर बादशाहके शासनकालमें पूर्ण हुई थी । 
उस समय ढुूंढाहाड़ देशके कच्छपवशी राजा मानसिंहका राज्य वत्तमान था । 
मानसिहकी राजधानी उस समय अम्बावती या आमेर थी | 

कविकी दूसरी रचना वि० सं० १६५०में मानसिहके शासनमें हो समाप्त 
हुई थी । अतएवं कविका समय वि० सं० को १७वी शताब्दी निर्णीत्त है 


रचनाएँ 


कविकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं--संत्तिगाहचरिउ और महापुराणकलिका | 
सतिणाहचरिउमे ५ सन्धियाँ हैं और १६वें त्तीथैंकर शान्तिनाथका जीवनवृत्त 
वर्णित है। शान्तिनाथ कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर इन तीनो पदोंको 
अलकृत करते थे। यह चरित ग्रन्थ वर्णनात्मक शलीमे लिखा गया है। भाषा 
सरस और सरल है। 

महापुराणकलिकामे २७ सन्धियाँ हैं, जिनमे ६३ शलाकापुरुषोंकी गौरव- 
गाथा गुम्फित है। इसमे त्तीर्थकर ऋपभदेवका चरित तो विस्तारके साथ 
अकित किया गया है । भरत, बाहुबली, जयकुमार आदिके इतिवृत्त भी विस्तार- 
पूर्वक दिये गये है । शेष महापुरुषोके जीवनवृत्त सक्षेपम ही आये है । २३ ततीथ॑- 
कर, ११ चक्रवर्ती, ५ नारायण, ५ बलभद्र और ९ प्रतिनारायणोंके नाम, जन्म- 
ग्राम, मात्ता-पिता, राज्यकाल, त्ृपरंचरण आदिका सक्षेपमें वर्णन आया है। 
इसप्रकार कविने अपने इस पुराणमें शल्ाकापुरुषोंका जीवनवृत्त निरूपित 
किया है । 


माणिक्यराज 


१६ वी शताब्दीके अपभ्रृंशकाव्य-निर्माताओंमें माणिक्यराजका महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। ये बुहसू रा--(बूघसू रा) के पुत्र थे। जायस अथवा जयसवाल- 
कुलरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिए सूर्य थे | इनकी माताका त्ताम दीवा- 
देवी था । 'णायकुमा रचरिउ'की प्रशस्तिमें कविने अपना परिचय निम्न प्रकार 
दिया है-- 


तहिं णिवसइ पंडिउ सत्थखणि, सिरिजयसवालकुलकमलत्त रणि। 

इक्खाकुवंस-महियवलि-वरिट्ठ,  बुहसुरा-णंदणु सुयगरिट्ठु । 

उप्पण्णड दोवा-उयरिखाणु, बृह माणिकुराये बुहहिमाणु। 

कवि माणिक्यराजने अमरसेन-चरिततमें अपनी गृरुपरम्पराका निर्देश करते 
हुए लिखा है-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २२५ 


“तव-तेय-णियत्तणु कियठ खीणु, सिरिखेमकित्ति पट्टहि पवीण । 
सिरिहेमकित्ति जि हयउ वामु, तहुं पट्टवि कुमर वि सेण णामु । 
णिग्गंथधु दबालउ जइ बरिट्ठ,, जि कहिउ जिणागमभेउ सुद्ठु | 
तहु पद्टि णिविट्ठउ बुहपहाणु, सिरिहेमचंदु मय-तिमिर-भाणु । 
तं पट्टि धुरंधरु वयपवीणु, वर पोमणंदि जो तबहूँ खोणु। 
ते पणविवि णियगुरुसीलखाणि, णिग्गंथु दयालठ अमियवाणि | 


अर्थात्‌ क्षेमकीत्ति, हेमकीत्ति, कुमारसेन, हेमचन्द्र और पद्मनन्दि आचाय॑ 
हुए । प्रस्तुत पद्मनन्दि तपस्वी, शीलको खान, निग्नेथ, दयालु और अमृतवाणी 
थे। ये पद्मनन्दि ही माणिक्यराजके गुरु थे । 


अमरसेनग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें पद्यनन्दिकि एक और शिष्यका उल्लेख 
आया है, जिसका नाम देवनन्दि है। ये देवनन्दि श्रावककी एकादश प्रत्तिमाओंके 
पालन करनेवाले राग-द्वेष-मद-मोहके विनाशक, छुभध्यानमें अनुरक्त और 
उपदामभावी थे । इस ग्रन्थका प्रणयन रोहतकके पाश्व॑ंनाथ मन्दिरमे हुआ है । 

कवि माणिक्यराज अपश्रंशके लब्धप्रतिष्ठ कवि है और इनका व्यक्तित्व 
सभी दृष्टियोंसे मह॒नीय है । 


स्थितिकाल 
कविने अमरसेनचरितकी रचना वि० स० १०५७६ चेत्र शुक्ला पंचमी 
शनिवार और क्ृृत्तिका नक्षत्रमे पूर्ण की है। ग्रन्थकी प्रशस्तिमे उक्त रचना- 
कालका विवरण अंकित मिलता है--- 
“विक्कमरायहु ववगइ कालईं, लेसु मुणीस विसर अंकालइ । 
धघरणि अक सहु चइत विमाणें, सणिवारें सुय पंचमि-दिवसे | 
कित्तिय णक्खत्तें सुहजोएँ, हुठ उप्पण्णउ सुत्तु सुहजोएँ ।' 
अमरसेनचरितके लिखनेके एक वर्ष पद्चात्‌ अर्थात्‌ वि०ग स० १५७७ की 
लिखी हुई प्रति उपलब्ध है। यह प्रति कात्तिक कृष्णा चतुर्थी रविवारके दिन 
कुरुजागल देशके सुवर्णपथ (सुनपत्त) नगरमें काष्ठासंघ माथुरान्वय पुष्कर गणके 
भट्टारक गुणभद्रकी आम्नायमे उक्त नगरके निवासो अग्रवालवंशीय गोयल 
गोत्री साहू छल्हूके पुत्र साहू बाटूके द्वारा लिखी गई । 
दूसरी रचना नागकुमारचरितका प्रणयन विक्रम संवत्‌ १५७९० में फाल्गुण 
शुक्ला नवमीके दिन हुआ है। इस ग्रन्थमें साहू जगसीके पुत्र साह- 
टोडरमलकी बहुत प्रशंसा की गई है। उसे कर्णके समान दानी, विद्वज्जनोंका 


२३६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


सम्पोषक, रूप-लावप्यसे युक्त और विवेकी बताया है। नागकुमारचरितको 
रचनेको प्रेरणा कविको इन्हीं टोडरमलसे प्राप्त हुई थो। अत्त: इस रचनाको 
पूर्णकर जब साहू टोडरमलके हाथमें इसे दिया गया, तो उसने इसे अपने सिरपर 
चढ़ाया और कवि माणिकराजका खूब सत्कार किया । और उसे वस्त्राभूषण 
भेंट किये | 

उपयुक्त ग्रन्थ रचना-कालोंसे यह स्पष्ट है कि कविका समय वि० की १६ 
वीं शती है । 


रचनाएँ 
अमरसेनचरित--इस चरित-प्रन्थमें मुनि अमरसेनका जीवनवृत्त अंकित 
है। कथावस्तु ७ सन्धियोमें विभकक्‍त है। ग्रन्थकी पाण्डुलिपि आमेर-शास्त्र- 
भण्डार जयपुरमें उपलब्ध है। 
दूसरी कृति नागकुमारचरित है। इसमें पुण्यपुरुष नागकुमारकी कथा वर्णित 
है । कथावस्तु ९ सन्धियोंमे विभक्त है त्था ग्रथप्रमाण ३३०० इलोक है। 
माणिक्यराजने अमरसेनचरिउ नामक काव्यमें ग्वालियर नगरका वर्णन 
किया है। इस वर्णनका अनुसरण महाकवि रइधूके ग्वालियरनगर-वर्णनसे 
किया गया है। यहाँ उदाहरणार्थ रइघू विरचित पासणाहचरिउ और अमर- 
सेनचरिउकी पंक्तियाँ तुलनाहेतु प्रस्तुत की जा रही हैं-- 
महिवीढि पहाणऊँ ण॑ गिरिरणउँ, सु रहँ वि मणि विभउ जणिउं | 
कडसीसहि मंडिउ ण॑ इहु पंडिउ, गोपायलु णामे भणिउेँ। 
--रइधूकृत पासणाहचरिउ १।२।१५-१६ 
महीवीढि पहाणउं गुण-वरिट्ठु, सुरहँ वि मणि विभउ जणइ सुटठु । 
वरत्तिण्णिसालमंडिउ पवित्तु, णंदह पंडिउ सुरपारपत्तु । 
--अमरसेनचरिउ १।३।१-१८ 
कवि माणिकराजकी भाषा-शेली पुष्ट है तथा चरित-काव्योचित सभी गुण 
पाये जाते हैं । 


कवि माणिकचन्द 


डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्रीने" भरतपुरके जेनशास्त्र भण्डारसे कवि माणिक- 
चन्दकी 'सत्तवसणकहा' की प्रति प्राप्त की है। इस कथाग्रन्थके रचयिता 


१. भविसयत्तकहा तथा अपश्र दकथाकाव्य, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, पुृ० ३२२९ । 


आचाय॑तुल्य काब्यकार एवं लेखक : २३७ 


जयसवालकुलोत्पन्न कवि माणिकचन्द हैं। इस कथाकी रचना टोडरसाहूके पुत्र 
ऋषभदासके हेतु हुई है। कवि मलयकीत्ति भट्टा रकके वंशमें उत्पन्न हुआ था । 
ये मलयकीत्ति यश:कीत्तिके पट्घर थे | 


ग्रंथका रचनाकाल वि० स० १६३४ है ।" अत्त: कविका समय १७वीं शत्ती 
निश्चित है । 

'सत्ततसणकहा'--इसमें सप्तव्यसनोकी सात कथाएँ निबद्ध है । कथाप्रंथ 
सात्त सन्धियोमे विभक्त है। यह प्रबन्ध शेलीमें लिखा गया है। कथामें वस्तु- 
वर्णनोंका आधिक्य नही है। कथा सीधे और सरल रूपमे चलती है। सवाद- 
योजना बडी मधुर है। भाषा सरल ओर स्पष्ट है | युद्ध-बणंन विस्तृत रूपम 
मिलत्ता है। यहाँ उदाहरणाथ्थ कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत है-- 

ता उहय वलहि संगामु जाउ, भड भडहि रहहु भिडिउ त्ताउ | 
गउ गयहि पुणु हउ हयहि वग्ग, खण खण करंत करिवार अग्गु | 
वरसहि समरंगण वाणपंति, णावइ धाराहर धणहु जुत्ति। 
रणभूमे भउहिमि भडु णिरुद्ु, गठ गयहि तुरिउ तुरएहि कुद्धृ। (७,२४) 
इस कथाकाव्यमें कृष्ण और जरासंधका युद्ध, नेमीश्वरका विवाह द्यत- 
क्रीड़ा आदिका वर्णन आया है। इन वर्णनोंसे यह स्पष्ट है कि यह एक कथा 
काव्पात्मक सग्रह है, जिसमे ७ व्यसनोंकी कथाएँ अलग-अलग काव्यात्मक रूपमें 
लिखी गई हैं। इसमे लोकोक्तियों और देशी दब्दोंकी भी प्रचुरता है। 


मगवतीदास 


भगवत्तोदास भट्टारक गणचन्द्रके पट्टघर भट्‌टारक सकलचन्द्रके प्रशिष्य 
और महीन्द्रसेनके शिष्य थे। महीन्द्रसेन दिल्‍्लीकी भद्‌टारकीय गद्दीके पटटधर 
थे। पंडित भगवतीदासने अपने गुरु महीन्द्रसेनका बड़े आदरके साथ स्मरण किया 
है। यह बूढ़िया, जिला अम्बालाके निवासी थे | इनके पिताका नाम किसनदास 
था। इनकी जाति अग्रवाल ओर गोत्र बंसल था। कहा जाता है कि चतुर्थ वयमें 
इन्होंने मुनिन्नत धारण कर लिया था । 

कवि भगवत्तीदास सस्कृतत, अपश्रंश और हिन्दी भाषाके अच्छे कवि और 
विद्वान थे। ये बूढ़ियासे योगिनीपुर (दिल्ली। आकर बस गये थे। उस समय 
दिल्लीमें अकबर बादशाहके पुत्र जहाँगी रका राज्य था | दिल्लीके मोत्तीबाजार- 


१. अह सोलह सह चउतीस एण, चइतहु उज्जल-पक्खें सुहेण । 
आइब्बवार तिहि पचमीहि, इहु गंथू सऊरणु हुउ विद्वीहि। ७-३२। 





२३८ : तोर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


में भगवान्‌ पादव॑नाथका मन्दिर था । इसी मंदिरमें आकर भगवत्तीदास निवास 
करते थे । 
स्थितिकाल 

कविने अपनी अधिकांश रचनाएँ जहांगी रके राज्यकालमें लिखी हैं। जहाँगीर- 
का राज्य ई० सन्‌ १६०५-१६२८ ई० सक रहा है| अवशिष्ट रचनाएँ शाहजहाँ- 
के राज्यमें ई० सन्‌ १६२८-१६५८में लिखी गई हैं । 

कतिपय रचनाओंमें कविने उनके लेखनकालका उल्लेख किया है। चनड़ो' 
रचना वि० सं० १६८०में समाप्त हुई है। अन्य *९ रचनाएँ भी संभवत्त: सं० 
१६८० या इसके पूर्व लिखी जा चुकी थी । 'बुहत्‌ सीता सतु'की रचना वि० स० 
१६८४ और “लघु सीतासतु'की रचना वि० सं० १६८७में की है। कविने अपश्रंश 
भाषाका 'मृुगाकलेखाचरित' वि० सं० १७०० मार्गशीषं शुक्ला पंचमी सोमवार- 
के दिन पूरा किया है। लिखा है-- 

सगदह संवदत्तीह तहा, विक्कमराय महपष्पए। 
अगहण-सिय पंचमि सोम-दिणें, पृण्ण ठियठ अवियप्पए । 

अतएव कवि भगवत्तीदासका समय १७वीं शत्तीका उत्तराद्ध और अठारहवीं 
शतीका पूर्वार्ण सुनिश्चित है। कविकी सभी रचनाएँ १७वीं शतीमें सम्पन्न हुई हैं । 
रचनाएँ 

कवि पं० भगवतीदासने अप्रश्नंश और हिंदीमें प्रचुर परिमाणमें रचनाएं 
लिखी है । उनकी उपलब्ध रचनाओंका उल्लेख निम्न प्रकार है-- 

१ ढंडाणारास--यह रूपक काव्य है। इसमे बताया गया है कि एक चतुर 
प्राणी अपने-अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि गुणोंको छोड़कर अज्ञानो बन गया 
और मोह-मिथ्यात्वमे पड़कर निरन्तर परवश हुआ चतुगगंतिरूप ससारमे भ्रमण 
करता है । अतः कवि सम्बोधन करता हुआ कहता है-- 

धर्मं-सुकल धरि ध्यानु अनुपम, लहि निजु केवलनाणा वे | 
जम्पति दासभगवतों पावहु, सासउनसुहु निव्वाणा वे ॥ 

२. आदित्यरास--इसमे बीस पद्य है। 

३. पखवाडारास--२२ पद्य है| पन्द्रह तिथियोंमे विधेय कत्तेंव्यपर प्रकाश 
डाला गया है। 

४, दशलक्षणरास--३४ पद्म है और उत्तमक्षमादि दक्ष धर्मोका स्वरूप 
बत्तलाया गया है । दक्ष धर्मोंकी अवगत करनेके लिए यह रचना उपादेय है । 


५. खिण्डी रास--४० पद्म हैं। इसमे भावनाओंको उदात्त बनानेपर जोर 
दिया है। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २३९ 


६. समाधिरास--इसमें साधु-समाधिका चित्रण आया है। 

७. जोगी रास--३८ पद्य हैं। भश्रमवश संसारमें भ्रमण करनेवाले जीवको 
अम त्याग अतीन्द्रिय सुख-प्राप्तिके हेतु प्रयस्तशील रहनेके लिए संकेत किया है। 
पे्‌रवहु हो तुम पेरवहु भाई, जोगी जगमहि सोई। 
घट-घट-अन्तरि वसइ चिदानंदु, अलखु न लखिए कोई ॥ 
भववन भूल रह्मयो अ्रमिरावलु, सिवपुर-सुध विसराई। 
परम अतीन्द्रिय शिव-सुख्च त्तजिकर, विषयनि रहिउ भुलाई ॥ 

८, मतकरहारास--२५ पद्च हैं। इस रूपक काव्यमें मनकरहाके चौरासी 
लाख योनियोंमे भ्रमण करने और जन्म-मरणके असह्य दुःख उठानेका वर्णन 
किया है और बताया है कि रत्नत्रय द्वारा ही जीव जन्म-मरणके दु:खोंसे मुक्त 
हो शिवपुरी प्राप्त करता है। रूपकको पूर्णतया स्पष्ट किया गया है। 


९, रोहिणीव्रतरास--४२ पद्य हैं । 

१०. चतुर बनजा रा--३५ पद्म हैं । यह भी रूपक काव्य है| 

११ द्वादझ्ानुप्रेक्षा--१२ पद्चोंमें द्वादश भावनाओंका निरूपण किया है। 

१२ सुगन्धदशमीकथा--५१ पद्योंमें सुगन्धदशमीक्रतके पालन करनेका 
फल निरूपित किया गया है। 

१३. आदित्यवा रकथा--रविवा रके ब्रतानुष्ठानकी रचना की गयी है। 

१४. अनथमीकथा--२६ पद्योंमें राजिभोजनके दोषोंपर प्रकाश डाला गया 
है और उसके त्यागकी महत्ता बतलाई है । 

१५. “चूनड़ी' अथवा 'मुक्तिरमणीकी चूनड़ी'-यह रूपक काव्य है । 

१६. वीरजितिन्दगीत--तीर्थंकर महावीरकी स्तुति वणित है। 

१७. राजमतो-नेमिसु र-हमाल--इसमे राजमति और नेमकुमा रके जीवनको 
अंकित किया गया है । 

१८. लघुसोतासतु--इसमें सीताके सतीत्वका चित्रण किया गया है । बारह 
महीनोंके मन्दोदरो-सोताके प्रश्नोत्त रके रूपमे भावोको»;अभिव्यक्ति हुई है | 
आषाढ़ मासके प्रश्नोत्तरको उदाहरणाथ् प्रस्तुत किया जाता है-- 

मंदोदरी 

तब बोलइ मंदोदरी रानी, सखि अषाढ़ घनघट घहरानी। 

पीय गए तो फिर घर आवा, पामर नर नित मन्दिर छावा । 

लवहिं पपीहे दादुर मोरा, हियरा उमग धरत नहिं घोरा । 

बादर उमहि रहे चौपासा, तिय पिय विनु लिंहे उसन उसासा ॥ 

सीता 


२४० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


करत कुशील बढ़त बहु पापू, नरकि जाह तिउ' ह॑ई संतापू। 

जिउ मधुविदु तनुसुख लहिये, शील बिना दुरगति दुख सहिये | 

१९ अनेकार्थ नाममाला-यह कोषग्रन्थ है। इसमें एक शब्दके अनेकानेक 
अर्थोका दोहोंमें संग्रह किया है। इसमें तीन अध्याय हैं ओर प्रथम अध्यायमें 
६३, द्वितीयमें १२२ और तृतीयमें ७१ दोहे लिखित हैं। यह वनारसीदासकी 
नाममालासे १७ वर्ष बादकी रचना है । 

२० भृगांकलेखाचरित--इस ग्रन्थमें चन्द्रढेखा और सागरचन्द्रके चरित्तका 
वर्णन करते हुए चन्द्रलेखाके शीलब्रत्तका महत्त्व प्रदरशित किया गया है। चन्द्र- 
लेखा नाना प्रकारकी विपत्तियोंको सहन करते हुए भी अपने शीलब्रतसे च्यूत्त 
नहों होती । 

इस ग्रन्थकी कथावस्तु चार सन्धियोंमें विभक्‍त है । इस अपश्रंश-काव्यमें 
काव्यतत्त्वोका पूर्णतया समावेश हुआ है । कवि चन्द्रलेखाका वर्णन करता हुआ 
कहता है-- 

सुहरूग्ग जोइ वर सुह ण रवत्ति, सुउवण्ण कण्ण णं काम थत्ति | 

कम पांणि कवल सुसुवण्ण देह, तिहं णांउ घरिउ सुमइंक लेह। 

कमि कमि सुपवड्ढइ सांगुणाल, दिग मिग ससिवतु मराल वाल | 

रूव रइ दासि व णियडि तासु, कि वण्णमि अमरी खयरि जासु । 

लछी सुविलछो सोह दित्ति, तिहूं तुल्लि ण छज्जइ बुद्धि कित्ति | 

--मृगांक १३ 
चन्द्रलेखाकी आँखे मृुगकी आँखोंके समान, वक्‍त्र चंद्रके समान और चाल 
हंसके समान थी । उसके निकट रत्ति दासीके समान प्रततीत्त होती थी, अतः इस 
स्थितिमे अमरागना या विद्याधारी उसकी समता केसे कर सकती थी ? 
ग्रन्थको भाषा खिचड़ो है। पडड़ोबन्धमें अपभ्रंश, दोहा-सोरठा आदियें 
हिन्दी और गाथाओं में प्राकृत भाषाका प्रयोग किया है। 

इस प्रकार भगवतोदासने अपभ्रश और हिन्दीमे काव्य-रचनाए लिखकर 

जिनवाणीकी समृद्धि की है । 
अप्रश्न शके अन्य चचिंत कवि 

अपश्र श-साहित्यकी समृद्धिमें अनेक कवि और लेखकोंने योगदान दिया 
है। इन कवियों द्वारा विरचित अधिकांश रचनाएँ अप्रकाशित हैं। अत्तः 
उनका यथार्थ मूल्यांकन तब तक संभव नहीं है, जबतक रचनाएं मुद्रित होकर 
सामने न आ जायें । अपश्व शममें ऐसे और कई कवि और लेखक हैं जिन्‍होंने 


भाचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २४१ 
१६ 


एकाधिक रचनाएँ लिखी हैं। हम यहाँ कतिपय ऐसे कवियोंका संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत करेंगे, जिन्होंने कई दृष्टियोंस अपश्र श-साहित्यके विकासमें अपनी 
शक्ति और समयका व्यय किया है | 


कवि ब्रह्मसाधारण 


इन्होंने कई कथाग्रन्थोंकी रचना की है। इनने अपनी रचनाओंमें न 
तो अपना परिचय ही अंकित्त किया है और न रचनाकाल ही। कुन्द- 
कुन्द-आम्नायमें रत्नकीत्ति, प्रभाचन्द्र, पद्मनन्दि, हरिभूषण, नरेन्द्रकीत्ति, 
विद्यानन्दि और ब्रह्मसाधारणके नाम प्राप्त होते हैं। ब्रह्मसाधारण भट्टारक 
नरेन्द्रकीत्तिके शिष्य थे | ब्रह्मसाधा रणने प्रत्येक ग्रंथके पृष्पिकावाक्यमे अपने- 
को नरेन्द्रकोतिका शिष्य कहा है। इनके कथाग्रंथोंकी प्रतिलिपि वि० सं० 
१५०८ की लिखी हुई प्राप्त है। अत्तएव इनका समय वि० सं० १५०८के पूवे 
निदिचत है। गृरुपरम्परासे भी इनका समय वि० की १५वीं शत्ती सिद्ध होत्ता 
है । इनकी निम्नलिखित रचनाए प्राप्त हैं--- 

१. कोइलपंचमीकहा, २. मउडसत्तमीकहा, ३. रविवयकहा, ४. त्तियाल- 
चक्रवीसीकहा, ५. कुसुमजलिकहा, ६. निद्द्सिसत्तमीनयकहा, ७. णिज्झर- 
पंचमीकहा और ८. अणुपेहा । 


कवि देवनन्दि 
इनने भी कथा-ग्रन्थोकी रचना कर अपश्र श-साहित्यकी श्रोवृद्धिमे योगदान 
दिया है। ये देवनन्दि पुज्यपाद-देवनन्दिसे भिन्‍न हैं और उनके पदचातृवर्त्ती 


हैं। इनका 'रोहिणीविहाणकहा' नामक ग्रन्थ उपलब्ध है। रचनाकी शलीके 
आधारपर कविका समय १"वी झतो माना जा सकता है । 


कवि अल्हू 
इन्होंने 'अणुवेक्खा' नामक ग्रंथ की रचना कर संसारकी असारता, 
अशुचिता, अनित्यता आदिका स्वरूप प्रस्तुत किया है। आत्मोत्यानके लिए 
अणुवेक्थाका अध्ययन उपयोगी है। रचनाकी भाषा और शैलीसे कविका 
समय १६वीं शत्ती प्रतोत होता है । 


जल्दिगले 


इन्होंने 'अनुपेहारास' नामक उपदेश्षप्रद ग्रन्थ लिखा है। इसमे अनित्य, 
अशरण, संसार, एकल्व, अनेकत्व, अशुचि, आख्रव, सवर, निजंरा, बोधदुलंभ 
ओर धममं इन बारह भावनाओंका स्वरूपादून किया है। कविके सम्बन्धम कुछ 


२४२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


भी जानकारी प्राप्त नहीं होती । अनुमानतः कविका समय वि० की १५वीं 
शताब्दी प्रतीत होता है । 
पं० योगदेव 


पं० योगदेवने कुम्भनगरके मुनिसुब्नतनाथचेत्यालयमें बेठकर 'बारस 
अणुवेक्खा रास” नामक ग्रंथकी रचना की है । यह ग्रंथ भी १०वीं-१६वीं शताब्दी- 
का प्रतीत होता है। 
कवि लक्ष्मीचन्द 
लक्ष्मीचन्दने 'अणुवेबला-दोहा की रचना की है । इसमें ४७ दोहे हैं । सभी 
दोहे शिक्षाप्रद और आत्मोदबोधक हैं । 


कवि नेमिचन्द श 
नेमिचन्द भी १५वीं शत्तीके प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने “रविव्नतकथा', 
अनन्तव्रत कथा” आदि ग्रंथोंकी रचना की है। 


कवि देवदत्त 
वि० सं० १०५०के लगभग हुए कवि देवदत्तका नाम भी अपश्वंशके रचयि- 
ताओंमें मिलता है। देवदत्तने वरांगचरिउ, शान्तिनाथपुराण और अम्बादेवी 
रासकी रचना की है । 
तारणस्वामी 


तारणस्वामी बालब्रह्मचारी थे । आरम्भसे ही उन्हें घरसे उदासीनता ओर 
आत्मकल्याणकी रुचि रही। कुन्दकुन्दके समयसार, पूज्यपादके इष्टोपदेश और 
समाधिशतक तथा योगीन्दुके परमात्मप्रकाश और योगसारका उनपर प्रभाव 
लक्षित होता है। संवेगी-त्रावक रहते हुए भी अध्यात्म-ज्ञानकी भूख ओर उसके 
प्रसारकी लगन उनमें दृष्टिगोचर होती है। 

तारणस्वामीका जन्म अगहन सुदो ७, विक्रम संबत्‌ १५०५ में पुष्पावत्ती 
(कटनी, मध्यप्रदेश) में हुआ था । पिताका नाम गढ़ासाहू और माताका नाम 
वीरश्नी था। ज्येष्ठ वदो ६, विक्रम संवत्‌ १५७२ मे शरीरत्याग हुआ था। 
६७ वर्षके यशस्वी दीघं जीवनमे इन्होने ज्ञान-प्रचारके साथ १४ ग्रन्थोकोी रचना 
भी को है। ये सभी ग्रन्थ भाध्यात्मिक हैं, जिन्हें तारण-अध्यात्मवाणीके नामसे 
जाना जाता है। वे १४ ग्रन्थ निम्न प्रकार है-- 

१. सालारोहण--इसमें ओम के स्वरूपपर प्रकाश डाला गया है और 
बताया गया है कि जो इस “ओमू' का ध्यान करते हैं उन्हे परमात्मपदको 
प्राप्ति तथा अक्षयानन्दकी प्राप्ति होती है । 


भ्ाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २४३ 


२. पण्डितपुजा--आत्माके अस्तित्व आदिका कथन करते हुए इसमें आत्म- 
देवदर्दान, निग्र थ-गुरु-सेवा, जिनवाणीका स्वाध्याय , इन्द्रिय-दमन आदि क्रियाओं- 
को आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका साधन बताया है । सम्यर्दृष्टि ही आस्तिक होता 
है और आस्तिक ही पूर्ण ज्ञानी एवं परमपदका स्वामी होता है। नारितकफो 
संसारमे ही भ्रमण करना पड़ता है, इत्यादिका सुन्दर विवेचन इसमें है | 

३. कमलबत्तीसी--इसमे जीवनको ऊँचा उठानेके छिए आठ बातोंका 
निर्देश है--१ चिन्तारहित जीवन-यापन, २-सुखी और प्रसन्न रहना, ३. 
संसा रको रंगमंच समझना, ४. मनको स्वच्छ रखना, ५. अच्छे कार्योंमे प्रमाद न 
करना, सहनशील बनना और परोपकारमें निरत रहना, ६. आडम्बर और 
विलासतासे दूर रहना, ७. कत्तंव्यका पान तथा ८ निर्भय रहना । 


४. श्रावकाचार--इसमे श्रावकके पाँच अणुव्रत, तीन गुणब्रत और चार 
शिक्षाक्रत इन बारह ब्रतोंके पालनपर बल देते हुए बारह अव्रत्त (५. मिथ्याभाव, 
३. मूढता और ४- कषायभाव)के त्यागका उपदेश दिया गया है । 


५. ज्ञानसमुच्चयसार--इसमें ज्ञानके महत्त्वका कथन किया है । 


६ उपदेशशुद्धसर--आत्माको परमात्मा स्वरूप समझकर उसे शुद्ध-बुद्ध 
बनानेके लिए सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यकचारित्रको अपनानेका 
उपदेश है । 

७ त्रिभंगीसार--इसमें कर्माखवके कारण तीन मिथ्याभावों और उनके 
निरोधक कारणोंको बताते हुए आयुबन्धकी त्रिभागीका कथन किया है। 

< चोबोीसठाना--इसमें गति, इन्द्रिय, काय आदि १८ विधियोंसे जीवोंके 
भावों द्वारा उनकी उनन्‍नत्ति-अवनत्तिको दिखाया गया है। 

९ भसलपाहुडँ--इसमें १६४ भजनोंके माध्यमसे ३२०० गाथाओं में नि- 
दचयनयकी अयपेक्षासे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदिका विवेचन है । 

१० खातिकाविशेष--किन-किन अशुभ भावनाओंसे जीव निम्न गतियोंको 
प्राप्त होता है, इसका इसमें कथन है। 

११. सिद्धिस्वभाव--इसमे किन शुभ भावोंसे आत्मा उन्नति करता और 
सम्यक्त्वके उन्‍्मुख होता है, इसका निरूपण है। 

१२. सुन्तस्वभाव--ध्यानयोगके द्वारा राग-द्वेषके विकल्पोंकी शन्यता हो 
आत्मस्वरूपकी उपलब्धिका परम साधन है, इसका प्रत्तिपादन है । 

१३. छड्गस्थवाणी--इसमें अनन्तचतुष्टय और रत्नत्रययुक्‍्त आत्मा ही 
उपादेय और गेय है तथा मिथ्याभावादिसे युक्त आत्मा हेय है। उपादेय 


२४४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आत्मा महावो रके समान वीतराग-सर्वज्ञ है और हेय आत्मा छड्भस्थके समान 
रागी-अज्ञानी है, इसका विशद वर्णन है। 

१४. नाममाला--ता रणस्वामीका यह अन्तिम ग्रन्थ है। इसमें उनके उप- 
देशके पात्र सभी भव्यात्माओंकी नामावछी है और बताया गया है कि उनके 
उपदेशके लिए जाति, पद, भाषा, देश या धर्म की रेखाएँ बाधक नही थी--सब 
उनके उपदेशसे लाभ उठाते थे । 

स्वामोजीके मुख्य त्तोन केन्द्र है--१. ज्ञान-साधना, २ ज्ञान-प्रचार और 
समाधिस्थल । श्री सेमरखेड़ी (सिरोंज से ६ मील दूर) जिला विदिशामें आपने 
ज्ञानजंच किया था। वहाँ एक चेत्यालय, धमंशाला और शास्त्रभण्डार है। 
बसन्‍्त पचमीपर वार्षिक मेला भरता है। श्रीनिसईजी (रेलवे स्टेशन पथरिया, 
जिला दमोहसे ११ मीलपर स्थित)मे अपने प्राप्त ज्ञानका प्रचार-प्रसार किया 
था । यहाँ भा विशाल चेत्यालय, धमंशाला और शास्त्रभण्डार है | अगहन सुदी 
७ को प्रतिवर्ष सामाजिक मेला लगता है । श्री मल्हारगढ़ (रेलवे स्टेशन मुग- 
वली, जिला गुनासे ९ मोलकी दूरीपर स्थित) मे वेतवा नदीके तटपर स्वामीजीने 
उक्त ग्रन्थोका प्रणयन किया और यही समाधिपूवंक देहत्याग किया। इसमें 
सन्देहू नही कि तारणस्वामी १६वीं शत्तीके लोकोपकारी और अध्यात्म-प्रचारक 
सन्त है । इनके ग्रन्थोको भाषा उस समयकी बोलचालको भाषा जान पड़तो है, 
जो अपभ्रशकी कोटिमें रखी जा सकती है। हिन्दी, प्राकृत, सस्कृत और 
तत्कालीन बोलीके शब्दोसे हो उनके ये ग्रन्थ सुजित है । 


इसप्रकार अपभ्रश-साहित्यकी विकासोन्मुख साहित्य-धारा ६ठी शत्तीके 
आरंभ होकर १७वी शत्ती तत अनवरत रूपसे चलती रही | इन कवियोने मध्य- 
कालीन लोक-संस्कृति, साहित्य, उपासनापद्धति एवं उस समयमे प्रचलित 
भाचार-शास्त्रपर प्रकाश डाला है। अपश्रंश-कवियोने तीर्थंकर महावीरकी 
उत्तरकालीन परम्पराका सम्यक्‌ निर्वाह किया है। पुराण, आचार-शास्त्र 
ब्रतविधान आदिपर सेैकड़ो ग्रन्थोंकी उन्होंने रचना की है । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एव लेखक . २४५ 


तृतीय परिच्छेद 
हिन्दी कवि ओर लेखक 


संस्कृत, प्राकुत और और अपभ्र शके समान ही जेन कवि और लेखकोने 
हिन्दी भाषामे भी अनेक ग्रन्थोंका प्रणयन किया । अपभ्रश और पुरानी हिन्दी- 
के जैन कवियोंने लोकप्रचलित कथाओको लेकर उनमे स्वेच्छानुसार परिवत्तंन 
कर सुन्दर काव्य लिखे । मध्यकालके प्रारम्भमें समाज और धर्म संकोर्ण हो 
रहे थे। अत: जैन लेखकोंने अपने पुरातन कथानकों और लोकप्रिय परिचित्त 
कथानकोमे जेन धर्का पुट देकर अपने सिद्धान्तोंके अनुकूल हिन्दी भाषामें 
काव्य लिखे। 

बाहरी बेशभूषा, पाखण्ड आदिका, जिनसे समाज विक्ृत होता जा रहा था, 
बड़ी ही ओजस्वी वाणीमें हिन्दीके जेन कवियोंने निराकरण किया अपश्र श- 
साहित्यकी विभिन्न विधाओंने सामान्यतः हिन्दी साहित्यको प्रभावित किया था । 
अत्त: जेन कवि व्रज ओर राजस्थानीमें प्रबन्ध-काव्य और मुक्तक-काव्योंकी रचना 
करनेमें संऊग्न रहे | इतना ही नही, जेन कवि मानव-जीवनकोी विभिन्न समस्याओं- 


२४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्पश 


का समाधान करते हुए काव्य-रचनामें प्रवृत्त रहे। धर्ंविशेषके कवियों द्वारा 
लिखा जानेपर भी जनसामान्यके लिए भी यह साहित्य पुर्णंतया उपयोगी है। 
इसमे सुन्दर आत्म-पीयूषरस छलछलाता है और मानवकी उन भावना और अनु- 
भूतियोंकों अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, जो समाजके लिए संबल हैं और जिनके 
आधारपर ही समाजका सगठन, सशोधन ओर संघध्करण होता है। 


स्वातन्त्रय या स्वावलम्बनका पाठ पढ़ानेके लिए आत्माकी उन हशक्तियोंका 
विवेचन किया गया है, जिनके आधारपर समाजवादी मनोवृत्तिका विकास किया 
जाता है। आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियोंस समाजवादी विचा रधा रा- 
को स्थान दिया गया है। स्थाद्वाद-सिद्धान्त द्वारा उदारता और सहिष्णुताको 
शिक्षा दो गई है । 


आरंभमें जैन कलाका रोंने लोकभाषा हिन्दीको ग्रहणकर जीवनका चिरन्तन 
सत्य, मानव-कल्याणकी प्रेरणा एवं सोन्दयंकी अनुभूतिको अनुपम रूपमें अभि- 
व्यक्ति प्रदान को है । 


आत्मशुद्धिके लिए पुरुषा््थ अत्यावश्यक है ।इसीके द्वारा राग-द्वेषका हटाया 
जा सकत्ता है। यह पुरुषा्ं प्रवृत्ति और निवृत्तिमार्गो द्वारा सम्पन्न किया जाता 
है । प्रवुत्तिमा्ग कमंबन्धका कारण है और निवृत्तिमार्ग अबन्धका। यदि प्रवृत्ति- 
मार्गकों घमघूमावदार गोलधर माना जाये, जिसमे कुछ समयके पश्चात्‌ गमन 
स्थानपर इधर-उधर दौड़ लगानेके अनन्तर पुनः आ जाना पड़ता है, तो निवृत्ति- 
मार्गको पक्की, सीधी, कंकड़ीलो सीमेण्टकी सड़क कहा जा सकता है, जिसमें 
गन्तव्य स्थानपर पहुँचना सुनिश्चित है; पर गमन करना कष्टसाध्य है | हिन्दो 
के जेन कवियोने दोनो ही मार्गोका निरूपण अपने काव्योमे किया, पर उपादेय 
निवृत्तिको ही माना है। 


अहिसा, अपरिग्रह और स्याद्वादके सिद्धान्तने आध्यात्मिक समानताके साथ 
आधिक समानताको भी प्रस्तुत किया है। १७वी शतोसे अद्यावधि जेन कवि और 
लेखक हिन्दी-भाषामे विभिन्न प्रकारके काव्य-ग्रन्थोका निर्माण करते चले आ 
रहे हैँ । इन लेखकोंकी रचनाएँ मानवको जड़तासे चेतन्यकी ओर, शरीरसे 
आत्माकी ओर, रूपसे भावकोी ओर, संग्रहसे त्यागकी ओर एवं स्वार्थसे सेवाकी 
ओर ले जानेमें समर्थ है। जब तक जोवनमें राग-द्रेषकी स्थिति बनी रहती है, 
तब तक त्याग और संयमको प्रवृत्ति आ नहीं सकती । राग और द्वेष हो विभिन्न 
आश्रय और अवलूम्बन पाकर अगणित भावनाओंके रूपमे परिवरत्तित हो जाते 
हैं। जीवनके व्यवह रक्षेत्रमें व्यक्तिकी विशिष्टता, समानता एवं होनताके 


आजार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २४७ 


अनुसार उक्त दोनों भावोंमें मौलिक परिवत्तंन होता है। साधु और गुणवानके 
प्रति राग सम्मान हो जाता है। यही सम्मानके प्रति प्रेम एवं हीनके प्रति 
करुणा बन जाता है। मानव रागभावके कारण ही अपनी अभीष्ठ इच्छाओकी 
पूत्ति न होनेपर क्रोध करता है, अपनेको उच्च और बड़ा समझ कर दूसरोंका 
तिरस्कार करता है । दूसरोंकी धन-सम्पत्ति एव ऐश्वयं देखकर हृदयमे ईर्ष्या- 
भाव उत्पन्न करता है तथा सुन्दर रमणियोंके अवलोकनसे काम-तृष्णा उसके 
हृद्यमे जागृत हो जातो है। अत्तएब यह स्पष्ट है कि ससारके दुःखोका मल 
कारण राग्-द्वेष है। इन्हीकी अधीनताके कारण सभी प्रकारकी विषमताएँ 
समाजमे उत्पन्न होती है । 


अतएव हिन्दीके जेन कवियोने मानवके अन्तर्जंगतके रहस्यके साथ बाह्यरूप- 
में हानेवाले सघर्षो, उलट-फेरों एवं पारस्परिक-कलह या अन्य झगड़ोका काव्यो- 
के द्वारा उद्घाटन किया है। 


हिन्दीके शताधिक जेन-कवि हुए है । पर उन सबका इतिवृत्त प्रस्तुत कर 
सकना सभव नही है। अत प्रतिनिधिकवि और लेखकोके व्यक्तित्व और कृतित्व 
पर प्रकाश डालना समीचीन होगा । यह सत्य है कि जेन लेखकोने जेनदर्शनके 
सिद्धान्तोको अपने काव्योंमे स्थान दिया है, पर रस-परिपाक, मानवीय प्रवृत्ति, 
आध्िक सघबष॑, जातिवादके अहकार आदिको सूक्ष्म व्यजना की है । 


महाकवि बनारसीदास 


बीहोलिया वशकी परम्परामे श्रीमाल-जातिके अन्तर्गत बनारसीदासका 
एक घनी-मानी सम्भ्रान्त परिवारमे जन्म हुआ। इनके प्रपितामह जिनदासका 
'साका' चलता था। पित्तामह मलदास हिन्दी और फारसीके पंडित थे। और 
ये नरवर (मालवा)में वहाँके मुसठमान-नबाबके मोदी होकर गये थे। इनके 
मात्तामह मदनसिंह चिनालिया जौनपुरके प्रसिद्ध जौहरी थे। पिता खडगसेन 
कुछ दिनों तक बंगालके सुल्तान मोदीखाँके पोत्तदार थे। और कुछ दिनोंके 
उपरान्त जौनपुरमें जवाहरातका व्यापार करने लगे थे। इस प्रकार कविका 
वश सम्पन्न था तथा अन्य सम्बन्धी भी घती थे । 


खड्गसेनको बहुत दिनों तक सन्तानकी प्राप्ति नही हुई थी और जो सन्तान- 
लाभ हुआ भी, वह असमयमें ही स्वर्गस्थ हो गया | अतएंव पुत्र-कामनासे प्रेरित्त 
हो खड्गसेनने रोहतकपुरकी सततीकी यात्रा की । 


बना रसीदासका जन्म वि० सं० १६४३ माघ, शुक्ला एकादशी रविवारको 


२४८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रोहिणी नक्षत्रमें हुआ और बालकका नाम विक्रमाजीत रखा गया | खड्गसेन 
बालकके जन्मके छः-सात महीनेके पश्चात्‌ पाइवंनाथकी यात्रा करने काशी गये । 
बड़े भक्तिभावसे पूजन किया और बालककों भगवत्‌-चरणोंमें रख दिया तथा 
उसके दीर्घायुष्मकी प्रार्थना की । मन्दिरके पुजारीने मायाचार कर खड्गसेनसे 
कहा कि तुम्हारी प्रार्थना पाश्वंनाथके यक्षने स्वीकार कर ली है। तुम्हारा पृत्र 
दीर्घायुष्क होगा । अब तुम उसका नाम बनारसीदास रख दो । उसो दिनसे 
विक्रमाजीतनाम परिवरत्तित हो बनारसीदास हो गया। पाँच व्षंकी अवस्थामें 
बनारसीदासको संग्रहणी रोग हो गया और यह डेढ़-दो वर्षों तक चलता रहा। 
बीमारीसे मुक्त होकर बनारसीदासने विद्याध्ययनके लिए गुरु-चरणोंका आश्रय 
ग्रहण किया । 

लव वर्षकी अवस्थामे इनकी सगाई हो गई और इसके दो बष पर्चात्‌ सं० 
१६५४मे विवाह हो गया । बना रसीदासका अध्ययनक्रम टूटने छगा। फिर भी 
उन्होने विद्याप्राप्तिकि योगको विसी तरह बनाये रखनेका प्रयास किया। १४ 
वर्षकी अवस्थामे उन्होने १० देवीदाससे विद्याध्ययनका संयोग प्राप्त किया | 
पंडितजीसे अनेकाथेनाममाला, ज्योतिषशास्त्र, अलकार तथा कोकशास्त्र 
आदिका अध्ययन किया । आगे चलकर इन्होंने अध्यात्मके प्रखर पडित मुनि 
भानुचन्द्रसे भो विविध-शास्त्रोका अध्ययन आरभ किया | पचसंधि, कोष, छन्द, 
स्तवन, सामायिकपाठ आदिका अच्छा अभ्यास किया | बनारसीदासकी उक्त 
शिक्षासे यह स्पष्ट है कि वे बहुत उच्चकोटिकी शिक्षा नही प्राप्त कर सके थे । 
पर उनकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी, जिससे वे सस्क्ृृतके बड़े-बड़े ग्रथोको समझ 
लेते थे । 

१४ वर्ष को अवस्थामें प्रवेश करते ही कविकी कामुकता जाग उठी और वह 
ऐयाशी करने रूूगा । अपने अद्धंकथानकमें स्वयं कविने लिखा है-- 

तजि कुल-आन लोककी लाज, भयो बनारसि आसिखबाज ॥१७०॥ 

करे आसिखी धरत न धीर, दरदबंद ज्यों सेख फकीर। 

इक-टक देख ध्यान सो धरे, पिता आपनेको धन हरे॥१७१॥ 

चौर चूनी मानिक मनो, आने पान मिठाई घनी। 

भेजे पेसक्तों हितपास, आप गरीब कहावे दास ॥१७शा। 


माता-पिताकी दृष्टि बचाकर मणि, रत्न तथा रुपये चुराकर स्वयं उड़ाना- 
खाना और अधिकाश प्रेम-पात्रोंमें वितरित करनेका एक हरुम्बा क्रम बंध गया । 
मुनि भानुचन्द्रने भी इन्हे समझानेका बहुत प्रयास किया, पर सब व्यथं हुआ । 
कविने इसी अवस्थामें एक हजार दोहा-चौपाईप्रमाण नवरसको कविता लिखी 


आचार्यंतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २४९ 


थी, जिसे पीछे बोध आनेपर गोमतीमें प्रवाहित कर दिया। १५ वर्ष १० महीना 
की अवस्थामें कवि सजधज अपनी ससुराल खेराबातसे पत्नीका द्विरागमग 
कराने गया । ससुरालमें एक माह रहनेके उपरान्त कविको पूर्वोपाजित अशु- 
भोदयके कारण कुष्ठ रोग हो गया। विवाहिता भार्या और सासुके अतिरिक्त सबने 
साथ छोड़ दिया । वहाँके एक नाईकी चिकित्सासे कविको कुष्ठ-रोगसे मुक्ति 
मिलो | कविके पिता खड्गसेन स० १६६१मे हो रानन्दजी द्वारा चलाये गये 
शिखरजी यात्रा-संधमें यात्रार्थ चले गये । बनारसीदास बनारस आदि स्थानोंमें 
घूमकर अपना समय-यापन करते रहे । 


वि० सं० १६६६में एक दिन पित्ताने पुत्रसे कहा--“वत्स ! अब तुम सयाने 
हो गये हो, अतः घरका सब कामकाज संभालो और हमें धमंध्यान करने दो ।' 
पिताकी इच्छानुसार कवि घरका काम-काज करने लगा | कुछ दिन उपरान्त 
बह दो होरेकी अगूठी, २४ माणिक्य, ३४ मणियाँ, ९ नीलम, २० पन्ना, ४ गाँठ 
फुटकर चुन्नी इस प्रकार जवाहरात, २० मन घी, २ कुप्पे ते, २०० रुपयेका 
कपड़ा और कुछ नगद रुपये लेकर आगराको व्यापार करने चला । प्रतिदिन 
पाँच कोसके हिसाबसे चलकर गाड़ियाँ इटावाके निकट आईं। वहाँ मजिल पूरी 
हो जानेसे एक बीहड़ स्थानपर डेरा डाला | थोड़े समय विश्राम कर पाये थे 
कि मूसलाधार वारिस होने लगी | तूफान और पानो इतनी तेजीसे बह रहे थे 
कि खुले मेदानमे रहना अत्यन्त कठिन था। गाड़ियों जहाँ-की-तहाँ छोड़ साथी 
इधर-उधर भागने लगे। शहरमे भी कही शरण न मिली । किसो प्रकार चौकी- 
दारोंकी झोपड़ीमें शरण मिलो ओर कष्टपुवंक रात्रि व्यत्तीत हुई। प्रातः:काल 
गाड़ियाँ लेकर आगरेको चछा और मोतीकटराम एक मकान लेकर सारा 
सामान रख दिया। व्यापारसे अनभिज्ञ होनेके का रण कविको घी, तैल और कपड़े मे 
घाटा ही रहा। बिक्रीके रुपयोंको हुण्डी द्वारा जौनपुर मेज दिया । जवाहरात 
घाटेमें बेचे और दुर्भाग्यसे कुछ जवाहरात उससे कही गिर गये। माल बहुत्त 
था । इससे अत्यधिक हानि हुई। एक जड़ाऊ मुद्रिका सड़कपर गिर गई और 
दो जड़ाऊ पहुँची किसी सेठको बेंची थी, जिसका दूसरे दिन दिवाला निकल 
गया। इस प्रकार धनके नष्ट होनेसे बनारसीदासके हृदयको बहुत बड़ा धक्का 
लगा। इससे संध्या-समय उन्हें ज्वर चढ आया और दस लंघनोके पश्चात्‌ ठीक 
हुआ । इसी बीच पिताके कई पत्र आये, पर इन्होने लज्जावश उत्तर नही दिया। 
सत्य छिपाये नही छिपता । अत: इनके बड़े बहनोई उत्तमचन्द जौहरीने समस्त 
घटनाएँ इनके पिताके पास जोनपुर लिख दी | खड्गसेन पश्चाताप करने लगे। 

जब बनारसोदासके पास कुछ न बचा, तब गृहस्थीकी चीजें बेंच-बेंच कर 


२५० . तीर्थंकर महायोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


खाने छगे। समय काटनेके लिये मृगावती और मघुमालती नामक पुस्तकोंको 
बेठे पढ़ा करते थे। दो-चार रसिक श्रोता भी आकर सुनते थे । एक कचौड़ी 
वाला भो इन श्रोताओंमें था, जिसके यहाँसे कई महीनों तक दोनों शाम उधार 
लेकर कचौड़ियाँ खाते रहे। फिर एक दिन एकान्तमें इन्होंने उससे कहा-- 

तुम उधार कीनौ बहुत, अब बागे जनि देहु। 

मेरे पास कछ नहीं, दाम कहाँ सौं लेहु ॥ 
कचौड़ी वाला सज्जन था । उसने उत्तर दिया-- 

कहै कचौड़ीवाला नर, बीस सवेया खाहु। 

तुमसोँ कोड न कछु कहै, जहँ भावे तहँ जाहु ॥ 

कवि निदिचन्त होकर छः-सात्त महीने त्तक भरपेट कचौड़ियाँ खाता रहा । 
और जब पासमें पैसे हुए, तो १४ रुपयेका हिसाब साफ कर दिया | कुछ समय 
पदचात्‌ कावि अपनी ससुराल खैराबाद पहुँचा | उनकी पत्नीने वास्तविक स्थित्ति 
जानकर इनको स्वयके आजित बीस रुपये त्था अपनी मात्तासे २०० रुपये व्यापार 
करनेके लिये दिलाएं। कवि आगरा आकर पुनः व्यापार करने लगा; पर यहाँ 
भी दुर्भाग्यवश घाटा हो रहा । फलत: वह अपने मित्र नरीत्तमदासके यहाँ रहने 
लगा । दुर्भाग्य जीवन-परयेन्त साथमें लगा रहा | अत्त: आगरा लौटते समय कुरी- 
नामक ग्राममे झूठे सिक्के चछानेका भयंकर अपराध छगाया गया । और इन्हें 
मृत्यु-दण्ड दिया गया। किसी प्रकार बना रसीदास वहाँसे छूटे | इनकी दो पत्नियों 
और नौ बच्चोका भो स्वगंवास हुआ | स० १६९८मे अपनो तीसरी पत्नीके 
साथ बेठा हुआ कवि कहता है-- 
नौ बालक हुए मुए, रहे नारि-नर दोइ। 
ज्यो त्तर्वर पतक्चार छ्वं, रहे टूँठसे होइ॥ 
कवि जन्मना श्वेताम्बर-सम्प्रदायका अनुयायी था। उसने खरतरगच्छी 

इवेताम्ब राचाये भानुचन्द्रसे शिक्षा प्राप्त की थी | उसके सभी मित्र भी दवेताम्बर 
सम्प्रदायके अनुयायी थे। पर स० १६८०के पद्चात्‌ कविका झुकाव दिगम्बर 
सम्प्रदायकी मान्यताओकी ओर हुआ । इन्हें खेराबाद निवासी अथमलजीने 
समयसारकी हिन्दी अथं सहित राजमलकी टीका सोप दी । इस ग्रंथका अध्ययन 
करनेसे उन्हे दिगम्बर सम्प्रदायकी श्रद्धा हो गयी। सं० १६९२मे अध्यात्म- 
के प्रकाण्ड पडित रूपचन्द पाण्डेय आगरा आये। रूपचन्दने गोम्मटसार ग्रन्थका 
प्रवचन आरंभ किया, जिसे सुनकर बनारसीदास दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी 


बन गये। यही कारण है कि उनको सभी रचनाओमे दिगम्बरत्वकी झलक 
मिलती है। 


आचारयंतुश्य काव्यकार एवं छेखक : २५१ 


स्थिति काल 
बना रसोदासका समय वि० की १७वीं शत्ती निरिचत है, क्योंकि उन्होंने स्वयं 
ही अपने अद्धंकथानकरम अपनी जीवन-तिथियोंके सम्बन्धमें प्रकाश डाला है । 


रचनाएं 

बनारसीदासके तामसे निम्न लिखित रचनाएँ प्रचलित हैं--श! नाममाला, 
२. समयसारनाटक, ३. बनारसीविलास, ४. अद्धंकथानक, ५. मोहविवेकयुद्ध एवं 
६. नवरसपद्यावली । 

नाम्साला--भ्राप्त रचनाओमे नाममाला सबसे पुृवं को है। इसका समाप्ति- 
काल वि० स० १६७३० आदिवन शुक्ला दशमी है। परममित्र नरोत्तमदास 
सोवरा और थानमल सोवराकी प्रेरणास कविने यह रचना लिखी है। यह पद्य- 
बद्ध शब्दकोष १७५ दोहोमे लिखा गया है। प्रसिद्ध कवि धनण्जयका सस्कृत्त 
नाममाला और अनेकार्थंकोशके आधारपर इस ग्रथकी रचना हुई है। कविको 
इसकी साज-सज्जा, व्यवस्था, दशब्द-योजना और लोकप्रचलित शब्दोकी 
योजनाके कारण इसे मौलिक माना जा सकता है । 


नाटक समयसार--अध्यात्म-सत कविवर बनारसीदासकी समस्त कृतियोंमे 
नाटक-समयसार अत्यन्त-महत्त्वपृणं है। आचाय॑ कुन्दकुन्दके समय 
पाहुडपर आचाय॑ अमृतचन्द्रको आत्मख्याति नामक विशद टीका है। ग्रथके 
मूल भावोंको विस्तृत करनेके लिए कुछ सस्कृत-पद्य भो लिखे गये है, जो कलश 
नामसे प्रसिद्ध हैं। इसमे २७७ पद्म है। इन कलशोपर भट्टारक शुभचन्द्रकी 
परमाध्यात्मतरंगिणीनामक सस्कृत्त-टीका भी है। पाण्डय राजमलने कलझो- 
पर बाल-बोधिनी नामक हिन्दो-टीका भी लिखी है। इसी टीकाको प्राप्त कर 
बनारसीदासने कवित्तबद्ध नाटक-समयसारकी रचना को है। इस ग्रथमें ३१० 
दोहा-सो रठा, २४५ इकत्तोसा कवित्त, ८६ चौपाई, ३७ तेइसा सवेया, २० छप्पय, 
१८ घताक्षरी, ७ अडिल्ल और ४ कुडलियाँ इस प्रकार सब मिलाकर ७२७ 
पद्य हैं। बनारसीदासने इस रचनाको वि० सं० १६०३ आश्विन-शुक्ला, त्यो- 
दशी रविवारको समाप्त किया है। 

नाटक-समयसारमें जीवद्वार अजीवद्वार, कर्त्ता-कर्म-क्रियाद्वार, पृण्यपाप- 
एकत्व-द्वा र, आख्रव-द्वा र, संवरद्वा र, निज राद्वा र, बन्धद्वा र, मोक्षद्वार सववंविशुद्धि- 
द्वार, स्यादवादद्वार, साध्यसाधकद्दवार और चतुदंश गुणस्थानाधिकार प्रकरण 
हैं । नामानुसार इन प्रकरणोंमें विषयोंका निरूपण किया गया है। कविने इस 
नाटकको यथाथंताका विश्लेषण करते हुए लिखा है-- 


३५२ : तीथंकर महावीर और उनको आवखार्य-परभ्परा 


काया चित्रसारीमें करम-परजंक भारी, 

मायाकी संवारी सेज चादर कलपना । 

शेन करे चेतन अचेतनता नींद लिए, 
मोहकी मरोर यहै लोचनको ढपना | 
उदे बल जोर यहै श्वासको सबद घोर, 
विषे सुखकारी जाकी दोर यहै सपना । 
ऐसी मृढ-दशामें मगन रहे त्तिहुँकाल, 
घावे भ्रम-जालमे न पावे रूप अपना ॥ 

अज्ञानी व्यक्ति भ्रमके कारण अपने स्वरूपको विस्मृत कर ससारमें जन्म- 


मरणके कष्ट उठा रहा है। कवि कहता है कि कायाकी चित्रशालामें कमंका 
पलंग बिछाया गया है। उसपर मायाकी सेज सजाकर मिथ्या-कल्पनाकी चादर 


डाल रखी है। इस शय्यापर अचेतनको नीदमें चेतन सोता है । मोहकी मरोड़ 
नेत्रोंका बन्द करना--झपकी लेना है। कमंके उदयका बल ही स्वॉसका घोर 
शब्द है। विषय-सुख॒की दोर हो स्वप्न है। इस प्रकार तीनों कालछोंमें अज्ञानकी 
निद्रामे मरन यह आत्मा अ्रमजालमें दौड़ती है। अपने स्वरूपको कभी नहीं 
पाती । अज्ञानी जीवकी यह निद्रा ही संसार-परिभ्रमणका कारण है। मिथ्या- 
तत्त्वोकी श्रद्धा होनेसे ही इस जीवकी इस प्रकारको निद्रा अभिभूत करती 
है! आत्मा अपने शुद्ध निमंछ और शक्तिशाली स्वरूपको विस्मृत कर हो इस 
व्यापक असत्यको सत्य-रूपमे समझती है । 
इस प्रकार कवत्रिने रूपक द्वारा अज्ञानी-जीवकी स्थितिका मामिक चित्र उप- 

स्थित किया है । आत्मा सुख-शान्तिका अक्षय भण्डार है। इसमे ज्ञान, सुख, 
बोये आदि गुण पूर्णरूपेण विद्यमान हैं। अतएव प्रत्येक व्यक्तिको इसी शुद्धात्मा- 
की उपलब्धि करनेके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। कविने बताया है कि 
ज्ञानी व्यक्ति संसारको समस्त-क्रियाओंका करते हुए भी अपनेको भिन्‍न एवं 
निर्मल समझता है । 

जेसे निशि-बासर कमल रहें पक ही मे, 

पंकज कहावे पे न वाके ढिग पंक है। 

जैसे भन्त्रवादी विषधरसों गहावें गात, 

मन्त्रको शकति वाके बिना विष डंक है ॥ 

जंसे जीम गहे चिकनाई रहे रूखे अग, 

पानीमें कनक जैसे काईसे अटंक है। 

तैसे ज्ञानवान नाना भाँति करतूत ठानै, 

किरियातें भिन्न माने मोते निष्कलंक है ॥ 


आधचार्यतुल्य काग्यकार एवं लेखक : २५३ 


आत्मामें अशुद्धि पर-द्रव्यके संयोगसे आई है। यद्यपि मलद्रव्य अन्य प्रकार 
रूप परिणमन नहीं करता, तो भी परद्वव्यके निमित्तसे अवस्था मलिन हो जाती 
है। जब सम्यक्त्वके साथ ज्ञानमें भी सच्चाई उत्पन्न होतो है तो ज्ञान-रूप 
आत्मा परद्रव्योंसे अपनेको भिन्‍न समझकर शुद्धात्म अवस्थाको प्राप्त होती है। 
कवि कहता है कि कमर रात्त-दिन पंकमें रहता है तथा पकज कहा जाता है 
फिर भी कोचड़से वह सदा अलग रहता है। मनन्‍्त्रवादी सपंको अपना गात्र- 
पकड़ाता है; परन्तु मन्त्र-शक्तिसे विषके रहते हुए भी सपंक्रा दश निविष रहता 
है। पानीमे पड़ा रहनेपर भी जंसे स्वणं मे काई नही लूगतो उसी प्रकार ज्ञानी- 
व्यक्ति संसारकी समस्त क्रियाओंको करते हुए भी अपनेकों भिन्‍न एवं निर्मल 
समझता है । 

इस नाटक-समयसा रमें अज्ञानीकी विभिन्‍न अवस्थाएँ, ज्ञानीकी अवस्थाए', 
ज्ञानीका हृदय, संसार और शरीरका स्वरूप-दर्शन, आत्म-जागृति, आत्माकी 
अनेकता, मनको विचित्र दोड़ एवं सप्तव्यसनोका सच्चा स्वरूप प्रतिपादित्त 
करनेके साथ जीव, अजीब, आख््रव, बन्ध, संवर, निजेरा ओर मोक्ष इन सात 
तत्त्वोंका काव्य-रूपमे चित्रण किया है | 

बनारसो-बिलास--इस ग्रन्थमें महाकवि बनारसीदासकोी ४८ रचनाओंका 
संकलन है । यह सग्रह आगरानिवासी दीवान जगजीवनजीने बनारसीदासके 
स्वगंवासके कुछ समयके पश्चात्‌ वि० स० १७०१ चैन्र शुक्छा द्वितीयाकों किया 
है। बनारसीदासने वि० स० १७०० फाल्गुन शुक्ला सप्तमीको कमं-प्रकृति- 
विधानकी रचना की थी। यह रचना भी इस सग्रहमे समाविष्ट है। सगृहीत 
रचनाओंके नाम निम्न प्रकार हैं--- 


१. जिनसहस्ननाम, २. सूक्तिमुक्तावछी, २. ज्ञानबावनी, ४. वेदनिणंय- 
पंचाशिका, ५. शलाकापुरुषोंकी नामावली, ६. मा्गंणाविचार, ७. करमंप्रकृति- 
विधान, ८. कल्याणमन्दिरस्तोत्र, ९. साधुबन्दना, १०. मोक्षपेडी, ११. करम- 
छत्तीसी, १२. ध्यानबत्तीसी, १३. अध्यात्मबत्तीसी, १४ ज्ञानपच्चीसी, १५. शिव- 
पच्चोसी १६. भवसिन्धुचतुर्दशी १७ अध्यात्मफाग १८. सोलहतिथि १९ तेरह- 
काठिया, २०. अध्यात्मगीत, २१. पंचपर्दावधान, २२. सुमतिदेवीके अष्टोत्त र- 
शत नाम, २३. शारदाष्टक, २४. नवदुर्गाविधान, २५. नामनिर्णयविधान, 
२६. नवरत्नकवित्त, २७. अष्टेप्रकारी जिनपुजा, २८. दशदानविधान, २५९. दश- 
बोल, ३०. पहेली, ३१. प्रश्नोत्त रदोहा, ३२. प्रश्नोत्तरमाला, ३३. अवस्थाष्टक, 
३४. षट्दर्शवाष्टक, ३५. चातुबंगं, ३६. अजितनाथके छनन्‍्द, ३७. शान्तिनाथ- 
स्तुति ३८. नवसेनाविधान, २९. नाटकसमयसारके कवित्त, ४०. फुटकर कविता, 


२५४ : तोथंकर महावोर ओर उनकी आचारय॑-परम्परा 


४१ गोरखनाथके वचन, ४२. वैद्य आदिके भेद, ४३ परमार्थंवचनिका, ४४ उपा- 
दान-निमित्तकी चिट्ठी, ४५. उपादान-निमित्तके दोहे, ४६. अध्यात्मपद, ४७ पर- 
मार्थ हिडोलना, ४८. अष्टपदी मल्हार । 

इन समस्त रचनाओंमें हमें महाकविकी बहुमुखी प्रतिभा, काव्य-कुशलूता 
एवं अगाघ विद्वत्ताके दर्शन होते हैं। धामिक मुक्तकोंमें कविने उपमा, रूपक, 
दृष्टान्त, अनुप्रास आदि अलकारोंकी योजना को है। सैद्धान्तिक-रचनाओंमें 
विषय-प्रधान वर्णन-शेलो है। इन रचनाओंमे कवि, कवि न रहकर, ताकिक 
हो गया है। अतः कविता तर्को, गणनाओं, उक्तियो और दुष्टान्तोंसे बहुधा 
बोझिल हो गई हैं | कविने सभी सिद्धान्तोका समावेश सरल-शैलामे किया है । 

सोह-विवेक-युद्ध--इस रचनाकों कुछ लोग बनारसोदासकृत मानते हैं 
और कुछ लोग उसके विरोधी भो है | कृतिके आरंभमें कहा है कि मेरे पृव॑वर्त्ती 
कविमल्ल, छलालदास और गोपाल द्वारा पृथक-पुृथक रचे गये मोहविवेकयुद्ध- 
के आधारपर उनका सार लेकर इस ग्रंथको सक्षपमे रचना की जा रही है। 
इससे स्पष्ट है कि कबिने उक्त तीनो कबवियोंके ग्रथोंका सार ग्रहणकर हो अपने 
इस ग्रन्थकी रचना की है । 

इसमे ११० दाहा-चोपाई है। यह लघु खण्ड-काव्य है । इसका नायक मोह 
है और प्रतिनायक विवेक । दोनोंमे विवाद होता है और दोनो ओरको सेनाएँ 
सजकर युद्ध करत्तो हे। महाकवि बनारसीदासकी शली प्रसन्न और गम्भीर 
है| उन्होने अध्यात्मकी बड़ी-से-बड़ी बातोंकों संक्षेपमे सरलत्ता-पुवंक गुम्फित 
कर दिया है। 

अर्द्धकथानकमें कविने अपनी आत्म-कथा लिखी है। इसमे स० १६९८ तक 


को सभो घटनाएँ आ गई है। कविने ५प्वर्षोका यथार्थ जीवनवृत्त अंकित 
किया है। 


पं० रूपचन्द या रूपचन्द पाण्डेय 
पं० रूपचन्द्र और पाण्डेय रूपचन्द्र दोनों अभिन्‍न-व्यक्ति प्रतीत होते हैं। 
महांकवि बनारसीदासने इन दोनोंका उल्लेख किया है। नाटकसमयसारकी 
प्रशस्तिमें रूपचन्दपडितत कहा है और अद्धंकथानकमे पाण्डेय रूपचन्द कहा 
गया है। बनारसोदासने अपने गुरुरूपमें पाण्डेय रूपचन्दका उल्लेख करते हुए 
लिखा है-- 
तब बनारसी और भयो। स्थादवाद परिनति परिनयो। 
पाड़े रूपचल्द गुरु पास | सुल्यो ग्रन्थ मन भयो हुलास॥ 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : २५५ 


फिर तिस समे बरस दें बीच | रूपचन्दको आई मीच | 
सुनि-सुनि रूपचन्दके बेन | बानारसी भयो दिढ़ जेन ॥ 
उक्त उद्धरणसे भी ऐसा अवगत होता है कि पंडित रूपचन्द और पाण्डेय 
रूपचन्द अभिन्‍न-व्यक्ति हैं | ये महाकवि बनारसीदागके गुरु है। बनारसीदासने 
रूपचन्दका परिचय प्रस्तुत करते हुए बताया है कि इनका जन्म-स्थान कोइदेशमें 
स्थित सलेमपुर था । ये गगंगोत्री अग्रवाल कुलके भूषण थे । इनके पित्तामहका 
नाम भामह और पिताका नाम भगवानदास था | मंगवानदासकी दो पत्नियाँ 
थीं, जिनमे प्रथमसे ब्रह्मदास तामक पुत्रका जन्म हुआ ओर दूसरी पत्नीसे पाँच 
पुत्र हुए--१. हरिराज, २ भपत्ति, ३. अभयराज, ४. कीत्तिचन्द, ५. 
रूपचन्द । 


यह रूपचन्द ही रूपचन्द पाण्डेय है। भट्टा रकीय पंडित होनेके कारण 
इनकी उपाधि पाण्डेय थी। ये जैन-सिद्धान्तके ममंज्ञ विद्वान थे। और शिक्षा 


अज॑नहेतु बतारसकी यात्रा को थी ।* महाकवि बनारसीदासने इन्ही रूपचन्द- 
को अपना गुरु बताया है और पाण्डेयशब्दसे उनका उल्लेख किया है।'* 


जब महाकवि बनारसीदासको व्यवसायके हेतु आगराकी यात्रा करनी पड़ी 
थी और व्यापारमें असफल होनेके कारण आगरामे उनका समय काव्य- 
रचना लिखने और विद्वानोंकी गोष्ठीमें सम्मिलित होनेमे व्यतीत होता था, 
तभी स० १६९०२में इनके गुरु पाण्डेयरूपचन्दका आगरामें आगमन हुआ | 


सोलहसे बानबे लौं, कियौ नियत रसपान। 

पे कवीसुरी सब सब भई, स्थाद्वाद परवान। 

अनायास इस ही समय, नगर आगरे थान। 

रूपचन्द पडित गुनो, आयो आगम जान। 
--अद्धकथानक पु० ५७, पद्य ६२९-६३० 
इन्होंने आगरामें तिहुना नामक मन्दिरमें डेरा डाला | उनके आगमनसे 
बनारसीदासको पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। यहाँ इन्हीं पाण्डेयरूपचन्दसे कविने 


१, अनेकान्त, वर्ष १०, किरण २ (अगस्त १९४७), पाण्डेयरूपचन्द और उनका 
साहित्य, पु० ७७ । 
रः आठ-बरस को हुऔ बाल । विद्या पढन गयो चंटसाल ॥॥ 
गुरु पाडेंसी विद्या सिखें। अक्खर बाँचे लेखा लिखें।। 
--अर्धकथानक, पु० १० । 


२५६ : तोर्थकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


गोम्मटसा र-ग्रन्थकी व्याख्या सुनी थी। सं० १६९४में पाण्डेयडपचन्दकी मृत्यु 
हो गई | 
श्रो पं० श्रीनाथूरामजी प्रेमीने रूपचनदको पाण्डेयरूपचन्दसे भिन्‍त माना 
है। उन्होंने बताया है कि कवि बनारसीदासने अपने नाटकसमयसारमें अपने 
जिन पाँच साथियोंका उल्लेख किया है| उनमें एक रूपचन्द भी हैं, जो पाण्डेय 
रूपचन्दसे भिन्‍न है । बना रसीदास इत रूपचन्दके साथ भी परमार्थंकी चर्चा किया 
करते थे। पर हमारी दुष्टिमे पडित रूपचन्द और पाण्डेयरूपचन्द भिन्‍न नहीं 
हैं--एक ही व्यक्ति है। यही रूपचन्द बनारसीदासके गुरु हैं और बनारसीदास 
इनसे अध्यात्मचर्चा करते थे। 


स्थितिकाल 


पाण्डेयकूपचन्दका समय बनारसीदासके समयके आसपास है। महाकवि 
बनारसीदासका जन्म सं० १६४र३में हुआ और पाण्डेय रूपचन्द इनसे अवस्थामें 
कुछ बडे ही होगे। बहुत सभव है कि इनका जन्म सं० १६४०के आसपास 
हुआ होगा । अधंकथानकमें बनारसीदासने पाण्डेय रूपचन्दका उल्लेख किया 
है। अत्तएव इनका समय वि०की १७वीं शत्तो सुनिश्चित है। रूपचन्दने सस्कृत 
और हिन्दों इन दोनों भाषाओंमे रचनाएँ लिखी हैं | इनके द्वारा सस्कृतमें लिखित 
समवशरणपूजा अथवा केवलज्ञान-चर्चा ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें 
पाण्डेय रूपचन्दने अपना परिचय प्रस्तुत किया है। हिन्दीमें इनके द्वारा लिखित 
रचनाएँ अध्यात्म, भक्ति ओर रूपक काव्य-सम्बन्धी है। इन रचनाओंसे इनके 
शास्त्रीय और काव्यात्मक ज्ञानका अनुमान किया जा सकता है । पाण्डेयरूपचन्द 
सहज कवि है । इनकी रचनाओमें सहज स्वाभाविकता थाई जाती है ' 

१ परमसाथंदोहाशतक या दोहापरमार्थ--इसमें १०१ दोहोका सग्रह है। 
ये सभी दोहे अध्यात्म-विषयक हैँ । कविने विषय-वासनाकी अनित्यता, क्षण- 
भंगरता और असारताका सजीव चित्रण किया है । प्रत्येक दोहेके प्रथम चरणमे 
विषयजनित दुःख तथा उसके उपभोगसे उत्पन्न असन्तोष ओर दोहेके दूसरे 
चरणमे उपमान या दुष्टान्त द्वारा पूर्व कथनकी पुष्टि की गई है । प्रायः समस्त 
दोहोंमे अर्थान्त रन्यास पाया जाता है। 

विषयन सेवत्त हुउ भले, तुृष्णा तउ न बुझाय । 
जिमि जल खारा पीव तइ, बाढ़ंइ त्तित अधिकाय ॥४॥ 
विषयन सेवत दुःख बढ़इ, देखहु किन जिन जोइ । 
खाज खुजावत्त ही भला, पुनि दुःख इनउ होय ॥९॥ 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २५७ 
१७ 


सेवत ही जु मघुर विषय, करुए होंहि निदान। 
विषफल मीठे खातके, अंत्तहि हरहि परान ॥११॥ 
विषय-सुखोंकी निस्सारता दिखलानेके पश्चात्‌ कवि सहज सुखका वर्णन 
करता है, जिसके प्राप्त होते आत्मा निहाल हो जाती है। यह सहज सुख 
स्वात्मानुभूत्तिर्प है। जिस प्रकार पाषाणमे सुवर्णं, पुष्पमें गन्ध, तिलमे तैल 
व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक घटमे विद्यमान है। जो व्यक्ति जड़-चेत्तन- 
का परिज्ञानी है, जिसने दोनो द्रव्योके स्वभावको भलो प्रकार अवगत कर 
लिया है, वहो व्यक्ति ज्ञानदर्शन-चेत्तन्यात्मक स्वपरिणतिका अनुभवकर सहज 
सुखकों प्राप्त कर सकता है। कविने सहज सुखको विवेचित करते हुए लिखा है-- 


चेतन सहज सुख ही बिना, इहु तृष्णा न बुझाइ। 
सहज सलिल बिन कहहु क्यउ, उसन प्यास बुझाइ ॥३०॥॥ 


२. गीत परमार्थो अथवा परसार्थगीत--यह एक छोटी-सो कृति है। इसमे 
१६ पद्म है और सभी पद्य आध्यात्मिक है। जीवनको सम्बोधन कर उसे राग- 
देष-मोहसे पृथक्‌ रहनेको चेत्तावनी दी गई है। आत्माका वास्तविक स्वरूप 
सत्‌, चित्‌ आनन्दमय है। इस स्वरूपको जीव अपनी पुरुषा्थहीनताके कारण 
भूल जाता है ओर रागढ् षरूपी विकृत्तिको ही अपना निजरूप मान लेता है। 
इस विकारसे दूर रहनेके लिए कवि बार-बार चेतावनी देता है। पहला पद 
निम्न प्रकार है-- 
चेतन हो चेत न चेतकऊ काहिन हो। 
गाफिल होइ न कहा रहे विधिवस हो ॥। 
ह२०००००००० » *+६०००१००००००००० ०»४०९०००००००, चेतन हो | १ ॥ 


३. अध्यात्म सवेया--१०१ कवित्त और सवेया छन्दोंका यह सम्रह है। 
जैन सिद्धान्त भवन आराकी हस्तलिखित प्रतिमे इसे रूपचन्द-शतक कहा गया 
है । समस्त छन्द अध्यात्मपूर्ण है। जीवन, जगत्‌ और जीवकी वत्तंमान विकृत 
अवस्थाका चित्रण इन संवेयोंमे पाया जाता है। कविने लिखा है कि यह जीव 
महासुखकी शय्याका त्यागकर क्षणिक सुखके प्रलोभनमें आकर ससारमे भट- 
कता है और अनेक प्रकारके कष्टोको सहन करता है। मिथ्यात्व--आत्मानुभव- 
स बहिमुंख प्रवृत्ति--का निरोध समतारसके उत्पन्न होनेपर ही प्राप्त होता है । 
यह समता आत्माका निजी पुरुषार्थ है । जब समस्त परद्रव्योके सयोगको छोड़ 
आत्मा अपने स्वरूपमें विचरण करने लगता है, तो समता रसकी प्राप्ति होतो 
है | कविने इस समतारसका विवेचन निम्न प्रकार किया है-- 


२५८ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


भूल गयो निज सेज महायुख, मान रह्मयों सुख सेज पराई। 
आस-हुतासन तेज महा जिंहि, सेज अनेक अनन्त जराई॥ 
कित पूरी भई जु मिथ्यामतिकी इति, भेदविज्ञान घटा जु भराई | 
उमग्यौ समितारस मेघ महा, जिह वेग हि आस-हुतास सिराई ॥८शा। 
यदि आत्मा मिथ्या स्थितिको दूर कर समतारसका पान करने लगे, तो 
उसे अपनेमें परमात्माका दर्शन हो सकता है, क्योंकि कम आदि परसंयोगी हैं । 
जिस प्रकार दूध और पानी मिऊल जातेपर एक प्रतीत होते हैं, पर बास्तवमें 
उनका गुण-धर्म पृथक्‌-पृथक्‌ है। जो व्यक्ति द्रव्य और तत्त्वोंके स्वभावको यथार्थ 
रूपमे अवगत कर निजी रझूपका अनुभव करता है उसका उत्थान स्वयमेव हो 
जाता है। यह सत्य है कि उत्पाद-व्ययक्नौव्यात्मक उस आत्मत्तत्त्वकी प्राप्ति 
निजानुभूतिसे हो होत्ती है और उसीसे मिथ्यात्वका क्षय भी होता है। कविने 
उक्त तथ्यपर बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाला है :-- 
काहू न मिलायी जाने करम-सजोगी सदा, 
छीर नीोर पाइयो अनादि हीका धरा है । 
अमिल मिलाय जड़ जीव गुन भेद न्यारे, 
न्‍्यारे पर भाव परि आप होमे धरा है। 
काइ भरमायोौ नाहि भम्यों भूल भापन ही, 
आपने प्रकास के विभाव भिन्‍न धरा है। 
साचे अविनासी परमातम प्रगट भयौ, 
नास्यो है मिथ्यात वस्यौ जहाँ ग्यान घरा है ॥९५॥ 

४ खटोलनागीत--खटोलनागीत छोटी-सी कृति है। इसमे कुल १३ पद्च 
हैं। यह रूपक काव्य है। कविने बताया है कि संसाररूपी मन्दिरमें एक 
खटोला है, जिसमें कोधादि चार पग हैं। काम और कपटका सिरा है और 
चिन्ता और रत्तिकी पाटी है | यह भविरतिके बानोंसे बुना है और उसमें आशा- 
की आडवाइन लगायी गयी है । मनरूपी बढईने विविध कर्मोकी सहायतासे 
उसका निर्माण किया है। जीवरूपी पथिक इस खटोलेपर अनादिकालसे लेटा 
हुआ मोहकी गहरी निद्वामें मो रहा है। पाँच पापरूपी चोरोने उसकी संयम- 
रूपो सर्पत्तको चुरा लिया है। मोहनिद्राके भग न होनेके कारण ही यह आत्मा 
निर्वाण-सुखसे वचित है। वीत्तरागो गुरु या त्तीथँकरके उपदेशसे यह काल- 
रात्रि समाप्त हो सकती है और सम्यक्त्वरूपी सूयंका उदय हो सकता है । कवि- 
ने इस प्रकार गरीरकों खटोलाका रूपक देकर आध्यात्मिक तत्त्वोंका विवेचन 
किया है। पद्म बहुत ही सुन्दर और काव्यचमत्कारपूर्ण हे। उदाहरणार्थ 
कुछ पंक्तियाँ उद्धृत को जाती हैं-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २५९ 


भव रतिमंदिर पौठियो, खटोला मेरो, कोपादिक पग चारि। 
काम कपट सीरा दोऊ, चिन्ता रत्ति दोउ पादटि॥शा। 
अविरति दिढ़ बाननि बुनो, मिथ्या माई विसाल। 
आशा-अडवाइनि दई, शंकादिक वसु सारूू॥रा॥। 

7 ८ ज< ९ 

राग-ठेष दोउ गडुवा, कुमति सुकोमलू सौरि। 

जीव-पथिक तह पौढियो, परपरिणत्ति संग गौरि ॥४॥ 

५, स्फुट पद--छूपचन्दके स्फुट पद रमभग ६०-७३०की संख्यामें उपलब्ध 
हो चुके हैं। ये भी पद भक्तिरससे पूर्ण हैं। कविने अपने आराध्यकी भक्ति 
करते हुए उसके रूप-लावण्यका विवेचन किया है। कवि एक पदमें अपने 
आराध्यके मुखको अपूर्व चन्द्रमा बतलाता है और इस अपूं चन्द्रमाकी तर्क 
द्वारा पुष्टि करता है-- 

प्रभु मुख-चन्द अपूरब तेरो। 
संत्तः सकल-कला-परिपूरन, 

पारे तुम तिहुँ जगत उजेरौ ॥प्रभु० ॥१॥ 
निरूप-राग निरदोष निरंजनु, 

निरावरनु जड जाड्य निवेरों॥ 
कुमुद विरोधि कृसी कृतसागरु, 

अहि निसि अमृत श्रव जु धनेरौ ॥प्रभु० ॥२॥ 
उदे अस्त बन रहितु निरन्तरु, 

सुर नर मुनि आनन्द जनेरी॥ 
रूपचन्द इमि नेनन देखत्ति, 

हरबषित मन-चकोर भयो मेरो ॥प्रभु० ॥३॥ 

६. पश्चमड्धल यथा मद्भलगीतप्रबन्ध--इस रचनासे प्रायः सभी लोग 
सुपरिचित हैं। कविने तोथंकरके पञ्चकल्याणकोंकी गाथा काव्यरूपमें निबद्ध 
को है। 


जगजीवन 


आगरानिवासी जगजीवन अग्रवाल जेन थे । इनका गोत्र गगं था। इनके 
पित्ताका नाम अभयराज और माताका नाम मोहनदे था । ये अभ्यराज जाफर- 
खाँके दीवान थे, जो बादशाह शाहजहाँका पाँच हजारी उमराव था | जगजीवन 
अध्यात्मणेलीके कवि थे । पण्डित हीरानन्दने वि० सं० १७०१में समवशरण- 


२६० : तीथंकर भद्गावीर और उनकी आच्ायं-परम्परा 


विधानकी 
दिया है-- 


जगजीवनने सं० १७० १में बनारसीविलासका संपादन किया था । इनके 
अब त्तक ४५ पद भी उपलब्ध हो चुके हैं। इनके पदोंको त्तीन बर्गोमि विभक्‍त 


रचना की है । इस रचनामें जगजीवनका परिचय निम्न प्रकार 


अब सुनि नगरराज आगरा, सकल सोभा अनुपम सागरा । 
साहजहाँ भूपति है जहाँ, राज कर नयमारग तहाँ ॥ 
ताको जाफरखाँ उमराब, पच हजारी प्रकट कराउ। 
ताकौ अगरवाल दोवान, गरग गोत सब विधि परवान ॥ 
संघही अभेराज जानिए, सुखी अधिक सब करि मानिए | 
वनितागण नाना परकार, तिनमे लघु मोहनदे सार ॥ 
ताको पूत्त पृत-सिरमौर, जगजीवन जीवनकी ठौर। 
सुन्दर सुभग रूप अभिराम, परम पुनीत घरम-धन-धान |) 


किया जा सकता है-- 

१. प्राथंना एव स्तुतिपरक 

२. आध्यात्मिक 

२ सासारिक प्रपञचके विइलेषण-मुलक 

यहाँ उदाहरणके लिए एक पदकी कुछ पक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं । कवि- 
ने सासारिक प्रपञ्चको बादलूकी छाया माना है और छायाका रूपक देकर 
पुरजन, परिजन, इन्द्रिय-विषय. राग-ढ ष-मोह, सुमत्ति-कुमति सभीकी व्याख्या 


प्रस्तुत को 


है । यथा -- 


जगत सब दीसता घनकी छाया ॥ 
पुत्र कलन्न मित्र त्तन संपत्ति 

उदय पुद्गल जुरि आया। 
भव परनति वरबागम सोहै 

आश्रव. पवन बहाया ॥जगत्त ० १॥। 
इन्द्रियविषय लहरि तडता है 

देखत जाय बिलाया। 
राग दोष वगु पंकति दोरध 

मोह गह्‌ल घरराया ॥जगत ०॥२॥ 
सुमति विरहनी दुखदायक है, 

कुमति संजोगति  भाया। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २६१ 


निज संपति रतनत्रय गहिकर 
मुनि जन नर मन भाया॥ 
सहज अनन्त चतुष्ट मदिर 
जगजीवन सुख पाया ॥जगत ०॥३॥। 


कुंवरपाल 


कुवरपाल बनारसीदासके अभिन्न मित्र थे। इन्होंने सूक्तिमुक्तावलीका 
पद्मयानुवाद बनारसीदासके साथ मिलकर किया है। इस पद्यानुवादसे उनको 
काव्यप्रतिभाका परिचय प्राप्त होता है। सोमप्रभने संस्कृत-भाषामे सूक्ति- 
मुक्तावलीकी रचना की थी। इसीका पद्मबद्ध हिन्दी अनुवाद इन्होंने किया है । 
यह समस्त काव्य मानवजीवनकों परिष्कृत करने वाला है। कबविने सस्कृत- 
ग्रन्थका आधार ग्रहणकर भी अपनी मौलिकताको अक्षुण्ण रखा है। वह समस्त 
दोषोकी खानि अहकारको मानता है। मनुष्य 'अह' प्रवृत्तिक अधीन होकर 
दूसरोकी अवहेलना करता है| अपनेको बडा और दूसरेकों तुच्छ या लघु सम- 
झता है। समस्त दोष इस एक ही प्रवृत्तिमे निवास करते है ।कबि कहता है 
कि इस अभिमानसे हूं। विपत्तिकी सरिता कल-कल ध्वनि करती हुई चारो ओर 
प्रवाहित होती है। इस नदीकी धारा इतनी प्रखर है कि जिससे यह एक भी 
गुणग्रामको अपने पुरमें बहाये बिना नही छोड़ता | 'अह्‌' भाव विद्याल पवतके 
तुल्य है । कुबुद्धि और माया उसको गुफाएँ है। हिंसक बुद्धि धूम्ररेवाके समान 
है और क्रोध दावानलके तुल्य / । कवि कहता है-- 


जातें निकस विपति-सरिता सब, जगमे फैल रही चहुँ ओर | 
जाके ठिग गुण-ग्राम नाम नहि, माया कुमत्ति गुफा अति घोर ॥ 
जहूँ बध-बुद्धि घूमरेखा सम, उदित कोप दावानलू जोर। 
सो अभिमान-पहार पठत्तर, तजत ताहि सर्वज्ञ किशोर ॥ 


कवि सालिवाहन 


कवि सालिवाहन भदावर प्रान्तके कञचनपुर नगरके निवासो थे। कविके 
पित्ताका नाम रावत खरगसेन और गुरुका नाम भट्टा रक नगभूषण था । इन्होंने 
वि० सं० १६०५में आगरामे रहकर जिनसेनाचा रिकृत सस्क्ृतके हरिवंशपुराण- 
का हिन्दीमें पद्यानुवाद उपस्थित किया है। हरिवंशपुराणकी प्रशस्तिसे अव- 


२६२ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


गत होता है कि कविने उक्त दोहा-चोपाईबद्ध रचना आगराकी साहित्य 
भूमिसे ही सम्पन्न को है । 

संवत्‌ सोरहिसे तहाँ भये तार्पार अधिक पचानबे गये । 

माघ मास किसन पक्ष जानि सोमवार सुभवार बखानि ॥ 

न्लिनिन- भट्टारक जगभूषण देव गनधर साद्रस वाकि जुएइ । 

“  “लगर आगिगे उत्तम थानु साहिजहाँ तपे दूजो भान ॥ 

फल बाहन करी चोपईबन्धु, हीनबुधि मेरी मति अधु । 


कवि बुलाकीदास 
बुलाकोदासका जन्म आगरेमें हुआ था । ये गोयलगोत्री अग्रवाल दिगम्बर 
जेन श्रावक थे | इनके पृवंज बयाना (मरतपुर)में रहते थे। इनके पित्तामह 
भवणदास बयाना छोड़कर आगरेमे बस गये थे। उनके पुत्र नन्दलालको 
सुयोग्य देखकर पंडित्त हेमराजने उनके साथ अपनी कन्याका विवाह कर दिया 
था, जिसका नाम जेनी था । हेमराजने अपनी इस कन्याको बहुत हो सुशिक्षित 
क्रिया था । बुछाकीदासका जन्म इसो जेनो उदरसे हुआ था। उन्होने अपनी 
माताकी प्रशसामे लिखा है-- 
हेमरगाज पंडित बसे, तिसी आगरे ठाइ। 
गरग गोत गुन आगरौ, सब पूर्ज जिस पाइ॥ 
उपगीता के देहजा, जेंनी नाम विख्यात्ति। 
सील रूप गुन आगरी, प्रीति-नीतिको पांत्ति ॥ 
दोनो विद्या जनकने कीनी अति व्युत्पन्न | 
पंडित जापे सीख ले धरनीतलमे धन्न ॥ 
कविकी 'पाण्डवपुराण' नामक एक ही रचना उपलब्ध है। यह रचना 
उसने अपनी माताके आग्रहसे लिखी है | 
भेया भगवतीदास 


भेया भगवतीदास आगरानिवासी कटारियागोत्रीय ओसवाल जेन थे। 
इनके दादाका नाम दशरथ साहू और पित्ताका नाम लछालजो था। इनको 
रचनाओंसे अवगत होता है कि जिस समय ये काव्यरचना कर रहे थे उस 
समय आगरा दिल्ली-शासनके अन्तगंत था और औरंगजेब वहाँका शासक 
था ।" 


१. हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन प्रथम भाग, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पु० १६३- 
१६९ तथा २४६। 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २६३ 


ओभोसवाल होनेके कारण कविको जन्मना श्वेताम्बरसम्प्रदायानुयायी होना 
चाहिए; पर उनकी रचनाओंके अध्ययनसे उनका दिगम्बर सम्प्रदायानु- 
यायी होना सिद्ध होता है। कविकी रचनाओंके अवलोकनसे ज्ञात्त होता है 
कि भैया भगवत्तीदासने समयसार, आत्मानुशासन, गोम्मटसार और द्रव्यसंग्रह 
भादि दिगम्बर ग्रन्थोंका पूरा अध्ययन्न किया है । उनकी आध्यात्मिक रचनाओं 
पर समयसारका पूरा प्रभाव है। 


इन्होंने स्तुतिपयरक या भक्तिपरक जितने पद लिखे है उनमे तीर्थंक रोंके 
गुण और इतिवृत्त दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार अंकित है। 
सवत सत्रह से इकत्तीस, माघसुदी दह्मी शुभदीस । 
मंगलकरण परमसुखधाम, द्रवसंग्रह प्रति करहु प्रणाम ॥॥ 
द्रव्यसग्रहको रचनाके साथ भेया मगवत्तीदासकी स्वप्नबत्तीसी, द्वादशानु- 
प्रज्ञा, प्रभातो और स्तवनोसे भी उनका दिगम्बर सम्प्रदायी होना सिद्ध होता है । 


वि० सं० १७१ १में ही रानन्दजीने पचास्तिकायका अनुवाद किया था । उसमें 
उन्होने आगरामें एक भगवत्तीदास नामक व्यक्तिके होनेका उल्लेख किया है । 
संभवत: भेया भगवतीदास ही उक्त व्यक्ति हो । इन्होने कविताम अपना उल्लेख 
भेया, भविक और दासकिशोर उपनामोसे किया है । इनकी समस्त रचनाओ- 
का सग्मह ब्रह्मविलासके नामसे प्रकाशित है । 
भेया भगवत्तीदासका समय वि० स० की १८वीं शताब्दी है | इन्होंने अपनी 
रचनाओंमे ओऔरंगजेबका उल्लेख किया है । औरंगजेबका शासनकाल वि० स॒० 
१७१०-१७६४ रहा है । भेया भगवत्तीदासके समकालीन महाकवि केशवदास है, 
जिन्होंने रसिकप्रिया नामक श्युगाररसपृर्ण रचता लिखी है। कवि भगवती- 
दासने इस रसिकप्रियाकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
बड़ी नीत लघु नीत करत है, बाय सरत बदबोय भरी | 
फोडो बहुत्त फुनगणी मंडित सकल देह मनु रोगदरी ॥। 
शोणित हाड़ 'मांसमय म्ूरत तापर रीझत घरी-घरी | 
ऐसो नारी निरखि करि केशव ? रसिकप्रिया तुम कहा करी ॥। 
अतएव भेया भगवत्तीदास १८वीं शत्ताब्दीके कवि है । 
रचनाएं 
भेया भगवतीदासकी रचनाओं का संग्रह ब्रह्मविलासके नामसे प्रकाशित है। 


इसमे ६७ रचनाएं सगृहीत हैं | इत रचनाओको काव्यविधाकी दृष्टिसे निम्न- 
लिखित वर्गोमे विभकत किया जा सकता है.-- 


२६४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


१. पदसाहित्य 

२. आध्यात्मिक रूपककाव्य 
३. एकार्थ काव्य 

४. प्रको्ण ककाब्य 


१ परदसाहित्य--इनके पदसाहित्यको १ प्रभाती, २. स्तवन, २. अध्यात्म, 
४. वस्तुस्थितिनिरूपण, ५. आत्मालोचन एवं ६. आराध्यके प्रति दुढ़तर विश्वास, 
विषयोंमे विभाजित किया जा सकता है । वस्तुस्थितिका चित्रण करते हुए बताया 
है कि यह जीव विश्वकी वास्तविकता और जीवनके रह॒स्योंसे सदा आँखें बन्द 
किये रहता है। इसने व्यापक विश्वजनीन और चिरन्तन सत्यको प्राप्त करनेका 
प्रयास नही किया | पाथिव सौन्दर्यके प्रति मानव नेसगिक आस्था रखता है। 
राग-ढेषोंकी ओर इसका झुकाव निरन्तर होता रहता है, परन्तु सत्य इससे परे 
है, विविधनामरूपात्मक इस जगतूसे पृथक होकर प्रकृत भावनाओंका संयमन, 
दमन और परिष्करण करना ही व्यवितका जीवन-लक्ष्य होना चाहिए। इसी 
कारण पद्चात्तापके साथ सजग करते हुए वेयक्तिक चेतनामें सामूहिक चेतना- 
का अध्या रोप कर कवि कहत्ता है-- 


अरे ते जु यह जन्म गमायो रे, भरे तते॥ 
पूरब पुण्य किये कहुँ अति हो, ताते नरभव पायो रे। 
देव धरम गुरु ग्रन्थ न परसे, भटक भटकि भरमायों रे ॥अरे०॥१॥ 
फिरि तोकी मिलिबो यह दुरलभ दश दृष्टान्त बतायो रे । 
जो चेतै तो चेत रे भेया, तोको करि समुझायो रे ॥अरे०।२॥ 
आत्माछोचन सम्बन्धी पदोंमें कबिने राग-द्वेष, ईर्ष्या, घुणा, मद, मात्सयं 
आदि विकारोंसे अभिभूत हृदयकी आलोचना करते हुए गृढ़ अध्यात्मकी अभि- 
व्यञ्जना की है | कवि कहता है-- 
छाँड़ि दे अभिमान जियरे, छाँड़ि दे अभि० ॥टेक॥। 
काको तू अरू कौन तेरे, सब ही हैं महिमान । 
देखा राजा रंक कोऊ, थिर नहीं यह थान ॥जियरे०।१॥ 
जगत देखत तेरि चलवो, तू भी देखत आन । 
घरों पलकी खबर नाहीं, कहा होय विहान ॥जियरे०॥२॥ 
त्याग क्रोध रु छोभ माया, मोह मदिरा पान | 
राग-दोर्षह टार अन्तर, दूर कर अज्ञान ॥जियरेग।रे॥ 
भयो सुरपुर-देव कबहूँ, कबहुँ नरक निदान । 
इम कमंवश बहु नाच ताचे, भेया आप पिछान ॥जियरे०।४॥ 


आवायंतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २६५ 


२. आध्यात्मिक रूपकाव्य--के अन्तर्गंत्त कविकी चेततनकमंच्रित, षट- 
अष्टोत्तरी, पंचइन्द्रियसंवाद, मधुबिन्दुकचौपाई, स्वप्नबत्तोसी, द्वादशालुप्रेक्षा 
आदि रचनाएं प्रमुख हैं| चेतनकमंचरितमे कुल २५६ पद्म है। कल्पना, भावना, 
अलका र, रस, उक्ति-सौन्दयं और रमणीयता आदिका समवाय पाया जाता 
है । भावनाओके अनुसार मधुर अथवा परुष वर्णोंका प्रयोग इस कृतिमें अपूर्व॑ 
चमत्कार उत्पन्न कर रहा है | बेकारोको पात्रकल्पना कर कविने इस चरित्- 
काव्यमें आत्माकी श्रेयता और प्राप्तिका मार्ग प्रदर्शित किया है । कुबुद्धि एवं 
सुबुद्धि ये दो चेतनकी मार्या है। कविने इस काव्यमें प्रमुखरूपसे चेतन और 
उनको पत्लनियोके वार्त्तालाप भ्रस्तुत्त किये हैं । सुबुद्धि चेत्तन-आत्माकी कमंसंयुक्‍त 
अवस्थाको देखकर कहती है--“चेत्तन, तुम्हारे साथ यह दुष्टोंका संग कहांसे 
भा गया ? क्‍या तुम अपना सर्वस्व खोकर भी सजग होनेमें विलम्ब करोगे ? 
जो व्यक्ति जीवनमे प्रमाद करता है, संयमसे दूर रहता है वह अपनी उन्नति 
नही कर नकता ।” 

चेतन--हे महाभागे ! मे ता इस प्रकार फेस गया हूँ, जिससे इस गहन 
पकसे निकलना मुश्किल-सा छग रहा है। मेरा उद्धार किस प्रकार हो, इसके 
मुझे जानकारी नही ।” 

सुबुद्धि--'नाथ ! आप अपना उद्धार स्वय करनेमे समथं है। भेदविज्ञानके 
प्राप्त होते हो आपके समस्त पर-सम्बन्ध विगलित हो जायेगे और आप स्वत्तन्र 
दिखलाई पड़ेगे ।' 

कुबुद्धि--“अरी दुष्टा ! क्या बक रही है ? मेरे सामने तेरा इत्तना बोलने- 
का साहस ? तू नही जानती कि में प्रसिद्ध श्रवोर मोहकी पुत्री हूँ ?” 


कविने इस सदर्भमे सुबुद्धि और कुबुद्धिके कलहका सजीव चित्रण किया है । 
ओर चेतन द्वारा सुबद्धिका पक्ष लेनेपर कुबुद्धि रूट कर अपने पिता 
मोहके यहाँ चली जाती है और मोहको चेतनके प्रति उभारती है। मोह युद्ध- 
की तैयारी कर अपने राग-द्वं षरूपी मत्रियोसे साहाय्य प्राप्त करता है और अटष्ट 
कर्मोको सेना सजाकर सैन्य सचालनका भार मोहनीय कमंको देता है। दोनों 
ओरको सेनाएँ रणभूमिमें एकत्र हो जाती हैं । एक ओर मोहके सेनापतित्वमे 
काम, क्रोध आदि विकार और शअ्ष्ट कर्मोका सेन्‍्य-दल है। दूसरी ओर ज्ञानके 
सेनापतित्वमे दहन, चरित्र, सुख, वीयं आदिकी सेनाए' उपस्थित है । मोहराज 
चेततनपर आक्रमण करता है; पर ज्ञानदेव स्वानुभूत्तकी सहायतासे विपक्षी 
दलको परास्त देता है। कविने युद्धका बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। निम्न 
पंक्तियाँ हैं:--- 


२६६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सूर बलबंत मदमत्त महामोहके, निकसि सब सेन आगे जु आये। 
मारि घमासान महाजुद्ध बहुकुदध करि, एक ते एक सातों सवाए ॥ 
वीर-सुविवेकने धनुष ले ध्यानका, मारि के सुभट सातों गिराए । 
कुमुक जो ज्ञानकी सेन सब संग धसी मोहके सुभट मूर्छा सवाए ॥ 
रणसिंगे बर्ज्जाह कोऊ न भज्जहिं, करहि महा दोऊ जुद्ध । 
इत जोव हुकाराहे, निजपर वारहिं, करहै अरिनको रुद्ध ॥ 


शतअष्टोत्तरी--इसमे १०८ पद्य हैं। कविने आत्मज्ञानका सुन्दर उपदेश 
अंकित किया है । यह रचना बड़ी ही सरस ओर हृदयग्राह्म है । अत्यल्प कथा- 
नकके सहारे आत्मत्तत्त्वका पूर्ण परिज्ञान सरस शेलीमे करा देनेमे इस रचनाको 
अद्वितोय सफलता प्राप्त हुई है। कवि कहता है कि चेतनराजाकी दो रानियाँ 
है, एक सुबुद्धि ओर दूसरी माया। माया बहुत ही सुन्दर और मोहक है । सुबुद्धि 
बुद्धिमती होनेपर भी सुन्दरी नही है। चेतनराजा मायारानीपर बहुत आसक्त 
है| दिन-रात भोग-विलासमें सलूग्न रहता है। राजकाज देखनेका उसे बिल्कुल 
अवसर नही मिलत्ता। अतः राज्यकमंचारी मनमानी करते हैं । यद्यपि चेतन 
राजाने अपने शरीर-देशकी सुरक्षाके लिए मोहको सेनापति, क्रोधको कोतवाल, 
लोभको मंत्री, कर्मोदयको काजी, कामदेवको वेयक्तिक सचिव ओर ईर्ष्या-घु णा- 
को प्रबन्धक नियुक्त किया है। फिर भी शरीर-देशका शासन चेतनराजाकी 
असावधानीके कारण विश्वृुखलित होता जा रहा है। मान और बचिन्ताने प्रधान- 
मंत्री बननेके लिए संघं आरंभ कर दिया है। इधर लोभ और कामदेव अपना 
पद सुरक्षित रखनेके लिये नाना प्रकारसे देशको त्रस्त कर रहे है। नये-नये 
प्रकारके कर लगाये जाते है, जिससे शरी र-राज्यकी दुरवस्था हो रही है । ज्ञान, 
दर्शन, सुख वीयं, जो कि चेतनराजाके विश्वासपात्र अमात्य है, उनको कोत्तवाल 
सेनापति, वेयक्तक सचिव आदिने खदेड़ बाहर कर दिया है। शरीर-देशको 
देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ चेतनराजाका राज्य न हो कर सेनापति 
दा शासन स्थापित कर लिया है। चेतनकी आज्ञाकों सभी अवहेलना 
करते है। 


माया-रानी भो मोह और लोभको चुपचाप-राज्य शरीर-सचालनमे सहायता 
देती है । उसने इस प्रकार षड्यन्त्र किया है जिससे चेतनराजाका राज्य उलट 
दिया जाय और वह स्वयं उसकी शासिका बन जाये । जब सुबुद्धिको चेतन- 
राजाके विरुद्ध किये गये षड्यन्त्रका पता लगा तो उसने अपना कत्तंव्य ओर 
धर्म समझकर चेतनराजाकों समझाया तथा उससे प्रार्थना,की--“प्रिय चेतन, 
तुम अपने भोत्तर रहनेवाले ज्ञान, दर्शन आदि गुणोंकी सम्हाल नहीं करते । 


आचार्यंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २६७ 


इन्द्रिय और शरीरके गुणोंको अपना समझ माया-रानोमें इतना आसक्त होना 
तुम्हें शोभा नहीं देता। जिन क्रोध, मोह और काम-कमंचारियोंपर तुमने 
विश्वास कर लिया है वे निश्चय ही तुमको ठग रहे हैं। तुम्हारे चेत्तन्य-नगर- 
पर उनका अधिकार होनेवाला है, क्योकि तुमने शरोरके हारनेपर अपनी हार 
और उसके जीतनेपर जीत समझ ली, दिन-रात मायाके द्वारा निरूपित सांसारिक 
धन्धोंमे मस्त रहनेसे तुम्हे अपने विद्वासप्राप्त अमात्योंको भी खो देना पड़ेगा । 
तुमने जो मार्ग अभी ग्रहण किया है वह बिल्कुल अनुचित है । कया कभी तुमने 
विचार किया है कि तुम कौन हो ? कहंसे आये हो ? तुम्हे कौन-कौन धोखा 
दे रहे है? और तुम अपने स्वभावसे किस प्रकार च्युत हो रहे हो ? ये द्वव्य- 
कम ज्ञानावरणादि तथा भावकर्म राग-द्रेंष आदि, जिनपर तुम्हारा अदूट 
विदत्रास हो गया है, तुमसे बिल्कुल भिन्न है। इनका तुमसे कुछ भी तादात्म्य- 
भाव नही है| प्रिय चेतन ! क्‍या तुम राजा होकर दास बनना चाहते हो ? 
इतने चतुर और कलाप्रवीण होकर तुमने यह मूखंता क्‍यों को ? तोन लोकके 
स्वामी होकर मायाकी मोठी बातोमे उलझकर भिलारी बन रहे हो ? तुम्हारे- 
त्रासको देखकर में वेदनासे झुलस रहो हूँ। तुम्हारी अन्धत्ता मेरे लिये लज्जाकी 
बात है, अब भी समय है, अवसर है, सुयोग है और है विश्वासपात्र अमात्योका 
सहारा । हृदयेश ! अब सावधान होकर अपनी नगरीका शासन करे, जिससे शीघ्र 
ही मोक्ष-महलपर अधिकार किया जा सके । प्राणनाथ | राज्य सम्हालत समय 
तुमने मोक्षमहलको प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा भी की थी । मे आपको विश्वास दिलाती 
हूँ कि मोक्ष-महलमें रहनेवाली मुक्ति-रानी इस ठगिनी मायासे करोड़ो-गुणी सुन्दरी 
और हाव-भावप्रवीण है। उसे देखते ही मुग्ध हो जाओगे | प्रमाद और अहकार 
दोनों ही तुमको मुक्ति-रमाके साथ विहार करनेमे बाघा दे रहे हैं । 

इस प्रकार सुबुद्धिने नानाप्रकारसे चेतनराजाको समझाया। सुबुद्धिकी 
बात मान लेनेपर चेतनराजा अपने विश्वासपात्र अमात्य ज्ञान, दर्शन आदिको 
सहायतासे मोक्ष-महलपर अधिकार करने चल दिया । 

काव्यकी दुष्टिसि इस रचनामें सभी गुण वर्तमान हैं | मानवके विकार और 
उसकी विभिन्न चित्तवृत्तियोंका अत्यन्त सृक्ष्म और सुन्दर विवेचन किया है। 
यह रचना रसमय होनेके साथ मंगलप्रद है। भावात्मक शेलीमे कविने अपने 
हृदयकी अनुभूतिको सरलरूपसे अभिव्यक्त किया है। दार्शनिकताके साथ 
काव्यात्मक शैलीमें सम्बद्ध ओर प्रवाहपूर्ण भावोंको अभिव्यञ्जना रोचक हुई 
है। कवि चेतनराजाको सुव्यवस्थाका विइलेषण करता हुआ कहता है-- 

काया-सो जु नगरीमें चिदानन्द राज करे; 
माया-सी जु रानी पे मगन बहु भयो है। 


२६८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मोह-सो है फोजदार क्रोध-सो है कोतवार; 

लोभ-सो वजीर जहाँ लूटिबैको रह्मो है ॥॥ 

उदेको जु काजी माने, मानको अदल जाने, 

कामसेनाका नवीस आई बाको कहट्ों है | 

ऐसी राजघानीमें अपने गुण भूलछि रहो; 

सुधि जब आई तबै ज्ञान आाय गद्यो है। 
सुबुद्धि चेतनराजाको समझाती है-- 


कौन तुम, कहाँ आए, कौन बोराये तुमहि; 
काके रस राचे कछु सुधह घरतु हां। 
कौन हैं वे कमं, जिन्हे एकमेक मानि रहे; 
अजहू न छागे हाथ भाँवरि भरतु हो॥ 
वे दिन चितारो, जहाँ बीते हैं अनादि काल; 
कैसेकेसे सकट सहे हू बिसरतु हो। 
तुम तो सयाने पे सयान यह कौन कीन्‍्हो; 
तोन-छोक-नाथ द्वेंके दीनसे फिरतु हो ॥ 


पद्नेन्द्रियसंबाद-- मे बताया गया है कि एक सुरम्य उद्यानमें एक दिन एक 
मुनिराज धर्मोपदेश द रहे थे। उनकी धर्मदेशनाका श्रवण करनेके लिए अनेक 
व्यक्ति एकत्र हुए । सभामे नानाप्रकारकी हंकाएं की जाने लगीं | एक व्यक्तिने 
मुनिराजसे पूछा--पचेन्द्रियोके विषय सुखकर हैं या दुखकर ?' मुनिराजबोले-- 
“ये पचेन्द्रियाँ बड़ी दुष्ट हैं। इनका जितना ही पोषण किया जाता है, दुःख 
ही देती है ।” 

एक विद्याधर बीचमे ही इन्द्रियोका पक्ष लेकर बोला--'“'महाराज इन्द्रियाँ 
दुष्ट नही है, इनकी बात इन्हीके मुखसे युनिये। ये प्राणियोंकी कित्तना सुख 
देती है ?”' 

मुनिराजका संकेत पाते हो सभी इन्द्रियाँ अपने-अपनेको बड़ा सिद्ध करने 
लगी । पद्चात्‌ मुनिराजने उन सभी इन्द्रियों और मनको समझाकर बताया कि 
तुम सबसे बड़ी आत्मा हो । राग-द्वेषके दूर होनेपर आत्मा ही परमात्मा बन 
जाता है | 

इस पंचेन्द्रिय-संवादमें इन्द्रियोंके उत्तर-प्रत्युत्तर बड़े ही सरस ओर स्वाभा- 
बिक हैं। प्रत्येक इन्द्रियका उत्तर इतने प्रामाणिक ढंगसे उपस्थित किया है, जिससे 
पाठक मुग्ध हो जाता है। सर्वप्रथम अपने पक्षको स्थापित करती हुईं नाक 
कहती है-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २६९ 


नाक कहै प्रभु में बड़ी, और न बड़ो कहाय । 
नाक रहै पत लोकमें, नाक गये पत जाय॥ 
प्रथम वदनपर देखिए, नाक नवरू आकार। 
सुन्दर महा सुहावनी, मोहित लोक अपार | 
सुख बिलसे संसारका, सो सब मुझ परसाद | 
नाना वृक्ष सुगन्धिको, नाक करे आस्वाद॥ 


कानका उत्तर-- 
कान कहै, री नाक, सुन, तु कहा करे गुमान। 
जो आकर आगे चले, तो नहिं भूप समान॥ 
नाक सुरनि पानी झरे, बहे इलेषम अपार। 
गूँधनि करि पूरित रहै. लाजे नहीं गँवार ॥ 
तेरी छीक सुनै जिते, करे न उत्तम काज। 
मूदे तुह दुर्गन्ध में, तक न आबे लाज॥। 
वृषभऊँ नारी निरख, और जीव जग माँहि | 
जित तित तोको छेदिये, ततोऊ लजानो नाहि।। 
र्( < ८ 
कानन कुण्डल झलकता, मणि मुक्ताफल सार । 
जगमग जगमग द्व रहै, देखे सब संसार ॥ 
सातों सुरको गाइबो, अद्भुत सुखभय स्वाद। 
इन कानन कर परखिये, मोठे-मीठे नाद॥ 
कानन सरभर को करे, कान बड़े सरदार। 
छहों द्रव्य के गुण सुत्ते, जानें सबद-विचार ॥ 


मधुबिन्दुकचो पाई--भी कविका एक सरस आध्यात्मिक रूपक काव्य है । 
इस काव्यमे बताया है कि एक पुरुष वनमे जाते हुए रास्ता भूलकर इधर- 
उधर भटकने लगा | जिस अरण्यमे वह पहुँच गया था वह अरण्य अत्यन्त 
भयंकर था | उसमे सिह और मदोन्‍्मत्त गजोकी गर्जनाएँ सुनाई पड़ रही थीं । 
वह भयाक्रान्त होकर इधर-उघर छिपनेका प्रयास करने लगा। इतनेमे एक 
पागल हाथी उसे पकड़नेके लिए दौड़ा । हाथीको अपनी ओर आते हुए देखकर 
वह व्यक्ति भागा । वह्‌ जितनी तेजीसे भागता जाता था, हाथी भी उत्तनी ही 
तेजीसे उसका पीछा कर रहा था। जब उसने इस प्रकार जान बचते न देखी, 
तो वह एक वृक्षको शाखासे छटक गया। उस वृक्षकी शाखाके नीचे एक बड़ा 
अन्धकूप था तथा उसके ऊपर एक मधुमक्खीका छत्ता लगा हुआ था। हाथी 


२७० : तीर्थंभर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


भी दौड़ता हुआ उसके पास आया | पर शाखासे लटक जानेके कारण वह उस 
पेड़के तनेको सूड़से पकड़कर हिलाने लगा। वृक्षके हिलनेसे मधुछत्तेसे एक- 
एक बूंद मधु गिरने लगा और वह पुरुष उस मधुका आस्वादन कर अपनेको 
सुखी समझने लगा | 

नीचेके अन्धकृपमें चारों किनारेपर चार अजगर मुँह फंलाये बेठे थे तथा 
जिस शाखाको वह पकड़े हुए था, उसे काले ओर सफेद रंगके दो चूहे काट रहे 
थे । उस व्यक्तिकी बुरी अवस्था थी । पागल हाथी वृक्षको उखाड़कर उसे मार 
डालना चाहता था तथा हाथीसे बच जानेपर चहे उसकी डालको काट रहे 
थे, जिससे वह अन्धकृपमे गिरकर अजगरोंका भक्ष्य बनने जा रहा था । उसकी 
इस दयनोय अवस्थाको आकाशमार्गंसे जाते हुए विद्याधर-दम्पतिने देखा। 
स्त्री अपने पतिसे कहने लगी--स्वामिन्‌ इस पुरुषका जल्द उद्धार कीजिए । 
यह जल्दो ही अन्धकृपमे गिरकर अजगराका शिकार होना चाहता है। आप 
दयालु है। अतः अब विलम्ब करना अनुचित है। इसे विमानमे बेठाकर इस 
दुःखस छुटकारा दिला देना हमारा परम कत्तंव्य है ।'' 


स्‍त्रीके अनु रोधसे वह विद्याधर वहाँ आया ओर उससे कहने लगा--'आओ, 
मे तुम्हारा हाथ पकड लता हूँ | विश्वास करो, मैं तुम्हे विमान द्वारा सुरक्षित 
स्थानपर पहुँचा दूँगा ।” वह पुरुष बोला--“मिन्र आप बड़े उपकारो हैं। 
कृपया थोड़ी देर रुके रहें। अबकी बार गिरने वाली मधुबूँदको खाकर मै 
आता हूँ ।” विद्याधरने बहुत देर तक प्रतीक्षा करनेके बाद पुन: कहा--भाई, 
निकलना है, तो निकलो, विलम्ब करनेसे तुम्हारे प्राण नहीं बच सकेंगे । 
जल्दी करो ।” 
पुरुष--महाभाग | इस मधुबूँदमे अपूर्द स्वाद है । में निकलता हूँ, अबकी 
बूँद और चाट लेने दोजिये। बेचारे विद्याधरने कुछ समय तक प्रत्तोक्षा करनेके 
उपरान्त पुनः कहा-- क्या भाई ! तुम्हे इससे छुटकारा पाना नही है ? जल्दी 
आओ, अब मुझ देरी हो रही है। वह लोभी पुरुष बार-बार उसी प्रकार बूंद और 
चाट लेने दो, उत्तर देता रहा । अब निराश होकर विद्याघधर चला गया और 
कुछ समय पदचात्‌ शाखाके कट जानेपर वह उस अन्धकृपमे गिर पडा तथा 
एक किनारेके अजगरका शिकार हुआ । 
इस रूपकको स्पष्ट करते हुए कविने लिखा है-- 
यह ससार महा वन जान । तामहि भयश्रम कूप समान॥ 
गज जिम काल फिरत निशदीस । तिहँ पकरन कहेुँ विस्वावीस ॥ 
बटकी जटा लटकि जो रहो। सो आयुर्दा जिनवर कही।। 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २७१ 


तिहँ जर काठत म्‌सा दोय | दिन अरु रेन रूखहु तुम सोय ॥ 

माँवी चुंटित ताहि शरीर। सो बहु रोगादिककी पीर ॥ 

अजगर पर्‌यो कृपके बीच | सो निगोद सबतें गत्ति बीच ॥ 
इस प्रकार इस रूपक द्वारा कविने विषय-सुखकी सारहीनताका उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। भेया भगवत्तीदासको पुण्यपच्चीसिका, अक्षरबत्तीसिका 
शिक्षाबली, गुणमजरी, अनांदिबत्तीसका, मनबत्तोसी, स्वप्नबत्तोसी, वैराग्य- 
पंचाशिका और आश्चयंचतुदंशी आदि रचनाएँ काव्यकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं । 


महाकवि भूधरदास 


हिन्दी भाषाके जेन-कवियोंमे महाकवि भूधरदासका नाम उल्लेखनीय है। 
कवि आगरानिवासी था और इसको जाति खण्डेलवाल थी। इससे अधिक 
इनका परिचय प्राप्त नहीं होता है। इनकी रचनाओंके अवलोकनसे यह अवश्य 
ज्ञात होता है कि कवि श्रद्धाल और धर्मात्मा था। कबिता करनेका अच्छा 
अभ्यास था । कविके कुछ मित्र थे, जो कविसे ऐसे सावंजनीन साहित्यका निर्माण 
कराना चाहते थे, जिसका अध्ययन कर साधारण जन भी आत्मसाधना और 
आचार-तत्त्वको प्राप्त कर सके । उन्हीं दिनों आगरामें जयसिहसवाई सूबा 
और हाकीम गुलाबचन्द वहाँ आये। शाह हरिसिंहके वंशमे जो धर्मानुरागी 
मनुष्य थे उनकी बार-बार प्रेरणासे कविके प्रमादका अन्त हो गया और कविने 
विक्रम सं० १७८१में पौष कृष्णा त्रयोदशीके दिन अपना 'शतक' नामक ग्रन्थ 
रचकर समाप्त किया । 

कविके हृदयमे आत्मकल्याणकी तरंग उठती थी ओर विलीन हो जाती 
थी, पर वह कुछ नही कर पाता था। अध्यात्मगोष्ठीमें जाना और चर्चा करना 
नित्यका काम था | एक-दिन कवि अपने मित्रोके साथ बेठा हुआ था कि वहाँसे 
एक वृद्ध पुरुष निकला, जिसका शरीर थक चुका था, दृष्टि कमजोर हो गई 
थी, लाठीके सहारे चला जा रहा था। उसका सारा शरीर काँप रहा था| 
मुँहपि कभी-कभी छार भी टपकत्ती थी | वह छाठीके सहारे स्थिर होकर चलना 
चाहता था, पर वहसे दस-पाँच कदम ही आगे चल पाया था कि संयोगसे 
उसकी लाठी टूट गई | पासमें स्थित लोगोंने उसे खड़ा किया और दूसरा लाठी 
का सहारा देकर उसे घर पहुँचाया | वृद्धको इस अवस्थासे कवि भूधरदासका 
मन विचलित हो गया" और उनके मुखसे निम्नलिखित पद्य निकल पड़ा-- 


१. भआगरे मैं बालबृद्धि भूधर खंडेलबाल, बालकके ख्याल सौ कवित्त कर जाने है । 
ऐसे ही करत भयो जेसिह सवाई सूबा, हाकिम गुलाबचन्द आये तिहि थाने है । 





२७२ : तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आया रे बुढ़ापा मानी, सुधि-बुधि बिसरानी |! 
श्रवनकी शक्ति घटी, चाल चले अटपटी, 
देह लटी भूख घटी, लोचन झरत पानो ॥श॥ 
दाँतनकी पंक्ति टूटो, हाड़नकी सन्धि छुटी, 
कायाकी नगरी लूटी, जात नहिं पहिचानी ॥२॥ 
बालोंने वरन फेरा, रोगने शरीर घेरा, 
पुत्रहू न आवे नेरा, औरोंकी कहा कहानी ॥३॥। 
'भूधर' समुझि अब, स्वहित करोगे कब ? 
यह गति हे है जब, तब पछतैहै प्रानी ॥॥४॥ 


पदके अन्तिम चरणको कविने कई बार पढ़ा और अनुभव किया कि वुद्धा- 
वस्थामे हम सबकी ऐसी ही हालत्त होती है। अत्तः आत्मोत्थानकी ओर 
प्रवृत्त होना चाहिए । इस प्रकार कवि भूषरदासका व्यक्तित्व सांसारिकतासे 
परे आत्मोन्मुखी है । 

इनकी रचनाओंसे इनका समय वि« सं० की १८वीं शती (१७८१) सिद्ध 
होता है । 
रचनाएँ 


महाकवि भूधरदासने पाव्वंपुराण, जिनशतक और पद-साहित्यकी रचना 
कर हिन्दी-सा हित्यको समुद्ध बनाया है। इनकी कविता उच्च-कोटिकी होती है । 


१. पार्ईर्यपुराण--यह एक महाकाव्य है। इसकी कथा बड़ी ही रोचक और 
आत्मपोषक है । किस प्रकार वेरकी परम्परा प्राणियोंके अनेक जन्म जन्मान्तरों 
तक चलती रहती है, यह इसमे बड़ी ही खूबीके साथ बतलाया गया है । पाश्व॑- 
नाथ तीर्थंकर होनेके नौ भव पूव॑ पोदनपुर नगरके राजा अरबिन्दके मन्‍्त्री 
विश्वभूत्तिके पुत्र थे। उस समय इनका नाम मरुभूति और इनके भाईका नाम 
कमठ था। विष्वभूत्तिके दीक्षा लेनेके अनन्तर दोनों भाई राजाके मन्त्री हुए 
ओर जब राजा अरविन्दने बज्ञकीत्तिपर चढ़ाई की, तो कुमार मरुभूति इनके 
साथ युद्धक्षेत्रमे आया । कमठने राजघानीमें अनेक तपद्रव मचाये और अपने 


हरीसिंह शाहके सुवंश धर्मरागी नर, तिनके कहे सौं जोरि कीनी एक ठाने हैं । 
फिरि-फिरि प्रेरे मेरे आलूसकों अन्त भयो, उनकी सहाय यह ॒मेरो मन माने है । 
सतरहसे, इक्यासिया, पोह पाख तमलीन । 
तिथि तेरस रविवारको, सतक समापत कीन ।) 
--जिनशतकप्रशस्ति 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २७३ 
१८ 


छोटे भाईकी पत्नीके साथ दुराचार किया। जब राज। ब्त्रुको परास्त कर राज- 
धानीमें आया, तो कमठके कुकृत्यकी बात सुनकर उसे बड़ा दुःख हुआ | कमठका 
काला मुँह कर गदहेपर चढ़ा सारे नगरमें घुमाया और नगरकी सीमासे बाहर 
कर दिया । आत्म-प्रताड़नासे पोडित कमठ भूताचल पव॑त्तपर जाकर तपस्वियों- 
के साथ रहने लगा। मरुभूति कमठके इस समाचारको प्राप्त कर भूताचछकूपर 
गया और वहाँ दुष्ट कमठने उसको हत्या कर दी। इसके बाद कविने आठ 
जन्मोंकी कथा अंकित की है। नवें जन्ममे काशोके विश्वसेन राजाके यहाँ पाश्वे- 
नाथका जन्म होता है। पाश्वं आजन्म ब्रह्मचारी रहकर आत्मसाधना करते 
हैं। वे तीर्थंकर बन जाते हैं। कमठका जीव उन्तको तपस्यामे विध्न करता है; 
पर पाइवनाथ अपनी साधनासे विचलित नही होते। केवलज्ञान प्राप्त होने- 
पर वे प्राणियोंको धर्मोपदेश देते हैँ और अन्तमें सम्मेदाचलसे निर्वाण प्राप्त 
करते हैं । 
नायक पाहवेनाथका जीवन अपने समयके समाजका प्रतिनिधित्व करता 
हुआ लोक-मगलकी रक्षाके लिए बद्धपरिकर है। कविने कथामे क्रमबद्धताका 
पूरा निर्वाह किया है। मानवता और युगभावनाका प्राधान्य सत्र है, पर 
स्थिति-निर्माणमे पूर्वके नौ भवोंकी कथा जोड़कर कविने पूरी सफलता प्राप्त की 
है। जीवनका इत्तना सर्वागीण और स्वस्थ विवेचन एकाघ महाकाव्यमें हो 
मिलेगा । इसमें एक व्यक्तिका जीवन अनेक अवस्थाओं और व्यक्तियोंके बीच 
अंकित हुआ है। अत इसमे मानवके रागद्वेषोंकी क्रीड़ाके लिए विस्तुत्त क्षेत्र है । 
मनुष्यका ममत्व अपने परिवारके साथ कितना अधिक रहता है, यह पाइव॑- 
नाथके जीव मरुभूतिके चरित्रसे स्पष्ट है। 
वस्तुव्यापार-वर्णन, घटना-विधान और दृश्य-योजनाओंकी दृष्टिसि भी यह 
काव्य सफल है। कवि जीवनके सत्यको काव्यके माध्यमसे व्यक्त करता हुआ 
कहता है-- 
बालक-काया कूंपल लोय । पत्ररूप - जीवनमें होय।॥। 
पाको पाठ जरा तन करे। कालू-बयारि चलत पर झरे ॥। 
मरन-दिवसको नेम न कोय । यातै कछु सुधि परे न लोय ॥ 
एक नेम यह तो परमान | जन्म धरे सो मरे निदान ॥४॥६५-६७ 
अर्थात्‌ किशोरावस्था कोपलके तुल्य है। इसमे पत्रस्वरूप यौवन अवस्था 
है। पत्तोका पक जाना जरा है। मृत्युरूपी वायु इस पके पत्तेको अपने एक 
हल्के धक्केसे ही गिरा देती है। जब जीवनमें मृत्यु निश्चित है तो हमें अपनी 
महायात्राके लिए पहलेसे तैयारी करनी चाहिए । 


२७४ : तीरथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जीवनका अन्तंदर्शन ज्ञान-दीपके द्वारा ही संभव है, पर,इस ज्ञान-दीपमें 
तपरूपी तैल और स्वात्मानुभवरूपी बत्तोका रहना अनिवाय है। 
ज्ञान-दीप तप-तेल भर, घर शोघधे भ्रम छोर । 
था विधि बिन निकसे नहीं, पेठे पूरव चोर ॥४॥८१ 


कविने इस काव्यकी समाप्ति वि० सं० १७८९ आषाढ़ शुक्ला पंचमीको 
की है ।" 


२ जैन शतक--इस रचनामें १०७ कवित्त, दोहे, सबेये और छप्पय हैं। 
कविने वेराग्य-जीवनके विकासके लिएं इस रचनाका प्रणयन किया है। वृद्धा- 
वस्था, संसारकी असारता, काल सामथ्यं, स्वार्थंपरता, दिगम्बर भुनियोंकी 
तपस्या, आशा-तुष्णाकी नग्नता आदि विषयोंका निरूपण बड़े ही अद्भुत्‌ ढंगसे 
किया है। कावे जिस तथ्यका प्रतिपादन करना चाहता है उसे स्पष्ट और 
निर्भव होकर प्रतिपादित करता है। नीरस और गूढ़ विषयोंका निरूपण भी 
सरस एवं प्रभावोत्पादक शैलीमे किया गया है। कल्पना, भावना और विचारोंका 
समन्वय सन्‍्तुलित रूपमे हुआ है। आत्म-सौन्दयंका दर्शन कर कवि कहता है 
किसंसा रके भोगोंमें लिप्त प्राणी अह॒र्तिश विचार करता रहता है कि जिस प्रकार 
भो संभव हो उस प्रकार मे धन एकत्र कर आनन्द भोगू । मानव नाना प्रकारके 
सुनहले स्वप्न देखता है और विचारता है कि घन प्राप्त होनेपर संसारके समस्त 
अभ्युदयजन्य कार्योको सम्पन्न करूंगा, पर उसकी धनाज॑ंनकी यह अभिलाषा 
मृत्युके कारण अधूरी ही रह जाती है। यथा-- 

चाहत है धन होय किसी विध, तो सब काज करे जिय राजी | 
गेहू चिनाय करू गहना कछु, ब्याहि सुता सुत बाँटिय भाजी ॥ 
र्न्‍्तित यों दिन जाहि चले, जम आतनि अचानक देत्त दगाजी | 
खेलत खेल खिलारि गये, रहि जाइ रूपी शतरंजकी बाजी ॥ 


इस संसारमे मनुष्य आत्मज्ञानसे विभुख होकर शरोरकी सेवा करता है । 
शरीरको स्वच्छ करनेमें अनेक साबुनको बट्टियाँ रगड़ डालता है और अनेक 
तेलकी शीशियाँ खाली कर डालता है। फेशनके अनेक पदार्थोका उपयोग 
शारीरिक सौन्दय॑ं, प्रसाधनमें करता है, प्रतिदिन रगड़-रगड़कर शरीरको साफ 
करता है। इत्र और सेण्टोंका व्यवहार करता है। प्रत्येक इन्द्रियको तृप्तिके 
लिए अनेक प॒दार्थोंका संचय करता है। इस प्रकारसे मानवकी दृष्टि अनात्मिक 
१. संवत्‌ सतरह शतक मैं, ओर नवासी लीय । 

सुदी अषाढ़ तिथि पंचमी, ग्रन्थ समापत कीय ।। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २७५ 


हो रहो है। वहु शरीरको हो सब कुछ समझ गया । कवि भूधरदासने अपने 
अन्तसूमें उसी सत्यका अनुभव कर जगत्‌के मानवोंको सजग करते हुए 
कहा है-- 
मात-पिता-रज-बी रज सौं, उपजी सब सात कुषात्त भरी है। 
माखिनके पर माफिक बाहर, चामके बेठन बेढ धरी है ॥। 
नाहिं तो आय लगे अबहीं, बक वायस जीव बचे न धरी है| 
देह-दशा यह दीखत अत, घिनात नही किन बुद्धि हरी है ॥ 


इस प्रकार कवबिने इस शतकमें अनात्मिक दृष्टिको दूर कर आत्मिक दृष्टि 
स्थापित करनेका प्रयास किया है। 

३ पद साहित्य--महाकवि भूधरदासकी त्तोसरी रचना पद-संग्रह है| इनके 
पदोंको-१ . स्तुतिपरक, २. जीवके अज्ञानावस्थाके कारण परिणाम और विस्तार 
सूचक, ३. आराध्यकी शरणके दुढ़ विश्वास सूचक, ४. अध्यात्मोपदेशी, ५. ससार 
और शरी रसे-विरक्ति उत्पादक, ६ नाम स्मरणके महत्त्व द्योत्तत और ७ मनुष्य- 
त्वके पूर्ण अभिव्यञ्जक इन सात्त वर्गोम विभकक्‍त किया जा सकता है। इन सभी 
प्रकारके पदोंमे शाब्दिक कोमलता, भावोंकी मादकता और कल्पनाओका 
इन्द्रजाल समन्वित रूपमे विद्यमान है। इनके पदोंम राग-विरागका गगा-यमुनी 
संगम होनेपर भी श्वगारिकता नही है । कई पद सूरदासके पदोके समान दृष्टि- 
कूट भी है। “जगत्‌-जन जुआ हार चले” पदमे भाषाकी लाक्षणिकता और 
काव्योक्तियोंकी विदग्धता पूर्णतया समाविष्ट है | “सुनि ठगनी माया । तें सब 
जग ठग खाया” पद कवी रके “माया महा ठगनी हम जानी” पदसे समकक्षता 
रखता है। इसी प्रकार “भगवन्‍्त भजन क्यों भूला रे। यह ससार रंनका 
सुपना, तन धन बारि बबूला रे” पद “भजु मन जोवन नाम सबेरा” कबी रके पदके 
समकक्ष है । “चरखा चलता नाही, चरखा हुआ पुराना” आदि आध्यात्मिक 
पद कबीरके “चरखा चले सुरत विरहिनका” पदके तुल्य है। इस प्रकार 
भूषरदासके पद जीवनमे आस्था, विश्वासकी भावना जागृत करते हैं । 


कवि द्यानतराय 


चानतराय आगरानिवासी थे। इनका जन्म अग्रवालजातिके गोयल 
गोत्रमे हुआ था। इनके पूवंज लालपुरसे आकर यहाँ बस गये थे । इनके पित्ता- 
महका नाम वीरदास और पिताका नाम श्यामदास था । इनका जन्म बि० स॒० 
१७३ ३में हुआ ओर विवाह वि० स० १७४८में | उस समय आगरासे सान- 
सिहजीकी घमंशेली थी । कवि द्यानतरायने उनसे छाभ उठाया। 


२७६ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


कविको पंडित बिहारीदास और पण्डित मानसिहके धर्मोपदेशसे जेनधमंके 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। इन्होंने सं० १७७७में श्रीसम्मेदशिखरकी यात्राकी 
थो। इनका महान ग्रन्थ 'धर्ंविलासके' नामसे प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थमे ३३३ पद, 
अनेक पूजाएँ एवं ४५ विषयोंपर फुटकर कविताएँ संग्रहीत है। ;कविने 
इनका संकलन स्वयं वि० स० १७४०में किया है। काव्य-विधाकी दृष्टिसे 
दयानत्त-विलासकी रचक्षननाओंको निम्नलिखित्त वर्गोमें विभक्‍त किया जा 
सकता है-- 


१. पद 
२. पूजापाठ-भक्ति स्तोत्र ओर पूजाएँ । 
३. रूपक काव्य 


४. प्रकीणंक काव्य 

पद--इनके पद-साहित्यको, १. बधाई, २ स्तवन, रे. आत्म-समपंण 
४. आश्वासन, ५. परत्ववोधक, ६. सहज समाधिकी आकांक्षा इन षट्‌ श्रेणियोमें 
विभकत किया जा सकता है | बधाई सूचक पदोंमें तीर्थकर ऋषभनाथके जन्म्‌- 
समयका आनन्द व्यक्त किया है | प्रसगवश प्रभुके नख-शिखका वर्णन भी किया 
गया है। अपने इष्टदेवके जन्म-समयका वात्तावरण और उस कालकी समस्त 
परिस्थितियोका स्मरण कर कवि आनन्दविभोर हो जाता है और हर्षोन्मत्त 
हो गा उठता है-- 


माई आज आनन्द या नगरी ॥टेका। 
गजगमनी, शशिवदनी त्तरुनी, मंगल गावति है सगरी ॥माई०॥ 
नाभिराय घर पुत्र भयो है, किये है अजाचक जाचक री ॥माई०॥ 
द्यानत'ः धन्य कूुख मरुदेवी, सुर सेवत जाके पग री ॥माईण॥। 


कविके पदोंकी प्रमुख विशेषता यह है कि तथ्योका विवेचन दार्शनिक 
शेलीमे न कर काव्यशलीमें किया गया है। “रे मन भजभज दीन दयाल, 
जाके नाम लेत इक खिनमें, कट कोटि अधजाल” जैसे पदों द्वारा नामस्मरणके 
महत्त्वको प्रतिपादित किया है । 


प्रकोणंक काव्य--प्रकोणंक-काव्यमें उपदेशशतक, दानबावनी, व्यव- 
हारपच्चीसी, पूर्णपंचाशिका आदि प्रधान हैं। उपदेशशत्तकमें १२१ पद्म 
हैं । कविने आत्मसौन्दयंका अनुभव कर उसे संसारके समक्ष इस रूपमें उपस्थित 
किया है, जिससे वास्तविक आल्तरिक सौन्दयेका परिज्ञान सहजमें हो जाता है। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २७७ 


यह कृति मानव-हृदयकों स्वाथ्थं-सम्बन्धोंकी संकीणंतासे ऊपर उठाकर लोक 
कल्याणकी भावभूमिपर ले जाती है, जिससे मनीविका रोंका परिष्कर हो जाता 
है। कबिने आरभमें इष्टदेवको नमस्कार करनेके उपरान्त भक्ति एवं स्तुतिकी 
आवधष्यकता, भिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी महिमा, गृहवासका दुःख, इन्द्रियोंकी 
दासता, नरक-निगोदके दुःख, पुण्यपापकी महत्ता, घमंकी उपादेयता, ज्ञानी- 
अज्ञानीका चिन्तन, आत्मानुभूतिकी विशेषता, शुद्ध आत्मस्वरूप एवं नवतसत्त्व- 
स्वरूप आदिका सुन्दर विवेचन क्रिया है। भवसागरसे पार होनेका कविने 
कितना सुन्दर उपाय बताया है-- 


सोचत जात सबे दिन-रात, कछू न बसात कहा करिये जी । 
सोच निवार निजातम धारहु, राग-विरोध सबे हरिये जी॥ 
यो कहिये जु कहा लहिये, सु वहै कहिये करुना धरिये जो। 
पावत मोख मिटावत्त दोष, सु यों भवसागर कौ तरिये जी ॥। 


कबिने इसी ग्रन्थमें समताका महत्त्व बतलाते हुए कितने सुन्दर रूपमे कहा 
है-- समदृष्टि आत्मरूपका अनुभव करता है। उसे अपने अन्तस्‌की छवि मुग्ध 
और अतुलनीय प्रत्तीत होती है। अत' वह आध्यात्मिक समरसत्ताका आस्वादन 
कर निश्चिन्त हो जात्ता है । कविने कहा है-- 


काहैको सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न ऐहै। 
पूरव॒ कर्म सुभासुभ संचित, सो निहचय अपनो रस दैहै॥ 
ताहि निवारनकों बलबन्त, तिहूँ जगमाहि न कोउ लसे हैं । 
ताते हि सोच त्तजौ समता गहि, ज्यौं सुख होइ जिनंद कहै हैं | 


धमंविलछास" या द्यानतविछासके अतिरिक्त कविके अन्य दो ग्रन्थ ओर पाये 
जाते हैं। आगमविलास तथा भेद-विज्ञान या आत्मानुभव | आगमविलासमे 
कविकी ४६ रचनाएँ सकलित हैं । उनका संकलन उनकी मृत्युके पश्चात्‌ पं० 
जगतराय द्वारा किया गया है| कहा जाता है कि द्यानतरायकी मृत्युके पश्चात्‌ 
उनकी रचनाओको उनके पुत्र छालजीने आलमगंजवासी किसी क्षाझ् नामक 
व्यक्तिको दे दिया। पंडित जगतरायने वे रचनाएँ नष्ट न हो जाये, इस आशयसे 
उन्हें एक गुटकेमें* संगृहीत कर दिया है-- 


१. यह ग्रन्थ जैन रत्नाकर कार्यालय बम्बई हारा फरवरी १९१४ में प्रकाशित । 


२७८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आगमविलासके प्रारम्भमें १५२ सवेया-छन्दोंमें सैद्धान्तिक विषयोंको चर्चा 
है । अतः सेद्धान्तिक विषयोंकी प्रधानताके कारण ही इस रचनाका नाम आगम- 
बिलास रखा गया है | 


मेदविज्ञान या आत्मानुभव यह कविकी एक अन्य रचना है। कबिने 
इसमें जीवद्रव्य और पुद्गलादि द्र॒व्योंका विवेचन किया है | कविका विश्वास है 
कि आत्मतत्त्वरूपी चिन्तामणिके प्राप्त होते ही समस्त इच्छाएँ पूर्ण हो जात्ती 
हैं । आत्मतत्त्वके उपलब्ध होते ही विषयरस नीरस प्रतीत होने लगते हैं । 


में एक शुद्ध ज्ञानी, निर्मल सुभाव ज्ञाता, 
दुग ज्ञान चरन धारी, थिर चेतना हमारी । 
हि >< >< र् 
अब चिदानन्द प्यारा, हम आपमें निहारा ॥ 


कवि धामिक प्रवृत्तिका लेखक है; पर व्यवहार और काव्यतत्त्वोंकी कमी 
नही आने पाई है । ससारकी सजीवताका चित्रण करते हुए लिखा है-- 


रूजगार बने नाहि धनतों न घर माहि 
खानेकी फिकर बहु नारि चाहै गहना। 
देनेवाले फिरि जाँहि मिले तो उधार नाहि 
साझी मिले चोर धन आवें नाहि लहना। 
कोऊ पूत्त ज्वारी भयो, घर माहि सुत थयो, 
एक पूत्र मरि गयो ताको दुःख सहना। 
पुत्री वर जोग भई ब्याही सुता जम लई, 
एते दुःख सुख जाने तिसे कहा कहना ।। 
१. द्यानतका सुत लालजी, चिट्ठे ल्याओ पास । 
सो ले झाझूको दिए, आलमगंज . सुवास ॥१३॥ 
तासे पुूले सकल ही, चिट्ठे लिये मेंगाय । 
मोती कटले मेल है, जगतराय सुख पाय ॥१४॥ 
तब मन माँहि विचार, पोधी किन्ही एक ठी। 
जोरि पढे नर नारि, धर्म ध्यानमें थिर रहे ॥१५॥ 
संवतत सतरह सै चौरासी, माघ सुदी चतुर्दशी मासी । 
तब यह लिखत समापत कीन्ही, मैनपुरीके माहि नवीनी ॥१६॥ 


आचायतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २७९ 


किशनसिंद 


यह रामपुरके निवासी संगही कल्याणके पौत्र तथा आनन्दसिहके पुत्र थे । 
इनकी खण्डेलवाल जैन जाति थी और पाटनी गोत्र था। यह रामपुर छोडकर 
साँगानेर आकर रहने लगे थे । इन्होंने सवत्‌ १७८४में क्रियाकोश नामक छन्‍्दो- 
बद्ध प्रन्थ रचा था, जिसकी इलोकसख्या २९०० है। इसके अलावा भद्रबाहु- 
चरित सवत्‌ १७८५ और सात्रिभोजन त्यागन्नतकथा स० १७७३ में छन्‍्दोबद्ध 
लिखे हैं । इनकी कविता साधारण कोटिकी है । नमूना निम्न प्रकार है-- 
माथुर वसंतराय बोहराको परधान, 
संगही कल्याणदास पाटणी बखानिये। 
रामपुर वास जाको सुत्त सुखदेव सुधी, 
ताको सुत किस्नसिह कविनाम जानिये।॥ 
तिहि निसि भोजन त्यजन ब्नत कथा सुनी, 
तांकी कीनी चौपई सुआगम प्रमाणिये। 
भूलि चुकि अक्षर धर जो वाको बुधजन, 
सोधि पढ़ि वोनती हमारी मनि आनिये॥ 
कवि खड्गसेन 
यह लाहोर-निवासी थे | इनके पिताका नाम लूणराज था। कविके पूवंज 
पहले नारनोलमे रहा करते थे | यहीसे आकर लाहौरमे रहने लगे थे । इन्होने 
नारनोलमें भी चतुभुंज वेरागीके पास अनेक ग्रन्थोंका अध्ययन किया था। 
इन्होने सबत्‌ १७१३ में त्रिलोकदपपंणकी रचना सम्पूर्ण की थी। कविता 
साधारण ही है | उदाह रणाथे-- 
बागड देश महा विसतार, नारनोल तहाँ नगर निवास। 
तहाँ कोम छत्तीसों बसें, अपणें करमतणां रस लसे ॥ 
श्रावक बसे परम गृणवन्त, नाम पापडीवाल वसन्‍्त। 
सब भाई में परमित लिये, मानू साह परमगण किये। 
जिसके दो पुत्र गुणश्वास, लूणाज ठाकुरीदास। 
ठाकुरसीके सुत हैं त्तीन, तिनकी जाणों परम प्रवीन। 
बड़ो पुत्र घनपाल प्रमाण, सोहिलदास महासुख जाण | 


मनोहरलाल या मनोहरदास 
यह कवि घामपुरके निवासी थे। आसू साहके यहाँ इनका आश्रय था। 
२८० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सेठके सम्बन्धमें इन्होंने मनोरंजक घटना लिखो है। सेठकी दरिद्वताके कारण 
वह बनारससे अयोध्या चले गये, किन्तु वहकि सेठने सम्मान ओर प्रचुर 
सम्पत्तिके साथ वापस लोटा दिया। कविने होरामणिके उपदेश एवं आगरा 
निवासी सालिवाहण, हिसारके जगदत्त मिश्र तथा उसी नगरके रहनेवाले गग- 
राजके अनुरोधसे “धममंपरोक्षा' नामक ग्रन्थकी रचना सवत्त्‌ १७७५ में की है। 
यह रचना कहीं-कही बहुत सुन्दर है। इस ग्रन्थका परिमाण २३००० पद्च है| 
कविने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है :-- 
कविता मनोहर खडेलवाल सोनी जाति, 
मूलसंघी मूल जाकौ साग्ानेर वास है। 
कमंके उदय तें धामपुर में वसन भयो, 
सबसों मिलाप पुनि सज्जनको दास है। 
व्याकरण छद अलूकार कछु पढ्यो नाहि, 
भाषामे निपुन तुच्छ बुद्धिका प्रकास है। 
बाईं दाहिनो कछू समझे सतोष लीयै, 
जिनकी दुहाई जाके जिन ही की आस है। 


नथमल विलाला 

नथमलर विलाला आगराके रहनेवाले थे। इन्होने वि०ण्स० १८२७ मे 
'वरागवरितभाषा'की रचना करनेवाले अटेरनिवासी पाण्डेय लालचन्द्रको 
सहायता प्रदान की थी ।१* नथमलके पित्ताका नाम शोभाचन्द्र था और गोत्र 
विलाला, ये प्रतिभाशाली कवि थे । इनको रचनाएँ निम्न लिखित हैं :-- 

१. सिद्धान्तसारदीपक (वि० सं० १८२४) 

२. जिनगृणविल्ास 

३. नागकुमारचरित (वि० स० १८३४) 

४, जीवंधरचरित (वि० स० १८३५) 

५ जम्बूस्वामीचरित 


पंडित दोलतराम कासलीवाल 
प० दौलतरामजी कासलोवालका जन्म वि० स० १७४५में बसवा ग्राममें 





१. नन्दन सोभाचन्दकों नथप्नल अति गुनवान। ग़ोत विलाला ग़गनमे उद्यो चंद समान ॥। 
नगर आगरो तज रहै, ही रापुरमें आय । करत देखि इस ग्रंथ कौ कीनो अधिक सहाय ।। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २८१ 


हुआ था | इनके पित्ताका चाम आनन्दराम था । जात्ति खण्डेलवाल और गोत्र 
कासलोवाल था | जयपुरके महाराजसे इनका विशेष परिचय था । ये उदयपुर 
राज्यमें जयपुरके वकील बनकर गये थे और वहाँ ३० वर्षों तक रहे | संस्कृत- 
के अच्छे 'ज्ञाता थे। हिन्दी-गद्यसाहित्यके क्षेत्रमें सबसे पहली रचना इन्हीं 
दौलतरामकी उपलब्ध है । 
ये दोलतराम पं० टोडरमल, रायमल आदिके समकालीन थे | संस्कृत, 
हिन्दी ओर अपभ्र श इन तोनों ही भाषाओंके विद्वात्‌ थे। इनका समय विक्रम 
को १८वीं शतीका अतिम भाग और १०वीं शतोका पूर्बाद्ध है। इन्होने निम्न- 
लिखित रचनाएं लिखो हैं-- 
१. पुण्यास्ववचनिका (वि० स० १७७७), २ क्रियाकोषभाषा (वि० १७९५) 
३. आदिपुराणवचनिका (स० १८२४), ४. हरिवशपुराण (स० १८२०), ५. 
परमात्मप्रकाशवचनिका, ६. श्रीपालचरित (सं० १८२२), ७ अध्यात्मवा राखड़ो 
(वि० स० १७९८), < वसुनन्दीक्रावकाचार टब्बा (वि० स० १८१८), ९. 
पदमपुराणवचनिका (स० १८२३), १०. विवेकविछास (वि० स० १८२७), 
११. तत्त्वाथंसूत्रभाषा, १२. चौबीसदण्डक, १३, सिद्धपूजा, १9 आत्मबत्तोसी, 
१५. सारसमुच्चय, १६. जीवधरचरित (वि० सं० १८०५), १७. पुरुषार्थ सिद्धधुपाय 
जो पं० टोडरमल पूर्ण नहीं कर पाये थे । 
कविने पदमपुराणवचनिकामें अपना परिचय देते हुए लिखा है कि राय- 
मल्ल साधर्मी भाईकी प्र रणासे इस ग्रल्थकी वचनिका लिखी जा रही है। 
लिखा है-- 
जम्बूद्वीप सदा शुभ थान । भरत क्षेत्र त्ता माहि प्रमाण ॥ 
उसमे आरजखंड पुनीत | वसे त्ताहि में छोक विन्तीत ॥१॥ 
तिनके मध्य ढुढार जु देश | निवसे जेनी लछोक विशेष ॥ 
नगर सवाई जयपुर “महा | तासकी उपमा जाय न कहा ॥र।॥। 
राज्य करे माधव नृप जहां | कामदार जैनी जन तहां॥ 
ठौर-ठौर जिनमदिर बने | पूजे तिनकूं भविजन घने ॥३॥ 
बसें महाजन नाना जाति ।सेवे निजमारग बहु न्याति॥ 
रायमल्ल साधर्मी एक | जाके घट में स्वपर-विवेक ॥॥४॥ 
दयावन्त गुणवन्त सुजान | पर-उपकारी परम निधान॥ 
दौलतराम सु ताको मित्र | तासों भाष्यों वचन पवित्र ॥५॥ 
पद्मपुराण महाशुभ ग्रन्थ | तामें लोकशिखरको पन्‍थ॥। 
भाषारूप होय जो येह । बहुजन बांच करें अति नेह ॥६॥ 


२८२ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचारयं-परम्परा 


ताके वचन हियेमें घार। भाषा कीनी मति अनुसार॥ 

रविषेणाचा रज-कृत सार | जाहि पढ़ें बुधनन गुणघार ॥आ] 

जिनधमिनकी आज्ञा लेय | जिनशासन माहीं चित्त देय ॥ 

आनन्दसुतने भाषा करी। नंदो विरदों अति रस भरी ॥दा। 
हर हि ; 

सम्वत्‌ अष्टादश शत्त जान | ता ऊपर तेईस बखान (१८२३) ॥ 

शुक्ल पक्ष तवमी शनिवार । माघ मास रोहिणी ऋख सार ॥१०॥ 


आचायेकल्प पं० टोडरमल 


महाकवि आशज्ाधरके अनुपम व्यक्तित्वकी तुलना करनेवाला व्यक्तित्व 
आचायंकल्प पं० टोडरमलजीका है। इन्हे प्रकृतिप्रदत्त स्मरणशक्ति और भेधा 
प्राप्त थी । एक प्रकारसे ये स्वयबुद्ध थे। इनका जन्म जयपुरमें हुआ था | 
पिताका नाम जोगीदास और माताका नाम रमा या लक्ष्मी था । इनकी जाति 
खण्डेलवाल और गोत्र गोदीका था। ये शेशवसे ही होनहार थे । गूढ़-से-गूढ़ 
शंकाओका समाधान इनके पास मिलता था। इनकी योग्यता एवं प्रत्तिभाका 
ज्ञान तत्कालीन सधघर्मी भाई रायमल्लने इन्द्रध्वज पूजाके निमन्त्रणपत्रमें जो 
उद्गार प्रकट किये है उनसे स्पष्ट हो जाता है। इन उद््‌गारोको ज्यों-का-त्यो 
दिया जा रहा है-- 


“यहाँ घणां भायां और घणी बायांके व्याकरण व गोम्मटसारजीकी चर्चा 
का ज्ञान पाइए है | सारा ही वि्षे भाईजी टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम 
अलोकिक है, जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्ण लाख श्लोक टीका बणाई, 
ओर पाँच-सात ग्रन्थोंकी टीका बणायवेका उपाय है। न्याय, व्याकरण, गणित, 
छल्द, अलंकारका यदि ज्ञान पाइये है| ऐसे पुरुष महन्त बुद्धिका धारक ईकाल 
विषें होना दुलूभ है । त्ाते यासू मिलें सब सन्देह दूरि होय है। घणी लिखवा 
करि कहा आपमणां हेत्तका वांछीक पुरुष शीघ्र आप यांसू मिलाप करो |” 


इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि टोडरमलजी महान्‌ विद्वान थे। वे स्वभावसे 
बड़े नम्र थे। अहंकार उन्हें छूतक न गया था | इन्हें एक दाशंनिकका 
मस्तिष्क, श्रद्धालुका हृदय, साधुका जीवन ओर सेनिककी दुढ़ता मिली थी। 
इनकी वाणीमें इतना आकर्षण था कि नित्य सहस्रों व्यक्ति इनका शास्त्र- 
प्रवचन सुननेके लिए एकत्र होते थे । गृहस्थ होकर भी गृहस्थीमें अनुरक्त नहीं 
थे। अपनी साधारण आजीविका कर लेनेके बाद ये शास्त्रचिन्सनमें रत रहते 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २८३ 


थे | इनकी प्रतिभा विलक्षण थी | इसका एक प्रमाण यही है कि इन्होंने किसी 
से बिना पढ़े ही कन्नड़ लिपिका अभ्यास कर लिया था | 
अब त्कके उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर इनका जन्म वि० सं० १७९७ है 
और मृत्यु स० १८२४ है। टोडरमलजी आरंभसे ही क्रान्तिकारी ओर धममंके 
स्वच्छ स्वरूपको हृदयंगत करनेवाले थे। इनको शिक्षा-दीक्षाके सम्बन्धमे 
विशेष जानकारी नही है, पर इनके गुरुका नाम वंशीधरजी मेनपुरी बतलाया 
जाता है। वह आगरासे आकर जयपुरमे रहने लगे थे और बालकोको शिक्षा 
देते थे । टोडरमल बाल्यकालसे ही प्रतिभाशाली थे | अतएव गुरुको भी उन्हे 
स्वयंबुद्ध कहना पड़ा था। वि० स० १८११ फाल्गुन शुक्ला पंचमीको १४-१५ 
वर्षकी अवस्थामे अध्यात्मरसिक मुलतानके भाइयोके नाम चिट्टी छिखी थी, 
जो शास्त्रीय चिट्ठी है। राजस्थानके उत्साही विद्वान्‌ पडित्त देवीदास गोधाने 
अपने सिद्धान्तसारसंग्रहवचनिका ग्रन्थमें इनका परिचय देते हुए लिखा है-- 
“सो दिल्ली पढ़िकर बसुवा आय पाछे जयपुरमें थोड़ा दिन टाडरमल्लजी 
महा बुदिमानके पासि शास्त्र सुननेको मिल्या" “ ** 'सो टोडरमलजीके श्रोतता 
विशेष बुद्धिमान दीवान रतनचन्दजी, अजबरायजी, तिलोकचन्दजी पाटणी, 
महारामजी, विशेष चरचावान ओसवाल, क्रियावान उदासोीन तथा तिलोक- 
चन्द सौगाणी, नयनचन्दजी पाटनी इत्यादि टोडरमलजीके श्रोता विशेष बुद्धि- 
मान तिनके आगे शास्त्रका तो व्याख्यान किया ।” 
इस उद्धरणसे टोडरमलूजीकी शास्त्र-प्रवचन शक्ति एवं विद्गता प्रकट 
होती है। आरा सिद्धान्त भवनमें संगृहीत शान्तिनाथपुराणकी प्रशस्तिमे 
टोडरमलरूजीके सम्बन्धमे जो उल्लेख मिलता है उससे उनके साहित्यिक 
व्यक्तित्वपर पूरा प्रकाश पड़ता है। 
वासी श्री जयपुर तनौ, टोडरमल्ल क्रिपाल। 
ता प्रसंग को पाय के, गह्मो सुपंयथ विशाल । 
गोमठसारादिक तने, सिद्धान्तन में सार। 
ग्रवर बोध जिनके उ्दें, महाकवि निरधार। 
फुनि ताके तट दूसरो, राजमल्ल बुधराज। 
जुगल मल्ल जब ये जुरे, और मल्ल किह काज । 
देश ढृढाहुड आदि दे, सम्बोधे बहु देस। 
रचि रचि ग्रन्थ कठिन किये, 'टोडरमल्ल” महेश । 
माता-पिताकी एकमात्र सन्‍्तान होनेके नाते टोडरमल्लजीका बचपन बडे 
लाइ-प्यारमें बीता | बालककी व्युत्पन्नमति देखकर इनके माता-पिताने शिक्षाकी 


२८४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


विशेष व्यवस्था की और वाराणसीसे एक विद्वानकों व्याकरण, दर्शेन आदि 
विषयोंको पढ़ानेके लिए बुलाया । अपने विद्यार्थीकी व्युत्प्नमति और स्मरण 
शक्ति देखकर गुरुजी भी चकित्त थे। टोडरमलरू व्याकरणसत्रोंकों गुरुसे भी 
अधिक स्पष्ट व्याख्या करके सुना देते थे । छः मासमे हो इन्होंने जैनेन्द्र व्या- 
करणको पूर्ण कर लिया | 

अध्ययन समाप्त करनेके पश्चात्‌ इन्हे धनोपाज॑ंनके लिए सिहाणा जाना 
पड़ा । इससे अनुमान ऊूगता है कि इस समय तक इनके पिताका स्वगंवाश्त हो 
चुका था। वहाँ भी टोडरमलजी अपने कार्यके अतिरिक्त पुरा समय शास्त्र- 
स्वाध्यायमे लगाते थे । कुछ समय पश्चात्‌ रायमल्लजी भी शका-समाधानाथ॑ 
सिघाणा पहुँचे और इनकी नैसमभिक प्रतिभा देखकर इन्हे 'गोम्मटसार'का भाषा- 
नुवाद करनेके लिए प्रेरित किया । अल्प समयमे ही इन्होने इसकी भाषाटीका 
समाप्त कर ली । मात्र १८-१९ व्षकी अवस्थामे ही गोम्मटसार, लब्धिसार, 
क्षपणसार एवं त्रिलोकसा रके ६५००० इलोकप्रमाणकी टीका कर इन्होने जन- 
समूहमे विस्मय भर दिया। 


सिधाणासे जयपुर लौटनेपर इनका विवाह सम्पन्न कर दिया गया | कुछ 
समय पश्चात्‌ दो पुत्र उत्पन्त हुए। बड़ेका नाम हरिएचन्द्र और छोटेका नाम 
गुमानीराम था । इस समय नक टोडरमलजीके व्यक्तित्वका प्रभाव सारे समाज 
पर व्याप्त हो चुका था और चारों ओर उनकी विद्वत्ताकी चर्चा होने लगी थी | 
यहाँ उन्होंने समाज-सुधार एवं शिथिलाचारके विरुद्ध अपना अभियान शुरू 
किया । शास्त्रप्रवचन एवं ग्रन्थनिर्माणके माध्यमसे उन्होंने समाजमे नई चेतना 
एवं नई जागृति उत्पन्न की | इनका प्रवचन तेरह॒पन्थी बड़े मन्दिरमे प्रतिदिन 
होता था, जिसमे दीवान रतनचन्द, अजबराय, त्रिलोकचन्द महाराज जेसे 
विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित होते थे । सारे देशमें उनके शास्त्रप्रवचनकी धूम थी। 

टोडरमलका जादू जेसा प्रभाव कुछ व्यक्तियोके लिए असह्य हो गया । वे 
उनकी कीत्तिसे जलने लगे और इस प्रकार उनके विनाशके लिए नित्य प्रत्ति 
षड्यन्त्र किया जाने लगा। अन्तमें वह षड्यन्त्र सफल हुआ और युवावस्थामें 
यौवनकी कीत्ति अन्तिम चरणमें पहुँचने वाली थी कि उन्हे मृत्युका सामना 
करना पड़ा। सं० १८२४में इन्हें आततायियोंका शिकार होना पड़ा और हँसते- 
हँसते इन्होंने मृत्युका आलिगन किया | 
रचनाएँ 

टोडरमलजीकी कुल ११ रचनाएं हैं, जिनमें सात टीकाग्रन्थ और चार 
मौलिक ग्रन्थ हैं | मोलिक ग्रन्थोंमें १. मोक्षमागंप्रकाशक २ आध्यात्मिक पत्र, ३. 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २८५ 


अर्थ॑संदृष्टि और ४. गोम्मटसारपूजा परिगणित्त हैं | टीकाग्रन्थ निम्न लिखित हैं:-- 

१, गोम्मटसार (जीवकाण्ड)--सम्यग्शानचन्द्रिका | यह सं० १८१५फमें पूर्ण 
हुई । 

३. भोम्मटसार (कमंकाण्ड)--. ,, हे 

३. लब्धिसार-- » » टीका सं० १८१८४में पूर्ण हुई । 

४. क्षपणासार--वचनिका सरस है। 

५ त्रिकोकसार--इस टीकामें गणितकी अनेक उपयोगी और विद्वत्तापूर्ण 
चर्चाएँ की गई हैं । 

६ आत्मानुशासन--यह आध्यात्मिक सरस संस्कृत्त-ग्रन्थ है। इसको वचनिका 
संस्कृत-टीकाके आधारपर है। 

७ पुरुषार्थंसिद्ध्युपाय--इस ग्रन्थकी टीका अधूरी ही रह गई है । 


सौलिक रचनाएँ 


१. अर्थ॑संदृष्टि, २. आध्यात्मिक पत्र, ३. गोम्मटसारपुजा और ४. मोक्षमार्ग- 
प्रकाशक | 


इन समस्त रचनाओंमें मोक्षमार्गंप्रकाशक सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। यह ९ 
अध्यायोंमें विभक्त है और इसमें जेनागमका सार निबद्ध है। इस ग्रन्थके स्वा- 
ध्यायसे आगमका सम्यश्ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस ग्रन्थके प्रथम 
अधिका रमें उत्तम सुख प्राप्तिके लिए परम इष्टअहंन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय 
एवं साधुका स्वरूप विस्तारसे बतलाया गया है। पंचपरमेष्ठीका स्वरूप समझने- 
के लिए यह अधिकार उपादेय है। द्वितीय अधिकारमें संसारावस्थाका स्वरूप 
वर्णित है। कमंबन्धनका निदान, कमोके अनादिपनकी सिद्धि, जीव-कर्मोकी भिन्नता 
एवं कथंचित्‌ अभिन्नता, योगसे होनेवाले प्रक्ृति-प्रदेशबन्ध, कषायसे होनेवाले 
स्थिति ओर अनुभाग बन्ध, कर्मोके फलदानमें निमित्त-नेैमित्तिकसम्बन्ध, द्रव्य- 
कम ओर भावकमंका स्वरूप, जीवकी अवस्था आदिका वर्णन है| 


तृत्तीय अधिका रमें संसार-दुःख त्तथा मोक्षसुखका निरूपण किया गया है। 
दुः:खोंका मूल कारण मिथ्यात्व और मोहजनित विषयाभिलाषा है। इसीसे 
चारो गतियोंमें दुःखकी प्राप्ति होती है । चौथे अधिकारमें मिथ्यादर्शन, भिथ्या 
ज्ञान और मिथ्याचारित्रका निरूपण किया गया है। इृष्ट-अनिष्टकी मिथ्या 
कल्पना राग-द्वेषको प्रवुत्तिके कारण होती है; जो इस प्रवुत्तिका त्याग करता है 
उसे सुखको प्राप्ति होती है । 


पचम अधिकारमें विविधमत-समीक्षा है। इस अध्यायसे पं० टोडरमलके 


२८६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रकाण्ड पाण्डित्य और उनके विशाल ज्ञानकोशका परिचय प्राप्स होता है। इस 
अध्यायसे यह स्पष्ट है कि सत्यान्वेषी पुरुष विविध मतोंका अध्ययन कर अने- 
कान्तबुद्िके द्वारा सत्य प्राप्त कर लेता है। 


षष्ठ अधिकारमें सत्यतत्त्वविरोधी असत्यायतनोंके स्वरूपका विस्तार 
बतलाया गया है । इसमें यही बत्तलाया गया है कि मुक्तिके पिपासुको मुक्ति- 
बिरोधी तत्त्वोंका कभी सम्पर्क नहीं करता चाहिए। मिथ्यात्वभावके सेवनसे 
सत्यका दर्शन नहीं होता ! 


सप्तम अधिकारमे जैन मिथ्या दृष्टिका विवेचन किया है। जो एकान्त मार्ग- 
का अवलम्बन करता है वह ग्रन्थका रकी दृष्टिमे मिथ्यादृष्टि है। रागादिकका 
घटना निजंराका कारण है और रागादिकका होना बन्धका । जेनाभास, व्यव- 
हाराभासके कथनके पदचात्‌, तत्त्व और ज्ञानका स्वरूप बतलाया गया है। 


अष्टम अधिकारमे आगमके स्वरूपका विश्लेषण किया है। प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोगके स्वरूप ओर विषयका विवेचन 
किया गया है। नवम अधिकारमें मोक्ष मागंका स्वरूप, आत्महित, पुरुषार्थसे 
मोक्षप्राप्ति, सम्यक्त्वके भेद और उसके आठ अंग आदिका कथन आया है। 


इस प्रकार प० टोडरमलने मोक्षमार्गप्रकाशकमे जेनतत्त्वज्ञानेके समस्त 
विषयोंका समावेश किया है। यद्यपि उसका मूल विषय मोक्षमागंका प्रकाशन 
है; किन्तु प्रकारान्तरसे उसमे कम सिद्धान्त, निमित्त-उपादान, स्याद्वाद-अनेकान्त, 
निशचय-व्यवहा र, पुण्य-पाप, देव और पुरुषार्थपर तात्त्विक विवेचना निबद्ध की 
गयी है। 


रहस्यपूर्ण चिद्ठीमे प० टोडरमलने अध्यात्मवादकी ऊँची बातें कही है । 
सर्विकल्पके द्वारा निविकल्पक परिणाम होनेका विधान करते हुए लिखा है-- 


“वही सम्यक्त्वी कदाचित्‌ स्वरूप ध्यान करनेकों उद्यमी होता है, वहाँ 
प्रथम भेदविज्ञान स्वपरका करे, नोकर्म-द्रव्यकर्-भावकर्म रहित केवल चेतन्य- 
चमत्कारमात्र अपना स्वरूप जाने; पश्चात्‌ परका भी विचार छूट जाय, केवल 
स्वात्मविचार ही रहता है; वहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपमें अहंबुद्धि धरता 
है। चिदानन्द हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही आनन्द- 
तरंग उठती है, रोमांच हो आता है, तत्पश्चात्‌ ऐसा विचार तो छूट जाय, 
केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे; वहाँ सवंपरिणाम उस रूपमें एकाग्र होकर 


प्रवत्ते है; दर्शन-ज्ञानादिकका व नय-प्रमाणादिकका भी विचार विल्‍ूय हो 
जाता है।' 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २८७ 


चेतन्य स्वरूपका जो सविकल्पसे निएचय किया था, उस ही में व्याप्य-व्यापक- 
रूप होकर इस प्रकार प्रवेत्तता है जहाँ ध्याता-ध्येयपना दूर हो गया ! सो ऐसी 
दशाका नाम निविकल्प अनुभव है । बड़े नयचक्र ग्रन्थमे ऐसा हो कहा है-- 
तच्चाणेसणकाले समयं बुज्ञेहि जुत्तिमग्गेण । 
णो आराइण समये पच्चक्खो अणुहवो जम्हा ॥२६६॥” 
शुद्ध आत्माको नय-प्रमाण द्वारा अवगत कर जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है 
वह सविकल्पसे निविकल्पक स्थितिको प्राप्त होता है। जिस प्रकार रत्नको 
खरीदनेमें अनेक विकल्प करते है, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नही 
है, पहननेका सुख ही है| इस प्रकार सविकल्पके द्वारा निविकल्पका अनुभव 
होता है। इसो चिट्ठीमे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणोंक भेदके पश्चात्‌ परिणामोंके 
अनुभवकी चर्चा की गई है । कथनकी पुष्टिके लिए आगभमके ग्रन्थोके प्रमाण भी 
दिये गये हैं । 


पं० टोडरमलू गद्यलेखकके साथ कवि भी हैं। उनके कविहृदयका पता 
टोकाओंमे रचित पद्मोंसे प्राप्त होता है। रूब्धिसारकी टोकाके अन्तमें अपना 
परिचय देते हुए लिखा है-- 


मैं हों जीठ द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेगे; 

लग्यो है अनादि तें कलक कर्म-मलको | 
वाहोको निमित्त पाय रागादिक भाव भए, 

भयो है शरोरको मिलाप जेसे खलको | 
रागादिक भावनकों पायके निमित्त पुनि, 

होत कमंबन्ध ऐसो है बनाव कलको | 
ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जोग, 

बने तो बने यहाँ उपाय निज थलको॥ 


दौलतराम द्वितीय 


कवि दोलतराम द्वित्तोय लब्धप्रतिष्ठ कवि हैं । ये हाथरसके निवासी और 
पल्‍लीवाल जातिके थे । इनका गोत्र गंगटीवाल था, पर प्राय: लोग इन्हे फतेह- 
पुरी कहा करते थे । इनके पिताका नाम टोडरमल था । इनका जन्म वि० सं० 
१८५५ या १८५६के मध्य हुआ था । 


कविके पिता दो भाई थे । छोटे भाईका नाम चुन्नीलाल था | हाथरसमें 
ही दानो भाई कपड़ेका व्याप7र करते थे । अलोगढ़ निवासी चिन्तार्माण कविके 


२८८ : तीर्थंकर महाबीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


इवसुर थे। जिस समय छोंटका थान छापने बेठते थे, उस समय चौकीपर 
गोम्मटसार, त्रिलोकसार और आत्मानुशासन ग्रंथोंको विराजमान कर लेते थे 
और छापनेके कामके साथ-साथ ७०-८० इलोक या गाथाएँ भी कण्ठाग्र कर 
लेते थे । 

वि० सं० १८८२में मथुरा निवासो सेठ मनीरामजी पं० चम्पालाजीके 
साथ हाथरस आये और उक्त पण्डित॒जीको गोम्मटसारका स्वाध्याय करते हुए 
देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए तथा अपने साथ मथुरा लिवा ले गये। वहाँ कुछ 
दिन त्तक रहनेके पश्चात्‌ आप सासनी या लश्करमें आकर रहने लगे। 

कविके दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र॒का नाम टीकाराम था| इनके बंशज आज- 
कल भी लद्करमें निवास करते हैं । 

कहा जाता है कि कंविको अपनी मृत्युका परिज्ञान अपने स्वगंवाससे छ: 
दिन पहले ही हो गया था। अत. उन्होंने अपने समस्त कुटुम्बियोंको एकत्र 
कर कहा--आजसे छठवें दिव मध्याक्लके पश्चात्‌ मे इस शरीरसे निकलकर 
अन्य शरीर घारण करूँगा | अत: आप सबसे क्षमायाचना कर समाधिमरण 
ग्रहण करता हूँ ।” सबसे क्षमायाचना कर संवत्‌ १९२३ मांगंशीषं क्ृष्ण-अमा- 
वस्याको मध्याह्नमें दिल्लीमें अपने प्राणोंका त्याग किया था । 

कविवरके समकालीन विद्वानोंमें र॒त्नकरण्डश्रावकाचारके वचनिकाकर्ता 
पं० सदासुख, बुधजन विलासके कर्त्ता बुधजन, तीस-चोबीसी आदि कई ग्रंथोंके 
रचयिता वुन्दावन, चन्द्रप्रभकाव्यकी वचनिकाके कर्त्ता तनसुखदास, प्रसिद्ध 
भजनरचयिता भागचन्द्र ओर पं० बल्‍्तावरमरू आदि प्रमुख हैं। 
रचनाएं 


इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं---१. छहढाला और २. पदसंग्रह | छहढालाने 
तो कविको अमर बना दिया है। भाव, भाषा और अनुभतिकी दष्टिसे रचना 
बेजोड़ है। जेनागमका सार इसमें अंकित कर “गागरमें सागर” भर देनेको कहा- 
वत्तको चरितार्थ किया है । इस अकेले ग्रंथके अध्ययनसे जेनागमके साथ परिचय 
प्राप्त किया जा सकता है। 

पदसंग्रहमें विविध प्रवुत्तियोंका विश्लेषण किया गया है । कवि कहता है 
कि मनकी बुरी आदत पड़ गयी है, जिससे अनादिकालसे विषयोंकी ओर दौड़ता 
रहता है। कवि कहता है-- 

है मन, तेरी कुटेव यह, करन-विषयमें घावे है।॥ टेक ॥ 

इन्हींके बश त्‌ अनादि तैं, निज स्वरूप न रूखाव है। 

पराधीन छिन-छिन समाकुल, दुरगति-विपति चखाव है ॥ हे० मन० ॥१॥ 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २८९ 
१९ 


फरस-विषयके कारण वारन, गरत परत दु:ख पावे है । 

रसना इन्द्रीवग क्षख जलमें, कंटक कंठ छिदावे है।॥ हे” मन०॥श। 

इनके पद विषयकी दुष्टिसे १. रक्षाकों भावना, २. आत्म भत्संना, 
३. भयदर्शन, ४. आश्वासन, ५ चेत्तावनी, ६. प्रभुस्मरणके प्रति आग्रह, ७. 
आत्मदर्शन होनेपर अस्फुट वचन, ८, सहज समाधिकी आकाक्षा ९. स्वपदकी 
अकांक्षा, १०. संसार विरलेषण, ११. परसत्त्वोधक और १२. आत्मानन्द 
श्रेणीमें विभक्त किये जा सकते है । 


भत्संना विषयक पदोंमे कविने विषय-वासनाके कारण मलिन हुए मनको 
फटकारा है तथा कवि अपने विकार और क॒षायोंका कच्चा चिट्ठरा प्रकटकर 
अपनी आत्माका परिष्कार करना चाहता है। भयदर्शन सम्बन्धी पदोंमे मनको 
भय दिखलाकर आत्मोन्मुख किया गया है। कवि आत्मानुभूतिकी ओर झुकता 
हुआ कहता है-- 


मान ले या सिख मोरी, झुके मत भोगन ओरी ॥ 
भोग भूजंग भोग सम जानो, जिन इनसे रति जोरी । 
ते अनन्त भव-भीम भरे दुख, परे अधोर्गात खोरी, 
बँघे दृढ पात्तक डोरी ॥ मान ले०॥ 
इस प्रकार कवि दौलतरामके पदोंमें भावावेश, उन्मुक्त प्रवाह, आन्तरिक 
सगीत, कल्पनाकी तूलिका द्वारा भावचित्रोंकोी कमनीयता, आनन्द विह्नलुता, 
रसानुभूतिकी गम्भीरता एवं रमणीयताका पुरा समन्वय विद्यमान है । 


पण्डित जयचन्द छावड़ा 


हिन्दी जेन साहित्यके गद्य-पद्य लेखक विद्वानोंमें पण्डित जयचन्दजी छावडा- 

का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने पृज्यपादकी सर्वार्थंसिद्धिकी हिन्दी टीका समाप्त 
करते हुए अन्तिम प्रशस्तिमें अपना परिचय अंकित किया है-- 

काल अनादि भ्रमत संसार, पायो नरभव में सुखकार । 

जन्म फागई लयी सुथानि, मोतीराम पिताके आनि॥ 

पायो नाम त्तहां जयचन्द, यह परजाल त्तण' मकरद। 

द्रव्य दृष्टि मे देखूँ जबे, मेरा नाम आतमा कबे॥ 

गोत छावड़ा श्रावक धर्मे, जामें भली क्रिया शुभकर्म । 

ग्यारह वर्ष अवस्था भई, तब जित मारगकी सुधि लही ॥ 

रेप 2९ ;< ९ 


२९० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


निमित्त पाय जयपुरभें आय, बड़ी जु शेली देखी भाय । 
गुणी छोक साधर्मी भले, ज्ञानी पंडित बहुत मिले। 
पहले थे वंशीधर नाम, घरे प्रभाव भाव शुभ ठाम ॥ 
टोडरमल पंडित मत्ति खरी, गोमटसार वचनिका करी | 
ताकी महिमा सब जन करें, वाचें पढें बुद्धि विस्तरें ॥ 
दौलतराम गुणी अधिकाय, पंडितराय राजमें जाय। 
ताको बुद्धि लसे सब खरी, तीन प्रमाण वचनिका करी ॥। 
रायमल्ल त्यागी गृह वास, महाराम ब्रत शील निवास । 
मे हुँ इनको संगति ठानि, बुधसारू जिनवाणी जानि ॥ 


अर्थात्‌ू--कविका जन्म फागी नामक ग्राममें हुआ था। यह ग्राम जयपुरसे 
डिग्गीमालपुरा रोडपर ३० मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। यहाँ आपके पिता 
मोती रामजी पटवारीका काम करते थे | इसीसे आपका वंश पटवारी नामसे 
प्रसिद्ध रहा है ! 


११ वर्षकी अवस्था व्यतीत हो जानेपर कविका ध्यान जेनधमंकी ओर गया 
और उसीमें अपने हितको निहित समझकर आपने अपनी श्रद्धाको सूदढ बनाने- 
का प्रयत्त किया। फलत: जयचन्दजीने जनदर्शन और तत्त्वज्ञानके अध्ययनका 
प्रयास किया | वि० सं० १८२१में जयपुरमें इन्द्रध्वज पूजा महोत्सवका विशालू 
आयोजन किया गया था। इस उत्सवमें आचार्यकल्प पंडित टोडरमरूजीके 
आध्यात्मिक प्रवचन होते थे । इन प्रवचनोंका लाभ उठानेके लिए दूर-दूरके 
व्यक्ति वहाँ आये थे । पण्डित जयचन्द भो यहाँ पधारे ओर जेनधर्मकी ओर 
इनका पूर्ण झुकाव हुआ। फलरूत: ३-४ वर्षके पदचात्‌ ये जयपुरमें ही आकर 
रहने लगे। जयचन्दजीने जयपुरमें सेद्धान्तिक ग्रन्थोंका गम्भीर अध्ययन किया । 


जयचन्दजीका स्वभाव सरल और उदार था। उनका रहन-सहन और 
वेश-भूषा सीधी-सादी थी। ये श्रावकोचित क्रियाओंका पाछन करते थे ओर 
बड़े अच्छे विद्याव्यसनी थे। अध्ययनाथियोंकी भीड़ इनके पास सदा लगी रहती 
थी। इनके पुत्रका नाम नन्‍्दलाल था, जो बहुत्त ही सुयोग्य विद्वानु था ओर 
पण्डितजीके पठन-पाठनादि कार्यो में सहयोग देता था। मन्‍नाछाल, उदयचन्द 
ओर माणिकचन्द इनके प्रमुख शिष्य थे । 


एक दिन जयपुरमें एक विदेशी विद्वान शास्त्रार्थ करनेके लिए आया। 
नगरके अधिकांश विद्वान उससे पराजित हो चुके थे । अत्तः राज्य कर्मचारियों 
ओर विद्वान पंचोंने पण्डित जयचन्दजीसे, उक्त विद्वानसे श्ास्त्रार्थ करनेकी 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २९१ 


प्राथंना को । पर उन्होंने कहा कि आप मेरे स्थानपर मेरे पुत्र नन्दलारूको ले 
जाइये। यही उस घिद्बानको शास्त्रार्थमें परास्त कर देगा। हुआ भी यही । 
नन्‍्दलालने अपनी युक्तियोंसे उस विद्वानकों परास्त कर दिया। इससे नन्द- 
लालका बड़ा यश व्याप्त हुआ और उसे नगरकी ओरसे उपाधि दी गयी। 
नन्‍्दलालने जयचन्दजीको सभी टीकाग्रन्थोंमें सहायता दी है। सवाथंसिद्धिकी 
प्रशस्तिमें लिखा है-- 


लिखी यहै जयचन्दने सोधी सुत ननन्‍्दलाल | 
बुधलखि भूलि जु शुद्ध करो बांचो सिखे वो बाल ॥ 
नन्दलालर मेरा सुत गुनी बालपने तें विद्यायुनो । 
पण्डित भयौ बड़ो परवीन ताहूने यह प्रेरणकीन ॥। 
पण्डित जयचन्दजीका समय वि० स०की १०वीं शतो है | इन्होंने निम्न- 
लिखित ग्रथोंकी भाषा वच्चनिकाए' लिखी हैं-- 
सर्वार्थसिद्धि वचनिका (वि० सं० १८६१ चेत्र शुक्ला पश्चमी) 
तत्त्वाथेंसूत्र भाषा 
प्रमेयरत्नमाला टीका (वि० सं० १८६३ आपषाढ़ शुक्ला चतुर्थी बुधवार) 
- स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा ।वि० सं० १८६३ श्रावण क्रृष्णा तृतोया) 
द्रव्यसंग्रह टीका (वि० सं० १८६३ श्रावण कृष्णा चतुदंशी और दोहा- 
मय पद्मानुवाद) 
समयसार टीका (वि० सं० १८६४ कातिक कृष्णा दशमी) 
देवागमस्तोत्र टीका (वि० सं० १८६६) 
अष्टपाहुड भाषा (वि० स० १८६७ भाद्र शुक्ला त्रयोदशी) 
९. ज्ञानाणंव भाषा (वि० सं० १८६९) 
१०. भकतामर स्तोत्र (वि० सं० १८७०) 
११. पद संग्रह 
१२. चन्द्रप्रभचरित्र (न्यायविषयिक) भाषा | वि० सं० १८७४ 
१३, धन्यकुमारचरित्र 
पण्डित जयचन्दकी वचनिकाओंकी भाषा ढूढारी है | क्रियापदोंके परिवर्तित 
करनेपर उनकी भाषा आधुनिक खडी बोलीका रूप छे सकती है । उदाहरणाथे 
यहाँ दो एक उद्धरण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
“बहुरि वचन दोय प्रकार हैं, द्रव्यवचन, भाववचन | तहां वोर्यान्तराय 
मतिश्नुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम होते अंगोपांगनामा नामकर्मके उदयते 
आत्माके बोलनेकी सामथ्ये होय, सो तो भाववचन है। सो पुद्गलकमंके निमित्त- 


नि 


्नह््ख्ण्ल्त 


5 ७ 4० 


२९२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तें भया तातें पुद्गलका कहिये बहुरि तिस बोलनेका सामथ्यं सहित आत्माकरि 
कंठ तारुवा जीभ आदि स्थाननिकरि प्रेरे जे पुद्गल, ते वचनरूप परिणये ते 
पुद्गल ही है। ते श्रोत्र इन्द्रियके विषय हैं, और इन्द्रियके ग्रहण योग्य नाहीं हैं । 
जेसे ध्राणइन्द्रियका विषय गंधद्रव्य है, तिस प्राण कें रसादिक ग्रहण योग्य 
नही हैं तैसें ।--सर्वार्थंसिद्धि ५-१९ | 


“जैसे इस लोकविषें सुवर्ण अर रूपाकूं गाछि एक किये एक पिडका व्यवहार 
होता है, तैसें आत्माके अर शरीरके परस्पर एक क्षेत्रावगाहकी अवस्था होतें, 
एक पणाका व्यवहार है, ऐसें व्यवहार मात्र ही करि आत्मा अर शरीरका 
एकपणा है। बहुरि निश्चयतें एकपणा नाहों है, जातें पीछा अर पांडुर है 
स्वभाव जिनका ऐसा सुवर्ण अर रूपा है, तिनकें जेसें निश्चय विचारिये तब 
अत्यन्त भिन्नपणा करि एक-एक पदार्थपणाकी अनुपपत्ति है, तात्ते नानापना ही 
है । तैंसे ही आत्मा अर शरीर उपयोग स्वभाव हैं । त्तिनि्क अत्यन्त भिन्नपणाते 
एक पदार्थपेणाकी प्राप्ति नाहीं तातें नानापणा ही है। ऐसा प्रगट नय विभाग 
है ।--समयसार २८ 


दीप॑चन्दशाह 


दीपचन्दशाह वि०के १८वीं शताब्दीके प्रतिभावान विद्वान और कवि हैं । 
ये सांगानेरके रहनेवाले थे और बादमें आकर आमे रमें रहने लगे । इन्होंने अपने 
ग्रन्थोंकी प्रशस्तिमे अपना जीवन परिचय, माता-पिता या गुरुपरम्परा आदिके 
सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा है । कविकी वेश-भूषा अत्यन्त सादी थी। ये आत्मा- 
नुभूतिके पुजारी थे । तेरह पंथी सम्प्रदायके अनुयायी भी इन्हें बताया गया है। 
कवि दीपचन्दका गोत्र काशलीवाल था । इनकी रचनाओंके अध्ययनसे यह 
स्पष्ट मालम होता है कि इनके पावन हृदयमें संसारी जीवोंकी विपरीताभिन- 
वेशमय परिणतिको देखकर, इन्हें अत्यन्त दुःख होता था। ये चाहते थे कि 
संसारके सभी प्राणी स्त्री, पुत्र, मित्र, घन, धान्यादि बाह्य पदार्थोंमें आत्मबुद्धि 
ने करे, उन्हें भ्रमवश अपने न माने । उन्हें कर्मोदयसे प्राप्त समझे तथा उनमें 
कतुत्व बुद्धिसे सम्पन्न अहंकार, ममकार रूप परिणतिको न होने दे । 


कवि दीपचन्द मेधावी कवि हैं, इन्होंने 'चिदृविलास” नामक ग्रन्थ वि० सं० 
१७७९में समाप्त किया है। इनका गद्य अपरिसाजित और आरम्भिक अवस्थामें 
है | इनकी भाषा ढढ़ारी ओर ब्रजमिश्रित है | रचनाएँ निम्नलिखित हैं-- 


आचार्यतुल्य काग्यकार एवं लेखक : २९३ 


१. चिद्विलास 
२. अनुभवप्रकाश 
३. गुणस्थानभेद 
४. आत्मावलोकन 
५. भावदीपिका 
६, परमाथंपुराण 
ये रचनाएँ गद्ममें लिखी गयी हैं । 
७. अध्यात्म पच्चीसी 
८ द्वादशानुप्रेक्षा 
९.. ज्ञानदपंण 
१०. स्वरूपानन्द 
११. उपदेशसिद्धान्त 
कविने गद्य रचनाओंमें अपने भावोंको पूर्णतया स्पष्ट करनेका प्रयास किया 
है। पद्में भी इन्होंने सहजरूपमे अपने भावोकों अभिव्यक्त किया है। यहाँ 
उदाहरणार्थ ज्ञानाणंव और उपदेशरत्नमालासे दो एक पद्य उद्धृत्त किये 
जाते हैं-- 
अलख अरूपी अजआतम अमित्त तेज, एक अविकार सारपद त्रिभुवनमे । 
चिरलो सुभाव जाको समे हू सम्हारो नाहि, परपद आपो मानि भम्यो भववनमे॥ 
करम कलोलनिमें मिल्‍यो है निशद्धुमहा, पद-पद प्रतिरागी भयो तन-तनमें । 
ऐसी चिरकालकी बहु विपत्ति विछाय जाय नकहू निहार देखो आप निजघनमें॥ 
+जज्ञानदपंण, पद्य ४६ 
हि < ् रे 
मानि पर आपो प्रेम करत शरीरसेती, कामिनी कनकमाहि करे मोह भावना । 
लोकलाज लागि मूढ आपनौ अकाज करे, जाने नही जे जे दुख परगति पावना ॥ 
परिवार प्यार करि बाँध मव-भार महा, बिनु हो विवेक करे फारूका गमावना । 
कहै गुरुज्ञान नाव बेठ भव सिन्धुत्तरि, शिवथान प्राय सदा अचल रहावना ॥ 
उपदेश रत्नमाला, पद्य ६ 
कविकी प्रतिभाका प्रवेश आध्यात्मिक रचनाओके लिखनेमें विशेषरूपसे 
हुआ है | 


सदासुख काशलीवाल 
वि०की १९ वीं शतीके विद्वानोंमें पण्डित सदासुख काशलीवालका महत्व- 


२९४ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


पूर्ण स्थान है । इनका जन्म वि० सं० १८५२ में जयपुरनगरमें हुआ था। इनके 
पिताका नाम दुलीचन्द और गोत्र काशलीवाल था । इनका जन्म डेडराजवंशमें 
हुआ था । अथंप्रकाशिकाकी वचनिकामें अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 
डेडराजके वंश माँहि इक किचित्‌ ज्ञाता। 
दुलीचन्दका पुत्र काशलीवाल विख्याता॥ 
नाम सदासुख कहें आत्मसुखका बहु इच्छुक । 
सो जिनवाणी प्रसाद विषयते भये निरिच्छुक ॥ 
पण्डित सदासुखजी बड़े अध्ययनशील थे। ये सदाचारी, आत्मनिर्भय, 
अध्यात्मरसिक और धामिक लूगनके व्यक्ति थे | ये परम संत्तोषी थे। आजी- 
बिकाके लिए थोड़ा-सा काय॑ कर लेनेके पदचात्‌ अध्ययन और चिन्तनमें रत 
रहते थे । इनके गुरु पण्डित पन्नालालजी और प्रगुरु पण्डित जयचन्दजी छावडा 
थे। इनका ज्ञान भी अनुभवके साथ-साथ वृद्धिगत होता गया था । बीसपंथी 
आम्नायके अनुयायी होनेपर भी तेरहपथी आम्नायके प्रति किसी भी प्रकारका 
विद्वेष नही था। इनके शिष्योमे पण्डित पन्नालाल संगी, नाथूराम दोषी और 
पण्डित पारसदास निगोत्या प्रधान है। पारसदासने 'ज्ञानसूथोदय'नाटककी 
टोकामे इनका परिचय देते हुए इनके स्वभाव और गुणोपर प्रकाश डाला है-- 
लौकिक प्रवीना तेरापथ माँहि छीना, 
मिथ्याबुद्धि करि छीना जिन आतमगुण चीना है। 
पढ़ें औ पढ़ावे मिथ्या अलटकूँ कढवें, 
ज्ञादान देव जिन मारग बढावें हे। 
दीसें घरवासी रहें घरहूतें उदासी, 
जिनमारम प्रकाशी जग कीरत जगमासी है। 
कहाँ छो कहीजे गुणसागर सुखदास जूके, 
ज्ञानामृत पीय बहु मिथ्याबुद्धि नासी है। 
पण्डित सदासुखजीके गाहंस्थ्यजीवनके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त 
नहीं है, फिर भी इतना त्तो कहा जा सकता है कि पण्डित्तजीको एक पुत्र था, 
जिसका नाम गणेशीकालू था। यह पुत्र भी पित्ताके अनुरूप होनहार और 
विद्वान था, पर दुर्भाग्यववश २० वर्षकी अवस्थामें हो इकलौते पुत्रका वियोग हो 
जानेसे पण्डिजीपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा । संसारी होनेके कारण पण्डितजी 
भी इस आधात्से विचलितसे हो गये । फलतः अजमेर निवासी स्वनामधन्य 
सेठ मूलचन्दजी सोनीने इन्हें जयपुरसे अजमेर बुला लिया । यहाँ आनेपर इनके 
दुःखका उफान कुछ शान्त हुआ। इनका समाधिमरंण वि० सं० १९२३सें 
हुआ । इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं--- 


आन्चार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २९५ 


भगवत्ती आराधना वचनिका 
सृत्रजीकी लूघुवचचनिका 

अथ प्रकाशिकाका स्वत्तन्त्र प्रन्थ 
अकलंकाष्टक बचनिका 
रत्नकरंडश्रआवकाचार वचनिका 
मृत्युमहोत्सव बचनिका 

नित्यनियम पृजा 

समयसार नाटकपर भाषा वचनिका 
९. न्‍्यायदीपिका वचनिका 

१०. ऋषिमंडलूपूजा वचनिका 


पण्डित सदासुखजीको भाषा ढूँढारी होनेपर भी, पण्डित टोडरमलूजी और 
पण्डित जयचन्दजीकी अपेक्षा अधिक परिष्कृत और खड़ी बोलीके अधिक निकट 
है | भगवत्ती आराधनाकी प्रशस्तिकी निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 
मेरा हित होनेकी और, दोखें नाहि जगतमें ठौर। 
यातें भगवति शरण जु गही, मरण आराधन पाऊँ सही ॥ 
हे भगवति तेरे परसाद, मरणसमे मत्ति होहु विषाद। 
पंच परमगुरु पदकरि ढोक, संयम सहित लहू परलोक ॥ 


9 ढ (का दब 26 #० (० १७ 


पण्डित भागचन्द 


१९वी शताब्दोके अन्तिम पाद और २०वी शतताब्दीके प्रथम पादके प्रमुस् 
विद्वानोंमें पण्डित भागचन्दजीकी गणना है । ये संस्कृत और प्राकृत भाषाके 
साथ हिन्दी भाषाके भी ममंज्ञ विद्वान थे। ग्वालियरके अन्तग्गंत ईसागढ़के 
निवासी थे । इतको जाति ओसवारू और धर्म दिगम्बर जेन था। दर्शनशास्त्रके 
विशिष्ट अभ्यासी थे | संस्कृत और हिन्दी दोनों ही भाषाओंमें कविता करनेकी 
अपूर्व क्षमता थी । शास्त्रप्रवचन ओर तत्वचर्चामें इनको विशेष रस आता था । 
ये सोनागिरि क्षेत्रपर वार्षिक मेलेमें प्रतिवर्ष सम्मिलित होते थे और शास्त्र- 
प्रवचन द्वारा जनताको लाभान्वित्त करते थे। कविका अन्तिम समय नाथिक 
कठिनाईमे व्यत्तीत हुआ है। इनकी 'प्रमाणपरीक्षा'की टीकाका रचनाकाल्‍ल सं० 
१९१३ है। अत: कविका समय २० वीं शताब्दीका प्रारम्भिक भाग है। 


कवि द्वारा रचित पदोंसे उनके जीवन ओर व्यक्तित्वके सम्बन्धमें अनेक 
जानकारीको बातें प्राप्त होतो हैं। जिनभकत होनेके साथ कवि आत्मसाधक भी 


२९६ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


हैं, प्रतदिन सामायिक करना तथा सांसारिक मोगोंको निस्सार समझना और 
साहित्यसेवा तथा सरस्वती आराधनको जीवनका प्रमुख तत्त्व मानना कविको 
विशेषताओंके अन्तगेंत है । कविकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध होती हैं-- 

१. महावी राष्ट्रक (संस्कृत) 

२. अमितगतिश्षावकाचार वचनिका 

३. उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला वचनिका 

४. प्रमाणपरीक्षा वचनिका 

५. नेमिनाथपुराण 

६. ज्ञानसूर्योदय नाटक वचनिका 

७. पद संग्रह 


कवि भागचन्दको प्रतिभाका परिचय उनके पदसाहित्यसे प्राप्त होता है। 
इनके पदोंमे तकंबिचार और चिल्तनकी प्रधानता है। निम्नलिखित पदमे 
दाशंनिक तत्त्वोका सुन्दर विदलेषण हुआ है-- 


जे दिन तुम विवेक बिन खोये ॥टेक॥ 

मोह वारुणी पी अनादि ते, परपदमें चिर सोये। 

सुख करंड चित्तपिड आपपद, गुन अनन्त नहिं जोये ॥ जे दिन०॥। 

होहि बहिमुंख हानि राग रुख, कर्मंबीज बहु बोये। 

तसु फल सुख-दुःख सामग्री लखि, चित्तमे हरबे रोये॥ जे दिन०॥ 

धवल ध्यान शुचि सलिल पुरत्ते, आस्रव मल नहिं धोये | 

परद्रव्यनिकी चाह न रोकी, विविध परिग्रह ढोये ॥ जे दिन०॥ 

अब निजमें निज जान नियत तहाँ, निज परिनाम समोये । 

यह शिव-मारग समरस सागर, 'भागचद' हित तो ये॥ जे दिन०॥ 

विशुद्ध दाशंनिकके समान कविने तत्त्वाथं श्रद्धानी और ज्ञानीकी प्रशंसा 
की है। यद्यपि वर्णनमें कविने रूपक, उत्प्रेक्षा अलंका रोंका आलम्बन लिया है, 
किन्तु शुष्क सैद्धान्तिकता रहनेसे भाव और रसकी कमी रह गयी है। ज्ञानी जीव 
किस प्रकार संसारमें निभंय होकर विचरण करता है तथा उन्हें अपना आचार- 
व्यवहार किस प्रकार रखना चाहिये, इत्यादि विषयका विइलेषण करनेवाले 
पदोंमें कविका चिन्तन विद्यमान है, पर भावुकता नहीं है। हाँ प्रार्थंनापरक 
पदोंमें मूत॑-अमृत्तको आलम्बन लेकर कविने अपने अन्तर्जंगत्तकी अभिव्यक्ति 
अनूठे ढगसे को है। कविके पदोंमें विराट कल्पना, अगाध दार्शनिकता और 
सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक विशेषताएं हैं । 


“पनज कारज काहे न सारे रे भूले प्रानी”; “जीव तू भ्रमत सदेव अकेला 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : २९७ 


संगसाथी कोई नही तेरा”, एवं “मोसम कौन कुटिल खलू कासी | तुम सम 
कलिमल दलन न नामी” पदोमें कविने अपनी भावनाओंका निविड रूप प्रदक्षित 
किया है । इस प्रकार कवि भागचन्द अपने क्षेत्रके प्रसिद्ध कवि है | 


बुधजन 


इनका पूरा नाम वुद्धिचन्द था | ये जयपुरके निवासी और खण्डेलवाल 
जन थे | इनका समय अनुमानतः १०वी दात्ताब्दीका मध्यभाग है। 

बधजन नीतिसाहित्य निर्माताके रूपमें प्रतिष्ठाप्राप्त है। इनकी रचनाओंमें 
कई रचनाएं नीतिसे सम्बन्धित है। ग्रन्थोकी रचना स० १८७१ से १८९२ त्तक 
पायी जाती है। अभी तक इनकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हैं-- 

१. तत्त्वार्थंबोध (बि० सं० १८७१) 

२. योगसार भाषा 

३े. पच्चास्तिकाय (वि० स० १८९१) 

४. बुधजनसतसई (वि० सं० १८७०) 

५. बुधजनविलास (वि० सं० १८०२) 

६० पद संग्रह 


बुधजनसतसईमें देवानुरागशतक, सुभाषित नीति, उपदेशान्धकार ओर 
विराग भावना ये चार विभाग हैं और ६९५ दोहे है। बुधजनने दया, मित्र, 
विद्या, संतोष, धेयं, कमंफल, मद, समता, लोभ, घन, धनव्यय, वचन, द्यत्त, 
मास, मद्य, परनारीगमन, वेश्यागमन, शोक आदि विषयोंपर नीत्तिपरक उक्तियाँ 
लिखो है । इन उक्तियोंपर वसुनन्दि, हारीत, शुक्र, गुरु, पृत्रक आदि प्राचीन 
नीतिकारोका पूर्णप्रभाव है। कविताकी दृष्टिसे बुधजनसतसईके दोहे उत्तने 
महत्त्वपूर्ण नही है, जितने नीतिकी दष्टिसे। कविने एक-एक दोहेमे जीवनको 
गतिशील बनानेवाले अमूल्य सन्देश भरे हें । कवि कहता है-- 


एक चरन हूँ नित पढ़े, तो काटे अज्ञान। 
पनिहारीकी छेज सो, सहज कटे पाषान ॥ 
महाराज महावुक्षकी, सुखदा शीत्तल छाय। 
सेवत फल भासे न तौ, छाया तो रह जाय ॥ 
पर उपदेश करन निपुन, ते तो लखे अनेक । 
करे समिक बोले समिक, ते हजारमे एक ।॥। 
विपताकौ धन राखिये, धन दीजे रखि दार। 
आतम हितकौ छाड़िए, धन, दारा, परिवार ॥ 


२९८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


कतिपय दोहे तो तुलसी, कबीर और रहोमके दोहोंसे अनुप्राणित्त दिखलायी 
पड़ते हैं। विरागभावना खण्डमें कविने संसारकी असारताका बहुत हो सुन्दर 
और सजीव चित्रण किया है। इस खण्डके सभी दोहे रोचक ओर मनोहर हैं। 
दृष्टास्तों द्वारा संसारकी वास्तविकताका चित्रण करनेमें कविको अपूर्व सफलता 
मिली है। वस्तुका चित्र नेत्रोंके सामने मृतिमान होकर उपस्थित होता है-- 
को है सुत्त को है तिया, काको घन परिवार। 
आके मिले सरायमें, बिछुरेंगे निरघार ॥ 
आया सो नाही रह्या, दशरथ लछमन राम । 
तू केसे रह जायगा, झूठ पापका धाम॥ 
बुधजनका पदसंग्रह भी विभिन्‍न राग-रागनियोंसे युक्त है। इस संग्रहमें 
२४३ पद है। इन पदोमें अनुभूतिको तीब्रता, लयात्मक सवेदनशीलता और 
समाहित्त भावताका पूरा अस्तित्व विद्यमान है। आत्मझोघनके प्रति जो जाग- 
रूकता इनमें है, वह बहुत कम कवियोमे उपरूब्ध है। इनकी विचा रोकी कल्पना 
और आत्मानुभूत्तिका प्ररणा पाठकोके समक्ष ऐसा सुन्दर चित्र उपस्थित करती 
है, जिससे पाठक आत्मानुभूतिमे लोन हुए बिना नही रह सकता-- 
में देखा आतम रामा ॥ टेक० ॥ 
रूप, फरस, रस, मंध ते न्‍्यारा, दरस-ज्ञान-गुन धामा | 
नित्य निरजन जाके नाही, क्रोध, छोभ-मद कामा ॥ में देखा० । 
९ हर ८ ९ 
भजन बिन यौ ही जनम गमायौ | 
पानी पे ल्‍या पाल न बांधी, फिर पीछे पछतायो॥ भजन० ॥। 
रामा-मोह भये दिन खोबत, आशापाश बंघायों। 
जप-तप सजम दान न दीनों, मानुष जनम हरायो॥ भजन० ॥ 
स्पष्ट है कि बुधजनकी भाषापर राजस्थानीका प्रभाव है । पदोंमे राजस्थानी 
प्रवाह और प्रभाव दोनों ही विद्यमान है। 


बइन्दावनदास 
कवि वृन्दावनका जन्म शाहाबाद जिलेके बारा नामक गाँवमें सं० १८४२ 
में हुआ था । ये गोयल गोत्रीय अग्रवाल थे | कविके वंशधर वारा छोड़कर 
काशीमें आकर रहने छगे । कविके पिताका नाम धमंचन्द्र था। बारह वर्षकी 
अवस्थामें वृन्दावन अपने पिताके साथ काशी आये थे। काशीमें छोग बाबर 
शहीदको गलीमें रहते थे । 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : २९९ 


बुन्दावनकी माताका नाम सिताबी ओर स्त्रीका नाम रुक्मिणि था। इनकी 
पत्नी बड़ी धर्मात्मा और पतिब्रता थी | इनको ससुराल भी काशीके ठठेरी 
बाजा रमें थी। इनके इवसुर एक बड़े भारी धनिक थे। इनके यहाँ उस समय 
टकसालाका काम होता था । एक दिन एक किरालनी अंग्रेज इनके श्वसुरकी 
टकसाला देखने आया । वुन्दावन भी उस समय वहीं उपस्थित थे । उस समय 
किरानी अग्रेजने इनके शवसुरसे कहा--“हम तुम्हारा कारखाना देखना चाहते 
हैं कि उसमें कैसे सिक्के तेयार होते हैं ।” व॒न्दावनने उस अंग्रेज किरानीको 
फटकार दिया और उसे टकसाला नहीं दिखलायी । वह अग्रेज नाराज होता 
हुआ वहाँसे चला गया । 


सयोगसे कुछ दिनोके उपरान्त वही अंग्रेज किरानी काशीका कलक्टर होकर 
आया। उस समय वृुन्दावन सरकारो खर्जांचीके पदपर आसीन थे। साहब 
बहादुरने प्रथम साक्षात्कारके अनन्तर ही इन्हे पहचान लिया और मनमें बदला 
लेनेकी बछवती भावना जागृत हुई। यद्यपि कविवर अपना काम ईमानदारी, 
सच्चाई और कुशलतासे सम्पन्न करते थे, पर जब अफसर ही विरोधी बन जाये 
तब कितने दिनों तक कोई बच सकता है। आखिरकार एक जाछ बनाकर 
साहबने इन्हें तीन वर्षकी जेलकी सजा दे दो और इन्होंने शान्ति पूर्वक उस 
अंग्रेजके अत्याचारोंको सहा। 

कुछ दिनके उपरान्त एक दिन पग्रात:काल ही कलक्टर साहब जेलका 
निरीक्षण करने गये । वहाँ उन्होंने कबिको जेलकी एक कोठरीमें पद्मासन 
लगाये निम्न स्तुत्ति पढ़ते हुए देखा-- 

हे दीनबन्धु श्रीपति करुणानिधानजी, 
अब मेरी व्यथा क्‍यों न हरो बार क्‍या छगी। 

इस स्तुतिको बनाते जाते थे और भैरवीमें गाते जाते थे | कविता करनेकी 
इनमें अपूर्व शक्ति थी। जिनेन्द्रदेवके ध्यानमे मग्न होकर धारा प्रवाह कविता 
कर सकते थे । इनके साथ दो लेखक रहते थे, जो इनकी कविताएँ लिपिबद्ध 
किया करते थे, परन्तु जेलकी कोठरीमें अकेले ही ध्यान मरन होकर भगवान- 
का चिन्तन करते हुए गानेमें लीन थे । इनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा प्रवा- 
हित्त हो रही थी। साहब बहुत देर तक इनकी इस दक्षाको देखता रहा। 
उसने 'खजांची बाब” “खजांची बाब” कहकर कई बार पुकारा, पर कविका 
ध्यान नही टूटा) निदान कलक्टर साहब अपने आफिसको .छलौट गये और 
थोड़ी देरमें एक सिपाहीके द्वारा उनको बुलवाया और पूछा--तुम क्या गाठा 
ओर रोटा था” ? वृन्दावनने उत्तर दिया--“अपने भगवानूसे तुम्हारे भत्या- 


३०० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


चारकी प्रार्थना करता था । साहबके अनुरोधसे वृन्दावनने पुनः “हे दीनबन्धु 
करुणानिधानजी” विनती उन्हें सुनायो और उसका अथ भी समझाया । साहब 
बहुत प्रसन्‍न हुआ और इस घटनाके तीन दिन बाद हो कारागृहसे उन्हें मुक्त 
कर दिया गया। तभीसे उक्त विनती संकटमोचन स्तोत्रके त्तामसे प्रसिद्ध हो 
गयी है। इनके कारागृहुकी घटनाका समर्थन इनको निम्नलिखित कवितासे 
भी होता है-- 


“श्रीपति मोहि जान जन अपनो, 
हरो विधन दुख दारिद जैल |” 


कहा जाता है कि राजघाटपर फुटहो कोठीमें एक गा्डल साहब सोदागर 
रहते थे। इनकी बड़ी भारो दुकान थी । कविने कुछ दिनों तक इस दुकानकी 
मेनेजरीका कार्य भी किया था। यह अनवरत कविता रचनेमें लोन रहते थे । 
जब ये जिन मन्दिरमें दर्शन करने जाते, तो प्रतिदिन एक विनती या स्तुति 
रचकर भगवानके दशशंन करते। इनके साथ देवीदास नामक ब्यक्ति रहते थे । 
इन्हें पट्मावत्ती देवीका इष्ट था| यह शरीरसे बड़े बली थे । बड़े-बड़े पहलवान 
भी इनसे भयभीत रहते थे । इनके जीवनमें अनेक चमत्कारी घटनाएँ घटी 
हैं। इनके दो पृत्र थे--अजितदास ओर शिखरचन्द। अजितदासका विवाह 
आरामें बाबू मुन्नोलालजीकी सुपुत्रीसे हुआ था। अत. अजितदास आरामें ही 
आकर बस गये थे | यह भी पित्ताके समान कवि थे । 


कवि वृुन्दावनकी निम्नलिखित रचनाएं प्राप्त हें-- 
१. प्रवचनसार 

२. तीस चौबीसी पाठ 

३. चोबोीसी पाठ 

४. छन्‍्द शतक 

५. अहेत्पाशाकेवली 

६. वृन्दावनविलास 


कवि वुन्दावनकी रचनाओंमें भक्तिकी ऊँची भावना, घामिक सजगता 
और आत्मनिवेदन विद्यमान है। आत्मपरितोषके साथ लोकहित सम्पन्न 
करना हो इनके काव्यका उद्देश्य है। भक्ति विल्लूलता और विनम्न आत्म 
समपंणके कारण अभिव्यञ्जना शक्ति सबल है। सुकुमार भावनायें, लयात्मक 
संगीतके साथ प्रस्फुटित हो पाठकके हृदयमें अपुव॑ आशाका संचार करती हैं । 
कवि जिनेन्द्रकी आराधना करता हुआ कहता है-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३०१ 


निशदिन श्रीजिन मोहि अघार टेक! 
जिनके चरन-कमलके सेवत, संकट कटत अपार ॥ निशदिन० ॥ 
जिनको वचन सुधारस-गर्भित, मेटल कुमति विकार ॥ निशदिन० ॥ 
भव आत्ताप बुझावत को है, महामेघ जलूघार || निशदिन० ॥| 
जिनको भगत्ति सहित नित सुरपत, पृजत्त अष्ट प्रकार ॥ निशदिन० ॥ 
जिनको विरद वेद विद वरनत, दारुण दुःख-हरतार ॥ निशदिन० ॥ 
भविक वृन्दकी विधा निवारो, अपनी ओर निहार ॥ निशदिन० ॥। 

८ २९ रे र्र्‌ 

घन घन श्री दीनदयाल || टेक०॥। 

परम दिगम्बर सेवाधारी, जगजीवन प्रतिपाल | 
मूल अठाइस चौरासी लख, उत्तर गुण मनिभाल ॥ घन० ॥ 


महाकवि वृन्दावनदासके चौबीसी पाठसे हर व्यक्ति परिचित है। आज 


उत्तर भारतमें ही नहीं दक्षिण भारतमें भी इस पाठका पुरा प्रचार है। निश्च- 
यत्त: कवि वुन्दावनदास जन सामान्यके कवि है। 


हिन्दीके अन्य चचित कवि 


हिन्दीमें शत्ताधिक छोटे-बड़े कवि हुए है। हमने पूव॑में प्रसिद्ध कवियोंका 
ही इतिवृत्त उपस्थित किया है | इनके अतिरिक्त लब्धप्रतिष्ठ अनेक कवि और 
लेखक भी विद्यमान हैं, पर उनके सम्बन्धमें विस्तृत परिचय देनेका अवसर 
नही है । अतएव संक्षेपमें हिन्दीके कुछ कब और लेखकोके सम्बन्धमें इतिवृत्त 
उपस्थित किया जाता है। 


जयसागर 


जयसागर नामके दिगम्बर सम्प्रदायमें दो कवि हुए हैं | एक काष्ठा संघके 
नन्‍्दी तटके गच्छसे सम्बन्धित हैं | इनकी गुरुपरम्परामें सोमकीत्ति, विजयसेन 
यशःकी त्ति, उदयसेन, त्रिभुवनकीत्ति और रत्नभूषणके नाम आये हैं। रत्न- 
भषण ही जयसागरके गुरु हैं। इनका समय वि० सं० १६७४ है। जयसागर 
हिन्दी और संस्कृत दोनोंही भाषाओंमें काव्यरचना करते थे। संस्कृतमें इनकी 
पाइवंपञ्चकल्याणक और हिन्दीमें ज्येष्ठजिनवरपृजा, विमलूपुराण, रत्न- 
भूषणस्तुति ओर तीर्थ जयमाला नामकी रचनाएँ हें । 

दूसरे जयसागर ब्रह्म जयसागर हैं। इनका समय वि० सं० की १८वीं शत्ती- 
का प्रथम पाद है। ये मूलसघ सरस्वत्तीगच्छ बलात्कारगणको सूरत शाखामें 


३०२ : तो्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


हुए हैं। इनकी गुरु परम्परामें देवेन्द्रकीत्ति, विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, लक्ष्मी 
चन्द्र, वीरचन्द्र, ज्ञानमूषण, प्रभाचन्द्र, वादिचन्द्र और महीचन्द्रके नाम आये 
हैं। महीचन्द्रके पश्चात्‌ मेरुचन्द्र मट्‌टारक पदपर आसीन हुए हैं। ये ब्रह्म 
जयसाग रके गुरुभाई थे। मेरुचन्द्रका समय बि० सं० १७२२-१७३२ सिद्ध है। 
ब्रह्म जयसागरकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं--- 

१. सीताहरण 

२ अनिरुद्धहरण 

३. सगरचरित्त 


खुशालचंद काला 


यह कवि देहलीके निवासी थे। कभी-कभी ये साँगानेर भी आकर रहा 
करते थे। इनके पिताका नाम सुन्दर और माताका नाम अभिधा था। इन्होंने 
भट्टारक लक्ष्मीदासके पास विद्याध्ययन किया था । इनकी निम्नलिखित रचनाएँ 
उपलब्ध हैं-- 

१, हरिवशपुराण (सं० १७८०) 

२. पद्मपुराण (सं० १७८५) 

३ धन्यकुमारचरित 

४. जम्बूचरित 

५, ब्रतकथाकोश 


शिरोमणिदास 
यह कवि पण्डित गंगादासके शिष्य थे । भट्गारक सकलकोत्तिके उपदेशसे 
सं० १६३२ में धमंसार नामक दोहा-चोपाईबद्ध ग्रन्थ सिहरोन नगरमें रचा 
है । इस नगरके शासक उस समय राजा देवीसिंह थे । इस ग्रन्थमें कुल ७५५ 
दोहा-चौपाई है । रचना स्वतन्त्र है, किसीका अनुवाद नहीं । 


जोधराज गोदीका 


ये सांगानेरके निवासी हैं। इनके पित्ताका नाम अमरराज था| हरिनाम 
सिश्रके पास रहकर इन्होंने प्रीतिकरचरित, कथाकोश, धर्मंसरोवर, सम्य- 
क्त्वकौमुदी, प्रवचनसार, भावदीपिका आदि रचनाएँ लिखी हैं । 


लोहट 
कवि लोहटके पिताका नाम धर्म था। ये बघेरवाल जातिके थे | होंग और 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३०३ 


सुन्दर इनके बड़े भाई थे | पहले ये सॉँभरमें रहते थे, फिर ब दीमें आकर रहने 
लगे | कविके समयमें रावभावसिह॒का राज्य था। इन्होंने बूँदीनगर एवं वहाँके 
राजवंशका वर्णन किया है । इन्होंने यशोधरचरित्तका पद्मानुबाद वि० सं० 
१७२१ में समाप्त किया है। 


लक्ष्मीदास 


पण्डित लक्ष्मोदास भट्टा रक देबेन्द्रकीत्तिके शिष्य थे। सांगानेरके रहनेवाले 
थे। इन दिनों महाराज जयसिंहका राज्य था। इन्होंने यशोधरचरितकी 
रचना भट्टारक सकलकोति और पद्मताभकी रचनाके आधारपर की है। यशो- 
धरचरित वि० सं० १७८१ में पूर्ण हुआ है। 


गद्यकार राजमल्ल 


हिन्दो जेन गद्यलेखकों में सबसे प्राचीन गद्यलेखक राजमल्ल हैं। इन्होंने 
वि० सं० १६०० के आस-पास समयसारकी हिन्दी टोका लिखो है। महाकवि 
बना रसीदासने इन्हींकी टीकाके आधारपर 'नाटक समयसार'की रचना की है। 


पाण्डे जिनदास 


ब्रह्म शान्तिदासके पास इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी । ये मथुराके रहनेवाले 
थे । यहीं रहते हुए बि० सं० १६४२ में “जम्बूस्वामीचरित'की रचना की है । 
इनकी अन्य रचना “जोगीरासो' भी बतायी जाती है। 


त्रन्म मुलाल 

ये पद्मावती पुरवाल जातिके थे और चन्दवारके पास टापू नामक ग्रामके 
लिवासी थे । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कृपणजगावनचरित्त है। इस ग्रन्थकी प्रशस्ति- 
से अवगत होता है कि कविवर ब्रह्मगुलालजी भट्टारक जगभूषणके शिष्य थे। 
उस समय टापू गाँवके राजा कीरतसिह थे। यहींपर धरमदासजोके कुलमें 
मथुरामलल हुए थे । इन्ही मथुरामल्लके उपदेशसे सगुणमार्गंका निरूपण करनेके 
लिए सं० १६७१ में इस ग्रन्थकी रचना की है | कविकी एक अन्य कृतिके 'त्रेपन- 
क्रिया' भी उपलब्ध है, जो वि० सं० १६५५ में लिखी गयी है। 


भारामल 
कवि भारामल फरूंखाबादके निवासी सिंधई परशुरामके पुत्र थे और 


२०४ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


इसकों जाति खरीवा थी। इन्होंने भिण्डनगरमें रहकर सं० १८१३ में “चाद- 
चरितकी रचना की थी। सप्तव्यमनचरित, दानकथा, शीलकथा ओर राज्रि- 


भोजनकथा भी इनके छन्दोबद्ध ग्रन्थ हैं। 


बखतराम 


कवि बखत्तराम जयपुर लष्करके निवासी थे। इनके चार पुत्र थे--जीवन- 
राम, सेवाराम, खुशालचन्द और गुमानीराम | इनका समय १०वीं शत्ताब्दी- 
का द्वितीय पाद है। इन्होंने मिथ्यात्वखलण्डल और बुद्धिविलास नामक दो ग्रन्थ 
लिखे हैं। बुद्धिविकासके आरम्भमे कविने जयपुरके राजवंशका इतिहास लिखा 
है। स० ११९१ में मुसलूमानोंने जयपुरमें राज्य किया । इसके पूर्वके कई हिन्दू 
राजवंश्योंकी नामावली दी है। इस ग्रन्थका वण्येविषय विविध धामिक विषय, 
सध, दिगम्बर पट्टावली, भट्टारकों तथा खण्डेलवाल जात्तिकी उत्पत्ति आदि है | 
इस ग्रन्थकी समाप्ति कविवरने मार्गशीषंशुक्ला द्वादशो स० १८२७ में की है । 


टेकचंद 
हिन्दी वचनिकाकारोंमें इनका महत्त्ववू्णं स्थान है। टीकाकार होनेके 
साथ ये कवि भी हैं। कथाकोशहन्दोबद्ध, बुधप्रकाशछन्दोबद्ध तथा कई पुजाएँ 
पद्मबद्ध हैं। वचनिकाओं मे तत्त्वार्थंकी श्रुतसागरी टीकाकी वचनिका, सं० १८३७ 
में और सुदृष्टि तरंगिणीकी वचनिका सं० १८३८ में लिखी है। 'षटपाहुड'को 
चचनिका भी इनकी उपलब्ध है। 


पण्डित जगमोहनदास और पण्डित परमेष्ठी सहाय 


आरानिवासी पण्डित परमेष्ठी सहाय और पण्डित जगमोहनदासको हिन्दी 
जैनसाहित्यके इत्तिहाससे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है | श्री पण्डित परमेष्ठी 
सहायने “अथ॑प्रकाशिका' नामक एक टीका जगमोहनदासकी तत्त्वाथंविषयक 
जिज्ञासाकी शान्तिके लिए लिखी है । इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें बताया है-- 
पूरब इक गंगातट घास, अति सुन्दर आरा लिस ताम | 
तामे जिन चेत्यालय लसें, अग्रवाल जेनो बहु बसे ॥ 
बहु ज्ञाता जिनके जु रहाय, नाम तासु परमेष्ठी सहाय | 
जैनग्रन्थ रुचि ब्रहु केरे, मिथ्या धरम न चित्तमें घेरे ॥ 


प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि पण्डित परमेष्ठी सहायके पिताका नाम कीत्तिचन्द्र 
था । उन्हींके पास इन्होंने आगमशास्त्रका अध्ययन किया था तथा अपनी क्ृत्ति 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३०५ 
२० 


अर्थप्रकाशिकाको जयपुर निवासी प्रसिद्ध वचनिकार पण्डित सदासुखजीके पास 
संशोधनार्थ भेजी थी । 

पण्डित जगमोहनदास भी अच्छे कवि है। इनकी कविताभोंका एक संग्रह 
“घमंरत्नोद्योत' नामसे स्व० पण्डित पन्‍नाहालजी वॉकलोवालके सम्पादकत्वमें 
प्रकाशित हो चुका है। पण्डित सदासुखजीके समकालीन होनेसे कविका जन्म 
सं० १८६५८के लगभग है । 


मनरंगलाल 


मनरंगलाल कन्नौजके निवासी थे, जातिके पललीवाल थे। इनके पित्ताका 
त्ताम कन्नौजीलाल और माताका नाम देवकी था। कन्नौजमें गोपालदासजी 
नामक एक धर्मात्मा सज्जन निवास करते थे। इनके अनुरोधसे ही कविने 
चौोबोसी पाठकी रचना की है | इस प्रसिद्ध पाउका रचनाकाल वि० स० १८५७ 
है। इसक अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ भी उपलब्ध है--नेमिचन्दिका, 
सप्तव्यसच चरित, सप्तऋषिपुजा एवं शिखिर सम्मेदाचल माहात्म्य । शिखिर 
सम्मेदाचल माहात्म्यका रचनाकाल वि० सं० १८८९ है। 

माधवपुर राज निवासी पण्डित डाल्राम, आगरा निवासी पण्डित भूधर 
मिश्र भी अच्छे कवि हैं। डालूरामने गुरुपदेश श्रावकाचार और सम्यक्त्व प्रकाश 
तथा भूधर मिश्नने पुरुषार्थंसिद्धयुपायपर विशद टोका लिखी है । 

उपयुक्त कवियोके अतिरिक्त आदिकालमे भी कुछ जेन कवियोंने काव्य 
ग्रन्थोकी रचना की है। कवि सधारूका प्रययस्नचरित और कवि राजसिहका 
जिनदत्तचरित प्रसिद्ध रचनाएँ है। राजसिहका अपरनाम रल्ह भो बताया 
गया है। जिनदत्तचरितको प्रशस्तिमे लिखा है कि रल्ह कविने इस काव्यको 
वि० सं० १३५४ भाद्रपद शुक्ला पचसो गुरुवारके दिन समाप्त किया | उन दिनों 
भारतपर अल्लाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था | इस प्रकार वि० स० 
बी १५वों शतोमें भो जेन कवियों द्वारा अनेक रचनाएं प्रस्तुत की 
गे | 


कन्नड़ जेन कवि 
दक्षिण भारतमें कन्तड़, तमिल, तेलगू, मलयालम एवं तुलु ये पाँच भाषाएँ 


प्रचलित हैं। इनमेंसे कन्नड़ ओर तमिल भाषामें पर्याप्त जैन साहित्य लिखा 
गया है। कन्लड़ साहित्यमें गम्भीर चिन्तन, समुन्नत हादिक विचार एवं हृदय- 


३०६ ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्म-परम्परा 


)) 


को गहनतम भावनाओंकी अभिव्यक्ति विद्यमान है। इस साहित्यकी व्यापकता- 
की परिधिको रेखाए' कावेरीसे गोदावरोके सुरम्य अंबछको समेटती हैं। इस 
साहित्यमें कन्नड़ प्रदेशकी धरतीको धड़कनें समाहित हैं । कन्नड़ साहित्यकी 
अभिवृद्धिमें जैत कबियोंका योगदान कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 


आदिपम्प 


कन्नड़ साहित्यका सवंश्रेष्ठ कवि पम्प है। इसका समय ई० सन्‌ ९४१ है। 
इन्होंने आदिपुराण” और “भारत' ग्रंथोंको रचना की है। थे दोनों ग्रन्थ चम्पू 
काव्य हैं। पम्पने स्वयं अपने सम्बन्धमें लिखा है--“मेरे विख्यात चिर नृतन 
समुद्रवत गम्भोर काव्य मेरे परवर्तो ऋषियोंके लिए प्रमोदप्रद हैं ।” पम्पके 
बंशज वेदिक धर्मानुयायी थे। इसके पिता अविराम देवरायने जैनधर्मं स्वीकार 
किया था । 

पम्पने आदिपुराणमे काव्यके अमृत्तानन्दके साथ धामिक सिद्धान्तोंका भी 
निरूपण किया है| कवि पम्पमें कल्पता शक्तिका भी प्राचुयं है। उनका दूसरा 
ग्रन्थ 'विक्रमाजु न विजय' अर्थात्‌ 'भारत' है । कविने इस ग्रन्थमें काव्य तत्त्वों- 
का निर्वाह सम्यक्‌ प्रकार किया है। नारीके नख-शिख चित्रणमे तो कवि 
संस्कृतके कवियोंसे भी बढ़ा-चढ़ा है। चरित्र-चित्रणमे भी कविको अपूुर्व सफ- 
लता मिली है। 


कवि पोन्न 


'शान्तिपुराण जिनाक्षरमाले” के रचयिता पोन्‍न कविका समय ई० सन्‌ 
९५०के लगभग है। पोन्‍्न प्रतिभाशालो कवि हैं। इसने द्ान्तिनाथपुराणमें 
विलक्षण उपमाओं और उत्प्रेक्षाओंका प्रयोग किया है। 


कवि रन्‍न 


रनत कविने 'अजितनाथपुराण'को रचना कर कन्नड़ साहित्यको समृद्ध 
बनाया है। कविके इस पुराणका रचनाकाल ई० सन्‌ ९९३ है। कविने अपनी 
इस रचनामें कावध्यकला, कोमल कल्पना और निविड मावोंकी अभिव्यक्तिके साथ 
पौराणिक तथ्योंका भो समावेश किया है। कन्नड़के पोनन कवि यदि संस्कृतके 
वाणभट्ट हैं, ता रन्‍न वसुवन्धु । श्वुज्ञार ओर दान्तरसका सम्सिश्रण सुन्दर 
रूपमें पाया जाता है। चरित्र-चित्रणको दुष्टिसे श्री रन्तका यह काव्य महत्त्व- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : ३०७ 


पूर्ण है। कविका दूसरा ग्रन्थ 'साहसभीम विजय” था “गदायुद्ध है। इस ग्नन्यमें 
दश आदवास हैं। चम्पू काव्य है। कविने महाभारतकी कथाका सिंहावलोकन 
कर चालुक्य नरेश आहवमल्लका चरित्र अंकित किया है। कविका जल्म ई० 


सन्‌ ९४०में हुआ है। 


नागचन्द्र या अभिनव पम्प 


इनका समय ई० सन्‌ ११०० है। नाग्रचन्द्रकी उपाधि अभिनव पम्प थी। 
ये अत्यन्त प्रतिभाशाली हैं। अभिनव पम्पने 'मल्लिनाथपुराण'की रचना की । 
यह उपासनाप्रिय कवि है। इसने संस्कृत भाषासे बहुमूल्य अलंकार और पद 
ग्रहणकर अपनी कविताको भूषित्त करनेका प्रयास किया है। अभिनव पम्पको 
काव्य प्रतिभा कई दृष्टियोंसे महत्त्वपर्ण है। कबि अभिनव पम्पके समयमें कन्ति 
देवी नामको उत्कृष्ट कबयित्री भी हुई हैं। कविने इस कवयित्रीके सम्बन्धमें 
महत्त्वपर्ण उद॒गार व्यक्त किये है। अभिनव पम्पकी 'साहित्य भारतीय” 'कर्ण- 
पूर' 'साहित्य विद्याधर' ओर 'साहित्य सवंश्ञ' आदि उपाधियाँ थी। 


ओइ्य्य 


इनका समय ई० सन्‌ ११७०के लगभग है। इन्होने कव्बगर काव्यकी रचना 
की है। भाषा और विषयके क्षेत्रमें क्रान्तिकारी कवि है। इन्होंने अपने काव्य 
ग्रन्थोंको केवल धर्म विशेषके प्रचारके लिए ही नहीं लिखा, प्रत्युत्‌ काव्य रस- 
का आस्वादन लेनेके लिए हो काव्यका सुजन किया है | इतिवृत्त, वस्तुव्यापार 
वर्णत, संवाद और भावाभिव्यञ्जनकी दृष्टिसे इनके काव्यका परीक्षण किया 
जाये, तो निदचय ही इनका काव्य खरा उतरेगा | 


नयसेन 


नयसेनका समय ई० सन्‌ ११२५ है। इन्होंने धर्मामृत, समयपरीक्षा और 
धर्मपरीक्षा ग्रन्थोंकी रचना को है। इन्होंने घारवाड़ जिलेके मलछगन्दा नामक 
स्थानको अपने जन्मसे सुशोभित किया था | उत्तरवर्ती कवियोने इन्हें 'सुकवि- 
निकरपिकमाकन्द', 'सुकविजनमनसरोज राजहुंस' और 'वात्सल्यरत्नाकर' आदि 
विशेषणोंसे विभूषित किया है। इनके गुरु नरेन्द्रसेन थे। इनके द्वारा रचिस 
अर्मामत श्रावकधमेका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। कविने इसमें धर्मोदबोधनके हेतु 
कथाएँ भी लिखी हैं। इनकी भाषा संस्कृत मिश्चित कन्लड़ है। इनका परिचय 
विस्ता रपृ्वक पहले छिखा जा चुका है। 


३०८ :; तीर्थंकर महावीर और उनकी आच्षार्य-परम्परा 


कवि जन्म 


कन्नड़ साहित्यमें जन्न, रघ्न, पोन्नको रत्नत्रय कहा जाता है। जन्तने ई० 
सन्‌ ११७०से १२श५५के बीच अनेक भग्रन्थोंकी रचना की है। यह होयूसलू 
राजाओंका आस्थान कवि था। इसे कवि चक्रवर्त्तीकी उपाधि प्राप्त थी | पम्पको 
तरह जन्न भी श्र-वीर और लेखनीके धनी हैं। उत्तरवर्ती कबियोंने इसकी 
मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की है। इसके 'यशोधरचरित” और “अनन्तनाथपुराण' 
प्रसिद्ध रचनाएं हैं । 


७00७५ 

कंणपाय 
ई० सन्‌ ११४०के लगभग इन्होंने 'नेमिनाथपुराण'की रचना की है । इसमें 
समुद्र, पहाड, नगर, सूर्योदय, चन्द्रोदय, वनक्रीड़ा, जलक्रोड़ा, रत्ति, चिन्ता, 


विवाह, पृत्रोत्पत्ति, युद्ध, जयप्राप्ति इत्यादिका सविस्तार वर्णन आया है । विप्र- 
लम्भ श्यूद्धारके वर्णनमे तो कबिने अपूव॑ क्षमता प्रकट को है । 


नेमिचन्द्र 


अधंनेमिपुराण'के रचयिता कवि नेमिचन्द्र भी १३वीं शत्ताब्दीके कवियोंमें 
प्रमुख स्थान रखते है। इन्होने सस्कृत मिश्रित कन्नडमें संस्कृत छन्‍्द लेकर 
अपने काव्यकी रचना की है। “चम्पकशादूलवृत्त'मे प्रायः समस्त ग्रन्थ लिखा 
गया है । अनुप्रासकी छटा तो इत्तनी अधिक दिखलाई पड़ती है, जिससे इसके 
समक्ष कन्तड़का अन्य कोई कवि नही ठहर सकता है। 


गुणवर्म 


गुणवर्मका समय ई० सन्‌ १२२५के लगभग है। इस कविने 'पुष्पदन्तपुराण'- 
की रचना की है । यह ग्रन्थ इतिवृत्तात्मक होते हुए भी ममंस्पर्शी सन्दर्भासे युक्त, 
है । कविने अपना भाषा विषयक पाण्डित्य तो दिखलाया ही है, साथ हो बर्ण- 
नात्मक शेलीका अद्भुत रूप भी प्रदर्शित किया है । 


रत्नाकर वर्णो 


आध्यात्मिक साहित्यके निर्माताओंमें कवि रत्नाकर वर्णीका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इन्होंने भरतेशवेभव, रत्नाकर शतक, अपराजितशत्तक, आदि ग्रन्थों- 
की रचना की है। भरतेशवेभबका माधुयं, तो संस्कृत्के गीत गोविन्दसे भो 


आज्ाायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३०९ 


बढ़कर है। यह ग्रन्थ आज भी कन्नड़ प्रान्तमें लोगोंका कण्ठहार बना हुआ 
है। तुलसीदासके 'रामचरितमानस'के समान इसके भी दो चार पद निरक्षर 
भट्टाचायोको याद हैं । संगीतकी दृष्टिसे इस ग्रन्थका अत्यधिक महत्त्व है। इस 
ग्रन्थका रचताकाल ई० सन्‌ १५०१ है। महाकाव्य और गीत्तिकाब्यका आनन्द 
इस एक ही ग्रन्थसे लिया जा सकता है। 


मंग्रस 
मंगरसका गीतिकाव्य और प्रबन्धकाव्य निर्मात्ताओंमें महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
इनका समय ई० सन्‌ १५०८ है । कविने 'नेमिजिनेश्वर संगोत' और 'सम्यक्त्व- 
कोमुदी' ग्रन्थोंकी रचना की है। नेमिजिनेश्वर संगीतमे सगीतकी अपूर्व छटा 
उपलब्ध होती है। सभी राग रागनियाँ उनके चरणोपर लोटतोी हैं । 


नागवर्भ 


इनका समय ९९० ई० है । इन्होंने उन्दोम्बुधि नामक छन्दशास्त्रकी रचना 
को है। यह ग्रन्थ संस्कृतक्रे पिगलछन्दशास्त्रके आधारपर लिखा गया है। 
आनुपूर्वी और वृत्तके नामोंमें पिगलकी अपेक्षा इसमे पर्याप्त अन्तर है| इसमे छह 
सन्धियाँ है। कन्नड़के मात्रिक छन्‍द और संस्कृतके छन्दोका सुन्दर विवेचन 
किया है । 

द्वितीय नामवर्माने ११४५ ई० के लगभग “वस्तुकोश” नामक एक ग्रन्थ 
लिखा है। इसमें संस्कृत पदोंका अथे कन्नड़ पदोंमें बताया गया है। रीतिपर 
भी नागवर्माने प्रकाश डाला है और इसे काव्यके लिए आवश्यक धमं मानता है । 
अलंका रके अभावमे भी रीतिके रहनेसे माधुयं ओर सोन्दर्य संघटित होते हैं । 
इल नागवर्माका काज्यालोचन' नामक लक्षण ग्रन्थ भी है। तागवमंने कर्नाटक 
भाषाभूषण लिखकर कनन्‍्नडुके व्याकरणका भी परिचय दिया है। इस ग्रन्थमे 
संज्ञा, सन्धि, विभकति, कारक, शब्दरीति, समास, तद्धित, आख्यात नियम, 
अन्वय निरूपण और निपात निरूपण ये दश परिच्छेद है। कुछ मिलाकर २८० 


सृत्र है। 
केश्ववराज 
व्याकरण ग्रन्भके निर्माताओंमें केशवराजका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनका 
समय ११५० ई० है। इन्होंने 'शब्द मणिदपंण' नामक व्याकरण ग्रन्थ लिखा 
है । इसमें कन्धरूपसे सूत्र लिखे गये हैं। व्याकरण नियमोंके स्पष्टीक रणके लिए 
उदाहरण प्राचीत कवियोंके गद्य-पद्म ग्रन्थोंसे लिये गये हैं । 


३१० : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अगगल (ई० सन्‌ ११८९)का '“चन्द्रप्रभपु राण', आज्चण्ण (६० सन्‌ ११९५) 
का वद्धंमानपुराण, बन्धुवर्सा (६० सन्‌ १२००) का हरिवंशपुराण, पाश्यंपण्शित 
(ई० सच १२०५)का पाएवेंनाथपुराण, कमकभव (ई० सन्‌ १२३५)का शान्ति- 
स्वर॒पुराण, सधुर (ई० सन्‌ १३८५)का धर्मनाथपुराण, झ्ान्तिकोति (ई० सन 
१५१९) का शान्तिनाथपुराण, दोड्डेय्य (६० सन्‌ १५५०)का चन्द्रप्रभपुराण, 
कुसुदेन्दु ((० सन्‌ १२७५)का रामायण, भास्कर (ई० सन्‌ १४२४)का जीवन्ध- 
रवरित, कल्याणकीति (ई० सन्‌ १४२५)का शज्ञानचन्द्राभ्युदय, वोम्सरस (ई० 
सत्‌ १४८५) का सनत्कुमारचरित, फोटेश्बर (ई० सन्‌ १५००) का जीवन्धर- 
षटपादि पद्मनाभ (ई० सन्‌ १५८०)का रामपुराण, चन्द्रभ (ई० सन्‌ १६०५)का 
गोमटेश्वरचरित और बाहुबली (ई० सन्‌ १५६०)का नागकुमारचरित, भट्टा- 
कलंक (ई० सन्‌ १६०४)का शब्दानुशासन, नृपतुंग (६० सन्‌ ८१४)का कविराज- 
मार्ग, उदयावित्य (६० सन्‌ ११५०)का उदयादित्यालंकार, और साल्ब (ई० 
सन्‌ १५५०)के रसरत्नाकर भादि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । 


जैनवैद्यक ग्रन्थोमे सोमनाथ (ई० सन्‌ ११५०)का कल्याणकारक, मंगराज 
(ई० सन्‌ १५५०)का खगेन्द्रमणिदर्पण, श्रोधरदेव (ई० सन्‌ १५००)का वेद्यामृत, 
साल्व (ई० सन्‌ १९००)का वेद्सांगत्य, देवेन्द्रमुनि (६० सन्‌ १२००)का बालग्रह- 
चिकित्सा, कीतिवर्मा (ई० सन्‌ ११२५)का गोबेद्यग्रन्थ उपलब्ध है। ज्योतिषमें 
श्रोधराचायं (६० सन्‌ १०४६)का जातकतिलक, शुभचन्द्र ((० सन्‌ १२००)का 
नरपिगल और राजादित्य (ई० सन्‌ ११२०)के व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, 
व्यवहाररत्न लीलावती, चित्रहंसुवे और जेनगणित्टीकोदाहरण आदि प्रसिद्ध 
प्रल्थ" हैं । 

कर्माटककविचरितेके सम्पादक नरसिंहाचायेने कन्नड़ जेन वाइः मयका 
मूल्यांकन करते हुए लिखा--“जेन ही कब्नड़ भाषाके कवि हैं। आज त्ककी 
उपलब्ध सभी प्राचीन एवं श्रेष्ठ कृतियाँ जेन कवियोंकी ही है । ग्रस्थरचनामें 
जेनोंक॑ प्राबल्यका कार ही कन्नड़ साहित्यकी उन्‍नत स्थितिका कार मानना 
होगा। प्राचीन जेन कवि ही कननड़ भाषाके सोन्दयं एवं कान्तिके विशेषतः 
कारणभूत हैं । उन्होंने शुद्ध और गम्भीर शोलीमें ग्रन्थ रचकर ग्रल्थरचना 
कौशलको उल्तत स्तरपर पहुँचाया है। प्रारम्भिक कनन्‍्नड़ साहित्य उन्हींकी 
लेखनी द्वारा लिखा गया है। कनन्‍्नड़ साहित्यके अध्ययनके सहायभूत छन्द, 


१. कन्नड़ जैनसाहित्य, आचार्य भिक्ष, स्मृति ग्रन्थ, जैन एवेताम्बर तेरहपंथी महासभा, 
तीन पोचु गीज, चर्चस्ट्रीट, कलकत्ता १, द्वितीय खण्ड, पु० १२९-१३० । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : ३११ 


अलंकार, व्याकरण और कोश आदि ग्रन्थ विशेषतः जैनोंके द्वारा ही रचे 
गये है ।" 


उपयुक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि जेनसाहित्यकारोंने कन्नड़ साहित्यकी 
महत्ती सेवा की है। काव्य, अलंकार, व्याकरण, छन्‍्द, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित्त 
आदि विभिनन क्षेत्रोंमें जैनकवियोंने अमुल्य ग्रन्थरत्न प्रदान कर कन्नड़ बाइमय 
को समृद्ध किया है। 


तमिलके जेन कवि और लेखक 


तमिल साहित्यके महाकाव्य और लघुकाव्योंके लेखक प्रमुख रूपसे जैन 
कवि हैं| तमिल साहित्य संस्कृत साहित्यके समान ही प्राचीन है| व्याकरण, 
अलकार, छन्‍्द आदि विषयक ग्रन्थोंके निर्माता जेन विद्वान हैं। हम यहाँ 
विस्तारसे बिचार न कर संक्षेपमें ही तमिलभाषामें लिखित जेन साहित्यपर 
प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे। तमिलूभाषाका सबसे पुराना काव्य 'कुरल' है। 
इसकी गणना तमिलभाषाके आचार और नीत्ति सम्बन्धी धर्मंग्रंथोंमे की जाती 
है । इसे पञचम वेद कहा गया है। इसके रचयिता एलाचार्य माने जाते हैं । इस 
ग्रन्थकी रचना ई० सनकी प्रथम शताब्दीमे पादिरीपुलीयूर अथवा दक्षिण 
पाटलीपुत्र नामक स्थानमें सम्पन्त हुई है। इसमें धमं, अर्थ और कामका विवे- 
चन किया गया है। प्रथम अध्यायमे गृहस्थ और साधुओंके आचरण करने योग्य 
नियमोका विस्तृत वर्णन आया है। 


द्वितीय अध्यायमें जीवनको आवश्यकत्ताओं, राज्य संचालन एवं राजनीति- 
का वर्णन है | तुत्तोय अध्यायसें वास्तविक और अवास्तविक प्रेमका बड़ा ही 
सजीव चित्रण है। इन तीन मुख्य विषय निरूपक अध्यायोंके अतिरिक्त इस 
ग्रन्थमें १३३ प्रकरण और १३३० कुरल्‌ हैं। कुरलका अथे छोटा पद्य है। इस 
ग्रन्थपर दशक प्राचीन टीकाएँ पायो जाती हैं, जिनमें सर्वाधिक प्राचीन टीका 
धरूमर्‌ अथवा धर्मंसेन द्वारा लिखी गयो है। ये धर्मसेन जेन विद्वान थे। कुरल्‌ 
काव्यके अन्तर्गत ऐसे अनेक सिद्धान्त वर्णित हैं, जिनके आधा रपर इस ग्रन्थको 
जेन कहा जा सकता है। 


नालडियार ग्रन्थ पाण्डिराज निवासी भिन्‍न-भिन्‍न सस्तों द्वारा निभित हुआ 
है। इस ही नामके छन्दोंमें यह प्रन्थ लिखा होनेके कारण इस ग्रन्थका नाम 
“तालडियर' रक्‍्खा गया है। इस ग्रन्थमें ४०० पद्य हैं ओर इनका संग्रह कुरल 
१. कर्ताटककविचरिते, भाग १ और २की प्रस्तावसा । 





३१२ : तीथंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


की भाँति एक निश्चित नीतिके अवुसार किया गया है। इस ग्रन्धमें भरी धम्मं, 
अर्थ और कामका वर्णन आया है । इस ग्रस्थपर भी पदुमनार द्वारा लिखित एक 
बड़ी ही सुन्दर जेन टीका है | 'कुरल”ः और 'नालडियार' ये दोनों ही ग्रन्थ 
तमिरू जनताके धर्मंशास्त्र हैं । 


तिरुतक्कतेवर 


इन्होंने जीवकचिन्तामण! नामक महाकाव्यकी रचना ई० सनकी ७वीं 
शत्तीमें की है। यह कवि जेंनधर्मावलम्बी था। कहा जाता है कि यह चोल 
राजाकी वंश परम्परामें हुआ है। कुछ विद्वान्‌ इस काव्यको तमिल काव्योंका 
पिता मानते हैं। डॉ० जी० यू० पोपके शब्दों में-- 

#पफ्नांड 45 ०प पाठ. छ्ाणर फल. छुगदबांदड- रातंडए. वी). पैप्टाबाप 
ग्राण्ण्प्रचाढद्या 4फरट ह/डबा, एणाब्राएं०. छुएणंए जछग्रांढव 48 30 0706 6 वे 
बात (!९ 09ए55८ए णी पीट उब्का] (808ए882०, 75. 07८ ० 6 ६7680 ८708 
ण॑ ४८ ४०-त !! 


अर्थात्‌ यह काब्य वत्तमान तमिल साहित्यका एक महान स्मारक है। यह 
अद्भूत महाकाव्य तमिलभाषाका एलियड और ओडेसी कहा जा सकता है। 
यह संसारके महान्‌ काव्योंमें से एक है। इसकी रचनाके सम्बन्धमें एक आख्यान 
प्रचलित है । एक दिन किसीने तिरुतक्कतेवरको लक्ष्यकर कहा--“महाराज ! 
श्रमणोंको इस संसारके देखनेसे घृणा हो गयी। वे केवल बे राग्यपूर्ण संन्यासी 
जीवनकी ही प्रशसा गाते है। सासारिक सुखोको रुचिकर ढंगसे वर्णन करनेका 
सामथ्ये श्रमणोंमें दिखलायी नहीं देता |” तिरुतककतेवरने उत्तर दिया-- 
“तुम्हारा कथन सारहीन है। सांसारिक आनन्दोंकों वर्णन करनेके सामथ्यंका 
अभाव श्रमणोंमें नही है । किन्तु कुछ दिन रहनेवाले अनेक रोगोंसे ग्रस्त तथा 
अल्पज्ञानसे युक्त इस जीवनको व्यर्थ किये बिना लोग मुनिमाग द्वारा हित्त 
सम्पन्न करें, इसी उद्देष्यसे श्रमणोंने मुनिधर्मकी प्रशंसा की है। सांसारिक 
आनन्दोंका वर्णन भी काव्यमें सहज सम्भाव्य है। में इसके लिए प्रयास करूँगा । 

तदूनन्तर तिरुक्कतेवर अपने आचाय॑के पास पहुँचकर जोवन भोगोंका 
वर्णन करनेवाले काव्यका सुजन करनेके लिये प्रार्थना करने लगा । गुरुने 'नरी- 
विस्त्सम' एक प्राच्ीच कथा देकर काव्यरचना करनेका आदेश दिया। 
लिरुतकक्‍कतेवरने इस नीरस कथाकों मनोर॑ंजक काव्यका रूप देकर प्रस्तुत 
किया, जिससे आचायं बहुत्त प्रसन्न हुए और उन्होंने आशोर्वाद देकर “जीवक- 
बचिन्तामणि' काव्य लिखनेका आदेश दिया | 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं रेखक : ३१३ 


इस काव्यका नायक जीवकन्‌ है। इसके पिताका नाम सत्यसन्ध है। सत्य- 
सस्धने अपना राज्य कट्टियगांरन नामक मंत्रीको सौंप कुछ दिनों के लिए विश्राम 
ले लिया । अवसर प्राप्तकर कट्टीयगां रतने सेताको अपने अधीन कर राज्य हड़प 
लिया । सत्यसन्धकी पत्नी विजयाने एक मयूर उड़नखटोलेपर चढ़कर अपनी 
रक्षाकी और ए्मशान भूमिमें पृन्रको जन्म दिया। कन्दूकड़न नामक व्यक्ति ने 
उस पुत्रको ले जाकर उसका नाम जोवकन्‌ रक्खा और उसका पारून-पोषण 
करने लगा | जीवकनू्‌ने विद्याधष्यवन और युद्धकलामें शीघ्र हो निष्णात होकर 
राजा होनेके योग्य अहंताओको प्राप्त किया । जीवकनुने अपनी योग्यता प्रदर्शित 
कर पृथक-पृथक समयमें ८ कन्याओसे विवाह किया । उसने वंचक कट्टियगां रन- 
को जीतकर अपने पित्ताके खोये हुए राज्यकों पुनः हस्तगत किया। उसने 
बहुत दिनों तक सासारिक सुख भोगते हुए राज्य शासन चलाया और अन्‍्तमें 
संन्यास ग्रहण कर मोक्ष प्राप्त किया । 


इस काव्यमें विचा रोंकी महत्ता; साहित्यिक मुहावरोके सुन्दर प्रयोग और 
प्रकृतिके सजोब चित्रण विद्यमान हैं) उत्तरवर्ती कवियोने इस ग्रल्थका पुरा 
अनुसरण किया है। इस काव्यमे १३ अध्याय और ३१४५ पद्च है। निस्सन्देह 
वर्णन शैलाके गाम्भीयें और सशक्त अभिव्यञ्जनाके कारण यह काव्य महा- 
काव्यको श्रेणीमें परिगणित है । 


इलगोवडिगल 


'शिल्प्पड्डिकारं' काव्यकी रचना प्रथम शताब्दीमे होनेवाले चेर राजा 
सिगुट्टुवनके भाई इलंगोवडिगलने की है। शिल्प्पट्डिकारं शब्दका अर्थ 'नुपुरका 
महाकाव्य' है । इस ग्रन्थका यह नामकरण इस महाकाव्यकी नायिका कण्णको 
के नुपुरके कारण हुआ है। काव्यका कथावस्तु निम्नप्रकार है-- 

नायक कोवलन चोल साम्राज्यकी राजधानी कावेरो पूमपट्टिनंके एक जेन 
वणिकका पुत्र है। उसका विवाह कण्णकी नामकी एक अन्य घनाढ्थ सेठकी 
कन्यासे हुआ है। कुछ दित्त तक दम्पति प्रसन्‍नतापूरवंक एक विज्ञाल अट्टालिकामें 
सुख भोगते हैं। कालान्तरमें कोवलन माधवी नामक एक नतंकोके सौन्दयंपर 
मुग्ध हो जाता है और उसके साथ रहने लगता है। नतंकीकी प्रसन्‍्तत्ताके लिये 
वह अपनी अतुल धनराशि व्यय करता जाता है और अन्तमे इतना निर्धन हो 
जाता है कि माधवोको देनेके लिये उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता । 
जब माधवीको यह ज्ञात हुआ कि अब कोवलनके पास घन नहीं है, तो बह 
उसका तिरस्कार करने लगी। उसके ह॒स व्यवहार परिवतनने कोवलूनकी 


३१४ : तीर्थंकर महाबीर और उनको आचार्य-परम्परा 


आँखें खोल दों और उसे अपनी मूखंताका आभास होने छगा। उसे अपनी 
सती-साध्वी पत्नीका ध्यान आया और घर लौट आया । कण्णकोने अपने निधन 
पतिको बहुत सांत्वना दी और कहा--“ये मेरे सोनेके नुपुर हैं, तुम इन्हें बेच 
सकते हो और इनसे जो घन प्राप्त हो, उससे व्यवसाय कर अपनी ग्राथिक 
स्थितिको सुदृढ़ बना सकते हो । कोवलन और उसकी पत्नी कण्णकी प्रच्छन्‍न 
रूपसे नगर त्यागकर आयिका कम्बुदोके मार्गंदर्शनमें मदुरा पहुँच गये। आधिका 
कम्बुदीने कोवबलून और उसको स्त्रो कण्णकीको एक ग्वालिनके संरक्षणमें 
छोड़ दिया । 

प्रातःकाल हानेपर कोवलन अपनी स्त्रीका नुपूर लेकर नगरीकी ओर 
रवाना हुआ | मार्ममें उसे एक सुनार मिला, जो राजमहलोंमें नौकर था। 
उसने वह नुपूर उसे दिखलाया और पूछा क्या आप इसे उचित मृल्यमें बिकवा 
सकते हैं ? सुनार धूत्त था, उसने पहले ही रानीका एक नुपूर चुरा लिया था। 
उसे यह आद्यका थी कि कही राज्याधिकारी मुझे बन्दी न बना लें। अतः वह 
कोवलनको देखकर अत्यन्त प्रसन्‍त हुआ और बोला--“आप कृपया यहाँ 
प्रतीक्षा कीजिये। में एक अच्छा ग्राहुक लकर आता हूँ ।” सुनार सीधा महलोंमें 
गया ओर राजाका सूचित किया---'मेंने रानीके नुप्रको चुराकर ले जानेबालेका 
पता छूगा लिया है और नुपूर उसके पास है | राजाने सेनिकोको आदेश दिया 
कि चोरको मार डालो और रानोका नुपूर ले आओ । सेनिक धृत॑ सुनारके 
साथ कोलनके पास पहुँचे और उसे प्रहार कर मार डाला । 


इधर कण्णकी व्यग्नत्तापुवंक अपने पत्तिके आगमनकी बाट जोह रही थी। 
उसके हृदयमें विचित्र अनुभूत्त हो रही थी। दिन ढलता जा रहा था और 
कोवलन लौटा नहां | वह उद्विग्न होने लगी । उसने लोगोंसे सुना--“कावेरी- 
पूमपट्टिनससे जो आदमी आया था वह बाजारमें मार डाला गया ।” वह सुनते 
ही बाजारकी तरफ झपटी । वहाँ उसने अपने प्रिय पत्तिको मृत पाया। उसने 
लोगोंको यह कहते हुए सुना कि यह परदेशी राजाज्ञासे मारा गया है। वह 
राजभवनकी ओर दौड़ी गयी और उसने राजाके दर्शन करनेकी अनुमति माँगी, 
जो तत्काल स्वीकृत हो गयी । उसने राजासे कहा कि आपने मेरे पतिको मार 
कर बड़ा अन्याय किया है। राजाके सामने ही उसने प्रमाणित कर दिया कि 
उसका पत्ति चोर नहीं था और उसके पास जा लुपुर था, वह रानीका नही 
बल्कि उसका था। राजाने दोनों नृपरोंको तुड़वाया ओर देखा कि रानीके 
नुपुरमें मोत्ती भरे हुए हैं, जबकि कण्णकीके नुपुरमें रत्न | इस घटनासे राजाको 
बड़ा धक्का छगा और वह सिंहासनसे गिरकर मर गया । कण्णकी उत्तेजित होकर 


आचार्यतुल्थ काव्यकार एवं लेखक : ३१५ 


राजभवनसे बाहर हुई ओर अग्निदेवका आह्वान कर बोली--“बदि में यथा 
में शोलबती हूं, तो मेरी प्रार्थना पूर्ण हो--स्त्रियों, बच्चों, घर्मात्माओं और 
रू पुरुषोंको छोड़़र यह शैतान नगर भस्म हो जाये और सम्पूर्ण दुष्ट समाप्त 
हो जायें ।” इस प्रकार कहकर उसने अपना वाम स्तन झटका मारकर उखाड़ 
डाला और नगरकी ओर फेंक दिया | आइचये |! नगर जल उठा और शीक्र ही 
भस्म हो गया । मदुराकी देवी कण्णकीके सम्मुख प्रकट होकर बोली--तुम्हारे 
पतिकी मृत्यु और तुम्हारी ये यातनाएँ पृर्वॉपाजित कर्मोका फल है। तुम शोष्र 
ही साधना द्वारा स्वगंमें अपने पतिसे मिलोगी । 


नगरको जलता हुआ छोड़कर बह पर्चिमकी ओर चेरदेशमें चली गयी 
और वहाँ एक पहाड़ीपर १५ दिनकी त्तपव्चर्या द्वारा उसने स्वर्गलाभ किया । 

काव्यसिद्धान्तोंकी दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ महनीय है । कविने रुचिर कथानकके 
साथ प्रौढ़ शेलीका प्रयोग किया है। रस, अलंकार, गुण आदि सभी दृष्टियोसे 
यह काव्य समृद्ध है| पात्रोंका चरित्र बहुत ही सुन्दररूपमें उपस्थित किया है । 


तोलामुलितेवर 


तोलामुलितेवरने 'चुलामणि” लघुकाव्य लिखा है। ग्रन्थकार विजयनगर 
साम्राज्यमें कारवेट नगरके राजा बिजयके दरबारम राजकवि था | इस कविका 
समय जोबक चिन्तामणिके रचथिता तिरुक्‍कतेव रसे भी पृर्व है। इस काव्यमें 
१२ सं है २१२१ पद्म हैं। इस ग्रन्थमें भगवान्‌ महावीरके पृव॑ंभवके जीव 
शत्रिपिष्ठ वासुदेवके जीवल और उसके साहसपूर्ण कार्योंका निर्देश है। इसके 
वर्णन प्रसंग जीवक चिन्तामणिके समान हैं । काव्य अत्यन्त ही सरस और जीवन 
मुल्योंसे सम्पुक्त है। 


वामनमुनि 


वामनमुनिके समयके सम्बन्धमे निश्चित जानकारी नहीं है। रचनाशेली 
और भाषाकी दृष्टिसे इनका समय ई० सन्‌ १२ वी १३ वी शती अनुमानित 
होता है। इन्होने मेमन्दरपुराण नामक ग्रन्थकी रचना को है। इस काव्यमें 
विमलनाथ तोथँंकरके दो गणधर मेरु और मन्दरके पू॑भवोंका वर्णन है। इस 
प्न्थमे जेनदर्शन, आचार और लोकानुयोगका सुन्दर विवेचन आया है । पूर्व॑- 
जन्मोंकी वर्णन पद्धति प्रभावक और शिक्षाप्रद है। इसमें संस्कृत और प्राकृतकी 
शब्दावली भी प्रचुर परिमाणमें प्राप्त हैं। 


३१६ ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कुंगवेल 

कुंगेेल मौलिक साहित्य सजंक होनेके साथ अनुवादक भी हैं। इन्होंने 
गुणाढ्यकी बृहदकथामें वर्णित कोशाम्बी नरेश उदयनकी जीवनी और उसके 
पराक्रमपूर्ण कार्योंका तमिलमें अनुवाद किया है। यह ग्रन्थ साहित्यिक सौन्दर्य 
और काव्यप्रतिभाका खजाना है। तमिल टीकाकारोंने व्याकरण सम्बन्धी एवं 
मुहावरेदार भाषाका उदाहरण इसी काव्यसे प्रस्तुत किया है। 

तमिल साहित्यभें जीवक चिन्तामणि, शिल्प्पडिकारं, मणिमेखले, वलेया- 
पति और कुण्डलकेशी ये पाँच महाकाव्य माने जाते है। इनमें जीवकचिन्तामणि, 
शिल्प्पडिकार और वलेयापतति ये त्तीव जेनकबियों द्वारा रचित महाकाव्य हैं 
और शेष दो बौद्ध कवियों द्वारा रचित हैं। इन पाँच महाकाव्योंमेंसे इस समय 
तोन ही महाकाव्य उपलब्ध हैं । वलेयापति और कुण्डलकेशी दोनों अभ्राप्त हैं । 

तमिल साहित्यमे चुड़ामणि, नीलकेशी, यशोधरकाव्य, उदयनकुमार 
काव्य और नागकुमार काव्य ये पाँच लघुकाव्य हैं। ये पाँचों ही लघुकाव्य 
जैनाचार्यो' द्वारा निर्मित है। नोलकेशोके रचयिता दाशंनिक जेन कवि हैं। 
इसमें १० सर्ग और ८९४ पद्य है। कथाकी नायिका नीलकेशी एक देवी है, जो 
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें भ्रमण करती रहती है और धाभिक उपदेशकोंसे 
मिलकर उन्हें दार्शनिक चर्चाओंमें संडग्न रखती है ओर अन्तमें उन्हें शास्त्रार्थमें 
परास्त करतो है। प्रथमसगंमें मुनिचन्द्र नामक जैनसाधु द्वारा नीलकेशीको दी 
गयी जेनधमंकी छिक्षाओंका वर्णन है। द्वित्तीय स्गंसे पञचम स्गंतक बौद्ध- 
दर्शानके विभिन्न व्याख्याताओंके साथ नीलकेशीके वाद-विवादका वर्णन आया 
है । शेष पाँच सर्गो मे नीछकेशोका आजीवकों, सांख्यो, वेक्षेषिकों, वेदिक धर्मा- 
नुयायियों और प्रकृतवादियोके साथ शास्त्रा्थंधा कथन आया है। यह एक 
ताकिक ग्रन्थ है। इसमें भोतिकवादके विरुद्ध आध्यात्मबादकी प्रतिष्ठा की गयी 
है। इस ग्रन्थपर वामनमुनि द्वारा विरचित समयदिवाकरं नामकी एक सुन्दर 
टीका है। ४ 

यशोधरकाव्यके रचयिताका नाम अज्ञात्त है। इसमें अहिसाधमंका विशद- 
निरूपण तो है ही साथ ही वेदिक क्रियाकाण्डका समालोचन भी किया गया है। 


उदयनकुमार काव्यके रचयिता भी भज्ञात है। नागकुमारकाव्य अभीत्तक 
अप्रकाशित है। 


जैनकवियोंने कुछ कविता संग्रह भी लिखे है। इनमें पत्तुपाट्, .पुरनानूरु, 
अहनानूर, नट्रीणाई, कुरूंतोगई आदि प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त जिनेन्द्रमालई 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं, लेखक : ३१७ 


ज्योतिष ग्रन्थ ओर तिरूनुद्र अन्धादि स्तोत्र ग्रन्थ प्रसिद्ध है। तिरूककलम्बकम्‌ 
जिनेन्द्रभगवानुकी भक्ति और प्रश॑ंसामें लिखा गया है। इन भ्रधान रचनाओंके 
अतिरिक्त संस्कृत और तमिल मिश्रित पद्योंमें मणिप्रवाल शेलीमें निर्मित श्री 
पुराण, पदार्थंसार, अष्टपदार्थ जीवसम्बोधने आदि प्रधान हैं। 

पच्च॒इयप्पाकॉलेज कांचीपुरमके प्रोफेसर श्री सी० एस० श्री निवासाचारी 
एम० ए० ने लिखा है-- 

“प्राचीन तमिल और कर्नाटक प्रांतोंमें त्तमिछ ओडू कन्नड़ साहित्यको 
अभिवुद्धिमें जेनविद्वानोंका महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। उनके द्वारा लिखित एवं 
सग्रहीतकोष, व्याकरण एवं अन्य विषयोंपर अपरिमित्त सर्वाधिक मुल्यवान एवं 
उच्चकोटिके ग्रन्थ हैं। वत्तंमानमें केवल उनका कुछ अंश ही शेष हैं, किन्तु 
जितना भी शेष है वह अपनी श्रेणीका अद्भुत्त, अत्यधिक संत्तोषप्रद है और वह 
दताब्दियों तक तमिल भाषाके क्रमिक विकासका आधारभूत तत्त्व रहा" है । 

इस प्रकार जैन कवियोंने त्तमिल साहित्यकी श्रीवृद्धिमे अमल्य सहयोग प्रदान 
किया है । 


मराठी जेन कवि 


मराठी भाषामे भी जैनकवियोंने प्रभूत साहित्यकी रचना की है। मराठी 
भाषामें श्रवणवेलगोलाके गोम्मटेश्वरकी मूत्तिके नीचे शक संवत्‌ ८८३ का छोटा- 
सा अभिलेख खुदा है, पर शक संवत्‌ १४०० तक मराठी ग्रन्थकर्त्ताओंका नामो- 
ल्लेख प्राप्त नही होता है। जेनकवियोंकी रचनाएँ ई० सनकी १७ बी शतीसे 
प्रचुररूपमें मिलने लगती हैं । मराह्र भाषामे लिखित जेनसाहित्यका अल्पांश 
ही उपलब्ध हो सका है । अभीत्क बहुत-सा साहित्य अप्रकाशित पड़ा है। हम 
यहाँ मराठीके प्रमुख कवि और लेखकोका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करंगे। 


जिनदास 


मराठी साहित्यका सबसे पहला ज्ञात कवि जिनदास है। इनके गुरुका नाम 
भट्टारक भुवनकीति था । भुवनकीतिका समय शक संवत्‌ १६४३ से १६६२ तक 
है । अतएव जिनदासका समय शक संवत्‌की १७ वीं शती है। इन्होंने हरिवंश- 
पूराण नामक भ्रन्थकी रचना देवगिरि (मराठवाड़ा) नामक स्थानमें की है। 


१. श्री सी० एस० मल्लिनाथन, तमिल भाषाका जैनसाहित्य, प्रकाशक श्री दि० जैन 
अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी, महावीर पार्क रोड, जयपुर, पृ० २१। 


३१८ ; तीर्थंकर भद्गावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस ग्रन्थका पूर्वार्द लिखकर ही कवि परलोकगामो हो गया। इसके पूर्वाद्धेमे 
४० अध्याय हैं ओर महाभारतकी कथा संक्षेपमें" बणित है । 


गुणदास या गुणकीत्ति 


गुणदासका अपरताम गुणकीति भी उपलब्ध होता है। गृहस्थ अवस्थामें 
इनका नाम गुणदास था और त्यागी होनेपर यही गुणकीतिके नामसे प्रसिद्ध 
हुए। इन्होंने श्रेणिकपुराण, धर्मामृत, रुक्मिणीहरण, पद्मपुराण (अपूर्ण) और 
एक स्फुट रचना रामचन्द्रहलदुलि लिखी है। श्रेणिकपुराण भाषाकी दृष्टिसे 
अपुर्वं रचना है। इसमें मराठोका स्वच्छ और प्रवाहमय रूप विद्यमान है। 
भगवान्‌ महावीरके समकालीन सम्राट्‌ श्रेणिककी अद्भुत कथा वर्णित है। 

घर्मामृत गद्य ग्रन्थ है, जो उपलब्ध गद्य भ्रन्थोंमें प्राचीनतम है। इसमें 
गृहस्थोंके आचारका सांगोपांग वर्णन है। लेखकने ०६ पाखण्डोंकी गणनाकर 
सरागी, देव-देवियोंका निरसन किया है। विभिन्न सम्प्रदायोंके आचार-विचा रों- 
का अध्ययन करनेके लिए यह ग्रन्थ उपादेय है। अणुन्नत, गृणब्रत, शिक्षात्रत 
और सल्लेखनाका अतिचार सहित निरूपण किया है। 


'रुक्मिणीहरण' काव्यमें श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणीके हरणकी कथा वर्णित 
है। वसुदेव, बलराम, श्रीकृष्ण, नेमिनाथ, प्रुुम्न और अनिरुद्ध थे यदुवंशके 
प्रसिद्ध महापुरुष थे । रक्मिणोहरण काव्यमें कविने क्ृष्णके बलपौरुषके साथ 
उनकी राजनीत्तिका भी चित्रण किया है। 

'पद्मपुराण'में रामकी कथा रविषेणके 'पद्मपुराण'के आधारपर गुम्फित को 
गयी है। इस ग्रन्थकों कवि २८ अध्याय तक ही लिख सका । इस ग्रन्थमें कविने 
द्वादश अनुप्रेक्षाओंका वर्णन सुन्दर रूपमें किया है। 

“रामचन्द्रहलदुलि'में रामके विवाहका वर्णन आया है। यह रचना गत्ती- 
बद्ध है। 


भेघराज 


ये बरह्मजिनदासके प्रशिष्य और ब्रह्म शान्तिदासके शिष्य थे। मेघराज गुज- 
प्रदेशसे आये थे | इनको उभयभाषा कवि चक्रवर्ती भी कहा गया है। ये गुज- 
राती और मराठी दोनों भाषाओंमें रचना करनेकी क्षमता रखते थे । इनकी 
१. मराठी जैनसाहित्य, आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रस्थ, जैनब्वेताम्बर तैरहपन्थी महासभा, 
३, पोर्चगीजचर्च स्ट्रीट, कलकत्ता १, द्वितीय खण्ड, पृ० १३७-१४० । 


आवचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ३१९ 


तीस रचनाएं उपलब्ध हैं--१. यशोधरचरित २. गिरिनारयात्रा ३. और 
पारिखनाथभवान्तर । 


यशोघरकी कथा संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश, गुजरात्ती हिन्दी और कन्नड़ 
आदि भाषाओंमें लिखित उपलब्ध है। मेघराजने मराठीमें इस काव्यकी रचना 
कर एक नयी परम्पराका सूत्रपात किया है। 

गिरिनार यात्रामें यात्रावणंस है । इस क्ृतिका प्रथम चरण मराठीमें और 
द्वितीय चरण गुजरातीमे लिखा गया उपलब्ध होत्ता है। पार्वनाथ भवान्तर 
कृतिमें पाइ्व॑ंनाथके पूर्वभवके सम्बन्धमें कथा वणितकी गयी है। इसमें उनके 
९ भवोंकी कथा काव्य शेलीमें गुम्फित है । 


वीरदास या पासकीतति 

इनका गुृहस्थ नाम वीरदास है और ये त्यागी होनेके पश्चात्‌ पासकीतिके 
नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। ये कारंजाके बलात्कारगणके भट्टारक धमंचन्द द्वितीयके 
शिष्य हैं । इनका जन्म सोहित वाल जातिमें हुआ था । इन्होंने शक संबत्‌ 
१५४९ में 'सुद्शनचरित्त! की रचना की है और शक संवत्‌ १६४५में आवियांकी । 
'सुदर्शनचरित्त' में सेठ सुद्शनकी कथा अंकित है। इसमें शीलब्नत और पंच- 
नमस्कार मन्त्रका माहात्म्य बतलाया गया है। इसमें २५ प्रसंग हैं। ओवियाँमें 
७५ ओवियोंका संग्रह है। इसे बहत्तरी भी कहा गया है। इस प्रन्थमें अका- 
रादि क्रमसे घर्मं विषयक स्फुट विचारोंका संकलन किया गया है । 


महितसागर 

महितसागरका जन्म शक संवत्‌ १६५९४में ओर मृत्यु शक संबत्‌ १७५४में 
हुई है। इन्होंने शक संवत १७२३में रविवार कथा लिखी तथा शक संबत 
१७३ में बालापुरमें आदिनाथ पञ्चकल्याणिक कथा लिखी है। इनकी अबतक 
निम्नलिखित कृत्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं-- 

१. दशलक्षण 

२. शोड़षका रण 

३. रत्नत्रय 

४. पञ्चपरमेष्ठोगुणवर्णन 

५. सम्बोध सहस्नरपदो 

६. देवेन्द्रकीतिकीत्रावणी 

७. तीर्थकरोंके भजन 

<. आरतो संग्रह 


३२० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


देवेन्द्रकीतिं 


देवेन्द्रकीतिने कालिकांपुराणकी रचना की है। देवेन्द्रकीत्ति मराठी-साहित्य- 
के ऐसे कवि हैं, जिन्होंने धर्मं, दर्शन और काव्यकी त्रिवेणीको एकसाथ प्रवा- 
हित किया है। इनकी रचनाका मुलाधार प्राचीन वाह मय है | कवि देवेन्द्र- 
कीर्ति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओंके विद्वान होनेके साथ गुजराती 
भाषाके भी विद्वान थे । 


मराठीके अन्य कवि और लेखक 

मराठो-भाषामें लगभग २० अच्छे कवि और लेखक हुए हैं तथा दश ऐसे कवि 
हैं, जिन्होंने स्फुट रचनाएँ लिखकर वाऊ मयकी समुद्धिमें योगदान दिया है। 

मेघराजके गुरुबन्घु कामराजने 'सुदर्शनपुराण” और “चैतन्यफाग की रचना 
की है। 'चेतन्यफाग' गीत्तात्मक रचना है और इसमें देहकी ममता त्यागनेसे 
आत्माकी मुक्ति होने का सन्देश वरणित है। कामराज ओर मेघराजके गुरु- 
बन्धु सूरिजनने 'परमहंस” नामक रूपककाव्य लिखा है। इनकी दूसरी कृति 
'दानशीलतपभावना रास' भी उल्लेखनीय है। 


नागोआया कारण्जा-गद्दीके सेनगणके भट्टारक माणिक्यसेनके शिष्य थे । 
इन्होंने यशोधरचरित लिखा है। अभयकीति लात्रकी प्रथमशाखाके भट्टा रक 
अजितकी तिके शिष्य थे । इन्होंने शक संबत्‌ १५३८ में अनन्तव्रतकथा लिखी 
है । इनकी एक दूसरी कृति आदित्यव्रतकथा भी उपलब्ध है । 

भट्टारक अजयकीतिके शिष्योंमें चिमणाका नाम भी उल्लेख्य है। इन्होंने 
पेठनके चन्द्रप्रभ चैत्यालयमें अनन्तब्रत्तकथाकी रचना की है । एक आरत्ीसग्रह 
ग्रन्थ भी इनके द्वारा लिखित उपलब्ध है। 

जिनदासकी अपूर्ण कृति 'हरिवंशपुराण'को पुण्यसागरने १८ अध्याय और 
लिखकर पुर्ण किया है। जिनदास ४० अध्याय ही लिख सके थे। पुण्पयसागर 
द्वारा यह ग्रन्थ पूर्ण होकर जेन महाभारतकी संज्ञाको प्राप्त हुआ है। पृण्यसागर- 
की एक अन्य कृति आदित्यवारकथा भी है। शक संवत्‌ १५८७में सावाजीने 
'सुगन्धदशमी”' नामक कथा लिखी है। महीचन्द्रने शक संवत्‌ १६१८में 
आशापुरमें आदिपुराणकी रचना की है। अन्य क्ृृतियोंमें अठाईब्रतकथा, 
गरुड़पञ्चमीकथा, बारहमासी गीत, अहंन्तकी आरती, नेमिनाथभवान्तर और 
कतिपय स्तोन्न परिगणित हैं। महाकीतिने शीलूपताका नामक ग्रन्थ रचा है। 
इसमें ५५२ ओवियाँ हैं। सीताकी अग्निपरीक्षा गुम्फित है । शक संवत्‌ १६५०में 
लक्ष्मीचन्द्रने माननगर के चन्द्रप्रभवेत्यालयमें मेघमालाकी कथा लिखी है। यह्‌ 


क्ात्रार्यतुल्य काज्यकार एवं लेखक ; ३२१ 
२१ 


कृति ८६ इलोक प्रमाण है। इस कृतिमें संगोततत्त्वकी प्रधानता है और साव॑- 
जनिक सभाओंमें इसका गायन किया जाता है। 

जनाद॑नने शक संबत्‌ १६००में 'श्रेणिकचरित' नामक काव्यग्रन्थ लिखा 
है। इस ग्रन्थमें ४० अध्याय हैं। नगेन्‍्द्रकी त्तिने पद्यसंग्रह, दयासाग रने ९४६ 3४8६ - 
चरित, सम्यब्त्वकौमुदी और भविष्यदत्तबन्धुकथा एवं विद्याल शक 
सं० १७२९में धमंपरीक्षा नामक ग्रन्थकी रचना की है। गंगादासने पारिखनाथ- 
भवान्तर और आदित्यवारकथा ग्रन्थ लिखे हैं। चिन्तामणिने गुणकीति द्वारा 
रचित अपूर्ण पद्मपुराणको पूर्ण करनेका प्रयास किया है, पर वे इसके केवल 
सात ही अध्याय लिख पाये हैं। जिनसागरने जीवन्धरपुराण, ब्रतकथासंग्रह, 
भक्‍्तामरका मराठी अनुवाद आदि रचनाएँ लिखी हैं । रत्नकोतिने शक सं० 
१७३४में ४० अध्यायोंमें उपदेशसिद्धान्त रत्ममाछाकी रचना को है। दयासागरने 
शक संवत्‌ १७३८से हनुमानपुराण, जिनसेनने शक सं० १७४३में जम्बूस्वामी- 
पुराण, ठकाप्पाने शक सं० १७७२मे पाण्डवपुराण, सहवाने शक संबत्‌ १६३में 


नेमिनाथभवान्तर और रघुने हक सं० १७१०में सेठिमाहात्म्य नामक ऐति- 
हासिक कविता लिखी है। 


३२२ : तीथंकर महावीर और उतकी आंचार्य-परम्परा 


उपसंदार 


अंग और पूर्ब-साहित्यको आचायोंको देन 

तोर्थंकर महावी रकी आाचायंपरम्परा गौतम गणधरसे आरम्भ होती है, 
और यह परम्परा अंगसाहित्य ओर पूव॑साहित्यका निर्माण, संवद्धन एवं 
पोषण करती चली आ रही है। यों तो अंग ओर पृव-साहित्यकी परम्परा 
आदितीर्थंकर भगवान ऋषभदेवके समयसे लेकर अन्तिम तीथंकर महावी रके 
काऊ तक अनवच्छित्नरूपसे चली आयी है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अंग- 
साहित्यका विषय-प्रथन प्रत्येक त्तीथंकरके समयमें सिद्धान्तोंके समान रहनेपर 
भी अपने युगानुसार होता है। स्पष्टीकरणके लिए यों कहा जा सकता है कि 
उपासकाध्ययनमें प्रत्येक त्तीथंकरके समयमें उपासकोंकी ऋद्धिविशेष, बोधि- 
लाभ, सम्यक्त्वशुद्धि, संल्लेखना, स्वगंगसन, मनुष्यजन्म, संयम-घा रण, सोक्ष- 
प्राप्ति आदिका लिख्पण किया जाता है। पर प्रत्येक तीर्थंकरके कालमें उपा- 
सकोंको ऋषि, स्वगंगसन आदि विषयोंमें परिवर्तत होना स्वाभाविक है। 
यत: उपासकोंकी जेसी ऋद्धि, ब्रतोवास एवं बोधिकाभकी स्थिति ऋषभदेव- 
के समयमें थी, बेसी महावीरके समयमें नहीं रही होगी। इसी प्रकार अस्तः- 
कृतदशांगमें प्रत्येक तीथंकरके समयमें होनेवाले अन्तःकृतकेबलियोंका जीवन- 


आचायंतुल्य काग्यकार एवं छेखक : ३२३ 


बृत्त, तपदचरण, केवलज्ञान आदिका वर्णन रहता है । निशचयतत: तीर्थंकर 
ऋषभदेवके समयके अन्तःकृत्दशकेवलोी महावीरके अन्तःकृतदशकेवलियोंसे 
भिन्‍न हैं। अतः स्पष्ट है कि अंगसाहित्यका विषय प्रत्येक त्तीथंकरके समयमें 
युगानुसार कुछ परिवत्तित होता है । 

पुर्व॑साहित्यका विषय परम्परानुसार एक-सा ही चलता रहता है। ज्ञान 
सत्य, आत्मा, कर्म ओर अस्तिनास्तिवादरूप विचार-धारणाएँ प्रत्येक त्तोर्थंकर- 
के तीर्थंकालमें समान ही रहती हैं। अत्त: पृवंसाहित्य समस्त तोथर्थकरोंके 
समयमें एकरूपमें वत्तमान रहता है। उसमें विषयका परिवत्तंन नहीं होता 
है। जो शाहवतिक सत्य हैं और जिन मुल्योंमें त्रकालिक स्थायित्व है, उन 
मल्योंमें कभी परिवत्तंन नहीं होता । वे अनादि है । उनमे किसी भी त्तीर्थक रके 
तीर्थंकालमें किड्चित्‌ परिवत्तंत दिखलाई नहीं पड़ता | 

श्रुत्तधराचार्योने अंग और पृ्व॑ साहित्यकी परम्पराको जीवन्त बनाये रखने- 
में अपूवं योगदान दिया है। गृुणधर, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि, आयंमे॑क्षु, 
तागहस्ति, वज्ञयश, चिरन्तनाचाये, यतिवृषभ, उच्चारणाचायं, वष्पदेव, कुन्द- 
कुन्द, वटुकेर, शिवाय, स्वामीकुमार एवं गृद्धपिच्छाचायं आदिने कर्म प्राभृत- 
साहित्यका सम्वद्धंन एव प्रणयन किया है । 

इन आचार्योने कर्म और आत्माके सम्बन्धसे जन्य विभिन्न क्रिया-प्रत्ति- 
क्रियाओंके विवेचनके लिए 'पेज्जदोसपाहुड', 'बट्खण्डागम', “चुणिसूत्र', 'व्या- 
ख्यानसूत्र', 'उच्चारणवृत्ति' आदिका प्रणयन कर सिद्धान्त-साहित्यकों समृद्ध 
किया है। यहाँ यह स्मरणीय है कि कमंसाहित्यका मूल उद्गमस्थान कर्म- 
प्रवाद नामक अष्टम पूर्व है और इस पूर्वका कथन वत्तंमान कल्पमें प्रथम तीथँकर 
ऋषभदेवसे अन्तिस तीर्थंकर महावीर तक समानरूपसे होता आया है। कमं- 
का स्वरूप, कर्मंद्रव्य, कम और आत्माका सम्बन्ध, तज्जन्य अशुद्धि एवं आत्माकी 
विभिन्न अवस्थाओंका विवेचन कमंसिद्धान्तका प्रधान वण्ये विषय है। आ- 
चायोने कर्म एवं आत्माके सम्बन्धकों अनादि स्वीकार कर भी कमंकी विभिन्‍न 
अवस्थाओं एवं स्वरूपोंका प्रतिपादन किया है | 

गणधर ओर घरसेनने कर्म-सिद्धान्तका विवेचन सूत्ररूपमें किया है। 
पुष्यदल्त ओर भत्तबलिने 'घट्खण्डागम'के रूपमें सूत्रोंका अवतारकर--जीव- 
ट्राण, सुद्दाबन्ध, बंधसामित्तविचय, वेदना, वग्गणा और महाबन्ध, इन छहू 
खण्डरूपोंमें सूत्रोंका प्रणणन कर कमंसिद्धान्वका विस्तारपृवंक निरूपण 
किया । अनन्तर वीरसेनाचार्य ओर जिनसेनाचायंने 'घवला' एवं 'जयघवला 
टीकाओं द्वारा उसकी विस्तृत व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं । 


३२४ : तीर्थंकर महाबीर ओर उनकी आचायं-परम्परा 


उद्गमस्थानमें जिस प्रकार नदीका स्रोत बहुत ही छोठा होता है और 
उसको पतली धाराकी गति भो मन्द ही रहती है। पर जेसे-जेसे नदीका यह 
स्रोत उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है, वेसे-वेसे उसकी घारा बुहृद्‌ ओर तीज्न 
होती जाती है। समतलल भमिपर पहुँचकर इस घाराका आयाम स्वतः विस्तृत 
हो जाता है। इसी प्रकार कर्म-साहित्यकी यह धारा तीर्थंकर महावी रके मुखसे 
निःसृत हो गणघर-श्रुतकेवलियों एवं अन्य आचार्योंको प्राप्तकर विकसित एवं 
समृद्ध हुई है। 

यह सावंजनोन सत्य है कि युगके अनुकूल जीवन और जगत्‌ सम्बन्धो 
आवश्यकत्ताएँ उत्पन्न होती है। विचारक आचाये इन आवध्ष्यकताओंकी 
पूतिके छिए नये चिन्तन और नये आयाम उपस्थित करते हैं। अत: किसी भी 
प्रकारके साहित्यमें विषय विस्तृत होना ध्रुव नियम है। जब किसी भी विचार- 
को साहित्यकी तकनीकमे ग्रथित किया जाता है, लो वह छोटा-सा विचार भी 
एक सिद्धान्त या ग्रन्थका रूप धारण कर लेता है। 'कमंप्रवाद'मे कमंके बन्ध, 
उदय, उपशम, निर्जता आदि अवस्थाओंका, अनुभागबन्ध एवं प्रदेशबन्धके 
आधारों तथा कर्मोको जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट स्थितियोंका कथन किया गया है। 
'कमंप्रवाद'का यह विषय आगमसाहित्यमें गुणस्थान ओर मागंणाओंके भेदक 
क्रमानुसार विस्तृत और स्पष्ट रूपमें अंकित है । 
आचायंपरम्परा और कर्मसाहित्य 

पौद्गलिक कर्मके कारण जीवमे उत्पन्न होनेवाले रागद्वेषाद भाव एवं 
कषाय आदि विकारोंका विवेचन भी आगमसाहित्यके अन्तर्गत है । कमंबन्धके 
कारण ही क्षात्मामें अनेक प्रकारके विभाव उत्पन्न होते हैँ ओर इन विभावोंसे 
जीवका संसार चछता है। कर्म और आत्माका बन्ध दो स्वतन्त्र द्रव्योंका बन्ध 
है, अत: यह टूट सकता है और आत्मा इस कमंबन्धसे नि:सग या निलिप्त हो 
सकती है । कमंबन्धके कारण ही इस अशुद्ध आत्माकी दशा अद्ध'भौतिक जैसी 
है। यदि इन्द्रियोंका समुचित विकास न हो त्तो देखने और सुननेकी शक्तिके 
रहनेपर भी वह शक्ति जसी-की-तैसी रह जाती है और देखना-सुनना नही हो 
पात्ता। इसी प्रकार विचारशक्तिके रहनेपर भी यदि मस्तिष्क यथार्थ रूपसे 
कार्य नही करता, तो विचार एवं चिन्तनका काये नहीं हो पाता । अत्तएव 
इस कथनके आलोकमें यह स्पष्ट है कि अशुद्ध आत्माकी दशा ओर उसका 
समस्त उत्कषं-अपकर्ष पौदृगलिक कर्मोके अधीन है। इन कर्मोके उपश्म एवं 
क्षयोपशमके निमित्तसे ही जीवमें श्ञानशक्ति उद्बुद्ध होती है। कमंके क्षयो- 
पदमकी तारतम्यता ही शानशक्तिकी तारतम्यताका कारण बनती है। इस 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : ३२४६ 


प्रकार श्रुतधराचायोंने कमंसिद्धान्तकके आलोकमें आत्माको कथल्चित्‌ मृत्तिक 
एवं अमृत्तिक रूपमें स्वीकार किया है। अपने स्वाभाविक गुणोंके कारण यह 
आत्मा चेतन्य--ज्ञान-दर्शन-सुखमय है ओर है अमृत्तिक | पर व्यवह्य रनयकी 
दृष्टिसे कमंबद्ध आत्मा मुत्तिक है। अनादिसे यह शरीर आत्माके साथ सम्बद्ध 
मिलता है। स्थूल शरीरको छोड़नेपर भी सूक्ष्म कम॑ शरीर इसके साथ रहता 
है। इसी सूक्ष्म क्मशरीरके नाशका नाम मुक्ति है। आत्माकी स्वतन्त्र-सत्ता 
होनेपर भी इसका विकास अशुद्ध दक्षामें अर्थात्‌ कमंबन्धकी दह्षामें देहनिमि- 
त्तक है। 

यह कर्मबद्ध आत्मा रागद्वेषादिसि जब उत्तप्त होतती है; तब शरीरमें एक 
अद्भुत हलनचलन हो जाता है। देखा जाता है कि क्रोधावेगके आते ही नेत्र 
लाल हो जाते हैं, रक्तकी गति तीत्र हो जाती है, मुख सूखने लगता है और 
नथुने फड़कने लगते हैं। जब कामवासना जागृत होती है तो शरीरमें एक 
विदेष प्रकारका मन्थन आरम्भ हो जाता है। जब तक ये बिकार या कषाय 
शान्त नहीं होते, तब तक उद्गेंग बना रहता है । आत्माके विचारो, चिन्‍्तनों, 
आवेगों और क्रियाओके अनुसार पुद्गलद्रव्योंमें भी परिणमन होता है ओर 
उन विचारों एवं आवेगोसे उत्तेजित हो पुदूगल परमाणु आत्माके वासनामय 
सूक्ष्म कर्मश री रमे सम्मिलित हो जाते है। उदाहरणाथ्थं यह समझा जा सकता 
है कि अग्निसे तप्त लोहेके गोलेको पानीम छोड़ा जाय, तो वह तप्त गोला जल- 
के बहुत-से परमाणुओंको अपने भीत्तर सोख लेता है ।जब तक वह गरम रहता 
है, तब तक पानीमे उथरूपुथल होती रहती है। कुछ परमाणुओंकों खीचता 
है एवं कुछको निकालता है ओर कुछको भाप बनाकर बाहर फेंक देता है। 
आशय यह है कि लौहूपिण्ड अपने पाश्व॑वर्ती वातावरणमें एक अजीब स्थिति 
उत्पन्न करता है । इसी प्रकार रागद्व षाविष्ट आत्मामे भी स्पन्दन होता है और 
इस स्पन्दनसे पुद्गलपरमाणु आत्माके साथ सम्बद्ध होते है । 

संचित कर्मोके कारण रागद्वेषादि भाव उत्पन्न होते हैं और इन रागादि 
भावोंसे कम पुदुगलोंका आगमन होता है । यह प्रक्रिया तब तक चलतो रहती 
है, जब तक कि श्रद्धा, विवेक और चारित्रसे रागादि भावोंको नष्ट नहीं किया 
जाता । तात्पयं यह कि जीवकी रागद्वेषादिवासनाथें और पुदूगलकमंबन्धकी 
धाराए बीज-वृक्षकी सततिके समान अनादिकाल्‍से प्रचलित है। पूव॑र्साचत 
करके उदयसे वत्तंमान समयमें रागद्वेषादि उत्पन्त होते है और तत्कालमे 
जीवकी जा लगन एवं आसक्ति होती है, वही नृतन बन्धका कारण बनती 
है । अतएब रागादिकी उत्पत्ति और कमंबन्धकी यह प्रक्रिया अनादि है। 

सम्यग्दुष्टि जीब पृर्वकमोंके उदयसे होनेवाले रागादि भावोंको अपने 


३२६ : तीथंकर महावीर और उनकी आतचार्य-परम्परा 


विवेकसे क्लान्‍्त करता है। वह करमंफलोंमें आसत्ति नहीं रखता इस प्रकार 
पुरातन संचित कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं और किसी नये कमंका 
स्थिति-अनुभागबन्ध नहीं होता है। आत्म-सत्ताकी श्रद्धा करनेवाला निष्ठावान्‌ 
व्यक्ति संयम, विवेक, तपश्चरणके कारण कमंबन्धकी प्रक्रियासे छुटकारा प्राप्त 
करता है। पर मिथ्यादुष्टि देहात्मवादी नित्य नई वासना और आसक्तिके 
कारण तीब्र स्थिति और अनुभागबन्ध करता है। जो जोब पुरुषार्थो, विवेकी 
ओर आत्मनिष्ठावान्‌ है, वह निजेरा, उत्कषं, अपकर्ष, संक्रमण आदि कर्म- 
करणोंको प्राप्त करता है, जिससे प्रतिक्षण बन्धनेवाले अच्छे या बुरे कर्मोमें 
शुभभावोंसे शुभकर्मोमें रसप्रकषं स्थित होकर अशुभकर्मोमें रसहीनता एवं 
स्थित्तिच्छेद उत्पन्न होता है। 
श्रुतघरावारयोने कमंसिद्धान्तके अन्तगंत प्रतिसमय होनेवाले अच्छे-बुरे 
भावोंके अनुसार तीब्रतम, तीव्रतर, तीत्र, मन्द, मन्दन्तर और मन्दतम 
रूपोंमें कमंकी विपाक-स्थितिका वर्णन किया है। संसारी आत्मा कर्मोके इस 
विपाकके कारण ही सुख-दुखका अनुभव करत्ती है। यह भौत्तिक जगत्त पुदूगल 
एवं आत्मा दोनोंसे प्रभावित होता है। जब कमेका एक भौतिक पिण्ड अपनी 
विशिष्ट शक्तिके कारण आत्मासे सम्बद्ध होता है तो उसकी सूक्ष्म एवं तीब्र 
शक्तिके अनुसार बाह्य पदार्थ भी प्रभावित होते हैं और प्राप्त सामग्रीके अनु- 
सार उस संचित कर्मका तीज्रन, मन्द और मध्यम फल मिलता है। 
कम और आत्माके बन्धनका यह चक्र अनादि कालसे चला आ रहा है 
और तब तक चलता रहेगा, जब तक बन्धहेतु रागादिवासनाओंका विनाश 
नहीं होता । श्रुत्रधर आचाये कुन्दकुन्दने बताया है-- 
जो खलु संसारत्थो जीबो तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणामादों कम्म॑ कमस्सादों होदि गदिसु गदी॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते। 
तेहि दु विसयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा॥ 
जायदि जीवस्सेवे भावो संसारचक्‍कवालम्मि | 
हृदि जिणवरेंहि भणिदों अगादिणिषणो सणिधणों वा ॥१ 
श्रुतधराचार्योने स्पष्टलपसे बताया है कि आत्मा अनादिकालसे अशुद्ध हे, 
पर प्रयोग द्वारा इसे शुद्ध किया जा सकता है| एकबार शुद्ध होनेपर फिर इसका 
अशुद्ध होना संभव नहीं, यत्त: बाधक कारणोंके नष्ट होनेस पुनः अशुद्धि आत्मामें 


१. पण्चास्तिकाय, कुंन्दकुन्द, भारती अ्रतमण्डल ग्रंथ-प्रकाशन समिति, फल्टन 
सन्‌ १९७०, गाथा--१२८ से १३० तक | 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३२७ 


उत्पन्त नही हो सकतो। आत्माके प्रदेश्ोंमें संकोच और विस्तार भी कर्मके 
निमित्तसे होत्ता है। फर्म निमित्तके हटते ही आत्मा अपने अन्तिम आकारमें 
रह जाती है और उध्वंलोकके अग्रभागमें स्थित हो अपने अनन्‍्तचेततन्यमें 
प्रतिष्ठित हो जाती है । 

श्रुतधराचायोने कर्मसिद्धान्तके इस प्रसंगमें अध्यात्मवाद, रत्त्वज्ञान, 
अनेकान्तवाद, आचार आदिका भो विवेचन किया है। गृणस्थान, जीवसमास, 
मार्यणा आदिकी अपेक्षासे कमंबन्ध, जोबके भाव, उनको शुद्धि-अशुद्धि, योग- 
ध्यान आदिका विवेचन किया है। 

नय-वादको अपेक्षासे आत्माका निरूपण करते हुए निएचयनयकी अपेक्षा 
आत्माको शुद्ध चेतन्यमावोंका कर्त्ता और भोक्‍ता माना है। पर व्यवहार- 
नयकी अपेक्षासे यह आत्मा कमेबन्धके कारण अशुद्ध है और राग-ह ष-मोहादि 
की कर्त्ता और तज्जन्य कमंफलोंकी भोक्ता है। अतएव संक्षेपमे यही कहा जा 
सकता है कि श्रुतधराचार्योने सिद्धान्त-साहित्यका प्रणयन्त कर तीर्थंकर महावीर- 
की ज्ञानज्योतिको अखण्ड और अक्षुण्ण बनाये रखनेका प्रयास किया है। 


द्वितीय परिच्छेदमें सारस्वताचार्यों द्वारा की गयी श्रुतसेवाका प्रतिपादन 
किया गया है। सारस्वताचार्योमे सबंप्रमुख आचाय॑ समन्तभद्र है। इनके पदचात्‌ 
सिद्धसेन, पुज्यपाद, पात्रकेसरी, जोइन्दु, विमलसूरि, ऋषिपुत्र, मानतुंग, 
रविषेण, जटासिहनन्दि, एलाचायें, वीरसेन, अकलंक, जिनसेन द्वितीय, विद्या- 
ननन्‍्द, देवसेन, अमितगत्ति प्रथम, अमितगत्ति द्वितीय, अमृतचन्द्र, नेमिचन्द्र आदि 
आचार्योने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रब्यानुयोग और चरणानुयोगकी रचना 
कर वाड मयको पल्डवित किया है। इन सारस्वताचार्योनि उत्पादादि-ब्रिलक्षण- 
परिमाणवाद, अनेकान्तदुष्टि, स्थाह्गाद-भाषा और आत्मद्रव्यको स्वतन्त्र सत्ता 
इन चार मूक विषयोंपर विचार किया है। 


दाइंनिक युग ओर स्याह्ाद 

दार्शनिक युगके सर्वप्रथम आचायं समन्‍्तभद्वने "सेडान्तिक एवं आगमिक 
परिभाषाओ और छ्षब्दोंको दाशंनिक रूप प्रदान किया है। इन्होंने एकान्त- 
वादोंकी आलोचनाके साथ-साथ अनेकान्तका स्थापन, स्याद्वादका लक्षण, सुनय- 
दु्नंयकी व्याख्या और अनेकान्तमें अनेकान्त लगानेकी प्रक्रिया बतलायी है। 
प्रमाणका लक्षण 'स्वपराबभासक बुद्धि को बतलाया है। समन्तभद्रने बत- 
लाया है कि तत्त्व अनेकान्तरूप हैं और अनेकान्त विरोधी दो धर्मोके युगलके 
आश्रयसे प्रकाशमें आनेवाले वस्तुगत सात धर्मोका समुच्चय है और ऐसे-ऐसे 


३२८ : तीथंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अनन्त धर्मंसमुच्चय विराट अनेकान्तात्मकतत््व-सागरमें अनन्त लहरोंके 
समान तरंगित हो रहे हैं और उसमें अनन्त सप्तरभंगियाँसमाहित हैं। वक्ता 
किसी धमंविशेषकों विवक्षावश मुल्य या गौणरूपमें ग्रहण करता है। इस प्रकार 
समल्तभद्वने सप्तभंगीका परिष्कृत प्रयोग कर अनेकान्तकी व्यवस्था प्रदर्शित की 
है। यथा-- 

१. स्थात्‌ सद्रूप ही तत्त्व है। 

२. स्यात्‌ असद्रूप ही त्तत्व है। 

३. स्थात्‌ उभयरूप ही त्तत्त्व है । 

४. स्यात्‌ अनुभय ( अवक्तव्य) रूप हो तत्त्व है। 

५, स्थात्‌ सद और अवक्तव्य रूप ही तत्त्व है। 

६. स्यात्‌ असद्‌ और अवक्तव्य रूप ही तत्त्व है। 

७ स्यात्‌ सद और असद तथा अवकक्‍्तरूप ही तत्त्व है 

इन सप्तभद्ोंमें प्रथम भंग स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षासे, द्वितीय पर- 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षासे, तृतीय दोनोंकी सम्मिलित अपेक्षाओंसे, चतुर्थ 
दोनों सत्त्व-असत्त्वको एक साथ कह न सकनेसे, पंचम प्रथम-चतुर्थके संयोगसे, 
षष्ठ द्वितीय-चतुर्थके मेलसे, सप्तम तृत्तीय-चतुर्थके सम्मिलित रूपसे विवक्षित हैं । 
प्रत्येक भगका प्रयोजन पृथक-पृथक्‌ रूपमें अभीष्ट है । 

समन्तभद्वने सदसदके स्थाद्गादके समान अद्वेत-देत्तवाद, शाइवत्त-अद्याइवतवाद, 
वक्‍तव्य-अवक्तव्यवाद, अन्यत्ता-अनन्यत्तावाद, अपेक्षा-अनपेक्षावाद, हेतु-अहेतुवाद, 
विज्ञान-बहि रथवाद, देव-पुरुषार्थवाद, पाप-पुण्यवाद और बन्ध-मोक्षकारणवाद- 
प्र भी विचार किया है। तथा सप्तभंगीकी योजना कर स्यादवादकी स्थापना 
की है। इस प्रकार समन्‍्तभद्वने तत्त्वविच्चरको स्यादवाददृष्टि प्रदान कर 
विचारसंधर्षको समाप्त किया है। समनन्‍तभद्रका अभिमत है कि तात्त्विक 
विचारणा अथवा आचार-व्यवहार, जो कुछ भी हो, सब अनेकान्तदृष्टिके 
आधारपर किया जाना चाहिए। अतः समस्त आचार ओर विचारकी नींव 
अनेकान्तहृष्टि ही है। यही दृष्टि वेयक्तिक और सामष्टिक समस्याओंके समा- 
धानके लिए कुज्जी है । 

समन्‍्तभद्रको सप्तरभंगीका स्वरूप आचार कुन्द-कुन्दसे विरासतके रूपमें 
प्राप्ल हुआ था। उन्होंने इस रूपको पर्याप्त विकसित और सुव्यवस्थित किया 
है। विचारसहिष्णुता ओर समता लानेका उनका यह प्रयत्न इलाघनीय है। 


१. देवासम, वीर-सेवा-मन्दिरट्रस्ट प्रकाशन, डॉ० दरबारीलालू कोठिया द्वारा लिखित 
प्रस्तावना पु० ४४ । 





आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३२९ 


समन्‍्तभद्रके पदचात्‌ सिद्धसेनने नय और अनेकान्तका गंभीर, विशद एवं 
मौलिक विवेचल किया है। समन्तभद्गके प्रमाणके 'स्वपरावभासक लक्षण'में 
“बाधविर्वाजत” विशेषण देकर उसे विशेष समुद्ध किया। ज्ञानकी प्रमाणता और 
अप्रमाणताका आधार मेयनिद्चय को माना । 

पात्रकेसरी और श्रीदत्तने क्रमश: त्रिलक्षणकदर्थन' एवं 'जल्पनिर्णय' ग्रन्थों- 
की रचना कर “अन्यथानुपपन्‍नत्व” रूप हेतुलक्षण प्रतिष्ठित किया त्था वादका 
सांगोपांग निरूपण कर पर-समयमीमांसा प्रस्तुत की । 

आचाय॑ अकलंकदेवने जैन न्यायशास्त्रकी सुदृढ़ प्रतिष्ठा कर प्रमाणके 
प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो मेद बतलाये तथा प्रत्यक्षके मुख्यप्रत्यक्ष; सांव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष ये दो भेद क्रिये है। परोक्षप्रमाणके भेदोंमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 
तक, अनुमान ओर आगमको बतलाया है। उत्तरकालिन आचार्योने अकलूक- 
द्वारा प्रतिष्ठापित प्रमाणपद्धतिको पल्‍लवित और पुष्पित्त किया है। अकलंक- 
देवने लघीयस्त्रयसवुत्ति, न्‍्यायविनिश्चयसवृत्ति, सिद्धिविनिश्वयसवृत्ति और 
प्रमाणसंग्रहसवृुत्ति इन मौलिक ग्रन्थोकी रचना की है। तत्त्वाथंवात्तिक और 
अष्टशत्ती इनके टीकाग्रन्थ हैं। अकलकने इन प्रन्थोमें प्रमाण और प्रमेयकी 
व्यवस्थामें पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुका प्रमाणविषय- 
त्व त्तथा अ्थंक्रियाकारित्वके विवेचनके पश्चात्‌ नित्येकान्त आदिका निरसन 
किया है। सुनय, दुनंय, द्रव्याथिक, पर्यायाथिक आदिका स्वरूपविवेचन भी 
कम महत्त्वपूर्ण नही है । अकलकके पदचात्‌ आचाय॑ विद्यानन्दने तत्त्वार्थडलोक- 
वात्तिक, अष्टसहस्ी, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासन- 
परीक्षा जेसे जैन न्यायके मू्ंन्य ग्रन्थोंका प्रणणन कर जैनदर्शंनको सुव्यव- 
स्थित्त बनाया है। ज्ञेयको जानने-देखने, समझने और समझानेकी दुष्टियोंका नय 
ओर सप्तभंगी द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है। विद्यानन्दने विभिन्‍न दार्शत- 
कारों द्वारा स्वीकृत आप्तोंकी समीक्षा कर आप्तत्व एबं सर्वेज्ञत्वकी प्रतिष्ठा 
की है। इन्होंने सविकल्पक एवं निविकल्पक ज्ञानकी प्रामाणिकताका भी 
विचार किया है । अभ्यास, प्रकरण, बुद्धिपाटव आदिसे निविकल्पको प्रमाण 
नहीं माना जा सकता। स्वलक्षणरूप परमाणुपदार्थ ज्ञानकगा विषय तभी बन 
सकता है जब स्थूल बाह्य पदार्थोका अस्तित्व स्वीकार किया जाय । विद्यानन्दते 


१. प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञान, बाधविवर्जितम्‌ । 
प्रत्यक्ष च परोद्ां च॒ द्विधा, मेयविनिश्चयात्‌ ।। 
--न्यायावतार, सम्पादक डाँ० पी० एल० बँद्य, अ्रकाशक जैन श्वेताम्बर कान्मोंस, 
बम्बई, सन्‌ १९२८ कारिका १। 


३३० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


पुरुषाहेत, शब्दाद्वेत, विज्ञानाहेत, चित्राहत, चार्वाक, बौद्ध, सेश्वरसांख्य, 
निरीएवरसांख्य, नेयायिक, वेशेषिक, भाट्ट आदिके मंत्तव्योंकी समीक्षा की हैं । 
प्रमेयोंका स्पष्टीकरण बहुत ही सुन्दर रूपमें किया गया है। 


द्रव्धगुण-पर्यायविषयक वेन 


द्रव्यविवेचनके क्षेत्रमें श्रुतधराचार्य कुन्दकुन्दने जो मान्यताएँ प्रतिष्ठित की 
थीं, उनका विस्तार एलाचार्य, अमृतचन्द्र, अमित्तगत्ति, वीरसेन, जोइन्दु आदि 
आचार्योने किया है | जीव, पुद्गल, धर्म, अधमं, आकाश और काल इन छह 
द्रव्यों और उनके गुण-पर्यायोंका निरूपण किया गया है । जीवका चेत्तन्य आसा- 
धारण गुण है। बाह्य और अभ्यन्तर कारणोंसे इस चंतन्यके ज्ञान और दर्शन 
रूपसे दो प्रकारके परिणमन होते हैं। जिस समय चेतत्य 'स्वसे भिन्‍न किसी 
ज्ञेयको जानता है, उस समय वह ज्ञान कहलाता है। और जब चेतन्यमात्र 
चेतन्याकार रहता है तब वह दर्शन कहलात्ता है। जीवमें ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीर्य आदि गुण पाये जाते है । 

पुद्गलद्रव्यमे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण रहते है । जो द्रव्य स्कन्ध 
अवस्थामे पूरण अर्थात्‌ अन्य-अन्य परमाणुओसे मिलन और गलन अर्थात्‌ कुछ 
परमाणुओका बिछुड़ना, इस तरह उपचय और अपचयको प्राप्त होता है वह पुद- 
गल कहलाता है। समस्त दृष्य जगत इस पुदुगलका ही विस्तार है। मूल दृष्टिसे 
पुद्गलद्गवव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओसे मिलकर जो स्कन्धघ बनता 
है वह संयुक्तद्रव्य है । स्कनन्‍्धोंका बनाव और मिटाव परमाणुओंकी बन्धशक्ति 
और भेदद्वक्तिके करण होता है। 

प्रत्येक परमाणुमें स्वभावसे एक रस, एक रूप, एक गन्ध और दो स्पर्श होते 
है। परमाणु अवस्था ही पुद्गलकी स्वाभाविक पर्याय और स्कन्ध अवस्था विभाव 
पर्याय है । परमाणु परमाततिसृक्ष्म है, अविभागी है, शब्दका कारण होकर भी 
स्वय अशब्द है। शाधवत्त होकर भी उत्पाद और व्यय युक्त है। 

स्कन्ध अपने परिणमनकी अपेक्षासे छह्‌ प्रकारका है--१. बादर-बादर-- 
जो स्कन्ध छिल्त-भिन्‍न होने पर स्त्रयं न मिल सकें, वे लकड़ी, पत्थर, पर्वेत्त, 
पृथ्वी आदि बादर-बादर स्कन्घ कहलाते हैं। २. बादर--जो स्कन्ध छिल्त-भिन्‍न 
होने पर स्वयं आपसमें मिल जाये, वे बादर स्कन्ध हैं; जेसे--दूध, घी, तैल, पानी 
आदि। ३. बादर-सू क्म--जो स्कन्ध दिखनेमें तो स्थल हों, लेकिन छेदने-मेदने 
ओऔर ग्रहण करनेमें न आवें, वे छाया, प्रकाश, , अन्धकार, चॉदनी आदि बादर- 
सूक्ष्म स्कन्ध हैं | ४. सूक्ष्म-बादर--जो सूक्ष्म होकरके भी स्थूलरूपमें दिखें, वे 
पाँचों इन्द्रियोंक विषय--स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण ओर छ्षब्द सुक्ष्म-बादर स्कल्ध हैं । 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ३३१ 


५. सूक्म--जो सूक्ष्म होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण न किये जा सकते हों, 
बे कर्मंवर्गणा आदि सूक्ष्म स्कन्ध है। ६. अतिसूक्ष्म--कर्मंव्गणासे भी छोटे 
दयणुक स्कन्ध तक अतिसूक्षम हैं। 

समान्‍्यत्त: पुदुगलके स्कनन्‍्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश और परमाणु ये चार 
विभाग हैं । अनन्तान्त परमाणुओंसे स्कन्ध बनता है। उससे आधा स्कनन्‍्धदेश 
और स्कन्धदेशका आधा स्कन्‍धप्रदेश कहलाता है। परमाणु सबंत: अविभागी 
होता है । शब्द, बन्ध, सुक्ष्मता, स्थूलता, सस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, प्रकाश, 
उद्योत और गर्मी आदि पुद्गलद्रव्यके ही पर्याय है । 


अनन्त आकाशमें जीव और पुदुगलोंका गमन जिस द्रव्यके कारण होता है 
वह ॒धर्मंद्रव्य है । यहाँ धर्मंद्रव्य पुण्यका पर्यायवाची नहीं। यह असंख्यात्त प्रदेशी 
द्रव्य है। जीव ओर पुदूगल स्वयं गतिस्वभाववाले है। अत: इनके गमन 
करनेमें जो साधारण कारण होता है वह धर्मंद्रव्य है। यह किसी जीव या 
पुद्गलको प्रेरणा करके नही चलाता, किन्तु जो स्वयं गति कर रहा है उसे 
माध्यम बनकर सहारा देता है। इसका अस्तित्व लोकके भीतर तो है ही, पर 
लोकसीमाओंपर नियत्रकके रूपमें है। धरमंद्रव्यके कारण ही समस्त जीव और 
पुदूगल अपनी यात्रा उसी सीमा तक समाप्त करनेको विवश्ञ हैं। उससे आगे 
नहीं जा सकते । 


जिस प्रकार गतिके लिए एक साधारण कारण धर्मंद्रव्य अपेक्षित है, उसी 
त्तरह जीव एवं पुद्गलोंकी स्थितिके लिए एक साधारण कारण अधमंद्रव्य अपे- 
क्षित है। यह लोकाकाशके बराबर है । रूप, रस, गन्ध, स्पश ओर शब्दसे रहित्त, 
अमूर्तिक, निष्क्रिय और उत्पाद-व्ययके परिणमनसे युक्त नित्य है। अपने 
स्वाभाविक संतुलन रखनेवाले अनन्त अगुरुलघुगुणोंसे उत्पाद-व्यय करता 
हुआ यह स्थितशील जीव-पुदूगलोकी स्थितिमें साधारण कारण होता है। 
धर्मंद्रव्य और अधर्मद्रव्य लोक और अलोक विभागके सद्भावसूचक प्रमाण है। 


समस्त जीव, अजीव आदि द्रव्योको जो अवगाह देता है अर्थात्‌ जिसमें ये 
समस्त द्रव्य युगपत्‌ अवकाश पाते है, बहू आकाशद्रव्य है। आकाश अनन्त- 
प्रदेशी है। इसके मध्य भागमें चौदह राजू ऊँचा पुरुषाकार लोक स्थित है, 
जिसके कारण आकाश लोकाकाश् ओर अलोकाकाशके रूपमें विभाजित हो 
जाता है। छोकाकाश असख्यातप्रदेशोमें है। शेष अनन्त प्रदेशोंमें अलोक है, जहाँ 
केवल आकाश ही आकाश है। यह निष्क्रिय है और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं 
शब्द आदिसे रहित होनेके कारण अमूर्तिक है। 


३३२ : तीथंकर भहावीर ओर उनकी आचार्यपरम्परा 


समस्त द्वव्योंके उत्पादादिर्य परिणमतमें सहकारी कालद्रव्य होता है। 
इसका स्वरूप वर्त्तना' लक्षण है। यह स्वयं परिणमन करते हुए अन्य ब्रव्योंक 
परिणमनमें सहकारी होता है। यह भी अन्य द्वव्यों के समान उत्पाद, व्यय,भ्रौव्य 
युक्त है । प्रत्येक लोकाकाशके प्रदेशपर एक-एक कालापणुद्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता 
रखता है। धर्म ओर अधर्म द्रव्यके समान यह कालद्रव्य एक नहीं है, यत्त: 
प्रत्येक लोकाकाशके प्रदेशपर समय-भेद स्थित रहनेसे यह अनेक रत्नोंकी राशिके 
समान पिण्डद्रव्य है। द्रव्योमें परत्व, अपरत्व, पुरातनत्व, नृतनत्व, अतीत्त, 
वत्तमान और अनागतत्त्वका व्यवहार कालद्रव्यके कारण ही होता है। 


प्रत्येक द्रव्यमें सामान्य और विशेष गुण पाये जाते हैं। प्रत्येक गुणका भी 
प्रतिसमय परिणमन होता है। गुण और द्रव्यका कथब्नचित्‌ तदात्म्यसम्बन्ध है । 
द्रव्यसे गुणको पुथक नही किया जा सकता । इसलिए वह अभिन्‍्त है और संज्ञा, 
संख्या, प्रयोजन आदिके भेदसे उसका विभिन्‍न रूपसे निरूपण किया जाता है, 
अत्त' वह भिन्‍न है। इस हृष्टिसे द्व्यमें जितने गुण है उत्तने उत्पाद और व्यय 
प्रतिसमय होते हैं । प्रत्येक गुण अपने पूर्व॑ पर्यायकोी त्यागकर उत्तरपर्यायको 
धारण करता है। पर उन सबकी द्रव्यसे भिन्‍न सत्ता नहीं रहती है। सुक्ष्मतया 
देखनेपर पर्याय और गुणको छोड़कर द्रव्यका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, 
गुण और पर्याय ही द्रव्य है। पर्यायोंमे परिवत्तंवन होनेपर भी जो एक अनच्छि- 
न्‍नताका नियामक अंश है, वही तो गण है । गुणोंको सहभावी एवं अन्वयी तथा 
पर्यायोंको व्यत्तिरिकी और क्रमभावी माना जाता है। पर्याय, गुणोंका परिणाम 
या विकार होती है। 


द्रव्य, गुण और पर्यायके विवेचनके साथ जीव, अजीव, आख़व, बन्ध, संवर, 
निरजरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका निरूपण भी किया गया है । आख़व, बन्ध, 
संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्व दो-दो प्रकारके होते हैं--द्रव्य और भावरूप। 
मिथ्यात्व, अविरठि, प्रमाद, कषाय और योगरूप आत्मपरिणामोंसे कर्मपुद्ग- 
लोंका आगमन, जिन भावोंसे होता है वे भावाख्रव कहलाते है। और पुद्गलोंका 
आना द्रव्यास्रव है। भावास्रव जीवगत पर्याय है और द्रव्यास्रव पुद्गल- 
गत। जिन कषायोंसे कर्म बन्धते हैं, वे जीवगत कषायादि भावभावबन्ध 
हैं और पुद्गलकमंका आत्मसे सम्बन्ध हो जाना द्रव्यवन्ध है। भावबन्च 
जीवरूप है और द्रव्यबन्ध पुदूगलरूप | न्नत्त, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा 
और परिषहजयरूप भावोंसे कर्मोंके आनेको रोकना भावसंवर है। और 
कर्मोका रुक जाता द्रव्यसंवर है। इसी प्रकार पूर्व संचित कर्मोका निर्जरण 
जिन तपादिभावोंसे होता है बे भावनिजंरा हैं और कमोंका झड़ना द्रव्य- 


आचार्यतुल्य कांध्यकार एवं छेलक : ३३१३ 


निजरा है। जिन ध्यान आदि साधनोंसे मुक्त्ति प्राप्ति होती है वे भाव भाव- 
मोक्ष हैं और कर्मपुद्गलोंका आत्मासे छूट जाना द्रव्यमोक्ष है। इस प्रकार 
आज्नव, बन्ध, संवर, निर्ज रा और मोक्ष ये पाँच त्तत््व भावरूपमें जीवके पर्याय 
हैं और द्रव्यरूपमें पुदगलके | जिनके मेदविज्ञानसे केवल्यकी प्राप्ति होती है, 
उन आत्मा ओर परमें ये सातों तत्त्व समाहित हो जाते हैं | वस्तुतः जिस 'पर' 
की परसन्त्रताको दूर करना है और जिस सव॒'को स्वत्तन्त्र होना है, उस स्व” 
और 'पर के ज्ञानमे तत्त्वज्ञानकी पूर्णत्ता हो जाती है । 


अध्यात्मविषयक देन 


जोइन्दुने आत्मद्रव्यके विशेष विवेचनक्रममें आत्माके तीन प्रकार बस- 
लाये है--बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। जो शरीर आदि परद्रव्योंको 
अपना रूप मानकर उनकी ही प्रिय भोग-सामग्रीमें आसकत रहता है वह 
बहिर्मुख जीव बहिरात्मा है । जिन्हें स्वपरविवेक या भेदविज्ञान उत्पन्न हो 
गया है, जिनकी शरीर आदि बाह्य पदार्थोसि आत्मदृष्टि हट गयी है वे 
सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा है। जो समस्त कर्ममलछकलंकोसे रहित होकर शुद्ध 
चिन्मात्रस्वरूपमें मग्न हैं वे परमात्मा है। यह संसारी आत्मा अपने स्वरूपका 
यथार्थ परिज्ञान कर अन्‍्तदुंष्टि हो क्रमश: परमात्मा बन जाता है। 

आचायोने चारित्र-साधनाका भुख्याघार जीवत्तत्वके स्वरूप और उसके 
समान अधिकारकी मर्यादाका तत्त्वज्ञान ही माना है। जब हम यह अनुभव 
करते है कि जगतमें वत्माल सभी आत्माएँ अखण्ड और मूलतः एक-एक स्वतन्न 
समान शक्तिवाले द्रव्य हैं। जिस प्रकार हमें अपनी हिसा रुचिकर नहीं है, 
उसी प्रकार अन्य आत्माओंको भी नहीं है। अत्तएवं सर्वात्मसमत्वकी भावना 
ही अहिंसाकी साधताका मुख्य आधार है। आत्मसमानाधिकरणका ज्ञान और 
उसको जीवनमें उत्तारनेकी दृढ निष्ठा ही सर्वोदियकी भूमिका है और इसी 
भूमिकासे चारित्रका विकास होता है। 


अहिंसा, संयम, त्पकी साधनाएँ आत्मशोधनका कारण बनती हैं । सम्यक्‌- 
श्रद्धा, सम्यकज्ञान और सम्यक्चारित्र ही आत्मस्वातंत्र्यकी प्राप्तिमें कारण है। 
प्रबुद्धाचायोनि तत्त्वज्ञान, प्रमाणवाद, पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्यौतिष, 
आयुर्वेद आदि विषयोंका संवद्धंन किया है। यह सत्य है कि जैसी मौलिक 
प्रतिमा श्ुतधर और सारस्वताचार्योमें प्राप्त होती है; बेसी प्रबुद्धाचायोँमें नहीं। 
तो भी जिनसेन प्रथम, गुणभद्ग, पाल्यकीति, वीरनन्दि, माणिक्यनन्दि, प्रभा- 
चन्द्र, महासेन, हरिषेण, सोमदेव, वसुनन्दि, रामसेन, नयसेन, माघनन्दि, आदि 
आचारयोंने श्रुतकी अपूरव साधना की है। इन्होंने चारों अनुयोगोंके विषयोंका 


३३४ : तीथंकर भहावीर और उन्तकी आचार्य परम्परा 


लगे रूपमें ग्रथन, सम्पादन एवं नयी व्याख्याएँ प्रस्तुत कर तीथंकरवाणीको 
समृद्ध बनाया है । पर 
अध्यात्मके क्षेत्रमें आचार कुन्दकुन्दसे जिस सरिताको प्रवाहित किया, 

उसे स्थिर बनाये रखनेका प्रयास सारस्वत ओर प्रबुद्धाचायोंने किया है। 
इन्होंने व्यक्तित्वके विकासके लिए आध्यात्मिक ओर नेतिक जीवनके यापपर्नपर 
जोर दिया है। जब तक मनुष्य भौतिकवादमें भटकता रहेगा, तब तक उसे 
सुख, शान्ति और संतोषकी प्राप्ति नही हो सकती। जैन संस्कृतिका लक्ष्य 
भोग नहीं, त्याग है; संघर्ष नही, शान्ति है; विषाद नहीं, आनन्द है। जीवनके 
शोधनका काय आध्यात्मिकता द्वारा ही संभव होता है। भोगवादी दृष्टिकोण 
मानव-जीवनमें निराशा, अतृप्ति और कुण्ठाओंको उत्पन्न करता है। जिससे 
शक्ति, अधिकार और स्वत्वकी छालसा अहनिश बढ़ती जाती है। प्रतिशोध 
एवं विद्ेषके दावानलसे झुलसती मानवताका त्राण अध्यात्मवाद ही कर सकता 
है । यह अध्यात्मवाद कही बाहरसे आनेवाला नहीं; हमारी आत्माका धर्म है; 
हमारी चेतनाका धमं है और है हमारी संस्कृतिका प्राणभूत त्तत्त्व । 


मनुष्यजीवनमें दो प्रधान तत्त्व हैं--हृष्टि और सृष्टि | हृष्टिका अर्थ है 
बोध, विवेक, विदध्वास और विचार । सृप्टिका अर्थ है--क्रिया, कृति, संयम 
और आचार। मनुष्यके आचारको प्रखनेकी कसौटी उसका विचार और 
विश्वास होता है। वास्तवमें मनुष्य अपने विश्वास, विचार और आचारका 
प्रतिफल है। दृष्टिकी विमलतासे जीवन अमर और धवल बन सकता है। 
यही कारण है कि आचार्योने विचार और आचारके पहले हृष्टिकी विशुद्धिपर 
विशेष जोर दिया; क्योंकि विश्वास और विचारको समझनेका प्रयत्न ही अपने 
स्वरूपको समझनेका प्रयत्न है। 

अपने विशुद्ध स्वरूपको समझनेके लिए निश्चयदृष्टिकी आवश्यकत्ता है। 
यह सत्य है कि व्यवहारकों छोड़ना एक बड़ी भूल हो सकती है। पर निदचय- 
को छोड़ता उससे भी अधिक भयंकर भूल है। अनन्त जन्मोंमें अनन्त बार इस 
जीवने व्यवहारको ग्रहण करनेका प्रयत्न किया है, किन्तु निरच्यहष्टिको 
पकड़ने और समझनेका प्रयत्न एक बार भी नहीं किया है। यही कारण है कि 
शुद्ध आत्माकी उपलब्धि इस जीवको नहीं हो सकी और यह तब तक प्राप्त 
नहीं हो सकेगी, जब तक आत्माके विभावके द्वारको पारकर उसके स्वभावके 
भव्यद्वारमें प्रवेश नही किया जायेगा । 

दुःख एवं क्लेशप्रद परिणाम होनेसे पाप त्याज्य है। प्राणियोंकों दुःखरूप 
होनेसे ही पाप रुचिकर नहीं है। पुण्य आत्माको अच्छा लगता है, क्योंकि 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : ३३५ 


उसका परिणाम सुख एवं समृद्धि है। इस प्रकार सुख एवं दुःख प्राप्तिकी हृष्टिसे 
संसारी आत्मा पापको छोड़ता है और पृण्यको ग्रहण करता है, किन्तु विवेक- 
शोल ज्ञानी आत्मा विचार करता है कि जिस प्रकार पाप बन्धन है, उसी प्रकार 
पुण्य भी एक प्रकारका बन्धन है। यह सत्य है कि पृण्य हमारे जीवन-विकासमें 
उपयोगी है, सहायक है। यह सब होते हुए भी पुण्य उपादेय नहीं है, अन्तत्त: 
बह हेय ही है। जो हेय है, वह अपनी वस्तु केसे हो सकती है ? आखव होनेके 
कारण पुण्य भी आत्माका विकार है, वह विभाव है, आत्माका स्वभाव नहीं । 
निशचयहष्टिसम्पन्न आत्मा विचार करता है कि संसारमें जितने पदाथ्॑ हैं, वे 
अपने-अपने भावके कर्त्ता है, परभावका कर्त्ता कोई पदार्थ नहीं । जसे कुम्भकार 
घट बनानेरूप अपनी क्रियाका कर्त्ता व्यवहार या उपचार मात्रसे है। वास्तवमें 
घट बननेरूप क्रियाका कर्तता घट है। घट बननेरूप क्रियामें कुम्मकार सहायक 
निमित्त है, इस सहायक निमित्तको ही उपचारसे कर्त्ता कहते हैं | तथ्य यह है 
कि कर्त्ताके दो भेद है--परमार्थ कर्ता और उपचरित कर्चा । क्रियाका उपादान 
कारण ही परमार्थ कर्ता है, अतः कोई भी क्रिया परमार्थ कर्ताके बिना नहीं 
होती है। अतएव आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन आदि चेतनभावोका हो कर्ता है, 
राग-द्ेष-मोहादिका नहीं। आचाय॑ नेमिचन्द्रने बताया है-- 

पुग्गलकम्मादीणं कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो | 

चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥' 


व्यवहारनयसे आत्मा पुद्यलकर्म आदिका कर्त्ता है, निरचयसे चेतन- 
कमंका, और शुद्धनयकी अपेक्षा शुद्ध भावोंका कर्ता है । 

तथ्य यह है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके साथ बन्धको प्राप्त होता है, उस 
समय उसका अशुद्ध परिणमन होता है। उस अशुद्ध परिणमनमें दोनों द्रव्योंके 
गुण अपने स्वरूपसे च्युत होकर विक्रत भावको प्राप्त होते है। जीवद्रव्यके गुण 
भी अशुद्ध अवस्थामे इसी प्रकार विकारको प्राप्त होते रहते है। जीवद्रव्यके 
अशुद्ध परिणमनका मुख्य कारण वैभाविकी शक्ति है और सहायकनिमित्त 
जीवके गुणोंका विकृत परिणमन है। अतएवं जीवका पुदुंगलके साथ अशुद्ध 
अवस्थामें ही बन्ध होत्ता है, शुद्ध अवस्था होनेपर विक्ृृत परिणमन नहीं 
होता । विकृत परिणमन ही बन्धका सहायकनिमित्त है। 


प्रमाण और अप्रमाण विषयक देन 
प्रमाणके क्षेत्रमें सारस्वताचायं और प्रबुद्धाचार्योने विशेष कार्य किया है । 


१. द्रव्यसंग्रह, गाथा ८। 


३३६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ज्ञान, प्रमाण और प्रमाणाभासकी व्यवस्था बाह्य अरथके प्रतिभास होने और 
प्रतिभासके अनुसार उसके प्राप्त होने और न होनेपर निर्भर है। इन 
आचार्योनि आगभिक क्षेत्रमें तत्वज्ञानसम्बन्धी प्रमाणको परिभाषाकों दाशंनिक 
चिल्तनक्षेत्रमे,ं उपस्थित कर प्रमाणसम्बन्धी सुक्ष्म चर्चाएँ निबद्ध की हैं। 
प्रमाणता और अप्रमाणताका निर्धारण बाह्य अर्थंकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे 
सम्बन्ध रखता है। आचारय अकलंकदेवने अविसवादको प्रमाणताका आधार 
मानकर एक विशेष बात यह बतलाई है कि हमारे ज्ञानोंमें प्रमाणता और 
अप्रमाणताकी संकी्ण स्थिति है। कोई भी ज्ञान एकान्तसे प्रमाण या अप्रमाण 
नहीं कहा जा सकता। इन्द्रियदोषसे होनेवाला द्विचन्द्रज्ञान भी चन्द्रांशमें 
अविसंवादी होनेके कारण प्रमाण है, पर द्वित्व अंशमे विसंवादी होनेके कारण 
अप्रमाण । इस प्रकार अकलकने ज्ञानकी एकांतिक प्रमाणता या अप्रमाणताका 
निर्णय नही किया है, यतः इन्द्रियजन्य क्षायोपश्ममिक ज्ञानोंकी स्थिति पूर्ण 
विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती | स्वल्पशक्तिक इन्द्रियोंकी विचित्र रचनाके 
कारण इन्द्रियोंके द्वारा प्रतिमासित पदार्थ अन्यथा भी होता है। यही कारण है 
कि आगमिक परम्परामें इन्द्रिय और मनोजन्य मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञानको 
प्रत्यक्ष न कहकर परोक्ष ही कहा गया है। 


प्रामाण्य और अप्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे ही होती है, ज्नप्ति अभ्यासदशामें 
स्वतः और अनभ्यासदक्मामे परत' हुआ करती है । जिन स्थानोंका हमें 
परिचय है उन जलागयादिमें होनेवाला ज्ञान या मरीचि-ज्ञान अपने आप अपनी 
प्रमाणता और अप्रमाणता बत्ता देत्ता है, किन्तु अनिश्चित्त स्थानमें होनेवाले 
जलज्ञानकी प्रमाणताका ज्ञान अन्य अविनाभावी स्वत्त: प्रमाणभूत्त ज्ञानोंसे 
होता है। इस प्रकार प्रमाण और प्रामाण्यका विचार कर तदुपत्ति, त्दाकारता, 
इन्द्रियमन्निकर्ष, कारकसाकल्य आदिकी बिस्तारपू्बंक समोक्षा की है। प्रत्यक्ष 
और परोक्ष प्रमाणोंके भेदोंका प्रत्तिपादन कर अन्य दाशंनिकों द्वारा स्वीकृत 
प्रमाण-भेदोंकी समीक्षा की गयी है। 


अकलंकदेवने प्रमाणसंग्रहमें श्रुतके प्रत्यक्षनिमित्तक, अनुमाननिमित्तक 
और आगसनिमित्तक ये तीन भेद किये हैं ।! परोपदेशसे सहायता लेकर उत्पन्न 
होनेवाला श्रुत प्रत्यक्षपूवंक श्रुत है, परोपदेश सहित हेतुसे उत्पन्न होनेबाला 
श्रुत अनुमानपूर्वेक श्रुत और केवल परोपदेशसे उत्पन्न होनेवाला श्रुत आगम- 
निमित्तक श्रुत है । प्रमाणचिन्तनके पश्चात्‌ प्रमाणाभासोंका विचार किया 


९, श्र्‌तमविप्लव प्रत्यक्षानुमानायमनिमित्त मू--अमाणसंग्रह, पु० १ । 


' आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३३७ 
र्२ 


गया है । देत-अद्वेतसमीक्षाके अनन्तर सर्वज्ञ-सिद्धि, स्थादवाद्सिद्धि, सप्त- 
भंगी आदिका विचार किया गया है| निश्चयत: जैन लेखकोंकी प्रमाणमीमांसा 
भारतीय प्रमाणमीमांसामें अपना विशिष्ट स्थान रखती है। 


व्याकरणविषयक देन 

जैनाचार्योने भाषाको सुव्यवस्थित रूप देनेके लिए व्याकरणग्रन्थोंकी रचना 
की है। आचायं देवनन्दिने अपने शब्दानुशासनमें श्रीदत्त, यशोभद्र, भूत्तवलि, 
प्रभाचन्द्र, सिद्सेन और समन्तभद्र इन छः वेयाकरणोंके नाम निर्दिष्ट किये 
हैं । देवनन्दिने जैनेन्द्र्याकरणकी रचना कर कुछ ऐसी मोलिक बाते बत- 
लायी हैं, जो अन्यत्र प्राप्त नही होती । उन्होंने लिखा है--“स्वाभाविकत्वा- 
दर्भिधानस्यथेकशेषाना रम्भ.'' (११९९ ) शब्द स्वभावसे ही एकशेषकी अपेक्षा 
न कर एकत्व, द्वितव और बहुत्वमें प्रवृत्त होता है। अतः एकशेष मानना निर- 
थंक है। यही कारण है कि इनका व्याकरण 'अनेकशेष' कहलाता है। इन्होंने 
शब्दोंकी सिद्धि अनेकान्त द्वारा प्रदर्शित की है--'सिद्धि रनेकान्तात्‌” (१॥१।१) 
अर्थात्‌ नित्यत्व, अनित्यत्व, उमयत्व, अनुभयत्व प्रभूति नाना धर्मोसे विशिष्ट 
धर्मी रूप शब्दकी सिद्धि अनेकान्तसे ही संभव है। इस प्रकार देवनन्दिने अपने 
मौलिक विचार प्रस्तुत कर अनेक धमंविशिष्ट शब्दोंका साधुत्व बतलाया है। 

जैनेन्द्र व्याकरणपर अभयनन्दिकृत महावृत्ति, प्रभाचन्द्र कृत शब्दांभोज- 
भास्करन्यास, श्रुतकीतिकृत पंचवस्तुप्र क्रिया और पण्डित महाचन्द्रकृत्त वृत्ति, ये 
चार टीकाएँ प्रसिद्ध हैं । 

यापन्तीय सघके आचाये पाल्यकीतिने शाकटायनव्याकरणकी रचना की।इस 
व्याकरणपर सात टीकाएँ उपलब्ध है। अमोघवृत्ति, शाकटायनन्यास, चिन्तामणि, 
भणिप्रकाशिका, प्रक्रियासंग्रह, शाकटायनटीका और रूपसिद्धि । ये सभी टीकाएँ 
महत्त्वपूर्ण हैं। चिन्तामणिके रचयिता यक्षवर्मा हैँ और शाकटायनन्यासके प्रभा- 
चन्द्र। प्रक्रिया-संग्रहको अभयचन्द्रने सिद्धान्तकौमुदीकोी पद्धतिपर लिखा है । दया- 
पाल मुनिने लघुसिद्धान्तकौमुदीकी शेलीपर रूपसिद्धिकी रचना को है। कात्त- 
त्ररूपमालाके रचयिता भावसेन त्रविद्य हैं । शुभचन्द्रने चिन्तामणिनामक 
प्राकृतव्याकरण लिखा है। श्रुतसागरसूरिका भी एक प्राकृतव्याकरण उप- 
लब्ध है। 
कोधविषयक देन 


कोषविषयक साहित्यमें धतञजयकी नाममाला ही सबसे प्राचीन है । इसके 
अतिरिक्त अनेकार्थनाममाछा और अनेकार्थनिधंदु भी इन्हींके द्वारा रचित 


३३८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है। श्रीधरसेनने विध्वलोचन कोषफी रचना की है, इसका दूसरा नाम भुक्ता- 
वलीकोष है। धनमित्रने एक निघंटु-रचना लिखी है। मदनपराजयके कर्त्ता धन- 
देवने अनेकार्थनामक एक कोष लिखा है। आशाधरद्वारा विरचित अमरकोष- 
की क्रिया-कलापटीका भी ज्ञात होती है। इस प्रकार दिगम्बर परम्पराके 
आचार्योने कोष-साहित्यकी अभिवृद्धि की है। 


पुराण और काव्यविषयक्ष देन 

दिगम्बराचार्योने कर्मके फलभोक्‍्ताओंका उदाहरण उपस्थित करनेके लिए 
काव्य, नाटक, कथा और पुराणोंका सुजन किया है | जिस प्रकार आजका वेज्ञा- 
निक अपने किसी सिद्धान्तको प्रमाणित करनेके लिए प्रयोगका आश्रय ग्रहण 
करता है ओर प्रयोगविधि द्वारा उसकी सत्यता प्रमाणित कर देता है, उसी 
प्रकार कमंसिद्धान्तके व्यावहारिक पक्षकों प्रयोगरूपमें ज्ञात करनेके लिए 
आख्यानात्मक साहित्यका सुजन किया जाता है। पुराण, कथा और काबव्योंमें कर्मे- 
के शुभाशुभ फलकी व्यञ्जना करनेके लिए त्रेसठ शालाकापुरुषों, अन्य पुण्य 
पुरुषों एव ब्रताराधक पुरुषोके जीवनवृत्त अकित्त किये गये है | जिन व्यक्तियोंने 
धर्मकी आराधनाद्वारा अपने जीवनमे पुण्यका अजं॑न कर स्वर्मादि सुखोंको प्राप्त 
किया है, उनके जीवन-वृत्त साधारणव्यक्तियोंको भी प्रभावित्त करते हैं। 
इनका विषय स्मृत्यनुमोदित वर्णाक्षम धर्मका पोषक नहीं है। इसमें जातिवाद- 
के प्रति क्रान्ति प्रदर्शित की गयी है। आश्रम-व्यवस्था भी मान्य नही है। समाज 
सागार और अनागार इन दो वर्गोर्में विभक्‍त है। तप, त्याग, संयम अहिसाकी 
साधना द्वारा मानव-मात्र समानरूपसे आत्मोत्थान करनेका अधिकारी है। 
आत्मोत्थानके लिए किसी परोक्ष शक्तिकी सहायत्ता अपेक्षित नहीं है। अपने 
पुरुषाथं द्वारा कोई भी व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर सकता है। 

जैन वाइमयमें त्रेसठ शल्गकापुरुष उपाधि या पदविशेष है । तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्व आदिके 'जीवनमान' निर्धारित हैं। जो भी तीर्थंकर 
या चक्रवर्ती होगा, उसमें निर्धारित जीवनमूल्योंका रहना परमावश्यक है। 
तीर्थंकरोंके पच्चकल्याणक और चक्रवरत्तियोंकी विशिष्ट सम्पत्ति परम्परा द्वारा 
पठित है । अतः त्रेसठ शलाकापुरुषोंके जीवनवृत्त अंकनमें परम्परानुमोदित 
जीवनमूल्योंका समावेश परमावद्यक है। 

जन पुराण और काव्योंमें आत्माका अमरत्व एवं जन्म-जन्मान्तरोंके संस्कारों- 
की अपरिहायंता दिखलानेके लिए पूर्व जन्मके आख्यानोंका संयोजन किया जाता 
है। प्रसंगवश चार्वाक, तत्त्वोपप्लबवाद प्रभृति नास्तिकवादोंका निरसन कर 
आत्माका अमरत्व और कमंसंस्कारका वेशिष्ट्य निरूपित किया है। पूर्व॑जन्म- 


अचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३३९ 


के सभी आख्यान नायकोंके जीवनमें कलात्मक शेलीमें गुम्फित किये गये हैं । 
पुनर्जस्म, आत्माका अमरत्व, कमंसस्कारोका प्रभाव, आत्म-साधना आदिका 
भी चित्रण किया गया है। 

इस प्रकार तुतीय खण्डमें आचारयों द्वारा पुराण और काव्योंका गुम्फन भी 
हुआ है। वास्तवमे प्रबुद्धाचार्योने प्राचीन आगमोंसे आशख्यानतत्त्व ग्रहण कर 
प्रथमानुयोगसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ लिखी है। 

परम्परापोषक आचार्योमें भट्टारकोंकी गणना की गयी है | इन्होने मन्दिर- 
मूर्ति-प्रतिष्ठा, साहित्य-सं रक्षण और साहित्यप्रणयन द्वारा जैन संस्कृतिका प्रचार- 
प्रसार करनेमें अद्वित्तीय प्रयास किया है। बुहत्‌ प्रभाचन्द्र, भास्करनन्दि, ब्रह्मदेव, 
रविचन्द्र, अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, पद्मतन्दि, सकलकोति, भुवनकीरति, 
ब्रह्म जिनदास, सोमकीति, ज्ञानभुषण, अभिनव धर्मभूषण, विजयकीति, शुभ- 
चन्द्र, विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, सुमतिकीर्ति, श्रुतसागर, बह्मनेमिदत्त, श्रुततकीति, 
मलयकीति प्रभृति भट्टारकोने मन्त्र-तन्त्र, आचारजास्त्र, काव्य, पुराण विषयक 
रचनाएँ लिखकर तत्कालीन राजाओं और शासकोंको प्रभावित किया है। इसमे 
सन्देह नही कि परम्परापोषक आचायंनि वाडमयके प्रणयनमे अभूत्तपुर्व कार्य 
किया है। ह्वासोन्मुखी प्रतिभाके होनेपर भी सकलकीर्ति, ब्रह्म जिनदास, श्रुत्त- 
सागरसूरि, रत्नकीति आदि ऐसे भट्टारक हैं, जिन्होंने विपुल ग्रथराशिका 
निर्माण कर वाइसयकी अभिवृद्धिमे अपूर्व योगदान किया है। 


इस तृतीय खण्डमें भट्टारकीय परम्परा द्वारा प्राप्त सामग्रीका सर्वागीण 
विवेचन करनेका प्रयास किया गया। 

चतुर्थ खण्डमें सस्कृत, अपभ्र श, हिन्दी, कन्नड़, तमिल और मराठी 
भाषाके जैन कवियों द्वारा लिखित साहित्यका लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है| इन 
भाषाओंके शताधिक कवियोंने रस, गुण समन्वित काव्योंकी रचना की है। 
यह खण्ड कवियोके इतिवृत्तकों अवगत करनेकी हृष्टिसे उपादेय है। इस 
प्रकार प्रस्तुत तीर्थंकर महाबीरकी आचायंपरम्परा' ग्रन्थमें ऐसे आचार्यो और 
लेखकोंके इतिवृत्तोंपर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने वाइमयकी सेवा की है। 
आचार्यो द्वारा प्रभावित राजवंद् और सामन्‍्त 

दिग्रम्बर जेनाचायोने विभिन्‍त राजवंशों और राजाओको प्रभावित कर 
जेन शासनका उद्योत्त किया है । राजाओंके अत्तिरिक्त अमात्य, सामन्त एवं सेना- 
पत्तिओंने भी शासनके प्रचार एवं प्रसारमें योगदान किया है। 

आचाये भद्रबाहुके शिष्य मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्तने उज्जयिनीमें श्रमण- 


बे४० : तीर्थंथर महावीर और उनकी आचार्य-परस्परा 


दीक्षा प्रहणकर दक्षिणती ओर बिहार किया। भद्गबाहुस्वामीने अपना अस्तिम 
समय जानकर श्रमणबेलगोलाके कटवपष्र प्बंतपर समाधिमरण ग्रहण किया। 
चन्द्रगुप्तने मद्रबाहुस्वामीके साथ रहकर उनकी अन्तिम अवस्था तक सेवा को 
और वर्षों तक मुनिसंघका संचालन किया। मौर्यवंशके अहिसक होनेका एक 
कारण चन्द्रगुप्तका जैन दीक्षा ग्रहण करना भी है। अशोक अपने जीवनके 
पूर्वाद्धमें जेन था और उत्तराद्धंमे वह बौद्धध्ममें दीक्षित हुआ | सम्राट सम्प्रति 
ने तो जेन शासनके अभ्युत्थानके हेतु अनेक स्तम्भ, स्तूप एवं स्मारकोंका 
निर्माण कराया । 


चेदिवशके सम्राट एल खारवेलने जेन शासनकी उननत्तिके लिए अनेक कार्य 
किये । उसने मगधपर आक्रमण कर बहुमूल्य रत्नादिकके साथ कलिग जिनकी 
वह प्रसिद्ध मूरति भी उपलब्ध की, जिसे नन्‍्दराज कलिंगसे ले आये थे। खा रवेलने 
कुमारीपवंतपर जैन मुनि और पण्डितगणोंका सम्मेलन बुलाया तथा जेना- 
गमको संशोधित कर नये रूपमें निबद्ध करनेका प्रयास किया । जैनसंघने उसे 
भिक्षुराज, ध्मराज और खेमराजकी उपाधियोंसे विभूषित किया । उसने 
अपना अन्तिम जीवन कुमारीपर्वतपर स्थित अहंत्‌ मन्दिरमें भक्ति और धर्म 
ध्यानमें संलग्न किया । उसने जैन मुनियोके लिए गुफाएँ एवं चेत्य बनवाये। 
खारवेल द्वारा उत्कीणित एक अभिलेख उदयगिरि पव॑तकी गुफामें ई० पू० १७० 
का मिलता है। खारवेलका स्वगंवास ई० पु० १५२में हुआ है। 

ई० सनकी द्वितीय शतीसे पंचमी शती तक गगवशके राजाओंने जेच 
शासनकी उन्‍्नतिमे योगदान दिया है। ई० सन्‌की दूसरी शताब्दीके लगभग 
इस वंशके दो राजकुमार दक्षिण आये। उन्तके नाम दडिग और माधव थे। 
पेरूर नामक स्थानमें इनकी भेंट आचाय॑ सिहनन्दिसे हुईै। सिह॒नन्दिने उन- 
दोनोंको शासन-कार्यंकी शिक्षा दी | एक पाषाण-स्तम्भ साम्राज्यदेवीके प्रवेशको 
रोक रहा था। अतः सिहनन्दिकी आज्ञासे माधवने उसे काट डाला। आचाय॑ 
सिहनन्दिने उन्हे राज्यका शासक बनाते हुए उपदेश दिया--“यदि तुम अपने 
वचनको पूरा न करोगे, या जिन शासनको साहाय्य दोगे, दूसरोंकी स्त्रियोका 
अपहरण करोगे, मद्य-मांसका सेवन करोगे, या नीचोंकी संगतिमें रहोगे, 
आवद्यक होनेपर भी दूसरोको अपना धन नही दोगे और यदि युद्धके मैदानमें 
पीठ दिखाओगे, तो तुम्हारा बंश नष्ट हो जायेगा! ॥' 


१. अन्तु समस्त-राज्यमं “““““किडुगुं कुलक्रमम्‌ ।--जैन शिलालेखसंग्रह, द्वितीय भाग, 
अभिलेखसं० २७७, कल्लुगुड्डका लेख, पूृ० ४१३ । 


आचाययतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३४१ 


कल्लुगुड्डके इस अभिलेखमें सिहनन्दि द्वारा दिये गये राज्यका विस्तार भी 
अकित्त है। दडिगने राज्य प्राप्त कर जेनधर्म और जेनसंस्कृत्तिके लिए अनेक 
महत्वपूर्ण कार्य किये। इसने मण्डलिनामक प्रमुख स्थानपर एक भव्य जिनालय- 
का निर्माण कराया, जी काष्ठ द्वारा निभित था | दडिगका पुत्र लघुमाधव और 
लघुमाधवका पुत्र हरिवर्मा हुआ । हरिवर्माने जेनशासनकी उन्नत्तिके लिए अनेक 
कार्य किये। इसी वंशमें राजा त्तडड्भाल माधवका उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
अविनीत हुआ । 'तोड़ मंगल-दानपत्र'से, जो उसने अपने राज्यके प्रथम वर्षमें 
अंकित कराया था, ज्ञात होता है कि उसने अपने परमगुरु अहंतू विजयकीतिके 
उपदेशसे मूलसघके चन्द्रनन्‍्दि आदि द्वारा प्रतिष्ठापित उणूर जिनालयको 
वेन्नेठकरणि गाँव और पेरूर एवानि अडिगरल जिनालयको बाहरी चुगीका 
चौथाई कार्षापण दिया। श्री छुईस राइसने इस ताम्रपत्रका समय ४२५ ई० 
निश्चित किया है। 


भर्कराके त्ताम्रपत्रसे अबगत होता है कि अविनीत जैनधर्मका अनुयायी था । 
अविनीततके पुत्र दुविनीतने भी जेन शासनके विकासमें सहयोग प्रदान किया । 
इसने कांगलि नामक स्थानपर चेन्नपाश्वंवस्ति नामक जिनालयका निर्माण 
कराया था। दुविनीतके पुत्र मुक्कर या सोक्‍्करने मोकक्‍्करवसित नामक 
जिनालयका निर्माण कराया था । मोक्‍्करके पश्चात्‌ श्रीविक्रम राजा हुआ और 
उसके भूविक्रम ओर शिवमार ये दो पुत्र हुए। शिवमारने श्रीचन्द्रसेनाचायंको 
जिनमन्दिरके लिये एक गाँव प्रदान किया था। 

श्रीपुरुषके पुत्र शिवमार द्वितीयने श्रवणबेलगोलाकी छोटी पहाड़ीपर 
चन्द्रनाथवसतिका निर्माण कराया था। मैसूर जिलेके हैगड़े देवन ताल्लुकेके 
हेब्बल गुप्पेके आञ्जनेय मन्दिरके निकटसे प्राप्त अभिलेखमें लिखा है कि श्री 
नरसिगेरे अप्पर दुग्गमारने कोयलबसत्तिको भूमि प्रदान की । गंगवंद्में मरूलका 
सौतेला भाई मारसिह भी शासनप्रभावनाकी दृष्टिसे उल्लेखनीय है। इसका 
राज्यकाल ई० सन्‌ ९६१-५७४ है। 

श्रवणबेलगोलाके अभिलेखसंख्या ३८से विदित होता है कि मारसिहने 
जेनधरंका अनुपम उद्योत किया और भक्तिके अनेक कार्य करते हुए मृत्युसे एक 
वर्ष पूर्व उसने राज्यका परित्याग किया और उदासीन श्रावकके रूपमें जीवन 
व्यत्तीत किया। अन्‍्तमें तीन दिनके सल्लेखनाव्रत द्वारा वंकापुरके अपने गुरु 
अजितसेन भट्टारकके चरणोंमें समाधिमरण ग्रहण किया । मारसिहने अनेक 
जैन विद्वानोका संरक्षण किया | 


१. संक्षिप्त जैन इतिहास, भाग ३ / खण्ड २, पु० ४७। 


३४२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गंगवंशके राजाओंके अतिरिक्त कदम्बवंशके राजाओंमें काकुस्थवर्माके 
पोत्र मृग्रेश वर्माने "वीं शताब्दीमें राज्य किया। राज्यके तीसरे वर्षमें अंकित 
किये गये ताम्रपत्रसे ज्ञात होता है कि इसने अभिषेक, उपलेपन, कूजन, भग्न- 
संस्कार (मरम्मत) और प्रभावनाके लिये भूमि दान दी। एक अन्य ताम्रपत्रसे 
विदित है कि मृगेशवर्माने अपने राज्यके ८वें वर्षमें अपने स्वर्गीय प्ताकी स्मृत्ति- 
में पलाशिका नगरमें एक जिनालय बनवाया था और उसकी व्यवस्थाके लिये 
भूमि दानमें दी थी। यह दान उसने यापनियों तथा कूर्चक सम्प्रदायके नग्न 
साधुओंके निमित्त दिया था। इस दानके मुख्य ग्रहीता जैनगुरु दानकीति और 
सेनापति जयन्त' थे। मृगेशवर्माके उत्तराधिकारी रविवर्मा और उसके भाई 
भानुवर्माने भी जैन शासनकी उन्नत्ति की है। राजा रविवर्माके पुत्र हरिवर्माने 
अपने राज्यकालके चतुर्थ वर्ष में एक दानपत्र प्रचलित किया था, जिससे ज्ञात 
होता है कि उसने अपने चाचा शिवरथके उपदेशसे कृच्क सम्प्रदायके वारिषे- 
णाचायंको वसनन्‍्तवाटक ग्राम दानमे दिया था| इस दानका उहू श्य पलाशिकामें 
भारद्वाजवंशी सेनापतिसिह॒के पुत्र मृगेशवर्मा द्वारा निर्मित जिनालयमें वाधिक 
अष्टाहुनिक पूजाके अवसरपर कृताभिषेकके हेतु धन दिये जानेका उल्लेख है। 
इसी राजाने अपने राज्यके ५वें वर्षमे सेन्द्रकवंशके राजा भानुशक्तिकी प्रार्थनासे 
धर्मात्मा पुरुषोंक उपयोगके लिए तथा मन्दिरकी पूजाके लिए 'मरदे' नामक 
गाँव दानमें दिया था। इस दानके संरक्षक धर्ंनन्दि नामके आचाय॑ थे । 


जैनाचार्योने राष्ट्रकूट वंशको भी प्रभावित्त किया है। इस बंशका गोविन्द 
तृतीयका पुत्र अमोघवर्ष जेनधर्मका महान्‌ उन्‍्नायक, स॑रक्षक और आश्रयदाता 
था। इसका समय ई० सन्‌ ८१४-८७८ है। अमोघवर्षने अपनी राजधानी 
भान्यखेटको सुन्दर प्रासाद, भवन और सरोवरोसे अलक्ृत्त किया। वीरसेन- 
स्वामीके पट्टशिष्य आचार्य जिनसेनस्वामी इसके 'धर्मंगुरु थे। महावीराचार्यने 
अपने गणितसारसंग्रहमें अमोघवर्षकी प्रशसा की है। 

आय॑नन्दिने तमिल देशमें जैनधर्नके प्रचारके लिये अनेक काय॑ किये। 
मूर्तिनिर्माण, गुफानिर्माण, भन्दिरनिर्माणका काय ई० सन्‌ की ८वीं, वीं 
शतीमें जोर-शोरके साथ चलता रहा। चितराल नामक स्थानके निकट 
तिरुचानददु नामकी पहाड़ीपर उकेरी गयी मूर्तियाँ कलाकी हृष्टिसे कम 
महत्त्वपूर्ण नही हैं । 

होयूसल राजवंशके कई राजाओंने जेनकला और जैनधमंकी उन्‍नतिके लिए 





१. जैन शिलालेलसंग्रह, द्ितीय भाग, अभि० सं० ९९, पू० ७३। 


आक्तार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३४३ 


अनेक कार्य किये हैं। अंगडीसे प्राप्त अभिलेखमें विनयादित्य होयूसछके कार्यों 
का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रवणबेलगोलाके गंधवारण वसत्तिके अभिलेखसे 
अवगत होता है कि विनयादित्यने सरोवरों और मन्दिरोंका निर्माण कराया 
था। यह विनयादित्य चालक्यवंशके विक्रमादित्य षष्ठका सामन्‍त था। इसकी 
उपाधि 'सम्यक्त्वचूड़ामणि' थी। इसने जीर्णोद्टारके साथ अनेक मन्दिरोंका 
निर्माण कराया था | 


होयूसल नरेशोमे विष्णुवर्धत भी जैन शासनका प्रभावक हुआ है। शासनकी 
उन्नति करनेवाले सामन्तोंमें राष्ट्रकूट सामन्‍्त लोकादित्यका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । इसका समय शक संवत्‌की ८वी शताब्दी है। यह वंकेयरसका पुत्र था 
और राष्ट्रकूटनरेश कृष्ण द्वितीय अकालवर्षके शासनके अन्सर्गत वनवास 
देशके बकापुरका गासक था । 


दक्षिण भारतमे जेनधर्मको सुहढ बनानेमे जिनदत्तरायका भी हाथ है। 
इसने जिनदेवके अभिषेकके लिए कुम्भसिकेपुर गाँव प्रदान किया था। तोला- 
पुरुष विक्रम शान्‍्तरने सन्‌ ८९७ ई०मे कुन्दकुन्दान्वयके मौनीसिद्धान्त भट्टारकके 
लिए वसत्तिका निर्माण कराया था। यह वही विक्रम शान्तर है, जिसने हुम्मच- 
में गुड्डद वसतिका निर्माण कराया था और उसे बाहुबलिकों भेंट कर दिया 
था । भुजबल शाक्‍्तरने अपनो राजधानी पोम्बुच्चमे भुजबल शान्तर जिनाऊुय- 
का निर्माण कराया था और अपने गुरु कनकनन्दिदेवको हरबरि ग्राम प्रदान 
किया था । उसका भाई नन्नि शान्तर भी जिनचरणोका पूजक था। वीर 
शान्तरके मन्त्री नगुलूरसने भी अजितसेन पण्डितदेवके नामपर एक बसतिका 
शिलान्यास कराया था। यह नयी वसति राजधानी पोम्बुच्चमें पच्रवसत्तिके 
सामने बनवायी गयी थी | भुजबल गंग पेरम्माडि वर्मदेव ( सन्‌ १११५ ६० ) 
मुनिचन्द्रका शिष्य था और उसका पुत्र नन्नियगम ( सन्‌ ११२२ ई० ) प्रभाचन्द्र 
सिद्धान्तका शिष्य था । 


११वीं शततीमें कोगालवोने जेनधमर्ंकी सुरक्षा ओर अभिवुद्धिके लिए अनेक 
कार्य किये है। सन्‌ १०५८ ई०में राजेन्द्र कोगालवने अपने पिताके द्वारा तिर्मा- 
पित वसत्तिको भूमि प्रदान की थी। राजैन्द्र कोंगालवका गुरु मूठढसघ काणूरगण 
और तगरिगणगच्छका गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव था। राजेन्द्रने अपने गुरुको 
भूमि प्रदान की थी। इस वंशके राजाओंने सत्यवाक्य जिनालूयका निर्माण 
कराया था और उसके लिए प्रभाचन्द्र सिद्धान्तको गाँव प्रदान किया था। 
कालनने नेमिस्वर वसत्तिका निर्माण कराकर उसके निमित्त अपने गुरु कुमार- 
कीति त्रविद्यके शिष्य पुल्तागवृक्ष मूलगणके महामण्डछाचायें विजयकीतिको 


३४४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


भूमि प्रदान की थी। इस भूमिकी आयसे साधुओं तथा धघामिकोंको भोजन एवं 
आवास दिया जाता था। 

नगरखण्डके सामन्‍्त लोकगाबुण्डने सन्‌ ११७१ ई०में एक जेन मन्दिरका 
निर्माण कराया था और उसकी अष्टप्रकारी पूजाके लिए मूलसंघ काणूरगण, 
तिन्तिणीगच्छके भुनिचन्द्रदेवके शिष्य भानुकीति सिद्धान्तदेवको भूमि प्रदान 
की थी। १३वीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें होनेवाला कुचीराजाका नाम भी 
उल्लेखनीय है। यह पद्मसेन भट्टारकका शिष्य था। 

जनधमंके संरक्षक और उन्‍नतिकारकोंमें वीरमातंण्ड चामुण्डरायका नाम 
भी उल्लेखनीय है। विष्णुवर्धनके सेनापति वोप्पने भी जेन शासनके उत्थानमें 
योगदान दिया है। ई० सन्‌ की १९वीं शताब्दीमें सेनापति हुल्लने भी मन्दिर 
और मूर्तियोंका निर्माण कराया है। राजा नरसिहके सेनापति शान्तियण्ण और 
इनके पुत्र वल्‍्लाल द्वितीयके सेनापति रेचमय्यकी गणना भी जनसंस्कृतिके 
आश्रयदाताओंमें की जाती है । रेचमय्यने आरसीयकेरेमें सहुस्लकूट चेत्यालय- 
का निर्माण कराया था । बल्लाल द्वितीयके मन्त्री नागदेवने श्रवणबेलगोलाके 
पादवंदेवके सामने एक रंगशाला तथा पाषाणका चबूतरा बनवाया था। 

इस प्रकार दिगम्बराचार्योने दक्षिण भारतमे सभी राजवंशोको प्रभावित 
किया और अनेक राजवशोको जेनधमंका अनुयायी बनाया। उत्तरमें मौय॑, 
लिच्छवि, ज्ञातृवश, चेदिवंश आदिके साथ गुज॑रेश्वर कुमारपाल आदि भी 
उल्लेख्य है । 


आचारय॑तुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३४५ 


चतुर्थ परिच्छेद 
पट्टावलियाँ 


नन्दीसद्ब-बलात्कारगण -सरस्वतीगच्छकी प्राकृत-पद्मावली 


श्रीत्रेलोक्याधिपं नत्वा स्मृत्वा सदगुरु-भारतीम । 

बक्ष्ये प्टावलीं रम्यां मूलसंघगणाधिपास्‌ ॥१॥ 

श्रीमूलसंघप्रवरे नन्दयाम्नाये मनोहरे । 

बलात्कारगणोत्तंसे गल्छे सारस्वत्तीयके ॥२॥ 

कुन्दकुन्दान्वये श्रेष्ठं उत्पन्न श्रीगणाधिपम्र्‌ । 

तमेवात्र प्रवक्ष्यामि श्रूयतां सज्जना जना: ॥३॥ 

में तीनों लोकके स्वामी श्रीजिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर तथा सद्गुरु- 

की वाणीका स्मरण कर मूलसंघगणकी पट्टावलीको कहता हूँ। श्रीमूलसच्ुके 
नन्‍्दीनामक सुन्दर आम्नायमें बलात्कारगणके सरस्वतीगच्छके कुन्दकुन्दनामक 
बंशमें जो गणोंके अधिपति उत्पन्न हुए, उनका वर्णन करता हूँ, सज्जन 
लोग सुने । 


न वे४५ + 


अन्तिम-जिण-णिव्वाणे केवलणाणी य गोयम-मुर्णिदो 

बारह-वासे य गये सुधम्मसामी य संजादो ॥१॥ 

तह बारह-वासे पुण संजादो जम्बुसामि मुणिणाहो । 

अठतीस-वास रहियो केवलणाणी य उक्किट्ठो ॥२॥ 

बासठि-केवल-बासे त्तिग्हि मुणी गोयम-सुधम्म-जम्बू य । 

बारह बारह दो जण तिय दुगहीणं च चालीस ॥३॥ 

अन्तिम श्रीमहावी रस्वामीके निर्वाणके बाद गौतमस्वामी केवलज्ञानी हुए, 

जो बारह वर्ष तक रहे। इसके बाद बारह वर्ष तक सुधर्माचायं केवलज्ञानी हुए। 
इसके बाद जम्बूस्वामी २८ वर्षों तक केवली रहे। इस प्रकार ६२ वर्षों तक 
तीन केवली गौतम, सुधर्माचाय॑ ओर जम्बूस्वामी हुए । 


सुयकेवलि पंच जणा बासठि-वासे गये सुसंजादा । 
पढम॑ चउदह वास विण्हुकुमारं मुर्णेयव्वं |४॥ 
नन्दिमित्त वास सोलह तिय अपराजिय वास वावीसं । 
इग-हीण -वीस वास गोवद्धन भदहबाहु गुणत्तीसं ॥५॥। 
सद सुयकेवलणाणी पंच जणा विण्हु नन्दिमित्तो य । 
अपराजिय गोवद्धण तह भद्दबाहु य संजादा ॥६॥ 


श्रीमहावीर स्वामीके ६२ वर्ष बाद पाँच श्रुतकेवली हुए। प्रथम विष्णुकुमार 
चौदह वर्ष त्क श्रुतकेवछी रहे, इसके बाद सोलह वर्ष नन्दिमित्र, बाईस वर्ष 
अपराजित, उनन्‍नीस वर्ष गोवद्धंधम और उनतीस ब्ष त्क महात्मा भद्गबाहु श्रुत- 
केवली हुए। इस प्रकार सौ वर्षो्में पाँच श्रुतकेवली हुए--विष्णुकुमार, नन्दि- 
मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्गबाहु । 


सद-बासदिठ सुवासे गएसु उप्पण दह सुपुव्वधरा | 

सद-त्तिरासि वासाणि य एगादह मुणिवरा जादा ॥७॥ 

आयरिय विशाख पोट्ठल खरत्तिय जयसेण नागसेण मुणी । 

सिद्धत्य घित्ति विजय॑ बुहिलिज्भर देव धमसेणं |॥|८॥ 

दह उगणीस य सत्तर इकबीस अट्ठारह सत्तर। 

अट्ठारह तेरह बीस चउद॒ह चोदय कमेणेयं ॥९॥। 

श्रीमहावीर स्वामीके १६२ वर्ष बाद १८३ वर्ष तक दस पूर्वके धारी ग्यारह 

मुनिवर हुए--१० वर्षों तक विशाखाचाय॑, १५ वर्षों त्क प्रोष्ठिलाचार्य, १७ 
वर्षों तक क्षत्रियाचार्य, २१ वर्षों तक जयसेनाचाय॑, १८ वर्षों तक नागसेनाचार्य॑, 
१७ वर्षों तक सिद्धार्थाचायं, १८ वर्षों तक धृतसेनाचायं, १३ वर्षों तक विजया- 


पद्टावल्ली : ३४७ 


चाय, २० वर्षों तक बुद्धिलिगाचाय॑, १४ वर्षों तक देवाचाय॑ ओर चौदह वर्षों 
तक धमंसेनाचार्य हुए । 


अच्तिम-जिण-णिव्वा्ण तिय-सय-पण चाल-वास जादेसु | 
एगादहूंगधारिय पच जणा मुणिवरा जादा ॥१०॥ 
नक्‍्खत्तो जयपालग पंडव धुवसेन कंस आयरिया | 
अठारह वीस-वासं गुणचाल चोद बत्तीसं ॥११॥ 
सद तैवीस वासे एगादह अज्भूधरा जादा ॥ 
श्रीवी रस्वामीके निर्वाणके ३४५ वर्ष बाद १२३ वर्षों तक ग्यारह अगके 
धारी पॉच मुनिवर हुए--१८ वर्षों तक नक्षत्राचार्य, बीस वर्षों तक जयपाल- 
चाय, २९५ वर्षो तक पाण्डवाचायं, १४ वर्षों तक ध्र्‌ वसेनावार्य और ३२ वर्षों 
तक कसाचाय॑ । इस प्रकार १२३ वर्षोमे पाँच ग्यारह अगके धारी हुए । 
वासं सत्तावणदिय दसंग नव-अंग अट्ठ-धरा ॥१२॥ 
सुभद्ध च जसोभद्‌दं भदबाहु कमेण च। 
लोहाचय्य मुणीस च कहिय च॒ जिणागमे ॥१३॥ 
छह अटूठारहवासे तेवीस वावण (पणास) वास मुणिणाह । 
दस-नव-अट्ठंग-धरा वास दुसदवीस सधेसु ॥१४॥ 
इसके बाद ९७ वर्षों तक दस अंग, नव अंग्र तथा आठ अंगोके धारी 
क्रमशः ६ वर्षो तक सुभद्वाचायं, १८ वर्षों तक यशोभद्राचायं, २३ वर्षो तक 
भद्रबाहु और ५० वर्षों तक लोहाचार्य मुनि हुए। इसके बाद ११८ वर्षों तक 
एकाज्डधारी रहे । 
पंचसये पणसठे अन्तिम-जिण-समय-जादेसु । 
उप्पण्णा पंच जणा इयमग्धारी मुणयव्वा ॥१५॥ 
अहिबल्लि माघनन्द य धरसेणं पुप्फयंतत भूदबली | 
अडवीसं इगवीसं उगणीसं तीस वीस वास पुणो ॥१६॥ 
श्रीवी रनिर्वाणसे ५६५ वर्ष बाद एक अंगके धारी पाँच मुनि हुए। २८ वर्षो 
तक अहिबल्याचायं, २१ वर्षो त्क माघनन्याचायं, उन्‍नीस वर्ष तक धरसेनाचायें 
तीस वर्ष तक पुष्पदल्ताचायं और २० वर्षों तक भूतबली आचाय॑ हुए। 
इग-सय-अठा रवासे इयग-धा री य मुणिवरा जादा। 
छ-सय-तिरासिय वासे णिव्वणा अंगद्वित्ति कहिय जिणे ॥१७॥ 


एक सौ अठारह वर्षों तक एक अंगके धारी मुनि हुए। इस प्रकार ६८३ 
वर्षों त्तक अंगके घारी मुनि हुए । 


ह३े४८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अब मूलसंघका पाठ बणित होता है। 

श्रीमहावीरके निर्वाणके ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्यका जन्म हुआ | विक्रम- 
जन्मके दो वर्ष पूरब सुभद्राचायं और विक्रम राज्यके ४ वर्ष बाद भद्बबाहुस्वामी 
पट्टपर बैठे । भद्गबाहु स्वामीके शिष्य गुप्तिगुप्त हुए। इनके तीन नाम हैं-- 
गृप्तिगृप्त, अहंंदबली और विशाखाचायं। इनके द्वारा निम्नलिखित चार 
संघ स्थापित हुए । 

नन्‍्दीवृक्षके मूलसे वर्षायोग धारण करनेसे नन्दिसड्घ हुए। इनके नेता 
माधनन्दी हुए अर्थात्‌ इन्होंने ही नन्‍्दीसंघ स्थापित किया । जिनसेननामक 
तुणतलमें वर्षायोग करनेसे एक ऋषिका नाम वृषभ पडा। इन्होंने ही वृषभ- 
संघ स्थापित किया जिन्होंने सिहकी गुफामें वर्षायोगको धारण किया, उनने 
सिहसंघ स्थापित किया और जिसने दैवदत्तानामकी वेश्याके नगरमें वर्षायोग 
धारण किया, उसने देवसघ स्थापित्त किया । 

इसी प्रकार ननन्‍्दीसघ पारिजातगचल्छ बलात्कारगणमें नन्‍्दी, चन्द्रकीति 
और भूषण नामके मुनि हुए | 

उनमें श्रीवो रसे ४९२ वर्ष बाद, सुभद्राचार्यसे २४ वर्ष बाद, विक्रम-जन्मसे 
बाईस वर्ष बाद और विक्रम-राज्यसे ४ वर्ष बाद द्वितीय भद्गबाहु हुए । 


सत्तरि-चउ-सद-युततो तिगकाला विक्कमो हवई जम्मो | 
अठ-वरस बाललीला सोडस-वासेहि भम्मिए देसे ॥१८॥ 
पणरस-वासे रज्ज कुणन्ति मिच्छोवदेससंयुत्तो । 
चालीस-वरस जिणवर-धम्म॑ पालीय सुरपयं लहिय॑ ॥१९॥ 
अर्थात्‌ श्री वीरनिर्वाणके ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म हुआ । आठ वर्षों 
तक इन्होंने बाललीला की, सोलह वर्षों तक देश भ्रमण किया और ५६ वर्षो 
तक अस्यान्य धर्मोंसे निवृत्त होकर जिनधमंका पालन किया। 


श्रुतघर-पट्ठाचली 

शक सं० ५२२ 
अथ खलु॒ सकलजगदुदय-करणोदित्त-निरतिशय-गुणास्पदीभूत-परमजिन- 
शासन-सरस्समभिवद्धित-भव्यजन-कमरूविकसन-वितिमिर-गुण-कि रण-सहस्रमहोति- 
महावीर-सविततरि. परिनिवृंते. भगवत्परमषि-गौत्तम-गणध्र-साक्षाच्छिष्य 
लोहाय्यं-जम्बु- विष्णुदेवापराजित- गोवरद्धंन-भद्रबाहु-विशास- प्रोष्ठिल-कृत्तिकार्य्य 
जयनागरसिद्धा्थंधुत्तिषेणबुद्धिलादि - ग्‌रुपरम्परीणक्कमा भ्यागत- महापुरुषसन्तत्ति- 
समवद्योतितान्वय-भद्वबाहु-स्वामिना उज्जयन्यामष्टाज़महानिमित्त-तत्त्वज्ञेन 


पद्ठाबली : ३४९ 


श्रकाल्य-दशिना निमित्तेन द्वादश-संवत्सर-काल-वेषम्यमुपलभ्य कथिते सन्वेस्सड्घ 
उत्तरापथाहक्षिणापथम्प्रस्थित: क्रमेणेव जनपदमनेक-ग्राम-शत्त-सडःरूय॑ मुदितजन- 
धन-कनक-सस्य-गो-महिषा-जावि-कुल-समाकीण्णंम्प्राप्तवान्‌[[] अत: आचाय्ये: 
प्रभाचन्द्री नाभावनितल-ललामभूतेष्थास्मिन्कटव्र - नामकोपलक्षिते. विविध- 
तरुवर-कुसुम- दलावलि- विरचता- शबलर-विपुल- सजल- जलद- निवह-नीलोपल- 
तलेवराह-द्ीपि-व्याश्रक्षे-त रक्षु-व्याल- मृगकुलोपचितोपत्यक- कन्दरदरी-महागुहा- 
गहनाभोगवति समुत्तुज्भ-श्वज्जे सिखरिणि जीवितशेषभल्पत र-कालमवबुध्यात्मनः 
सुचरित-तपस्समाधिमा राघयितुमापृच्छय निरवसेषेण सड्‌घ विसृज्य शिष्येणकेन 
पृथुलतरास्तीण्णं-तलायु शिलासु शीतलासु स्वदेहं संन्यस्याराधितवान्‌ क्रमेण 
सप्त-शत्तमृषीणामाराधितमिति जयतु जिन-शासनमित्ति । 

इस अभिलेखमें तीर्थड्भरूर महावीरके निर्वाणके बाद गौतम गणधर, लोहा- 
चाय, जम्बुस्वामि ये त्तीन केवली और विष्णुदेव, अपराजित, गोवद्धंन, 
भद्गबाहु ये श्रुतकेवली तथा विशाख, प्रोष्ठिल, कृत्तिकायं, जय, नाग, सिद्धार्थ, 
धृतिषेण, बुद्धिल ये आठ आचार्य दश पू्वके धारी हुए है। श्रुतकेवली भद्र- 
बाहुस्वामिने अपने अष्टाज्भनिमित्तज्ञानसे उज्जयिनीमें यह अवगत कर लिया 
कि बारह वर्षका उत्तरापथमें दुष्काल होने वाला है। अतण्व वे धन-धान्यसे 
सम्पन्न अपने संघके साथ दक्षिणापथको चले गये । इस परम्परामे प्रभाचन्द्र 
नामक एक बहुज्ञ आचाय॑ हुए। 


इस अभिलेखमे इन्द्रभूति, गौतम गणधर, सुधमं या लोहाचायं और 
जम्बुस्वामि इन तीन केवलियोका उल्लेख है। इन केवलियोंके पढ्चात्‌ विष्णु, 
अपराजित, नन्दिमित्र, गोवद्धन और भद्रबाहु श्रुतकेवली हुए है। पर प्रस्तुत 
अभिलेखमें विष्णुदेव, अपराजित, गोवद्ध न और भद्रबाहु इन चार ही श्रुत- 
केवलियोंके नाम आए है। अन्य अभिलेखो तथा हरिवशपुराणादि ग्रन्थोंमें 
दशपूर्वी ग्यारह बतलाए हैं। पर इस अभिलेखमें आठ ही दशपुर्वियोका उल्लेख 
आया है। हरिवंशपुराणमें तृतीय दशपूर्वीका नाम क्षत्रिय लिखा हुआ है जबकि 
इस अभिलेखमें क़्त्तिकायं बताया है। विजय, गंगदेव और धमंसेन इन तीन 
दशपूर्वियोके नाम छूटे हुए है। अतः स्पष्ट है कि इस अभिलेखकी आचार्य- 
परम्परा अपूर्ण है। इसमें ख्यातिप्राप्त आज्रार्योका ही उल्लेख किया गया है । 


. गणधरादिपट्टाबली 
इन्द्र भूत्तिरग्निभूत्तिवायुभूति: सुधमंकः 
मोयमोड्यौ पुत्रमित्रावकम्पनसुनामधुक्‌ ॥१॥ 


१. जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथभभाग, अभिलेखसंब्या १ | 





३५० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अन्धवेलः प्रभासश्च रुद्रसंख्यान्‌ मुनीन्‌ यजे | 

गौतम॑ च सुधमेझ्च जम्बूस्वामिनमूध्व॑ंगम ॥२॥ 

श्रुतकेवलिनो<न्यांश्च विष्णुनन्यपराजितान्‌ | 

गोवधेनं भद्वबाहुं दशपू्शंधर यजे ॥|३॥ 

विद्याखप्रोष्ठिलनक्षत्रजयनागपुरस्सरान्‌ । 

सिद्धार्थघृत्तिषेणाद्ौ विजय॑ बुद्धिबलं तथा ॥४॥ 

गंगदेवं धर्ंसेनमेकादश तु सुश्नुतान्‌ । 

नक्षत्र जयपालाख्य॑ पाण्डु' व ध्षुवसेनकर्म ॥॥५॥ 

कंसाचायंपुरोञ्गीयज्ञातारं प्रयजेहन्चहम्‌ । 

सुभद्र च यशोभद्र भद्रबाहुं मुनीश्वरस ॥६॥ 

लोहाचार्य पुरापूर्वज्ञान चक्रधरं नमः । 

अह₹ंदर्बाल भूतबलि माघनन्दिनमुत्तमस्‌ ॥७॥ 

धरसेन मुनीन्द्रऊुच पुष्पदन्त-समाद्ध यम । 

जिनचनद्र कुन्दकुन्दमुमास्वामिनमचंये ॥|८॥ 

समन्तभद्रस्वास्याय शिवकोर्टि शिवायनस । 

पूज्यपाद॑ चेलाचार्य वीरसेन श्रुतेक्षणम्‌ ॥९॥ 

जिनसेन नेमिचन्द्र रामसेन सुताकिकान्‌ । 

अकलंकानन्त-विद्यानन्द-मणिक्यनन्दिन: | 

प्रभाचन्द्र रामचन्द्र वासुवेन्दुमवासिनम्‌ । 

गुणभद्रादिकानन्यानपि श्रुतत्प:पा रगान्‌ ॥ 

वीरागदां तानध्येंण सर्वान्‌ सम्भावयाम्यहम्‌ ॥ 

इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधमंक, मौयं, मौडद्य, पुत्र, मित्र, अकपन 

नामवाले तथा अन्धबेल, प्रभास इन ग्यारह गणधरोकी मे पूजा करता 
हूँ। मोक्षमार्गी गोतम, सुधर्म, जम्बूस्वामीकी पूजा करता हूँ । विष्णु, 
नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्गबाहु श्रुतकेवलियोंकी पूजा करता 
हैँ | दशपूवंधर श्रीविज्ञाखाचार्य, प्रौष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, 
सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव, धमंसेनाचायेकी में पूजा करता 
हैँ। नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, श्ुवसेन, कंसाचायं, सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, लोहा- 
चाय॑में ये पूर्वंधर आचाय॑ हुए हैं। अहँदुबलि, भूतबलि, माघनन्दि, धरसेन, पृष्प- 
दन्त, जिनचन्द्र- कुन्दकुन्द, उमास्वामी इन आचार्योकी पूजा करता हूँ | समन्त- 
भद्ठ, शिवकोटाचार्य, शिवायन, पूज्यपाद, ऐलाचार्य, वीरसेन, जिनसेन, नेमिचंद्र, 





१. जयसेन-अतिष्ठापाठ | 


पद्ावली : ३५१ 


रामसेन, अकलंक, अनन्त, विद्यानल्द, मणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, वासवेन्दु, गुण- 
भद्ग, वीरांगद आदि आचार्योंकी पूजा करता हूँ। 
तिलोयपण्णत्तीके आधारपर आचार्य-परम्परा 
जादो सिद्धो वीरो तहिवसे गोदमो परमणाणी। 
जादो त्तस्सिं सिद्धे सुधम्मसामी त्दो जादो ॥॥१४७६॥ 
तम्मि कद-कम्म-णासे जंबूसामि त्ति केवी जादो । 
तत्थ वि सिद्धि-पवण्णे केवलिणो णत्यि अणुबद्धा ॥१४७७॥ 
बासट्टी वासाणि गोदमपहुदीण णाणवंत्ताणं | 
धम्मपयट्टणकाले परिमाण पिडरूवेणं ||१४७८।॥ 
कुण्डलगिरिस्मि चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । 
चारणरिसीसु चरिमों सुपासचदाभिधाणा य ॥१४७०९॥ 
पण्णसमणेसु चरिमो बइरजसो णाम ओहिणाणीसु । 
चरिमो सिरिणामो सुदविणयसुसीलादिसपण्णो ॥१४८०॥ 
मउडघरेसु चरिमो जिणदिक्ख धरदि चदगुत्तो य ॥१४८१॥ 
तत्तो मउडधरा दु प्पव्वज्जं णेव गेण्हंति ॥१४८१॥ 
णंदी य णदिमित्तो विदियो अवराजिदो तइज्जो य | 
गोवद्धणों चउत्थो पंचमओ भदबाहु त्ति ॥१४८२॥ 
पंच इमे पुरिसवरा चउदसपुव्वी जगम्मि विक्खादा । 
ते बारसअगधरा तित्थे सिरिवडढमाणस्स |॥१४८३॥ 
पंचाण मेलिदाणं कालपमाण्ण ह॒वेदि वाससद॑ं | 
वीदम्मि य पचमए भरहे सुदकेवली णत्थि ॥१४८४॥ 
पढमो विसाहणामो पुट्टिल्लो खत्तिओ जओ णागो। 
सिद्धत्यो घिदिसिणो विजओ बुद्धिल्लगगदेवा य ॥१४८५॥ 
एक्करसो य सुधम्मो दस पुव्वधरा इमे सुविक्खदा | 
पारवरिओवगदो तेसीदि सदं च त्ाण वासाणि ॥१४८६॥ 
सब्वेसु वि कालवसा तेसु अदीदेसु भरह-सेत्तम्मि । 
वियसंतभव्यकमला ण संति दसपुव्विदिवसयरा ॥१४८७॥ 
णवच्खत्तो जयपालो पंडुय-धुवसेण-कंसआइरिया | 
एक्का रसंगधा री पंच इमे वीरतित्थम्मि |१४८८॥ 
दोण्णि सया वीसजुदा वासाणं ताण पिंडपरिमाणं | 
तेसु अतीदे णत्थि हु भरहे एक्कारसद्भधरा ॥१४८९॥ 
पढमो सुभदणामो जसभद्दो तह य होदि जसबाहू । 
तुरिमो य लोहणामो एदे आयार-अंगधघरा ॥१४९०॥ 
३५२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आबच्ार्य-परम्परा 


सेसेक्करसंगाणं चोहसपुव्वाणमेक्कदेसधरा | 
एक्कसयं अट्वारसवासजुदं लाण परिमाणं ॥१४९१॥ 
तेसु अदीदेसु तदा आचारधरा ण होंति भरहम्मि । 
गोदममुणि पहुदीणं बासाण छस्सदाणि तेसीदी' ॥१४०२॥ 
जिस दिन भगवान्‌ महावीर सिद्ध हुए, उसो दिन गौतम गणधर केवलज्ञान- 
को प्राप्त हुए । पुनः गौतमके सिद्ध होनेपर उनके पश्चात्‌ सुधर्मस्वामी केवली 
हुए ॥१४७६॥ 

.. सुधमंस्वामीके कम नाश करके अर्थात्‌ मुक्त होनेपर जम्बूस्वामी केवली हुए । 
पर्चात्‌ जम्बूस्वामीके भी सिद्धिको प्राप्त होनेपर फिर कोई अनुबद्धकेवली 
नही रहे ॥१४७७॥ 

गौतमादिक केवलियोंके धमंप्रवत्तेन-कालका प्रमाण पिण्डरूपसे बासठ वर्ष 
है ॥१४७८॥ 

केवलज्ञानियोमें अन्तिम श्रीधर कुण्डलगिरिसे सिद्ध हुए और चारणऋषियों- 
में अन्तिम सुपाश्व॑ चन्द्र नामक ऋषि हुए ॥१४७०॥ 

प्रज्ञाक्रमणोमें अन्तिम वज्रयश और अवधिज्ञानियोंमें अन्तिम श्रुत, विनय 
एवं सुशीलादिसे सम्पन्न श्रीनामक ऋषि हुए ॥१४८०॥ 

मुकुटधरोमे अन्तिम चन्द्रगुप्तने जिनदीक्षा धारण की। इसके पश्चात्‌ 
मुकुटधारी प्रव्नज्याको ग्रहण नही करते ॥१४८१॥ 


प्रथम नन्‍्दी, द्वितीय नन्दिमित्र, तृतीय अपराजित, चतुर्थ गोवद्धंन और 
पचम भद्रबाहु इस प्रकार ये पाँच पुरुषोत्तम जगमें 'चौदहपूर्वी' इस नामसे 
विख्यात हुए। ये बारह अंगोके धारक पाँचों श्रुतकेवली श्रीवर्धभान स्वामीके 
चीर्थमें हुए १४८२, १४८३॥ 

इन पॉचो श्रुतकेवलियोका काल मिलाकर सौ वर्ष होता है। पाँचवे श्रुत- 
केवलीके पश्चात्‌ फिर भरतक्षेत्रमे कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ ।|१४८४॥ 

विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृत्तिषिण, विजय, बुद्धिल, 
गंगदेध और सुधर्म ये ग्यारह आचार्य दश पूर्वके धारी विख्यात्त हुए है। परम्परा- 
से प्राप्त इन सबका काल एकसो तेरासी १८३ बर्ष है ॥१४८५, १४८६- 

कालके वश इन सब श्रुतकेवलियोके अतीत होनेपर भरत्तक्षेत्रमें भव्यरूपी 
कमलोंको विकसित करनेवाले दशपूर्वंधररूप सूयं फिर नही हुए ॥१४८७॥ 

नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, श्रुवसेन और कंस ये पाँच आचार वीर भगवानुके 
तोर्थमें ग्यारह अंगके घारी हुए ॥१४८८॥ 








श्. तिलोयपण्णत्ती---शोलापुर-संस्करण, ग्राथा ४-१४७६-१४९२ | 


पट्टावली : ३५३ 
र३ 


इनके कालका प्रमाण पिण्डरूपसे दोसौ बीस वर्ष है। इनके स्वगंस्थ होने- 
पर फिर भरतक्षेत्रमें कोई ग्यारह अगोंके धारक नहीं रहे ॥१४८९॥ 

सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और छोहाये ये चार आचारांगके धारक 
हुए ॥१४५०॥ 

उक्त चारो आचाय॑ आचारागके सिवाय शेष ग्यारह अंग और चौदह 
पूर्वोकि एकदेशके धारक थे। इनके काका प्रमाण एकसौ अठारह ११८ वर्ष 
है ॥१४९१॥ 

इनके स्वगंस्थ होनेपर भरततक्षेत्रमें फिर कोई आचारांगके धारक नही हुए । 
गौतममुनि प्रभृतिके कालका प्रमाण छहसो तेरासी वर्ष होता है ॥१४०२॥ 


घवलामें निबद्ध श्रुतपरम्परा 


को होदि त्ति सोह॒म्मिदचालणादो जादसंदेहेण पंच-पंचसयतेवासि-सहिय- 
भादुत्तिदयपरिवुदेण माणत्थंभदंसणेणेव पणटुमाणेण वड़्ढह़माणविसोहिणा वड्ढ़- 
माणजिणिददसणे पणद्वासंखेज्जभवज्जियगरुवकम्मेण जिशणिदस्स तिपदाहिणं 
करिय पचमुद्रीय वंदिय हियएण जिण झाइय पडिवण्णसंजमेण विसोहिबलेण 
अत्तोमुहुत्तस्स उप्पण्णासेसर्गणदलक्खणेण उवलद्धजिणवयणविणिग्गयबीजपदेण 
गोदमगोत्तेण बह्मणेण इदभूदिणा आयार-सूदयद-द्वाण-समवाय-वियाहपण्णत्ति- 
णाहधम्म -कहोवासयज्ञयणंत्तयडदस-अणुत्तरोववादियदस - मण्णवायरण-विवाय- 
सुत्त-दिद्विवादाण सामाइय-चउवबीसत्थय-वदणा-पडिक्कमण-वइणइय-किदियम्म- 
दसवेयालि-उत्त रज्ञयण -कप्पवबहार-कप्पाकप्प- महाकप्प- पुडरीय- महापुडरीय- 
णिसिहियाण चोदहसपइण्णयाणमगबज्ञ्ञाण च सावणमास-बहुल-पवख-जुगादिपडि- 
वयपुव्वदिवसे जेण रयणा कदा तेणिदभूदिभडारओ वड्ढमाणजिणत्तित्थगंथ- 
कत्तारो | उत्त च-- 

वासस्स पढममासे पढमे पक्‍्खम्मि सावणे बहुले | 
पाडिवदपुव्वदिवसे सित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्मि ॥४०॥ 
एवं उत्तरतंत्तकत्तारपरूवणा कदा । 

सपहि उत्तरोत्तरततकत्तारपरूवणं कस्सामो । त॑ं जहा--कत्तियमासकिण्ण- 
पकक्‍्खचोहूस-रत्तीए पच्छिमभाए मह॒दि महावीरे णिव्युदे सते केवलणाणसंत्ताण 
हरो गोदमसामी जादों | बारहवरसाणि केवलूविहारेण विहरिय गोदमसामिम्हि 
णिव्वुदे सते लोहज्जाइरिओ केवलणाणसंताणहरो जादो । बारहबासाणि केवल- 
विहारेण विहरिय लोहज्जभडारए णिव्युदे सते जबूभडारओ केवलूणाणसत्ताण- 
हरो जादो । अद्गत्तोसवस्साणि केवलविहारेण विहरिय जंबूभडारण परिणिव्युदे 
सते केवलणाणसंताणस्स वोच्छेदो जादो भरहक्खेत्तम्मि अत्थमिदि | एव महावीरे 


३५४ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


णिव्वाणं गदे बासटद्ठिवरसेहि केवलणाणविवायरों भरहम्मि।६२४। णवरि तक्‍काले- 
सयलसुदणाणसंताणहरो विष्णुआइरियो जादो। अतुदुसंताणरूवेण णंदिआइरिओ 
अवराइदो गोवद्धणो भद्दबाहु त्ति एदे सकलसुदधारया जादा। एदेसि पंचण्हूं 
पि सुदकेवलीणं कालसमासो वस्ससदं |१००॥५। तदो भददबाहुभडारए सग्गं गदे 
संते भरहक्खत्तेम्मि अत्थमिओ सुदणाणसपृण्णमियंको, भरहखेत्तमावूरियमण्णाणं- 
धयारेण । णवरि एक्कारसण्णमंगाणं विज्जाणुपवादपेरंतदिद्विवादस्स य धारओ 
विसाहाइईरिओ जादो । णवरि उवरिमचत्तारि वि पुव्वाणि वोच्छिण्णाणि तदे- 
गदेसधारणादो | पुणो त विगलसुदणाणं पोट्टिल्ल-खत्तिय-जय-णाग-सिद्धत्थ-धिदि- 
सेण-विजय-बुद्धिल्ल-गंगदेव-धम्मसेणइरियपरंपराए तेयासीदिवरिससयाइमागं- 
तूण वोच्छिण्णं ।१८३।११। तदो धम्मसेणभडारए सग्गं गदे णट्ठे दिद्विवादुज्जोए 
एक्कारसण्णमंगाण दिद्टिवादेगदेसस्स य धारयो णक्खत्ताइरियो जादो। तदो 
त्मेक्‍्का रसंग सुदणाण जयपाल-पांडु-प्रुवसेण-कंसो त्ति आइरियपरंपराए बीसु- 
त्तरबेसदवासाइमाग तृण वोच्छिण्णं। २२०॥५। त्दो कंसाइरिए सग्गं गदे 
वोच्छिण्णे एक्का रसंगुज्जोए सुभद्ाईरियो आयारंगस्स सेसग-पुव्वाणमेगदेसस्स य 
धारओ जादो | तदो तमायारग पि जसभदह-जसबाहु-लोहाइरियप रपराए बट्ठा- 
रहोत्तरव॒रिससयमागंतूण वोच्छिण्णं ।११८-४।। सव्बकालसमासो तेयासीदीए 
अहिय छस्सदमेत्तो ।६८३॥ पुणो एत्थ सत्तमासाहियसत्तहत्तरिवासेसु । “७ । 
अवणिदेसु पंचमासाहियपचुत्तरछस्सदवासाणि हवंति। एसो वीरजिणिदणिव्वाण- 
गददिवसादो जाबव सगकालरूस्स आदी होदि तावदियकालो |--धव० ४- १. ४४, 
पृ० १२९-१३२ 

“उक्त पॉच अस्तिकायादिक क्‍या हैं ?' ऐसे सोधर्मेन्द्रके प्रइनसे संदेहको 
प्राप्त हुए, पाँचसौ, पाँच सौ शिष्योंसे सहित त्तीन भ्रात्ताओंसे वेष्टित, मानस्त- 
म्भके देखनेसे ही मानसे रहित हुए, वृद्धिको प्राप्त होनेवाली विशुद्धिसे संयुक्त, 
वधंभान भगवान्‌के दर्शन करनेपर असंख्यात भवोंमें अर्जित महान्‌ कर्मोको 
नष्ट करने वाले, जिनेन्द्रदेवकी तीन प्रदक्षिणा करके, पँचमृष्टियोंसे अर्थात्‌ 
पाँच अंगोंद्वारा भूमिस्पशंपूर्वक वेदला करके एवं हृदयसे जिनभगवानका 
ध्यानकर संयमको प्राप्त हुए, विशुद्धिके बलसे अन्तमु हुत्तके भीतर उत्पन्न हुए 
समस्त गणधरके लक्षणोंसे संयुक्त तथा जिनमुखसे निकले हुए बीजपदोंके ज्ञान- 
से सहित ऐसे गौत्तमगीत्रवाले इन्द्रभूति ब्राह्मणद्धारा चूँकि आचारांग, सूत्र- 
कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्तिअंग, ज्ञातृधमंकथांग, उपासका- 
ध्ययनांग, अन्तकृतदशाग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रदनव्याकरणांग, विपाक- 
सूत्रांग व दृष्टिवादांग इन बारह अंगों तथा सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वंदना, 
प्रतिक्रण, बैनयिक, कृतिकर्म, दश्वेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, 


पट्रावली : ३५५ 


कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक व निषिद्धका इन चौदह अंगबाह्य 
प्रकीणंकोंकी श्रावण मासके क्ृष्णपक्षमें युगके आदिम प्रतिपदा दिनके पूर्वान्लमें 
रचना की गयी थी, अत्तएव इन्द्रभूति भट्टारकवर्धभानजिनके तीर्थमें ग्रन्थकर्ता 
हुए ।'कहा भी है-- 

वर्षके प्रथम मास व प्रथम पक्ष श्रावणकृष्णकी प्रतिपदाके पूर्व दिनमें अभि- 
जित्‌ नक्षत्रमें तीर्थकी उत्पत्ति हुई | ४०॥ 

इस प्रकार उत्तरतंत्रकर्त्ताकी प्ररूपणा की | 

अब उत्तरोत्तर तंत्रकर्ताओंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है--कारत्तिक 
मासके ऋुष्णपक्षकी चतुदंशीकी रात्रिके पिछले भागमें अतिशय महान्‌ महावीर 
भगवानूके मुक्त होनेपर केवलज्ञानकी सन्‍्तानको धारण करने वाले गौत्तम 
स्वामी हुए। बारह वर्ष तक केवरूविहारसे विहार करके गौत्तमस्वामीके 
मुक्त हो जानेपर लोहाय॑ आचाये केवलज्ञानपरम्पराके धारक हुए। बारह वर्ष 
केवलविहा रसे विहार करके लोहाय॑ भट्टारकके मुक्त हो जानेपर जम्बूभट्रा रक 
केवलज्ञानकी परम्पराके धारक हुए | अड़तीस वर्ष केवलविहारसे विहार करके 
जम्बूभट्वारकके मुक्त हो जानेपर भरतक्षेत्रमे केवलज्ञानपरम्पराका विच्छेद 
हो गया। इस प्रकार भगवान्‌ महावी रके निर्वाणको प्राप्त होने पर बासठ वर्षसि 
केवलज्ञानरूपी सू य॑ भरतक्षेत्रमे अस्त हुआ [ ६२ वर्षमें ३ के० ]। विशेष यह है 
कि उस कालमे सकलश्रुतज्ञानकी परम्पराको धारण करने वाले विष्णु आचार्य 
हुए। पहचात्‌ अविछिन्न सन्तानस्वरूपसे नन्दि आचाये, अपराजित, गोवद्ध॑न 
और भद्रबाहु ये सकलश्रुतज्ञानके धारक हुए। इन पाँच श्रुतकेवलियोके काल- 
का योग सौ वर्ष है [ १०० वर्षमें ५ श्रु० के० ] पश्चात्‌ भद्रबाहु भट्टारकके 
स्वगंको प्राप्त होनेपर भरततक्ष त्रमें श्रुतज्ञानरूपी पूर्ण चन्द्र अस्तमित्त हो गया। 
अब भरतक्षत्र अज्ञान अन्धकारसे परियूर्ण हुआ। विशेष इतना है कि उस 
समय ग्यारह अंगो और विद्यानुवादपयंन्त हृष्टिवाद अगके भी धारक बिज्ञाखा- 
चाय॑ हुए। विशेषता यह है कि इसके आगेके चार पृर्व उनका एक देश धारण 
करनेसे व्युच्छिन्न हो गये | पुनः वह विकल श्र्‌ त्त्ञान प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नाग, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव और धमंसेन इन आचार्योकी 
परम्परासे एकसौ तेरासी वर्ष आकर व्युच्छिन्न हो गया [ १८३ वर्षमें ११ 
एकादगांग-इहापूर्वंधर ]। पश्चात्‌ धर्मसेन भट्टारकके स्वर्गंको प्राप्त होनेपर 
हृष्टिवाद-प्रकाशके नष्ट हो जानेसे ग्यारह अंगो और दृष्टिवादके एकदेश धारक 
नक्षत्राचाय हुए | तदनन्तर वह एकादशांग श्र्‌ तज्ञान जयपाल, पाण्डु, श्र वसेन 
ओर कंस इन आचार्योकी परम्परासे दोसौ बीस वर्ष आकर व्युच्छिन्न हो गया 
( २२० वर्षमें ५ एकादशांगधर ]। तत्पश्चात्‌ कंसाचार्यके स्वर्गंको प्राप्त होने 


३५६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


पर ग्यारह अंगरूप प्रकाशके व्युच्छिन्त हो जानेपर सुभद्राचायं आचारांगके और 
शेष अंगो एवं पूर्वोके एकदेशके धारक हुए। तत्पश्चात्‌ वह आचाराग भी 
यद्योभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य्यकी परम्परासे एकसों अठारह वर्ष आकार 
व्युच्छिन्न हो गया [११८ वर्षमें ४ आचारागघर] । इस सब कालका योग छह 
सौ तेरासी वर्ष होता है। [ ६२+ १०० + १८३ + २२० + ११८७ ६८३ ] | पुनः 
इसमे सात मास अधिक सत्तत्तर वर्षोको [ ७७ वर्ष ७ मास ] कम करनेपर पाँच 
मास अधिक छहसौ पाँच वर्ष होते हैं। यह, वीर जिनेन्द्रके निर्वाण प्राप्त होनेके 
दिनसे लेकर जबतक शककालका प्रारम्भ होता है, उत्तना काल है । 


तित्थयरादो सुद-पज्जाएण गोदमो परिणदो त्ति दब्ब-सुदस्स गोदमो कत्ता । 
तत्तों गथ-रयणा जादेत्ति । तेण गोदमेण दुविहमवि सुदणाण लोहज्जस्स संचा- 
रिदं | तेण वि जबूसामिस्स सचारिदं | परिवाडिमस्सिदूण एदे तिण्णि वि सयल- 
सुद-धारया भणिया। अपरिवाडीए पुण सयलू-सुद-पारगा सखेज्ज-सहस्सा। 
गोदमदेवो लोहज्जाइरियो जंबूसामी य एदे तिण्णि वि सत्त-विह-लद्धिसपण्णा 
सयल-सुय-सायर-पारया होऊण केवलूणाणमुप्पाइय णिव्युईं पत्ता । तदो विण्हू 
णदिमित्तो अवराइदो गोवद्धणों भहृबाहु त्ति एदे पुरिसोली-कमेण पच वि चोहूस- 
पुन्व-हरा । तदो विसाहइरियो पोद्ठलो खत्तियो जयाइरियो णागाइरियों 
सिद्धत्थदेवो घिदिसेणो विजयाइरियो बुद्धिलो गंगदेवो धण्मसेणों त्ति एदे पुरि- 
सोली-कमेण एक्का रस वि आइरिया एक्कारसण्हमगाण उप्पायपुव्वादि-दसण्ह 
पुव्वाणं च पारया जादा, सेसुवरिम-चदुण्हूं पुव्वाणमेग-देश-धरा य। तदो णक्ख- 
त्ताइरियो जयपालो पांडुसामी धुवसेणो कसाइरियो त्ति एदे पुरिसोलीकमेण पंच 
वि आइरिया एक्का रसंग-धारया जादा, चोहूसण्ह पुव्वाणमेग-देस-धारया । तदो 
सुभदो जसभद्दो जसबाहू लोहज्जो त्ति एदे चत्तारि वि आइरिया आयारग-धरा 
सेसंग-पुव्वाणमेग-देश-धारया । तदो सब्वेसिमंग-पुव्वाणमेग-देसो आइरिय-परंप- 
राए आगच्छमाणो धरसेणाइरियं संपत्तो । --धव० १ १. १, पृ० ६५-६७ 

वर्धमान तीर्थद्धू रके निमित्तसे गौतम गणधर श्रुतपर्यायसे परिणत हुए, इसलिए 
द्रव्यश्रुतके कर्ता गौत्तम गणधर हैं । इस तरह गोतम गणधरसे ग्रन्थरचना हुई । 
उन गौतम गणधरने दोनों प्रकारका श्रुत्तज्ञान लोहाचायंको दिया | लोहाचाय॑ंने 
जम्बूस्वामीको दिया। परिपाटीक्रमसे ये तीनों ही सकलश्नुतके धारण करने 
वाले कहे गये है। और यदि परिपाटीक्रमकी अपेक्षा न की जाय, तो सख्यातत 
हजार सकलश्रुतके धारी हुए । 


गोतमस्वामी, लोहाचार्य और जम्बूस्वामी ये तीनों ही सात प्रकारकी 
ऋद्धियोंसे युक्त और सकलश्रुत्तरूपी सागरके पारगामी होकर अन्तमें केवलशान- 


पट्टावली : ३५७ 


को उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त हुए । इसके बाद विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, 
गोवद्धन और भद्वबाहु ये पाँचों ही आचायंपरिपाटीक्रमसे चौदह पूर्वके पाठी 
हुए । 

तदनन्तर विज्याखाचाय॑, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचाय॑, नागाचायं, सिद्धार्थदेव, 
धुत्तिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गगदेव और धर्मसेन ये ग्यारह ही महापुरुष 
परिपाटी-क्रमसे ग्यारह अंग और उत्पादपूर्व आदि दक् पूर्वोकि धारक हुए । 

इसके बाद नक्षत्राचायं, जयपाल, पाण्डुस्वामी, ध्र्‌ वसेन, कंसाचाय ये पाँचों 
ही आचाय॑ परिपाटीक़मसे सम्पूर्ण ग्यारह अंगोंके और चौदह पुर्वोके एकदेशके 
धारक हुए | त्दनन्तर सुभद्र , यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचायं ये चारों ही 
आचार्य सम्पूर्ण आचारांगके धारक और शेष अंग तथा पूर्वोके एकदेशके धारक 
हुए। इसके बाद सभी अग और पूर्वोका एकदेश आचाय॑ परम्परासे आता 
हुआ धरसेन आचार्यको प्राप्त हुआ । 


काष्ठासंघकी उत्पत्ति 


जेनाम्नायमें देश-कालानुसार कई संघ प्रचलित हुए। किन्तु भिन्‍न-भिन्‍न 
पट्टावलियाँ, धम्मंग्रन्थ सेद्धान्तिग्रन्थ, और पुराणोका मंगलाचरण तथा प्रशस्ति 
देखनेसे यह निश्चित होता है कि सब संघोका आदि सघ “मूल संघ ही है। 
शायद इसी संकेतसे इस सघके आदियें “मूल” शब्द जोड़ दिया गया है। हमारे 
इस कथनकी पुष्टि इन्द्रनन्दि सिद्धान्तीकृत “नीतिसार” ग्रन्थके निम्नलिखित 
इलोकोंसे भी होती है। 


“पूर्व श्रीमुलसंघस्तदनु सित्तपट: काष्ठसंघस्तत्तो हि 
तावाभूड्भाविगच्छा: पुनरजनि ततो यापुनीसघ एकः । 
तस्मिन्‌ श्रीमूलसघे मुनिजनविमले सेन-नन्‍्दी च सघो 
स्थातां सिंहार्यसघो5भवदुरुमहिमा देवसंघश्चतुर्थ: ॥। 


अर्थात्‌ पहले मूलसंघमें इवेतपट गच्छ हुआ, पीछे कष्ठासघ हुआ | इसके कुछ 
ही समयके बाद यापनीय गच्छ हुआ। तत्पदचात्‌ क्रमश” सेनसघ, नन्दीसंघ, 
सिहसंघ ओर देवसंध हुआ | अर्थात्‌ मूलसंघसे ही काष्ठासंघ, सेनसंघ, सिंहसंघ 
ओर देवसंघ हुए । 
“अहंदूबलीगुरुइ्चक्र संघसघटनं परम.) 
सिहसंघो नन्दिसंघः सेनसंघस्तथापर: ॥ 
देवसंघ इति स्पष्ट स्थान-स्थितिविशेषत: | 


१५८ ; तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचायंपरम्परा 


अर्थात्‌ अहंदबल्याचायंसे देशकाछानुसार सिंह, नन्‍्दी, सेन और देवसंघकी 
स्थापना की | 


इससे यह स्पष्टत्तया ज्ञात होता है कि मूलसंघ पुर्वोक्त सघोंका स्थापक 
है। पीछे लोहाचार्यजीने काष्ठासंघधी स्थापना की। यह काष्ठासंघ खास 
करके “अग्रोहे' नगरके अग्रवालोके ही सम्बोधार्थ स्थापित किया गया । 

इसके कई लेख दिल्लीकी भट्‌टारक-गदहियोमें अब तक मौजूद हैं। उन्हीके 
आधारपर यह सक्षिप्त परिचय लिखा जाता है । 


दिगम्बराचायं लोहाचायंजी दक्षिण देश भदलपुरमे विराजमान थे । विहार 
करते-करते अग्रोहेके निकटवर्त्ती हिसारमे पहुँचे । वहाँ उन्हें कोई असाध्य रोग 
हुआ था, जिससे वे मूच्छित हो गये। वहाँके श्रावकोने उन्हें संन्यास-मरण- 
स्वीकार कराया । इसके बाद कम्म॑से स्वतः लघ॒न होनेके कारण त्रिदोष पाक 
होनेसे अपने आप निरोगी हो गये | निरोगी होनेपर जब इन्हे होश हुआ, तो 
इन्होंने भ्रामरी वृत्ति ( भिक्षावृत्ति )) आहार करना विचारा । पीछे “श्रीसंघ'- 
ने उनसे कहा कि महाराज ! हम लोगोने आपकी रुग्णावस्था तथा मूच्छिता- 
वस्थामे यावज्जीवन आपसे सन्‍्यास-मरणकी प्रतिज्ञा करवाई है और आहारका 
भी परित्याग करवाया है। अतः यह संघ आपको आहार नही दे सकता है। 
यदि आप नवीन सघ स्थापित कर कुछ जैनी बनावें, तो आप वहाँ आहार कर 
सकते है तथा वे दान दे सकते है। तत्पश्चात्‌ प्रायश्चित्तादि शास्त्रोके प्रमाणसे 
उक्त वृत्तान्त सत्य जान लोहाचायंजी वहाँसे विहार कर अग्रोहे नगरके बाह्य 
स्थानमे पहुँचे । वहा एक बड़ा पुराना ऊँचा ईटका पयाजा था । उसीके ऊपर 
बेठकर ध्यान-निमग्न हुए। अनभिज्ञ लोग अद्वितीय साधुको वहाँ आये हुए 
देखकर दूरसे ही बडे आदरके साथ प्रणाम करने लगे। मुनि महाराजके आने- 
की धूम सारे नगरमें फेल गयी । हजारो स्त्री-पुरुष इकट्ठु हो गये । कारण-विशेष- 
से एक वृद्धा श्राविका भी किसी दूसरे नगरसे आई थी । यह भी नगरमें महात्मा 
आये हुए सुन उनके दर्शनोंके लिए वहाँ आई। यह बुढिया दिगम्बराचायंके 
वृत्तास्तको जानती थी, इसलिए ज्यों ही इसने महात्माको देखा, त्यों ही समझ 
गई कि ये तो हमारे श्री दिगम्बर गुरु हैं। बस, अब देर क्या थी। धीरे-धीरे वह 
पयाजेपर चढ गई और मुनि महाराजके निकट जाकर बड़ी विनयके साथ 
“तमोस्तु-तमोस्तु” कहकर यथास्थान बैठ गई। मुनिराज लोहाचायंजीने भी 
'धम्मंवुद्धि कहकर धम्मोपदेश दिया। यह घटना देख सबोंको बड़ा ही 
आदइचर्य हुआ कि अहोभाग्य इस बुढ़ियाका कि ऐसे महात्मा इससे बोले। अब 
सब मुनि महाराजके निकट उपस्थित हुए । मुनि महाराजने सबोंको श्रावकधर्म- 


पद्ठावली : ३५९ 


का उपदेश दिया। व्याख्यान सुननेके साथ ही सबका चित्त ब्रत ग्रहण करनेके 
लिए उतारू हो गया। पहले अग्रवंशीय राजा दिवाकरने अपने कुटुम्बियोंके 
साथ श्रावकधर्मको स्वीकार किया और पीछे इनकी देखा-देखी सवालाख अग्र- 
बालोंके घर जेनी हो गये । 


पहले छानकर पानी पीना, रात्रिमें मोजन नहीं करना और दंवदर्शन कर 
भोजन करना, ये त्तीन मुख्य ब्रत जैनियोंके बतलाये गये | उसी समय सवालाख 
अग्रवालोके घरोमे छनन्‍्ते रखे गये, रात्रिभोजनका त्याग कराया गया और 
दर्शनके लिए एक काष्ठकी प्रतिमा बनाकर स्थापित की गई। उसी समयसे 
अग्रोहेके अग्रवालश्रावकोकी सज्ञा काष्ठासइघी पड़ी। इनका कापष्ठासडुघ, 
माथुरगच्छ, पुष्करगण, हिसारपट्ट और लोहाचार्य्याम्ताय प्रचलित हुई | यह 
नवीन काष्ठासझुघ जब स्थापित किया गया, तो इस सडघसे लोहाचार्यजीके 
आहारका लाभ हुआ ओर जेनधमंकी वृद्धि हुई। इस सघकी पट्टावछी अन्यत्र 
प्रकाशित है | इस सड्घके पट्टपर उस समयसे लेकर आज तक बराबर अग्रवाल 
जात्तिके ही भट्टा रक अभिषिकत होते आते है । 


काष्ठासंघस्य मुर्वाबली 


सप्राप्तससा रसमुद्रती रं जिनेन्द्रचन्द्र प्रणिपत्य वीरम्‌ । 
समीहिताप्त्ये सुमनस्तरूणा नामावली वच्मितमां गुरूणाम्‌ ॥१॥ 
श्रीवरद्धमानस्य जिनेश्वरस्य शिष्यास्त्रय: केवलिनो बभूवु । 
जम्बूस्वकम्बूज्ज्वलकीत्तिपु र' श्रीगौतम' साधुवर. सुधर्म्मा ॥२॥ 
विष्णुस्तत्तो5भूदगणभूृत्सहिष्णु' श्रीनन्दिमित्रो5जनि नन्दिमित्रं | 
गणिश्च तस्मादपराजिताख्यो गोवद्धंन: साधुसुभद्रबाहु: ॥३॥ 
पञचापि वाच यममौलिरत्नान्येतेन केषां मुनयो नमस्या- । 
यत्कण्ठपीठेषु चतुर्दशापि पूर्वाणि सर्वे: सुखमाभजन्ति ॥४॥ 
ततो विशाखो&न्धत्तगच्छशाख वन्दे मुनि प्रोष्ठिलनामकञ्च | 
गणेदवरी क्षत्रियनागसेनौ जयाभिधान मुनिपुगवञुच ॥५।॥ 
सिद्धार्थंसज्ञो व्यजनिष्ट शिष्टस्तत्स्मात्प्रकृष्टो धृतषेणनामा । 
अभून्मुनीशों विजय. सुधीमान्‌ श्रीगमदेवो5पि च धर्मसेन: ॥६॥ 
अभूवन्मुनयस्सवें दशपुर्वंधरा इमे । 
भव्याम्भोजवनोद्बोधानन्यमात्तं ण्डमण्डला: ।।७॥ 

त्ततः सनक्षत्रमुनिस्तपस्वी जयोदितोभूज्जयपालसंज्ञ' । 

अमी समीहां परिपुरयन्तु समो5पि पाण्डू-प्रुवसेन-कंसा ॥८॥ 


३६० : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


एंत एकादशाड्ानां पार॑ गमयति प्रथा । 

काष्ठसघे श्रियांहारा माथुरे पुष्करे गणे ॥९॥ 

सुभद्रो धयशोभद्रो भद्रबाहुर्गणाग्रणी: । 

लोहाचार्य्येति विख्याता: प्रथमाज्ाब्धिपा रगा: ॥१०॥ 
जगत्प्रियो5भूज्जयसेनसाधु: श्रीवी रसेनो हत्तकम्मंवीर: | 

स ब्रह्मसेनोषपि च रुद्रसेनस्ततोः्प्यूभतां मुनिकुञ्जरो तौ ॥११॥ 
श्रीभद्रसेनो मुनिकीत्तिसेनस्तपोनिधानं जयकोत्तिसाधु: । 
सह्विब्वकीत्तिभु तविश्वकीति: यस्य जिसन्ध्य स भवेन्तमस्य: ॥१२॥ 
तातोप्यभयकी त्याख्यो भतिसेनों महामुनि । 

भावकीति: लूसद्भावो विश्वचन्द्राभिध: सुधी. ॥१३॥ 
अभत्ततो5सावभयादिचन्द्र. श्रीमाघचन्द्रों मुनिवृन्दवन्ध: । 

त॑ं नेमिचन्द्र विनयादिचन्द्रं श्रीबालचन्द्र प्रणतः प्रणौभि ॥१४॥ 
यज्ञे त्रिभुवनचन्द्र जिभुवनभवनोपगूढविमलूयशा । 
गणिरामचन्द्रनामा गणत्तिगण: पण्डितैरेव ॥१५॥ 
त्रिविधविद्याविशदाशयो य. सिद्धान्ततत््वामृतपानलीन: । 
धन्यो मुनि: श्रीविजयेन्दुनामा ततो5भव-द्भावितपुण्यमागं: ॥१६॥ 
मुनि. यद्ञ'कीत्तिरभू यशस्वी विश्वाभयाद्योभयकीत्ति रासीत्‌ । 
ततो महासेनमुनि सकुन्दकीत्तिश्च कुन्दोपमकीत्ति भार: ॥१७॥ 
त्रिभुवनचन्द्रमुनिन्द्रमुदार रामसेनमपि दलितविकार | 
हषंपेणनवकल्पविहार वन्दे संयमलक्ष्मीधारम्त्‌ ॥१८॥ 
तस्मादजायत सदायतचित्तवृत्तिरुत्पन्तमुन्नतमनो रथबल्लरीक: | 
ससारवारिनिधिपा रगबुद्धिभा रो 

गच्छाधिपो गुणखनिगु णसेननामा ॥१९॥ 

ततस्तप- श्रीभरभावित्ताड़: कन्दर्पदर्पापहुचि-तचार: | 

कुमा रवच्छीलकलाविशाल: कुमारसेनो मुनिरस्तदुष्ट: ॥२०॥ 
प्रतापसेन: स्वतप:प्रतापी सन्‍्तापित: शिष्टतमान्तराशि: | 
तत्पदुश्वुज्भारस्ववर्ण भूषा बभूव भूय: प्रसरत्प्रभाव: ॥२१॥ 
श्रीमन्‍्माहवसेनसाधुममहं ज्ञानप्रकाशोल्लसत्‌ । 
स्वात्मालोकनिलीयमात्मपरमानन्दोम्मि: संवम्मिनस्‌ ॥२२॥ 
ध्यायामि स्फुरदुग्रकर्म निगणोच्छेदाय विध्वग्भवा । 

वर्ते गुप्तिगुहे बसन्‍नरहरहमु बत्ये स्पुहावानिव ॥२२॥ 

मम जनिजनताश: क्षिप्तदुष्कर्मपाद: । 

कृत्शुभगतिवासः प्रोदगत्तात्मप्रकाश: । 


पट्ठावद्ली ; ३६१ 


जयति विजयसेन: प्रास्तकन्दपसेन: 

तदनु मनुजवन्य: सवंभावेरनिन्‍्यः ॥२३॥ 
अधिगताखिलशास्त्ररहस्यहक्‌ ममतजान मनागपि सेवित: । 
बहुत्तपइच रणो मलधारिणो विजयसेनमुनि: परिवर्ण्यते ॥२४॥ 
तत्पहपूर्वांचलचण्डरश्मिमु नीदवरो5भून्तयसेननामा । 

तपो यदीयं जगतां त्रयेषपि जेगीयते साधुजनेरजस्रम ॥२५।॥। 
यद्यस्ति शक्तिगुणवर्णनायां मुनीशतु: श्रीनयसेनसूरे: | 

तदा विहायान्यकथां समस्तां मासोपवासं परिवर्णयन्तु ॥२६॥ 
शिष्यस्तदो5स्ति निरस्तदोष: श्रेयाससेनो मुनिपुण्डरीकः | 
अध्यात्ममार्गे खलु येन चित्त निवेशितं स्वमपास्य कृत्यं ॥२७॥ 
श्रेयांससेनस्यथ मुनेमंहीयस्तप: प्रभावा: परितः स्फुरन्ति । 
यहर्शनाहपंखिल (?) प्रयाति दारिद्रयमाशु प्रणतस्य (?) गेहात्‌ ॥२८॥ 
तत्पट्रधारी सुकृतानुसारी सन्‍्मागंचारी निजक्ृत्यकारी । 
अनन्तकी तिमु निपुगवो5त्र जीयाज्जगल्लोकहितप्रदात्ा ॥२९॥ 
अनन्तकीत्ति: स्फुरितोरुकीत्ति' शिष्यस्तदीयो जयतीह लोके । 
यस्याशये मानसवारितुल्ये श्रीजेनधमम्मों5म्बु जवत्यफुल्ल, ॥३०॥ 


प्रसमरवरकोर्ते: सवंत्तोष्नन्तकीरत्ं : 

गगनवसनपट्ट राजते तस्य पट्ट । 

सकलजनहितोक्ति: जेनतत्वार्थवेदी 

जगति कमलकीत्ति: विश्वविख्यातकीत्ति: ॥३१॥ 

जयत्ति कमलकीत्ति: विश्वविख्यातकीत्ति: | 
प्रकटित्तयतिमूत्ति: स्वंसंघस्य पूर्ति: । 

यदुदयमहिसान प्राप्य सर्वेष्प्यमान 

दधत्ति भविकलोका:ः प्रीत्तिमुत्तानयोगा: ॥३२॥ 
अध्यात्मनिष्ठ: प्रसरत्म्रतिष्ठ: कृपावरिष्ठ: प्रतिभावरिष्ठ: | 
पट्टे स्थितस्य त्रिजगत्प्रशस्यः श्रीक्षेमकीरति: कुमुदेन्दुकीत्ति. ॥३३॥ 
तत्पट्रोदयभूधरे5तिमदतति प्राप्तोदयादुज्ज॑यं | 
रागद्वेषमदान्धका रपटलं सब्स्चित्करेर्दास्पान । 

श्रीमान्‌ राजितहेमकीत्तितरणि: स्फीतां विकासश्रियं 
भव्याम्भोजचये दिगम्बरपथालड्ूरभूतां दघत्‌ ॥३४॥ 
कुमुदविशदकीत्तिहेमकीत्ति (!) सुपट्े 

बिजित्तमदनमाय: शीलसम्पत्सहाय: । 


३६४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


मुनिवरगणवल्दयो विश्वलोकैरनिन्यो 

जयति कमलकोरत्ति: जेनसिद्धान्तवादी ॥२५॥ 
महामुनिपुरन्दर: शमित्तरागद्वेषाइ-कुर: 
स्फुरत्परमचिन्तनः स्थितिरशेषशञास्त्रार्थवित्‌ । 
यशःप्रसरभासुरो जयति हेमकीरततीश्वर: 
समस्तगुणमण्डित: कमलकीत्तिसू रिमंहान्‌ ॥२६॥ 

एवं पृज्यगुरुक्रमोत्तमऊसन्नामावली पद्धतो । 
यज्जिद्धाधिगतां दधाति परमानन्दामृतोत्कण्ठुलाम | 
सोञ्वश्यं भवसंभव परिभव त्यक्त्वा विवादाशयस्‌ । 
प्राप्नोत्याशु पद पर विलभते चानन्तकीत्तिश्रियम्‌ ॥३७॥ 
श्रीमत्काष्ठोदयगिरिह्रिवादिमाभंगसिन्धु: । 
मिथ्यात्वागादशनिरिव गतोशेषजीवादितत्व: । 
कामक्रोधावुदयमरुत श्रीकुमा रादिसेन: 

स्यात्‌ श्रीमानु जयत्ति सुपदो हेमचन्द्रो मुत्तीन्द्र: ॥३८॥ 
शास्त्रप्रवीणो मुनिहेमचन्द्र:ः 

तत्त्वार्थवेत्ता यतिमण्डनो5्भूत्‌ । 

त्त्पट्रचन्द्रो मुनिपद्मनन्दि. 

जीयात्तनी सेवितपादपद्मः ॥३९॥ 

ब्राह्मी-सिन्धु कुमुद्वतिपत्तिरमो जैनाम्बुजाःहस्करः 
स्याद्गादामृतवद्धंक: शशघर: रत्नत्रयालिडिगत:ः 
जीयाद्धीमुनिप्मनन्दिसगुरो: पट्टोदयाद्रो हरिः 
दशान्तिकीत्तिभृतां वरो गुणनिधि: सूरियंशःकीत्तिराट्‌ ॥४०॥ 
यशःकीत्तिमुनीन्द्रपट्टाब्जभानु. 

शुभे काष्ठसंघान्वये शोभमान: | 
शरच्चन्द्रकुन्दस्फुरत्कान्तकीत्ति: 

जयी स्फोतसूरीश्वर: क्षेमकीत्ति: ॥४१॥ 

विद्वान्‌ साधुशिरोमणिगु णनिधिः सौजन्यरत्ताकरो 
मिथ्यात्वाचलछेदनेककुलिशो विख्यातकीत्तिभुवि। 
श्रीमच्छीयदाकीत्तिसूरिसुगुरो: पट्टाम्बुजाहस्कर: 
श्रीसंघस्य सदाकरोनुकुशल: श्रीक्षेमकीत्ति: गुरु: ॥४२॥ 
श्रीमच्छीक्षेमकीत्ति: सकलगुणनिधिविष्टपे भूरिपु ज्यः । 
तेषां पट्ट समोद: समजनमुनिशनिः स्थापितो शास्त्रविद्धि: । 


पट्टावली : ३६३ 


विस्तरिल है कीत्ति जिनकी, ऐसे (३६) श्रीकमलकीत्ति हुए | ॥२३॥२४॥२५॥२६ 
॥२७॥२८॥२९॥३०॥३ १॥ 

यह कमलकीत्ति सर्व सझघकी रक्षा करनेवाले ओर इनकी महिमा पाकर 
बड़े-बड़े मानियोंने भी मान छोड़ दिया और भव्योंको प्रीति उत्पन्न करने वाले 
हुए । इनकी जय हो ॥३२॥ 

इनके पट्टपर (३७) क्षेमकीत्ति, इनके अति महान्‌ पट्‌टरूपी पर्वतपर उदय 
होकर दुर्जय मोहान्धकारका नाश करनेवाले (३८) श्रीहैमकीत्ति हुए ॥३३॥ 
परे४। 

इनके (३९) कमलकीत्ति, (४०) कुमारसेन, (४१) हेमचन्द्र, (४२) पद्मनन्दि, 
(४३) यशःकीत्ति, (४४) क्षेमकीत्ति, (४५) त्रिभुवनकीत्ति, (४६) सहसख्नकीत्ति, 
(४७) महीचन्द्र, (४८) देवेन्द्रकीतति, (४९) जगत्कीत्ति, (५०) ललितकीत्ति, 
(५१) राजेन्द्रकीत्ति, (५२) मुनीन्द्रशुभकीत्ति हुए ॥३५ से ५३॥ 

इस पट्टावलीके भावानुवादमें जिन आचार्योके विशेषणोंसे कुछ ऐतिहासिक 


महत्व है, उनका वर्णन किया है। शेष आचार्योकी केवल नामावली ही अड्ूित्त 
की गयी है । 


श्र्‌ तघर-पट्टावली 


णमिऊण वड्ढमाण ससुरासु रवंदिद विगयमोहं ।* 
वरसुदगुरुपरिवाडि वोच्छामि जहाणुपुब्बीए ॥१॥ 
विउलगिरितु गसिहरे जिणिदइंदेण वद्माणेण । 
गोदममुणिस्स कहिद॑ परमाणणयसंजुदं अत्थं ॥२॥ 
तेण वि लोहज्जस्स य लोहज्जेण य सुधम्मणामेण । 
गणधरसुधम्मणा खलु जंबूणामस्स णिहिट्ठ ॥रे॥ 
चदुरमलब॒द्धिसहिदे तिण्णेदे गणधरे गुणसमग्गे। 
केवलणाणपईवे सिद्धि पत्ते जमंसामि ॥४॥ 

णंदी य णंदिमित्तो अवराजिदमुणिवरों महातेओ | 
गोवड्ढणो महप्पा महागुणो भहबाहू य ॥५॥ 

पंचेदे पुरिसवरा चउदसपुच्वी हवंत्ति णायव्वा । 
बारसअंगधरा खलु॒ वीरजिणिदस्स णायव्वा ॥६॥ 


१. जंबूदीवपण्णत्ती १॥८-१७। 


३६६ ४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यंपरम्परा 


तह य विसाखायरिओ पोट्टिल्लो खत्तिओो यजयणामो । 
णागो सिद्धत्यो वि य घिदिसेणो विजियणामों य ॥»॥ 
बृद्धिल्ल गंगदेवो धम्मस्सेणो य होइ पच्छिमओ । 
पारंपरेण एदे दसपुब्बधरा समक्खादा ॥८॥ 

णक्खत्तो जसपालो पड़ू धुवसेण कंसआयरिओ | 
एयारसगधारी पंच जणा होंति णिद्दिद्ठा ॥९॥ 
णामेण सुभद जसभद्दो तह य होइ जसबाहू । 
आयारधरा णेया अपच्छिमो लोहणामो य ॥१०॥ 
आइरियपरंपरया सायर दीवाण तह य पण्णत्ती । 
संखेवेण समत्थं वोच्छामि जहाणुपुब्वीए ॥११॥ 


सुर एवं असुरोंसे बंदित और मोहसे रहित वर्धमान जिनेन्द्रको नमस्कार 
करके उत्तम श्रुतके धारक गुरुओंकी परंपराको अनुक्रमसे कहता हूँ ॥१॥ 

विपुलाचल पव॑ंतके उन्‍नतत शिखरपर जिनेन्द्र भगवान्‌ वर्धमान स्वामीने 
प्रमाण और नयसे संयुक्त अर्थंका गौतममुनिको उपदेश दिया। उन्होने ( गौतम- 
गणधरने ) लोहायंको, और लोहायं अपरनाम सुधमंगणधरने जम्बूस्वामीको 
उपदेश दिया ॥२-३॥ 

चार निमंल बुद्धियो (कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, संभिन्‍नश्रोत्रबुद्धि, और 
पदानुसारिणी बुद्धि ) से सहित, गूणोसे परिपूर्ण, केवलज्ञानरूप उत्कृष्ट द्वीपकसे 
सयुकत और सिद्धिको प्राप्त इन त्तीनों गणधरोको नमस्कार करता हूँ ॥४॥ 


नन्दि, नन्दिनित्र, महातेजस्वी अपराजित मुनीन्द्र, महात्मा गोवर्धन और 
महागुणोंसे युक्त भद्गबाहु, ये पाँच श्रेष्ठ पुरुष चौदह पूर्वोके धारक अर्थात्‌ 
श्रुतकेवली थे, ऐसा जानना चाहिये। वीर जिनेन्द्रके ( तीथंमें ) इन्हें बारह 
अगोंके धारक जानना चाहिये ॥५-६॥ 

तथा विशाखाचायं, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धुतिषेण, विजय, 
बुद्धिल्‍ल, गंगदेव और अन्तिम धर्मसेन ये परम्परासे दस पूर्वोके धारक कहे 
गये है ॥७-८॥ 

नक्षत्र, यशपाल, पाण्डु, ध्रुवषेण और कंसाचायं ये पाँच जन ग्यारह आंगों- 
के धारक निदिष्ट किये गये हैं ॥९०॥ 

सुभद्र मुनो, यशोभद्र, यशोबाहु और अन्तिम लोहाचाये ये चार आचार्य 
आचारांगके धारी जानना चाहिये ॥१०॥ 

आनुपूर्वीके अनुसार आचाय॑परम्परासे प्राप्त सागर-द्वीपोंकी समस्त प्रश्नप्ति- 
को संक्षेपमें कहता हूँ ॥११॥ 


पद्ावछ्ली :. ३६७ 


मेघचन्द्र-प्रशस्तिः 
( शक सं० १०३७ ) 
( दक्षिणमुख ) 

भद्वं भूयाज्जिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने | 
कुतीत्य॑-ध्वान्तसच्ठडृगतप्रभिन्‍्तघनभानवे ॥१॥ 
श्रीमन्‍नाभेयनाथाद्यमलजिनवरानीकसौधोरुवाद्धि. 
प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-केवल्यबोधो रु-वेदि' । 
वस्तस्थात्का रमुद्राशबलितजनतानन्दनादोरुघोष: 
स्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहावीय्येवीचीनिकाय' ॥२॥ 
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तम रत्नवर्ग्गा श्रीगौतमाद्या' प्रभविष्णवस्ते 
तत्राम्बुधो सप्तमहद्वियुक्तास्तत्सन्ततौ नन्दिगणे बभूव ॥३॥ 
श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचायंशब्दोत्त रकोण्डकुन्द: । 
द्वितीयमासीदभिधानमुद्यच्चरित्रस|ञ्जातसुचा रर्णाद्ध, ॥४॥ 
अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोध्सावाचार्य्यशब्दोत्तरगृद्धपिक्छ' । 
तदन्वये तत्सहशो5स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदात्थ॑वेदी ॥५॥ 
श्रीगुद्धपिड्छमुनिपस्य बलाकपिझछ 
शिष्यो5जनिष्ट भुवनत्रयवत्तिकीत्ति' | 
चारित्रचुअचुरखिलावनिपालमौलि- 
मालाशिलीमुखविराजितपादपदम: ॥६॥ 
तच्छिष्यो गुणनन्दिपण्डित-यत्तिइचा रित्रचक्रे इवर- 
स्तक्कंव्याकरणादिशास्त्रनिपुणस्साहित्यविद्यापति: | 
भिथ्यावादिमदान्धसिन्धु रघटासच्डुट्टू कण्ठी रवो 
भव्याम्भोजदिवाकरों विजयतां कन्दप्पंदर्प्पापह: ॥७॥ 
तच्छिष्यास्त्रिशता विवेकनिधयश्शास्त्राब्धिपार ड्रता- 
स्तेषत्कृष्टतमा द्विसप्त्तिमितास्सिद्वान्तशास्त्रात्थ॑क- 
व्याख्याने पटवो विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धों मुनिः 
नानानूननयप्रमाणनिपुणो देवेन्द्रसैद्धान्तिक: ॥८॥ 
अजनि महिपचूडा रत्नराराजिताडित्न- 
व्विजितमक रकेतृहुण्डदोद्दंण्डगर्व्च: | 
कुनयनिकर भूध्रानीकदम्भोलिदण्ड- 
स्स जयतु विबुधेन्द्रो भारतीभालपट्ट: ॥९०॥ 





१. जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, मा० दि० ग्र०, अभिलेख संख्या-४७ । 


' १६८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


तच्छिष्य: कलधौतनन्दिमुनिपस्सैद्धान्तचक्र इवर: 
पादरावारपरीसधारिणिकुरूव्याप्तोरुकीत्तश्विरः । 
पञ्चाक्षोन्मदकुम्भिकुम्भदलनप्रोन्मुक्तमुक्ताफल- 
प्रांशुप्राव्व्विलकेसरी बुधनुतो वाक्कामिनीवल्लभ: ॥१०॥ 
तत्पुत्रकों महेन्द्रादिकीत्तिम्मंदनशद्धूर: | 

यस्य वाग्देवता शक्ता श्रौती मालामयूयुजत्‌ ॥११॥ 
तच्छिष्यो वीरनन्दी कवि-गमक-महावादि वाग्मित्वयुक्तो 
यस्य श्रीनाकसिन्धुविदशपत्तिगजाकाशसद्ूाशकीत्ति । 
गायन्त्युल्चेदिग्दिगस्ते त्रिदशयुवतय: प्रीतिरागानुबन्धात्‌ 
सोथ्यं जीयात्प्रमादप्रकरमहिधराभीलदम्भोलिदण्ड: ॥१२॥ 
श्रीगोल्लाचाय्येनामा समजनि मुनिपदशुद्ध रत्नत्रयात्मा 
सिद्धात्मायत्थ॑-सात्थ॑ं-प्रकटनपटु-सिद्धान्त-शास्त्राब्धि-वीची 
सद्भात्तक्षालितांह. प्रमदमदकलालीढबुद्धिप्रभाव: 

जीयाद भूषपाल-मौलि-द्युमणि-विदलिताड्सप्रपन्जलक्ष्मीविकास: ॥ 
पेग्गंडे चावराजे बरेदंमज्भूल ॥ 


( पश्चिममुख ) 


२४ 


वीरणन्दिविबुघेन्द्रसन्‍्तत्तो नृत्नचन्दिलनरेन्द्रवंश- 

चूडामणि: प्रथितगोल्लदेशभूपालक: किमपि कारणेन सः ॥१४॥ 
श्रीमत्तेकाल्योगी समजनि महिकाकायलर्नातनुत्र 
यस्याभूदवुष्टिधारा निशित-शर-गणा ग्रीष्ममात्तंण्डबिम्बं । 
चक्र सद्वृत्तचापाकलितयत्तिवरस्याघश्त्रन्विजेतु' 
गोल्लाचाय्यंस्य शिष्यस्स जयतु भुवने भव्यसत्केरवेन्दु: ॥१५॥ 
त्तपस्सामथ्यंतो यस्य छात्रो5भूदुब्रह्म राक्षस: । 

यस्य स्मरणमात्रेण मुड्चनन्ति च महाग्रहा: ॥१श॥ 
प्राज्याज्यतां गतं लोके करजञ्जस्य हि तैलकं 
तपस्सामथ्यंतस्तस्य त्तप: कि वर्णिणितु क्षमं ॥१७॥ 
त्रेकाल्य-योगि-यतिपाग्र-विनेयरत्न- 
स्सिद्धान्तवाद्धिपरिवर्धनपूर्ण चद्ध : । 
दिग्नागकुम्भलिखितोज्ज्बलकी त्तिकान्तो 
जीयादसावभयनन्दिमुनिज्जंगत्यां ॥१८॥ 
येनाशेषपरीषहादिरिपवस्सम्धर्जिता: प्रोद्धता: 

येनाप्ता दशलक्षणोत्तममहाधर्म्माख्यकल्पद्गुमा: 


पद्/धवली ; ३६९ 


येनाशेष-भवोपताप-हननस्वाध्यात्मसंवेदनं 
प्राप्त स्थादभयादिनन्दिमुनिपस्सो5य॑ कृतात्थों भुवि ॥१९॥ 
तच्छिष्यस्सकलागमारत्थंनिपुणो छोकज्ञतासंयुत- मै 
स्सच्चारित्रविचित्रचारुचरितस्सौजन्यकन्दाडूकुरः 
मिथ्यात्वाब्जवनप्रतापहननश्रीसोमदेव प्रभु- 
ज्जीयात्सत्सकलेन्दुनाममुनिप. कर्माटवीपावकः ॥२०।॥ 
अपि च सकलचन्द्रो विश्वविश्वम्भरेश- 
प्रणुत्पदपयोज: कुन्दहारेन्दुरोचि: । 
जिदशगजसुवज्ञव्योमसिन्धुप्रकाश- 
प्रतिभविशदकीत्तिव्वाग्वधूकण्णंपू र: ॥२१॥ 
शिष्यस्तस्य हढब्रतरशमनिधिस्सत्संयमाम्भोनिधि: 
शीलाना विपुलालयस्समितिभिय्यु क्तिस्त्रिगुप्तिश्रित: । 
नानासदगुण रत्नरोहणगि: प्रोद्यत्तपोजन्मभ्‌ः 
प्रख्यातो भुवि मेघचन्द्रमुनिपस्त्रेविद्यवक्राधिप: ॥२२॥ 
त्रेविद्ययोगीशवर-मेघचन्द्रस्याभूत्परभाचन्द्रमुनिस्सु शिष्य: । 
शुम्भद्रताम्भोनिधिपृण्णंचन्द्रो निद्धू तदण्डत्रितयों विशल्य' ॥२३॥ 
पुष्पास्त्रानुन-दानोत्कट-कट-करटिच्छेदछेद-हप्यन्मृगेन्द्र: 
नानाभव्याब्जषण्डप्रतति-विकसन-श्रीविधानेकभानु: | 
ससाराम्भोधिमध्योत्तरणकरणतौयान रत्नत्रयेश: 
सम्यग्जैनागमार्त्थान्वितविमलमति: श्रीप्रभाचन्द्रयोगी ॥२४॥ 
( उत्त रमुख ) 
श्रीभूपालकसौलिलालितपदस्संज्ञानलक्ष्मीपति- 
इचारित्रोत्तरवाहनश्शितियशब्शुआतपवाड्नचित: ॥ 
तअलोक्यादभुतमन्मथारिविज्ञयस्सद्धम्मंचक्राधिप: 
पृथ्वीसंस्तवतृय्यंघोषनिनदत्रेविद्यचक्रे दवर: ॥२५॥ 
संद्धान्तेद्शशिरोमणि: प्रशमवद्ब्रातस्य चूडामणि: । 
शब्दौधस्य द्विरोमणि: प्रविलसत्तकर्कज्ञवूडामणि:ः 
प्रोद्यत्संयमिनां शिरोमणिरुदञचद्धूब्यरक्षामणि- 
ज््जीयात्सन्तुतमेघचन्द्रमुनिफस्त्रेविद्चचूडामणि: ॥२६॥ 
त्रविद्योत्तममेघचन्द्रयमिन: प्रत्युम्मं भासि प्रिया 
वाग्देवी दिसहावहित्थहृदया तद्वाश्यकर्म्मात्थिनी । 
कीत्तिव्वारिधिदिक्‌ कुलाचलकूले स्वादात्मा प्रष्टुम- 
प्यन्वेष्दु' मणिमन्त्रतत्त्रनिचयं सा सम्भ्रमा अआआम्यत्ति ॥२७॥ 


३७० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


( पू्वेमुख 


तककेन्यायसुबद्धवेदिरमलाहंत्यूक्तिततन्मौक्तिक: 
शब्दग्रन्थविशुद्धशंखकलितस्स्याद्रादसद्रिद्ुम: 
व्याख्यानोज्जितघोषणर्‌ प्रविपुलप्रज्ञोद्धवीचीचयो 
जीयाद्विश्रुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रेविद्य रत्ताकर: ॥२८॥ 
श्रीमूलसंघ-कतत-पुस्तक-गच्छ-देशी 
प्री्दृगगाधिपसुताक्किकचक्रवर्ती । 
संद्धान्तिकेश्वरशिखामणिमेघचन्द्र- 

स्त्रेविद्यदेव इति सद्विबुधा (:) स्तुवन्ति ॥२९॥ 

सिद्धान्ते जिन-वी रसेन-सदुशः शास्याब्ज-भा-भास्कर: 
षट्तक्केंप्वकलड्धूदेव विबुध: साक्षादयं भूतले। 
सब्वं-व्याकरणे विपश्चिदधिप: श्रीपृज्यपादस्स्वयं 
अविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीभपञ्चानन: ॥३०॥ 
रुद्राणीशस्य कण्ठं घवलयति हिमज्योतिषो जातमडू 

पीत॑ सौवण्णंशेलं शिशुदिनपतनु' राहुदेहं नित्तान्त | 
श्रीकान्तावल्लभाड़ुकमलभववपुम्मेंघचन्द्रव्नतीन्द्र 
श्रेविद्यस्याखिलाशावलूयनिलयसत्कीत्तिचन्द्रातपोश्सौ ॥३१॥ 
मुनिनाथं दशधम्मंधारिहृदषट्-त्रिशद्गु्ं दिव्य-वा- 
णनिधानं निनगिक्षुचापमलिनीज्यासूत्रमोरेन्दे पू- 

विन बाणज़ूलमयदे हीननधिकड्गाक्षेपम॑ माप्पु दा- 

व नय॑ दप्पंक मेघचन्द्रमुनियोल माणूनिन्नदोद्दंप्पंम॑ ॥३२॥ 
मृदुरेखाविलासं चावराज-बलह॒दल वरेदुद बिरुदरूवारिमुख- 
तिलकगड्गाचारि कण्डरिसिद शुभचुन्द्र सिद्धान्तदेवरगुड्ड । 


) 


श्रवणीयं शब्दविद्यापरिणति महनीय॑ महातवर्क॑विद्या- 
प्रवणत्वं इलाघनीयं जिननिगदित-संशुद्धसिद्धान्तविद्या- 
प्रवणप्रागल्भ्यमेन्देन्दुपचित्तपुलक कीत्तिसल कृत्तु -विद्- 
स्निवहूं त्रेविद्यनाम-प्रविदितनेसेदं मेघचन्द्रव्नतीन्द्र ॥२३॥ 
क्षमेगीगल जौवनंत्तीविदुदतुलक्तव श्रीगे लावण्यमीगल्‌ 
समसन्दिद्दत्तु तन्नि श्रुतवधुगधिक प्रौढियायूत्तीगलेन्द- 
न्दे महाविख्यातियं ताल्दिदनमलचरिदत्रोत्तमं भव्यचेतो- 
रमणं त्रेविद्यविद्योदितविशदयञ्ं मेघचन्द्रव्रतीन्द्र ॥३४॥ 
इदे हंसीबुन्दमीण्टल बग्ेदपुदु चकोरीचय॑ चडचुविन्दं 


पद्टाबछी : ३७२ 


कटुकल  साद्दंप्पुदीश जडेयोलिरिसलेन्दिद्द॑प॑ सेज्जेगरल्‌ 
पदेदप्पं कृष्णनेम्बन्तेसेदु बिस-नसत्कन्दलीकन्दकान्तं 
पुदिदत्ती मेघचन्द्रव्गरततिलकजगद्गत्तिकीत्तिप्रकाश ॥३५॥ 
पूजित्तविदग्धविबुधस- 

मसाज त्रविद्य-मेघचन्द्र-ब्रत्ति-रा- 

राजिसिद॑ विनमितमुनि- 

राज वृषभगणभगणताराराज॑ ॥३६॥ 


सक वर्ष १०३७ नेय मन्मथसंवत्सरद मार्ग्गसिर सुद्ध १४ वृहवारं धनुलग्नद 
पूर्वाह्नदारुघलिगेयप्पागलु श्रीमूलसच्भृद देसिगगणद पुस्तकगच्छद श्रीमेघचन्द्र- 
त्रेविद्यदेवत्तम्मवशानकालमनरिदु पल्यद्भाशनदोलिद्दु' आत्मभावनेय॑ भाव्सुत्तु' 
देवलोकक्के सन्दराभावनेयेन्तप्पुदेन्दोडे ॥ 
अनन्त-बोधात्मकमात्मतत्त्वं निधाय चेतस्यपहाय हेय॑ । 
त्रेविद्यनामा मुनिमेघचन्द्रो दिव गतो बोधनिधिव्विंशिष्टाम्‌ ॥३७॥ 
अवरग्रशिष्यरशेष-पद-पदार्थ-तत्त्व-विदह सकलशास्त्रपारावारपारगरु गुरु- 
कुलममुद्ध रणरुमप्प श्रीप्रभाचन्द्र-सिद्धा न्त देवत्तंम्म गुरुगल्गे परोक्षविनेय कारण- 
मामि-श्रीकव्वप्पु-तीत्थंदल तम्म गडु ॥ 
समधिगत्तपञ्चमहाशब्द महासामन्ताधिपति महाप्रचण्डदण्डनायक वेरिभय- 
दायक गोत्रपवित्र बुधजनमित्र स्वामिद्रोहगोधूमघरटूसंग्रामजत्तलट्ट विष्णुवर्द्धन- 
भूपालहोयूसलमहाराज राज्यसमुद्धरण कलिगलाभरण श्रीजेनधर्म्मा मृताम्बुधि- 
प्रवर्धन-सुधाकर सम्यक्तरत्नाकर श्रीमन्महाप्रधानं दण्डनायकगद्भ राजनुमातन 
मनस्सरोवरराजहसे भव्यजनप्रसंसे गोत्र-निधाने रुक्मिणीसमाने लक्ष्मीमत्ति- 
दण्डनायकितियुमन्तवरिन्दमतिणय महाविभू तियि सुभलग्नदोलु प्रतिष्ठेय माडि- 
सिदर्‌ आमुनीन्द्रोत्तमर्‌ ईनिसिधिगेयन्‌ अवर तप: प्रभावमेन्तप्पुद्देन्दोडे ॥। 
समदोद्यन्मार-गन्ध-द्विरद-दलन १-कण्ठी रवं क्रोध-लोभ 
द्रुम-मूलच्छेदन दुद्धं रविषय शिलामेद-बज्-प्रपात । 
कामनीय॑ श्रीजिनेन्द्रायमजलनिधिपार  प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तमु- 
नीन्द्रं मोहविध्वंसनकरनेसेद धात्रियोलू योगिनाथ ॥३८॥ 
चाबराजं बरेद ॥ 
मत्तित मातवन्तिरलि जीण्णंजिनाश्रयकोटियं क्रम॑ 
वेत्तिरे मुस्निनन्तिरतितृर्ग्गलोल नेरे माडिसृत्तम- 
त्युत्तमपात्रदानदोदबं मेरेवुत्तिरे गंगवाडितो- 
म्बत्तर सासिर कोपणमादुद गंगणदण्डनाथनि ॥३९॥॥ 


३७२ ; तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सोमयनें केकोण्डुदो 

सौभाग्यद-कणियेनिप्प लक्ष्मीमत्तियि- 

न्दीमुवनत॒लदोला हा- 

रामयभेसज्यशास्त्र-दान-विधान ॥४०॥ 

इस प्रशस्तिमें कुन्दकुन्दाचार्य, गुद्प्रपिच्छ, बलाकपिच्छ, गुणनल्दि, देवेन्द्र 

सैडान्तिक और कलयौतनन्दिका उल्लेख आया है। कलद्योतनन्दिके पुत्र महेन्द्र- 
कीत्ति हुए, जिनकी आचाय॑ंपरम्परामें क्रमसे वीरनन्दि, गोल्लाचायें, त्रेकाल्य- 
योगि, अभयनन्दि और सकलचन्द्र मुनि हुए। इस अभिलेखमे आचार्योके तप 
एवं प्रभावका भी सुन्दर चित्रण हुआ है। त्र काल्ययोगीके विषयमें कहा जाता 
है कि इनके तपके प्रभावसे एक ब्रह्म राक्षस इनका शिष्य बन गया था। इनके 
स्मरणमात्रसे बडे-बडे भूत भागते थे, और इनके प्रतापसे करञ्जका तेल घृतमें 
परिवत्तित हो गया था। सकलचन्द्रमुनिके शिष्य मेघचन्द्र त्रंविद्य हुए, जो 
सिद्धान्तमें वीरसेन, तक॑में अकलक ओर व्याकरण में पृज्यपादके तुल्य विद्वान 
थे। शक सं० १०३७ मार्गशीषं, शुक्ला चतुदंशी, गुरुवार, मन्यतसम्वत्सरको 
धनुलूगन पूर्वाक्न समयमे इन्होने सध्यानपुवंक शरीरका त्याग किया। मेघचन्द्र 
देशीगण, पुस्तकगच्छके आचाय॑ थे । इनके प्रमुख शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव 
थे, जो विभिन्‍न विषयोंके ज्ञाता, वादियोके मदको चूर करनेवाले प्रतापी और 
मोह-अन्धकारको ध्वस करनेवाले थे। इन्होने महाप्रधान दण्डनायक गंगराज 
हारा माधचन्द्र त्रवेद्यकी निषधा तैयार करायो। इस अभिलेखभे नन्दिगणका 
उल्लेख आया है और इसी गणके अन्तगंत पद्मनन्दि, कुन्दकुन्द आदिका निर्देश 
किया है । 


मल्लिषेण-प्रशस्ति 


( शक सं० १०५० ई०, सन्‌ ११२८ ) 
इस पट्टावलिमें मूलरूपसे मल्लिषेण मलूधारिदेवके समाधिम रणका निर्देश 

आया है | चन्द्रगिरि पर्वत (कटवप्र) के पादर्वनाथमन्दिर (बसत्ति) के नवरममें 
यह प्रशस्ति अडिकत की गई है। आचार्योके इत्तिहासकी दृष्टिसे इस प्रशस्तिका 
मूल्य अधिक है। ७२ पद्योमें दिगम्बर परम्पराके समस्त प्रसिद्ध आचार्योका 
नाम आया है। प्रशस्ति निम्त प्रकार है-- 
(उत्तरमुख) 

श्रीमन्‍्नाथकुलेन्दुरिन्द्र-परिषद्वन्यदश्॒ त-श्री-सुधा- 

धारा-धौत-जगत्तमो5पह-पह-मह: पिण्ड-प्रकाण्ड महंत | 


पट्टाबली : ३७३ 


यस्मान्लिम्म॑ल-धस्मं-वार्द्धि-विपुलश्रीव्वंद्धमाना सतां 

भत्तु'भंव्य-चको र-चक्रमवतु श्रीवद्धमानो जिन: ॥१॥ 

जीयादत्थ॑युतैन्द्रभूतिविदित्ताभिख्यों गणी गोतम-- 

स्वामी सप्तमहर्द्धमिस्त्रिजगतीमापादयन्पादयो: । 

यद्दोधाम्बुधिमेत्य वीर-हिमवत्कुत्कीलकण्ठादबुधा-- 

म्भोदात्ता भुवनं पुनाति वचन-स्वच्छन्दमन्दाकिनी ॥२॥ 

तीर्थेश-दर्शनभवन्नय-हक्सहस्न-बिस्रब्ध-बोध-वपुषश्श्र्‌ त्तकवेली न्द्रा: । 

निम्मिन्दता विबुध-वुन्द-शिरोभिवन्यास्फूज्जंद्चः कुलिशत्त: कुमत्ताद्रि- 
मुद्रा: ॥३॥ 

बण्त्यं: कथन्नु महिमा भण भव्रबाहों म्मोहोरु-मल्ल-मद-मह न-वृत्तबाहो: । 

यच्छिष्यत्ताप्तसुकृतेन स चन्द्रगुप्त रशु भ्रष्यतेस्म सुचिर वन-देवताभि: ॥४॥ 

बन्योविभुम्भु वि न केरिह कोण्डकुन्द: 

कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीत्ति-विभूषिताश: । 

यश्चारु-चारण-कराम्बुजवञ्च रीक- 

इचक्र श्रुतस्य भरते प्रयत्त: प्रतिष्ठाम ॥५॥ 

वन्दो भस्मक-भस्म-सात्कृति-पदु: पद्मावत्ती-देवता- 

दत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहृत-चन्द्रप्रभः । 

आचार्य्यस्स: समन्तभद्रगणभूद्ेनेह काले कलौ 

जैन वत्मं समन्‍्तभद्रमभवद्भुदं समन्तान्मुहु: ॥६॥ 

चूणि ॥ यस्येवंविधा वादा रम्भसंरम्भविजुम्भिताभिव्यक्तयस्सुक्तयः ॥ 

वृत्त ॥ पूर्व्य पाठलिपुत्र-मध्य-नगरे मेरी मया ताडिता 

पद्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषये काञ्चीपुरे वेदिशे । 

प्राप्तो5हं करहाटकं बहु-भर्ट-विद्योत्कट सद्भूट॑ 

वादार्त्थी विचराम्यहन्नरपते शादूल-विक्रीडितं ॥७॥ 

अवदु-तटमटति झटति स्फूट-पटु-वाचाटधूज्जंटेरपि जिल्ला 

वादिनि समन्तभद्रे स्थित्ततति त्व सर्दास भूप कथान्येषां ॥८॥ 

योह्सो घाति-मल-द्विषद्बल-शिला-स्तम्भावली-खण्डन- 

ध्यानासि: पदुरहेतो भगवतस्सोःस्य प्रसादीकृत: | 





१. जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंख्या ५४ । 


६७४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


छात्रस्यापि स सिहनन्दि-मुनिना नोचेत्कर्थ वा शिला- 
स्तम्भोराज्यरमागमाध्व-परिघस्तेनासिखण्डो घनः ॥९॥ 
वक्रग्नीव-महामुनेदुंश-शततग्नीवोःप्यहीन्द्रो थथा- 
जात॑ स्तोतुमलं वचोबलमसो कि भग्न-वाग्मि-ब्रजं । 
योञ्सो शासन-देवता-बहुमतो ही-वक्त्र-वादि-श्रह- 
ग्रीवो5स्मिन्नथ-शब्द-वाच्यमवदद्‌ मासान्समासेन षट ॥१०॥ 
नवस्त्रोत्र॑ तत्र प्रसरति कवीन्द्रा: कथमपि 
प्रणाम वज्नादो रचयत परन्नन्दिनि मुनौ । 
नवस्तोत्र येन व्यरचि सकलाहंत्प्रवचन- 
प्रपञचान्तर्ब्भाव-प्रवण-वर-सन्दम्भंसुभगं ॥१ शा 
महिमा स पात्रकेसरिगु रो: परं भवति यस्य भकक्‍तयथासीतु 
पद्मावती सहाया त्रिलक्षण-कदत्थ॑नं कत्त” ॥१२)॥ 
सुमति-देवममु स्तुतयेन वस्सुमति-सप्तकमाप्ततया कृत । 
परिहत्तापथ-तत्त्व-पथात्थिनां सुमति-कोटि-विर्वत्तिभवात्तिहत्‌ ॥१३॥ 
उदेत्य सम्यग्दिशि दक्षिणस्या कुमारसेनो मुनिरस्तमापत्‌ । 
तश्नैव चित्र जगदेक-भानोस्तिष्ठत्यसौ तस्य तथा प्रकाश: ॥१४॥ 
धर्म्मथंकामपरिनिवृंत्तिचारुचिन्तरिचिन्तामणि: प्रतिनिकेतमकारि येन | 
स स्तृयते सरससौख्यभुजा-सुजातश्चिन्तामाणम्मु निवृषा 

न कथं जनेन ॥१५०॥ 
चूडामणि: कवीनां चूडामणि-नाम-्सेव्य-काव्य-कवि: | 
श्रीवर्द्देव एवं हि कृतपुण्यः कीत्तिमाहत्तु' ॥१६॥ 
चूण्णि ॥ य एवमुपइलोकितो दण्डिना ॥। 
जल्लो: कन्यां जटाग्रेण बभार परमेश्वर: । 
श्रीवद्धंदेव सन्धत्से जिद्ठाग्रेण सरस्वती ॥१७॥ 
पुष्पास्त्रस्य जयो गणस्थ चरणम्भूमुच्छिखा-घटुन 
पद्भ्यामस्तु महेश्वरस्तदपि न प्राप्तु तुलामीश्वर: | 
यस्याखण्ड-कलावतोः5ष्ट-विलसहिक्पाल-मौलि-स्खलत्‌- 
कीत्तिस्वस्सरितो महेश्वर इह स्तुत्यस्स केस्स्यान्मुनि: ॥१८॥ 
यस्सप्तत्ति-महा-वादान्‌ जिगायान्यानथामितान्‌ । 
ब्रद्मरक्षोइचितस्सो5च्यों महेश्वर-मुनीश्वर: ॥१९॥ 
तारा येन विनिज्जिता घट-कुटी-गूढावतारा सम॑ 
बौद्धे््यों धृत-पीठ-पीडित-क्रुदुग्देवात्त-सेवाडजलि: । 


पंद्ावली : ३७५ 


प्रायश्चित्तमिवाडप्रि-वारिज-रज-स्नानं व यस्थाचरत्‌ 
दोषाणां सुगतस्स कस्य विषयों देवाकलडू: कृती ॥॥२०॥ 
चूर्णि ॥ यस्येदमात्मनो&नन्‍्य-सामान्य-निरवद्य-विद्या-विभवोप- 


व्ण॑नमाकण्यते ॥ 
राजन्साहसतुद्ध सन्ति बहवः श्वेतातपत्रा नृपाः 
किन्तु त्वत्सहशा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुल्लंभा: | 
त्वद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाग्मिनो 
नाना-शास्त्र-विचा रचातु रधियः काले कलौ मद्विधा: ॥२१॥ 
नमो मल्लिषेण-मलधारि-देवाय ॥ 
(पूब॑मुख) 
राजन्सर्व्वारि-दप्पे-प्रविदलन-पटुस्त्वं यथात्र प्रसिद्ध- 
स्तद्वत्ख्यातो5हमस्यां भुवि निखिल-मदोत्पाटन: पण्डिताना । 
नो चेदेषो5हमेते तव सदसि सदा सल्ति सनन्‍्तो महान्तो 
वक्‍तु यस्यास्ति शक्ति: स बदतु विदिताशेष-शास्त्रो यदि स्यात्‌ ॥२२॥ 
नाहडु।र-वशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवर्ल 
नेरात्म्य प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्य-बुद्धधा मया | 
राज्ञ: श्रीहिमशीत्तलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो 
बौद्धोधान्सकलान्विजित्य सुगत: पादेन विस्फोटित: ॥२३॥ 
श्रीपुष्पसे न-मुनिरेव पदम्महिम्नो देवस्य यस्य समभूत्स भवान्सधर्म्मा । 
श्रीविश्रमस्थ भवन्ननु पद्मदेव पुष्पेषु मित्रमिह यस्य सहस्रधामा ॥२४॥ 
विमलचन्द्रमुनीन्द्र-गुरोग्गु रुप्रशमिताखिलवादिमद॑ पद । 
यदि यथावदवेष्यत पण्डितैन्नंनु तदान्ववदिष्यत्त वाग्विभो: ॥२५॥ 
चूण्णि || तथाहि । यस्यायमापादितत-बरवादि-हृदय-शोकः पत्रा- 
लम्बन-इलोक: ॥ 
पत्र॑ शत्रु-भयड्धूरोरु-भवन-द्वारे सदा सड्चरन्‌ 
नाना-राज-करीरद्र-वृन्द-तुरग-ब्राताकुले स्थापित्तम्‌ । 
शेवान्पाशुपतांस्तथागतसुतान्कापालिकान्कापिला- 
नुद्श्योद्धत-वेतसा-विमलचन्द्राशाम्बरेणादरात्‌ ॥२६॥ 
दुरित-ग्रह-निग्रहाड्भूय यदि भो भूरि-नरेन्‍्द्र-वन्दित्तम्‌ । 
ननु तेन हि भव्यदेहिनो भजतइश्रीमुनि्िन्द्रनन्दिनम्‌ ॥२७॥| 
घट-वाद-घटा-कोटि-कोविद: कोविदां प्रवाक्‌ । 
परवादिमल्ल-देवों देव एव न संशय: ॥२८॥ 


३७६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


चुश्णि ॥ येनेयमात्म-नामघेय-निरुक्तिरुक्ता नाम पृष्टवन्तं कृष्णराज॑ प्रति ॥ 
गृहीत-पक्षादित्तरः परस्मात्तद्वादिनस्ते परवादिनस्सयु:। 
तेषां हि मल्‍ल: परवादिमल्लस्तन्नाममन्नाम वदन्ति सनन्‍्तः ॥२९॥ 
आचार्यवर्यो यत्तिरायंदेवो राद्धान्त-कर्तता प्रियतां स मूच्नि | 
यस्स्वस्गंयानोत्सव-सीम्नि कायोत्सर्गास्थितः कायमुदुत्ससरज्ज ॥३०॥ 
श्रवण-कृत-तृणोश्सौ संयम ज्ञातु-कामे: 
झयन-विहित-वेला-सुप्तलुप्तावधान: | 
श्रुतिमरभसवुत्योन्मृज्य पिच्छेन शिश्ये 
किल मृदु-परिवृत्या दत्त-तत्कीटवर्त्मा ॥३१॥ 
विश्व॑ं यदश्रुत-बिन्दुनावरुरुधे भाव॑ कुशाग्रीयया 
बुध्येवाति-महीयसा प्रवचसा बद्घं गणाधीर्वरे: | 
शिष्यान्प्रत्यनुकम्पया कृशमतीनेद॑ युगीनान्सुगी- 
स्‍्त॑ं वाचाच्चंत चन्द्रकी त्ति-गणिनं चन्द्राम-कीत्ति बुधा: ॥३१॥ 
सद्धम्म॑-कर्म्म-प्रकृतिप्रणामादयस्योग्र-कम्मं प्रकृुतिप्रमोक्ष: । 
तन्‍्नानिकरम्मं-प्रकृतिन्नमामो भट्टारक॑ दृष्ट-कृत्तान्त-पारम्‌ ॥३३॥ 
अपि स्व-वाग्व्यस्त-समस्त-विद्यस्त्रेविद्यवब्देध्प्यनुमन्यमान: । 
श्रीपालदेव: प्रतिपालनीयस्सतां यतस्तत्व-विवेचनी घी: ॥३४॥ 
तीत्यँ श्रीमतिसाग रो गुरुरिला-चक्र चकार स्फूर- 
ज्योत्ति: पीत-तमप॑य:-प्रवितति: पृत्त प्रभूताशयः 
यस्मादभूरि-पराडंय-पावन-गुण-श्रीवद्धंसानोल्‍्लस- 
द्रत्नोत्पत्तिरिला-तलाधिप-शिरश्श्यृगा रकारिण्यभूत्‌ ॥३५॥ 
यत्राभियोक्‍तरि लघुल्लंघु-धाम-सो म-सौम्यांगभूत्स च भवत्यपि भूति-भूमि: । 
विद्या-धनञ्जय-पद विशदं दधानो जिष्णु: स एव हि 
महा-मुनि हेमसेन: ॥३६॥ 
चूण्णि ॥ यस्यायमवनिपति-परिषदु-निग्रह-मही-निपात-भीति- 
दुस्थ-दुर्गब-प्वतारूढ-प्रतिवादिलोक: प्रतिज्ञाइलोक: | 
त्तके व्याकरणे कृत- श्रमतया धोमत्तयाप्युद्धतो 
मध्यस्थेषु मनीषिषु क्षित्तिभुलामग्रे मया स्पद्धेया । 
यः कश्चित्नतिवक्ति तस्य विदुषों वाग्मेय-मंगं पर 
कुर्वेड्वश्यमिति प्रतीहि नृपते हे हेमसेन॑ मत्त ॥२७॥ 
हितैषिणां यस्य नृणामुदात्त -बाचा निबद्धा हित-रूप-सिद्धि: । 
वन्यो दयापाल-मुनि: स वाचा सिद्धस्सताम्मूद्धेनि यः प्रभावे: ॥३८॥ 


पट्टावली : ३७७ 


यस्य श्रीमतिसाग रो गुरुससौ चज्न्वद्यशदचन्द्रसू: 
श्रीमान्यस्य स वादिराज-गणभृत्स ब्रह्मचा रीविभो: । 
एकी5तीव कृत्ती स एवं हि दयापालब्रती यन्‍्मन- 
स्यास्तामन्य-परिग्रह-ग्रह-कथा स्वे विग्रहे विग्नह: ॥३९॥ 
त्रेछोक्य-दीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । 
जिनराजत एकस्मादेकस्माद्गादिराजतः ॥४०॥ 
आरुद्धाम्बरमिन्दु-बिम्ब-रचितौत्सुक्यं सदा यद्यश- 
इछत्रं वाक्चमरीज-राजि-रुचयोअभ्यर्ण चर यत्कर्णयो: | 
सेव्य: सिहसमच्च्यं-पीठ-विभव: सबं-प्रवादि-प्रजा- 
दत्तोच्चेजेयका र-सार-महिभा श्रीवादिराजो विदां ॥४१॥ 
चूणि ॥ यदीय-गुण-गोचरो5यं वचन-विलास-प्रसर' कवीनां | 
नमोडहंते ॥ 
( दक्षिणमुख ) 
श्रीमच्चालुक्य-चक्र श्वर-जयकटके वाग्वधू-जन्मभूमौ 
निष्काण्डण्डिण्डिम: पर्यंटति पटु-रटो वादिराजस्थ जिष्णो:। 
जह्य यद्वाद-दर्पो जहिहि गमकता गवं-भूमा-जहा हि 
व्याहारेष्यों जहीहि स्फुट-मृदु-मधु र-श्रव्य-काव्यावलेप: ॥४२॥ 
पाताले व्यालराजो वसत्ति सुविदित यस्य जिद्धा-सहत्न' 
निर्मन्‍्ता स्वर्गतोजसो न भव॒ति घिषणो वज्ञभृद्यस्य शिष्य: । 
जीवेतान्तावदेतौ निलय-बल-वशाद्वादिन: के5त्र नान्‍्ये 
गये निमु च्य सवे जयिनमिन-समे वादिराजं नमन्ति ॥४३॥ 
वाग्देवी सुचिरप्रयोग-सुहृढ-प्रेमाणमप्याद रा- 
दादत्ते मम,पारवंधयमधुना श्रीवादिराजो मुनि: 
भो-भो पश्यत पद्यतेष यमिना कि धर्म इत्युच्चके- 
रब्रह्माण्य-परा: पुरातनमुनेर्वाग्वुत्तय: पान्तु व. ॥४४॥ 
गंगावश्वि र-शिरो-मणि-बद्ध-सन्ध्या-रागोल्लसच्च रण-चारुनखेन्दुलक्ष्मी: । 
श्रीशब्दपूर्व-विजयान्त-विनूत-नामा धीमानमानुष-गुणो पस्ततम: 
प्रभांशु ॥४१॥ 


चूणि ॥ स्तुतो हि स भवानेष श्रीवादिराज-देवेन ॥ 
यदह्विधा-तपसो: प्रशस्तमुभयं श्रीहेमसे नमुनो 
प्रागीसित्सुचिराभियोग-बलतो नीत॑ परामुन्नति । 


३७८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


प्राय: श्रीविजये तदेतदखिल॑ तत्पीठिकायां स्थिते 

संक्रान्तं कथमन्यथानतिचिराद्रिद्रेदुगीदुक्‌ तप: ॥४६॥ 
विद्योदयो<स्ति न मदो5स्ति तपो5स्ति भास्व- 
न्ोग्रत्यमस्ति विभुतास्ति न चास्ति मान: । 

यस्य श्रये कमरूभद्र-मुनीश्वरन्तं 

यः ख्यातिमापदिह-शाम्यद्धेगु णौधे: ॥४७॥ 

स्मरणमत्र पवित्रत्तमं मनो भवत्ति यस्य सतामिह तीत्यिनां 
तमत्तिनिमं लमात्म-विशुद्धये कमलूभद्रसरोवरमाश्रये ॥४८॥ 
सर्वागियंमिहालिलिड्भध -सुमहाभागं कछौ भारत्ति 

भास्वन्तं गुण-रत्न-भूषण-गण र्यग्रिमं योगिनां । 

त॑ सन्‍्तस्तुवतामलंकृतत-दयापालाभिधानं महा- 

सूरि भूरिधियो5त्र पण्डित्त-पदं यत्र व युक्त स्मृता: ॥४९॥ 
विजित-मदनतन-दर्प: श्रीदयापालदेवो 

विदित-सकल-शास्त्रो निजिताशेषवादी । 
विमलतर-यशोभिव्य प्त-दिकू-चक्रवालो 

जयति नत-महीभून्मौलिरत्नारुणाडिलत्र: ॥५०॥॥ 
यस्योपास्य पवित्र-पाद-कमल-दन्द्वल्नृप: पोय-सलो 

लक्ष्मी सन्निधिमानयत्स विनयादित्य: कृताज्ञाभुव: । 
कस्तस्याहंति शान्तिदेव-यमिनस्सामथ्यंमित्यं त्थे- 
त्याख्यातु विरला खलु स्फुरदुरु-ज्योत्तिदंशास्ताहशा: ॥५१॥ 
स्वामीति पाण्ड्य-पृथिवी-पतिना निसुष्ट- 
नामाप्त-दुष्टि-विभवेन निज-प्रसादात्‌ । 

धन्यस्स एवं मुनिराहुवमल्लभूमु- 
गास्थायिका-प्रथित-दब्द-चतुमु खाख्य: ॥५२॥ 
श्रीमुल्लूर-विडूर-सा रवसुधा-रत्नं स नाथो गुणे- 

नाक्षूणेन महीक्षित्तामुरु-मह:पिण्डश्शिरो-मण्डन: | 
आराध्यो गुणसेन-पण्डित-पत्तिस्स स्वास्थ्यकामेज्जंना 
यत्युक्तागद-गन्धतो5पि गलित-लानि गति लम्भिता: ॥५३॥ 
वन्दे वन्दितमादरादह रहस्स्याद्वाद-विद्या-विदां 
स्वान्त-ध्वान्त-विततानं-धूनन-विधों भास्वन्तमन्यं भुवि। 
भक्‍त्या त्वाजितसेन-मानतिकृतां यत्सन्नियोगान्मन:- 

पदुम सद्य भवेद्विकास-विभवस्योन्मुक्त-निद्रा-भरं ॥एछ॥। 


पट्टावडी ; ३७९ 


मिथ्या-भाषण-भूषणं परिहरेत्तौद्छत्य'“”''न्मुव्न्चत 
स्याद्गादं बदतानमेतत विनयाद्वादीभ-कण्ठीरवं । 

नो चेत्तदगु““गज्जित-श्रुति-भय-श्वान्ता स्थ यूयं यत्त- है 
स्तृ्ण॑ निग्रह-जीण्णंकूप:-कुहरे वादि-द्विपा: पातिन: ॥५०॥ 
गुणा: कुन्द-स्पन्दोड्डमर-समरा वागमृत्तवा:- 
प्लव-प्राय-प्रेय: प्रसर-सरसा कीत्तिरिव सा । 
नखेन्दु-ज्योत्स्नाइसप्रेन्न प-चय-चको र-प्रणयिनी 

न कासां इलाघानां पदमजितसेनब्रतिपति: ॥५६॥ 
सकल-भुवनपालानम्न-मूर्द्धावबद्ध- 
स्फुरित-मुकुट-चूडालीढ-पादारविन्द: | 

मदवखिल-वादी भेन्द्र-कुम्भ-प्रभेदी 

गणभुदजितसेनो भाति वादीभसिंह. ॥५७॥ 


चुण्णि ।। यस्य संसार-वैराग्य-वेभवमेवविधास्स्ववाचस्सू चयन्ति । 
प्राप्त श्रीजिनशासन तिभुवने यद्दुल्लभ॑ प्राणितां 
यत्संसा र-समुद्र-मग्न-जनता-हस्तावलूम्बायितं | 
यत्प्राप्ता: परनिव्यपेक्ष-सकल-ज्ञान-श्रियालड्कृता- 
स्तस्मात्कि गहनं कुतो भयकश' कावात्र देहे रति' ॥५८॥ 
आत्मैश्वर्य विदितमधुनानन्त-बोधादि-रूप 
तत्सम्प्राप्त्ये तदनु समय वत्ततेडत्रेव चेत: । 
त्यक्तान्यस्मिन्सु रपति-सुखे चक्रि-सौख्ये च तृष्णा 
तत्तुच्छात्थेरल्मलमधी-लोभनेल्लेकिवृत्ते: ॥५९॥ 
अजानन्नात्मानं सकल-विषय-न्नानवपुषं 
सदा शान्तं स्वान्त:करणमपि तत्साधनतया । 
वही-रागद्वेषे: कलुषितमना: को5पि यतत्ता 
कथं जानन्नेन क्षणमपि तत्तोज्न्यश्न यतते ॥६०॥ 

(पश्चिममुख) 

चूण्णि ॥ यस्य च॒ शिष्ययो: कविताकान्त-वादिकोलाहलापरनामघेययो: 

शान्तिनाथपद्मनाम-पण्डितयो रखण्डपाण्डित्यगुणोपवण्ण॑नमिदमसम्पूण्ण॑ ॥ 

त्वामासाद्य महाधियं परिगता या विद्व-विद्वज्जन- 
ज्येष्ठाराध्य-गुणा चिरेण सरसा वेदग्ध्य-सम्पदिगरां । 
कृत्स्नाशान्तरनरन्तरोदित-यशइश्रीकान्तशान्तेन तां 
वक्‍तु' सापि सरस्वती प्रभवति ब्रम: कथन्तद्वयं ॥६१॥ 


३८० : तीर्थंकर महायीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


व्यावृत्त-भूरि-मद-सन्ततति विस्मृतेर््या- 
पारुष्यमात्त-करुणारुति-कान्दिशीक । 

धावन्ति हन्ति परवादिगजास्त्रसन्त: 
श्रीपद्यनाभ-बुध-गन्ध-गजस्य गन्धात्‌ ॥६२॥ 

दीक्षा च शिक्षा च यतो यत्तीनां जैनं त्पस्तापहरन्दधानात्‌ 
कुमा रसेनो>्वतु यच्चरित्र' श्रेयः पथोदाहरणं पवित्रम ॥६३॥ 


जगदद्धरिम-धस्मर-स्म र-मदान्ध-गन्ध-द्विप- 
द्विधाकरण-केसरी-वरण-भूष्य-भूभूच्छिस: । 
द्वि-पड-गुण-वपुस्तपश्चरण-चण्ड-घामोंदयो 

दयेत मम मल्लिषेण-मलधारिदेवो गुरु: ॥६४॥ 

वन्दे त्तं मलधारिणं मुनिपत्ति मोह-द्विषद्‌-व्याहत्ति- 
व्यापार-व्यवसाय-सार-हुदय॑ सत्संयमोरु-श्षियं । 
यत्कायोपचयीभवन्मलम पि प्रव्यक्त-भक्ति-क्रमा- 
नम्राकम्र-मनो-मिलन्मलमषि-प्रक्षालनेकक्षमं ॥६५॥ 


अतुच्छ-तिमिर-ज्छटा-जटिल-जन्म-जीर्णाटवी 
दवानल-तुला-जुषां पृथु-तप--प्रभाव-त्विषां । 

पद पद-पयोक्ह-अमित्त-भव्य-भूडावलि- 

म॑मोल्लसतु मल्लिषेण-मुनिराण्मनो-मन्दिरे ॥६६॥ 
नेमंल्याय मछाविलाडुमखिल-त्र लोक्य-राज्यश्रिये 
नेष्किजचन्यमतुच्छ-तापहदयेन्यञ्चद्भुताशन्तप: । 
यस्यासौ गृण-रत्न-रोहण-गिरि: श्रीमल्लिषेणो गुरु- 
वेन्धो येन विचित्र-चारु-चरितैद्धनत्री पवित्री-झता ॥६७॥ 
यस्मिन्नप्रतिमा क्षमाभिरते यस्मिन्दया निदद या- 

इलेषो यत्र-समत्वधी: प्रणयिनी यत्रास्पुह्टा सस्पृहा । 

काम निर्वृत्तिकामुकस्वयमथाप्यग्रेसरो योगिना- 
माहचर्याब कथन्न नाम चरितैरश्नीमल्लिषेणो मुनि: ॥६८॥ 
यः पृज्य: पृथिवीतले यमनिशं सनन्‍्तस्स्तुवन्त्यादरात्‌ 
येनानज़-धनुर्जितं मुनिजना यस्मे नमस्कुब॑ते । 
यस्‍्मादागम-निर्णयो यसभूत्तां यस्थास्ति जीवे दया 
यस्मिन्श्रीमलधारिणि ब्रतिपतो धर्मोषस्ति तस्मे नमः ॥६९०॥ 
धबल-सरस-तीर्थे सेष सन्यास-प्षन्यां 

परिणतिमनुत्तिष्ठं नन्दिमां निष्ठितात्मा | 


पट्टाबली : ३८३१ 


व्यसुजदनिजमड् भंगमंगोद्धवस्थ 
ग्रथितुमिव समूल भावयन्भावनाभि: ॥७०॥ 

चूणि ॥ तेन श्रीमदजितसेन-पण्डित-देव-दिव्य-श्रीपाद- 
कमल-मघुकरीभूतभावेन महानुभावेन जैनागमप्रसिद्धसल्लेखना- 
विधि-विसुज्यमान-देहेन समाधि-विधि-विलोकनोचित-करण- 
कुतृहल-मिलित-सकल-सघ-सन्तोष-निमित्तमात्मान्त:क रण- 
परिणति-प्रकाशनाय निरवद्यं पद्यमिदमाशु विरचितं ॥ 
आराध्य रत्नत्रयभागभोक्‍तं विधाय निश्शल्यमशेषजसन्तो: 
क्षम्ां च कृत्वा जिनपादमूले देहूं परित्यज्य दिवं विश्ञाम: ॥७१॥ 


शाके शुन्य-राम्बरावनिमिते संवत्सरे कीलके 

मासे फाल्गुनके तृतीयदिवसे वारे सिते भास्करे । 

स्वातो श्वेत-सरोवरे सुरपुरं यात्तों यतीनां पत्ति- 

मंध्याद्ने दिवसत्रयानशनत: श्रीमल्लिषेणो मुनि: ॥७२॥ 

श्रीमन्‍्मरूधारि-देवरगुड्डंविरुद-लेखक-मदनमहेश्व र॑ 

मल्लिताथं बरेद॑ विरुद-रूवारि-मुख-तिलक॑ गंगाचारि 

कण्डरिसिदं ॥ 

प्रशस्तिके प्रथम पद्ममें वर्धभानजिनका स्मरण किया है। अनन्तर सप्त- 

ऋद्धिधारी मौतम गणघर, मोहरूपी विशाल मल्लके विजेता भद्रबाहु और उनके 
शिष्य चन्द्रगुप्त, कुन्दपुष्पकी कान्तिके समान स्वच्छ कीत्तिरश्मियोंसे विभूषित 
कुन्दकुन्दाचायं, बादमें 'घूजेंटि' की जिल्वाको स्थगित करनेवाले समन्तभद्र, 
सिहनन्दी, वादियोंके समूहको परास्त करनेवाले एवं छह मास तक 'अथ' 
शब्दका अर्थ करनेवाले वक्रग्रीव, नवीन स्तोत्रकी रचना करनेवाले वज्ञनन्दी 
त्रिलक्षणकदर्थन' ग्रन्थके कर्ता पात्रकेसरी, 'सुमतिसप्तक'के कर्ता सुमतिदेव, 
महाप्रभावशाली कुमारसेनमुरनि, पुरुषार्थचतुष्टयके निरूपक---चिन्तामणि' 
ग्रन्थके कर्ता चिन्तार्माण, कविचूडामणि श्रीवद्ध देव चूडामणि, सत्तर-वादि- 
विजेता तथा ब्रह्मराक्षसके द्वारा पूजित महेश्वरमुनि, साहसतु गभ रेशके सम्मुख 
हिमशीतल नरेशकी सभामें बौद्धोंके विजेता अकलंकदेव, अकलंकके सघर्मा-- 
गुरुभाई पुष्पसेन, समस्त वादियोको प्रशमित करनेवाले विमलूचन्द्रमुनि, अनेक 
राजाओं द्वारा वन्दित इन्द्रतन्दि, अन्वर्थ नामवाले परवादिमल्लदेव, कायोत्सर्ग- 
मुद्रामें तपस्या करनेवाले आयंदेव, श्रुत्तबिन्दुके कर्ता चन्द्रकीत्ति, कमं प्रकृति 
भट्टारक, पाश्व॑नाथचरितके रचयिता वादिराज, उन्तके गुरु मतिसागर और 
प्रगुरु श्रीपालदेव, विद्याधनंजय महामुनि हेमसेन, 'रूपसिद्धि' व्याकरण ग्रन्थके 


३८२ : तीथंकर महावीर और उनको आवचार्यपरम्परा 


कर्ता दयापालमुति, वादिराज द्वारा स्तुत्य श्रीविजय, कमलभद्रमुनि, महासूरि 
दयापालदेव, विनयादित्य होयसल नरेश्ञ द्वारा पृज्य शान्तिदेव, गुणसेन पण्डित- 
पति, स्याद्रादविद्याविद्‌ अजितसेन, स्याद्वादके प्रतिपादक (स्याद्गादसिद्धिकार) 
वादीभ-सिंह तथा इनके शिष्य शान्तिनाथ अपरनाम कबिताकान्त ओर पद्म- 
नाभ अपरनाम वादि-कोलाहल, यतियोंके दीक्षा-शिक्षादाता कुमारसेन और 
अजितसेन पण्डितदेवके शिष्य महाप्रभावशाली मल्लिषेण मलघारिका उल्लेख 
है। प्रशस्तिमें आचायोंकी नामावली गुरु-शिष्यपरम्पराके अनुसार नहीं है। अत्त: 
पूर्वापर सम्बन्ध ओर समय-निर्णयमें यथेष्ट सहायता इनसे नही मिल पाती है। 
इतना तो अवदय सिद्ध है कि इस प्रशस्तिसे अनेक आचार्यों और लेखकोंके 
सम्बन्धमें मौलिक तथ्य इस प्रकारके उपलब्ध होते है, जिनसे उनका प्रामाणिक 
इतिवृत्त तैयार किया जा सकता है | 


देवकीति-पड्टावलि' 

( शक संबत्‌ १०८५ ) 
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गा: श्रीगौततमाद्या: प्रभविष्णवस्ते 
तत्राम्बुधो सप्तमहद्धियुकतास्तत्सन्ततों बोधनिधिबंभूव ॥१॥ 

[ श्री | भद्वस्ससवंतो यो हि भद्गबाहुरिति श्रुत्तः । 
श्रुत्केवलिनाथेष्‌ चरमपरमो मुनि: ॥२॥ 
चन्द्र-प्रकाशोज्वरू-सान्द्र-कीत्तिः श्रीचन्द्रगुप्तोउजनि त्तस्य शिष्य: । 
यस्य प्रभावादवनदेवताभिरा राधित: स्वस्य गणो मुनोनां ॥३॥ 
तस्यान्वये भू-विदिते बभुव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिधान: | 
श्रीकोण्डकुन्दादि-मुनीर्व राख्यस्सत्सयमादुद्गत-चा रणद्धि: ॥४॥ 
अभूदुमास्वातिमुनीश्वरो5सावाचार्य-शब्दोत्तरगृद्धपिच्छ । 
त्तदन्वये तत्सहशो5स्ति नानन्‍्यस्तात्कालिकाशेष-पदार्थ-वेदी ॥५॥ 
श्रीगृद्धपिच्छमुनिपस्य बलाकपिच्छ: 

शिष्योइजनिष्ट भुवनत्रयर्वत्तिकीत्ति: | 

चारित्रचत्चु रखिलावनिपाल-मौलि- 
माला-शिलीमुख-विराजितपादपद्म: ॥६॥ 

एवं महाचार्य-परम्परायां स्यात्तकारमुद्राद्धित्ततत्त्वदीप: । 
भद्वस्समन्ताद गुणतो गणीशस्समन्तभद्रोड5जनि वादिसिंह: ॥७»॥ 
तततः ॥। 


१. जैन शिलालेखसंग्रह, अभिलेख संख्या ४० । 


पट्टावछी : ३८३ 


यो देवनन्दिप्रथमाभिषानों बुद्धया महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि: । 
श्रीपूज्यपादो5जनि देवताभिर्य॑त्वूजितं पाद-युगं यदीय॑ ॥८)॥ 
जेनेन्द्र निज-शब्द-भोगमतुल॑ सर्वार्थसिद्धि: परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकवितां जैनाभिषेक: स्वक: | 
छन्‍्दस्सूक्षमधियं समाधिशतक-स्वास्थ्यं यदीयं विदा- 
मारव्यातीह स पृज्यपादमुनिपः पूज्यों मुनीनां गण: ॥९॥ 
तत्तरच ।। 

( पश्चिममुख ) 
अजनिष्टाकलड्ूं यज्जिनशासनमादित: । 
अकलड्ू बभो येन सोइकलड्ो महामति: ॥१०॥ 
इत्यायुद्धमुनीन्द्रसन्‍्ततिनिधी श्रीमूलसंघे ततो 
जाते नन्दिगण-प्रभेदविलसद शीगणे विश्रुते । 
गोल्लाचायं इति प्रसिद्ध-मुनिपो5भूद्गोल्लदेशाधिप: 
पूर्व केन च हेतुना भवभिया दीक्षां गृहोत्तस्सुधीः ॥११॥ 
श्रीमत्त्रेकाल्ययोगी समजनि महिका काय-लग्ना तनुत्र' 
यस्याभूदवृष्टि-घारा निश्चित-शर-गणा ग्रीष्ममात्त॑ण्डबिम्बं । 
चक्र' सद्वृत्तच्ापाकलित-यति-वरस्याघशत्र_ न्विजेतु' 
गोल्लाचायस्य शिष्यस्स जयतु भुवने भव्यसत्केखेंन्दु' ॥१४॥ 
तच्छिष्यस्य ॥॥ 
अविद्धकर्ण्नादिकपद्मनन्दिसैद्धाल्तिकाख्यो5जनि यस्य लोके । 
कौमारदेव-ब्रतिताप्रसिद्धिर्जीयात्तु सो ज्ञान-निधिस्सुधी रः ॥१५॥ 
तच्छिष्य. कुलभषणाख्ययतिप३चारित्रवारास्निधि- 
स्सिद्धान्ताम्बुधिपा रगो नतविनेयस्तत्सधर्म्मों महान्‌ । 
शब्दाम्भोरुहभास्कर- प्रथिततक्कंग्रन्थकार: प्रभा- 
चन्द्राख्यो मुनिराज-पण्डितवर. श्रीकुण्डकुन्दान्चय: ॥१६॥ 
तस्य श्रीकुल्भूषणाख्यसुमुनेश्शिष्यो विनेयस्तुत- 
स्सद्वृत्त: कुलचन्द्रदेवमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधि: । 
तच्छिष्योहजनि माघनन्दिमुनिप: कोल्लापुरे तीर्थ क- 
द्राद्घान्ता राण्तंवपारगोइअचलधृत्तिश्चा रित्रचक्र वर: ॥१७॥ 
एले मार्वि बनवब्जदि तिलिगोलं माणिक्यदि मण्डना- 
वलिताराधिपनि नम॑ शुभदमा गिप्पंन्तिरिह तुनि- 
म्मंलवीगल्‌ कुलचन्द्रदेवचरणाम्भोजातसेवाविनि- 


३८४ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


हिमवत्कुत्कील-मुक्ताफल-तरलत रत्तार-हा रेन्दुकुन्दो - 
प्मकीत्ति-व्याप्तदिग्मण्डलनवनत-भू-मण्ड्ू भव्य-पद्मो- 
ग्र-मरीचीमण्डल पण्डित-तत्ति-विनतं माघनन्यास्यवाचं 
यमिराजं वाग्वधूटीनिटिलतटहटन्नूत्नसद्रत्नप “*“॥१०९०॥ 
का त मद-रदनिकुलमं भर्राद निब्भेंदिसल्के'“सरियेनिपं 
वरसंयमाब्पिचन्द्रं धरेयोल'“'माघनन्दि-सैद्धान्तेश ॥२०॥ 
तच्छिष्यस्य 
अवर गुड्डुगलु सामान्तकेदारनाकरस दानश्नेयांस सामच्त निम्ब- 
देव जगदोब्बंगण्ड सामन्तकामदेव ॥ 
(उत्तरमुख) 
गुरुसैद्धान्तिकमाघलन्दिमुनिपं श्रीमच्चमृवल्लभं 
भरत छात्रनपा रशास्त्रनिधिगल श्रीभानुकीत्ति प्रभा- 
स्फुरितालडकृत-देवकीत्ति-मुनिर्पश्शिष्यज्जंगन्मण्डन- 
दोरिय गण्डविमुक्तदेवनिनगिन्नीनामसेद्धान्तिकर ॥२१॥ 
क्षीरोदादिव चन्द्रमा मणिरिव प्रख्यात-रत्नाकरात्‌ 
सिद्धान्तेश्वरमाघनन्दियमिनो जातो जगन्मण्डन:। 
चारित्र कनिधानधामसुविनम्रो दीपवर्त्ती स्वयं 
श्रीमद्गण्डविमुक्तदेवयतिपस्सैद्धान्तचक्राधिप: ॥२२॥ 
अवर सधम्मंर्‌ । 
आवों वादिकथात्रयप्रवणदोल विद्वज्जनं मेच्चे वि- 
द्यावष्टम्भनप्पुकेय्दु परवादिक्षोणिमृत्पक्षम । 
देवेन्द्र कडिवर्न्दाद कडिदेले स्याद्वादविद्या्त्रादि 
श्र विद्यश्वुतकीत्तिदिव्यमुनिवोल्‌ विख्यातिय ताल्दिदो ॥२३॥ 
श्रुतकीत्ति-त्रं विद्य-- 
ब्रति राघवपाण्डवीयम विभ (बु) धचम- 
त्कृतियेनिसि गत प्रत्या- 
गर्ताद पेल्दमलकीत्तियं प्रकटि सिदं ॥२४॥ 
अवरभ्रजर॥ 
यो बौद्धक्षितिभुत्करालकुलिशदचार्व्वाकमेघान (नि) ली 
मीमांसा-मत-वत्ति-वादि-मदवन्मातज़-कण्ठी रव: ॥ 
स्याह्मदाब्धि-शरत्समुद्गतसुधा-शोचिस्समस्तैस्स्तु- 
स्स श्रीमान्भुवि भासते कनकनन्दि-स्यात-योगीश्वर: ॥२५॥ 


पढ़ावली ; ३८५ 
र५ 


बेताली मुकुलीकृताअजलिपुटा संसेवते यत्पदें 

झोट्िड़: प्रतिहारको निवसति द्वारे च॒ यस्थान्तिके । 
येन क्रीडत्ति सन्‍्तत्त नुततपोलक्ष्मीय॑श (:) श्रीप्िय- 
स्सो5यं शुम्भति देवचन्द्रमुनिपो भट्टारकौघाग्रणी: ॥२६॥ 


अबर सधघम्भंम्माघनन्दि त्र विद्य-देवरु-विद्याचक्रर्वात्ति-भीमद्देवकी त्ति-पण्डित- 
देवर शिष्यरु श्रीशुभचन्द्रत्र विद्यदेवरं गण्डविमुक्तवादि चतुम्मु ख-रामचन्द्र- 
त्रविद्येवर॑ वादिवजञञाइकुश-श्रीमदकलद्'ुत्र विद्यदेवरुमापरमेष्वरन-गुड्डुगलु 
भाणिक्यभण्डारि भरियाने दण्डनायकरु श्रीमन्महाप्रधानं सर्व्वाधिकारिपिरिय- 
दण्डनायकंभरतिमयड्भुलु' श्रीकरणद हेग्गडे बूचिमयज्भुलु जगदेकदानि हेग्गडे 
कोरय्यनु ॥ 
अकलद्धु-पितृ-वाजि-बंश-तिलक-श्री-यक्षराजं निजा- 
म्बिके लोकाम्बिके लोक-वन्दिते सुशीलाचारे देव दिवी- 
श-कदस्ब-स्तुतु-पाद-पद्मनरुहं नाथ यदुक्षोणिपा- 
लक-चूडामणि नारसिड्भनेनलेन्नोम्पुल्लनोहुल्लपं ॥२७॥ 
श्रीमन्‍्महाप्रधानं सर्व्वाधिकारे हिरियभण्डारि अभिनवगद्भवण्डनायक-श्री- 
हुल्लराजं तम्म गुरुगलप्पश्नीकोण्डकुन्दान्वयद श्रीमूलसंज्धद देशियगणद पुस्तक- 
गच्छद श्रीकोल्लापुरद श्रीरुपनारायणन बसदिय प्रतिविद्धद श्रीमत्केल्लज्रेरेय 
प्रतापपुरव॑ पुनब्मं रणवं॑ माडिसि जिननाथपुरदलु कल्ल दानशालेयं माडिसिद 
श्रीमन्महामण्डलाचार्यदर्देवकी त्ति्पाण्डतदेवग्गे परोक्षविनयवागि निश्चिदिय साडि- 
सिद अवर दिष्यलंक्खणन्दि-माधवत्रिभुवनदेवमंहादान-पुजाभिषेक-मा्ि प्रतिष्ठेय॑ 
माडिदरु मजजुलमहा श्री श्री श्री 


इस अभिलेखमे गोतम गणधरसे लगाकर मुनिदेवकीत्ति पण्डितदेवतक 
आचार्य-परम्परा दी गई है। इस पट्टावलिमें गौतम स्वामी, भद्रबाहु, चन्द्रगुप्त, 
कोण्डुकुन्द-पद्मनन्दि प्रथम, गृध्नपिच्छाचाय, बलाकूपिच्छ, वार्दिसिह समस्तभद्र, 
पूज्यपाद-देवनन्दि प्रथम, अकलड्ू, गोल्लाचायं, त्र काल्ययोगी, अविद्धकर्ण-पद्म- 
नन्दि ( कौमारदेव )। उनके दो शिष्य कुलभूषण और प्रभाचन्द्र, कुलभूषणकी 
परम्परामे कुलचन्द्रदेव, माघनन्दि मुनि (कोल्लापुरीय), गण्डविमुक्तदेव । गण्ड- 
विमुक्तदेवके दो शिष्य भानुकीत्ति और देवकीत्तिके नाम आये हैं। देवकीतिका 
समाधिमरण शक स० १०८५में हुआ है। इस अभिलेखमें कनकनन्दि और देव- 
चन्द्रके आता श्रतकीत्ति त्र वेद्य मुनिकी प्रशंसा की गई है। इन्होंने देवेन्द्र सह 
विपक्ष-बादियोको पराजित किया ओर एक चमत्कारी काव्य “राघबफाण्डवीय' 
की रचना की | यह कृति आदिसे अन्त और अन्‍्तसे आदिकी ओर पढ़ी जा 


३८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायंपरम्परा 


सकती है। श्रुतकीत्तिफी प्रशंसा नागचन्द्रकृत रामचन्द्रचरित्तपुराण ( पम्प 
रामायणके प्रथम आश्वासमें चोबोसवें-पच्चीसवें पद्मोंमें ) भी अड्ित्त है। इस 
काव्यकी रचना शक सं० १०२२के लगभग हुई है। 

प्रतापपुरकी रूपनारायण वस्तिका जीर्णोद्धार और जिननाथपुरमें एक दान- 
शालाका निर्माण करनेवाले महामण्डलाचाय देवकीत्ति पण्डितदेवके स्वर्गवास 
होने पर यादववशी नारसिह नरेशके मंत्री हुल्लप्पने निषद्याका निर्माण कराया, 
जिसकी प्रतिष्ठा देवकीत्ति आचार्यके शिष्य लक्खनन्दि, माधव और त्रिभुवन- 
देवने दानसहित की । 

इस अभिलेखमें तीन बातें बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है 
कि इसमें गौतम गणधरकी परम्परामें भद्बबाहु और भद्गबाहुके अन्वयमें चन्द्रगुप्त- 
का उल्लेख आया है। तथा चन्द्रगुप्तके अन्बयमें कोण्डुकुन्द (कुन्दकुन्द) का 
कथन है । नन्दिसंधकी पट्टावलिमें भद्बबाहु, गुप्तिगुप्त, माघनन्दि, जिनचन्द्र और 
इसके पश्चात्‌ कोण्डुकुन्दा नाम आया है। इन्द्रनन्दि श्रुतावत्तारके अनुसार 
कोण्डुकुन्द आचार्योमे हुए है, जिन्होंने अद्भुज्ञानके छोप होनेके पश्चात्‌ आगम- 
ज्ञानको ग्रन्थबद्ध किया । 

मूलसद्भके अन्तर्गत नन्दिगणमें जो देशीगणप्रभेद हुआ, उसमें गोल्लदेशा- 
धिपके आचायं गोल्लाचायं हुए है और इन्हीकी परम्परामें देवकीत्तिका जन्म 
हुआ है । 


नयकी त्ति-पट्टावलि' 

( शक सं० १०८९ ) 
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्ग्गाः श्रीगोत्तमाद्या' प्रभविष्णवस्ते । 
तत्राम्बुधी सप्तमहद्धि-युक्तास्तत्सन्तत्तौ नन्दिगणे बभूव ॥३॥। 
श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यतामा ह्याचाय्यंशब्दोत्तरकोण्डकुन्द: | 
द्वितीयमासीदभिधानमुद्यच्चरित्रसञ्जातसुचा रण्णाद्ध: ॥४॥ 
अभूदुमास्वातिमुनीश्व रोइसावाचा य्यं-शब्दोत्तरगृुद्धपिरूच्छ: । 
तदन्वये तत्सहसो (शो)5स्ति नानन्‍्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थ-बेदी ॥५॥ 
श्रीगृद्धपि>च्छ-मुनिपस्थ बलाकपिच्छ: 

दिष्योध्प्यनिष्ट भुवनत्रय-वत्ति-कीत्ति: । 
चारित्रचञचुरखिलावनिपालमौलि- 
माला-शिलीमुख-विराजित-पाद-पद्म: ॥६॥॥ 


१, जनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंख्या ४२ । 


पट्टावली : ३८७ 


तब्कछिष्यो गुणनन्दि-पण्डितयतिश्चारित्रचक्र श्वर- 
स्तकक-व्याकरणादि-शास्त्र-निपुणस्साहित्य-विद्यापतति: । 
मिथ्यावादिमदान्ध-सिन्धु र-घटासडूट्टकण्ठी रवो 
भव्याम्भोज-दिवाकरो विजयतां कन्दपं-दर्प्पापहः ॥७॥ 
तच्छिष्याखिशता विवेक-निधयद्शास्त्राब्धिपा रड्भुता- 
स्तेषृत्कृष्टतमा. द्विसप्ततिमितास्सिद्धान्त-शास्त्रार्थंक- 
व्याख्याने पटवो विचित्र-चरितास्तैषु प्रसिद्धो मुनि- 
न्नातानुन-नय-प्रमाणनिपुणो देवेन्द्र-सैद्धान्तिक: ॥८॥ 


अजनि महिपचूडा-रत्नराराजिताडिस्न- 
व्विजित-मकरकेतृह॒ण्ड-दोह ण्ड-गव्बः । 
कुनय-निकर-भूद्धानीक-दम्मो लि-दण्ड- 
स्स जयतु विबुघेन्द्रो भारती-भाल-पट्ठ: ॥९॥ 
ततच्छिष्य: कलधौतनन्दिमुनिपस्सिद्धान्तचक्र श्वर: 
पारावार-परीत-धारिणि-कुलव्याप्तोरुकीत्तीश्वर: । 
पञ्चाक्षोन्मद-कुम्भि-कुम्भ-दलन-प्रोन्मुक्त-मुक्ताफल- 
प्रांगु-प्राव्चितकेसरी बुधनुतो वाक्कामिनी-वल्लभः ॥१०॥ 
अवग्गें रविचन्द्र-सिद्धान्तविदस्संम्पृण्णंचन्द्रसिद्धान्तमुनि- 
प्रवरख रवग्गें शिष्यप्रवर श्रीदामनन्दि-सन्मुनि-पत्तिगल ॥११॥ 
बोधित-भव्यरस्त-मदनम्मंद-ब॒ज्जित-शुद्ध-मानस र्‌ 
श्रीधरदेवरेम्बररअे्गंग्र-तनूभवरादरा यश्ञ- 
श्रीधरग्वाद दिष्यरवरोल नेगल्दम्मंलूधारिदेवरुं 
श्रीधरदेवरु नत-नरेन्द्रगति (कि) रीट-तटाच्चितक्रमर्‌ || १२॥ 
आनम्नावनिपाल-जालकशि रो-रत्न-प्रभा-मासु र- 
श्रीपादाम्बुरुह-द्यों वर-तपोलक्ष्मोमनो रञ्जन: | 
मोह-व्यूह-महीद्ध्र-दुढवं र-यवि: सच्छीलशालिज्जग- 
त्थ्यातश्रीधरदेव एप मुनिषो भामाति भूमण्डले ॥१३॥ 
तच्छिष्यर्‌ ॥ 
भव्याम्भोरुह-षण्ड-चण्ड-किरण' कपूंर-हार-स्फुर- 
त्कीत्तिश्नोधवलीकृताखिलदिशाचक्रदचरित्रोन्नत: | 
(दक्षिणमुख) 
भाति श्रीजिन-पुज्भव-प्रवचनाम्भो राशि-राका-शश्ी 
भूमो विश्वुत-माघनन्दिमुनिपस्सिद्धान्तचक्र इवर: ॥१४॥ 


३८८ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्यपरम्परा 


तच्छिष्यर्‌ ॥ 

सच्छीलश्‌ शरदिन्दु-कुन्द-विशदं-प्रो्ययश-श्रीपति- 
दृप्यंृप्पंक-दप्पं-दाव-दहन-ज्वालालि-कालाम्बुद: | 
श्रीजेनेन्द्रवच: पयोनिधि-शरत्सम्पृण्णं-चन्द्र: क्षित्तौ 
भाति श्रीगुणचन्द्र-देव-मुनियो राद्धान्त-चक्राधिप: ॥१५॥ 
तत्सधमैर ॥ 

उदभूते नुत-मेघचन्द्र-अशिनि प्रोद्यय्रदाइचन्द्रिके 

संवर्द्धत तदस्तु नाम नितरां राद्धान्त-रत्नाकर: । 

चित्र तावदिद पयोधि-परिधि-क्षोणों समुद्वीक्ष्यते 
प्रायेणात्र विजम्भते भरत-शास्त्राम्भोजिनी सन्‍्ततं ॥१६॥ 


तत्सधम्मंर्‌ ॥ 
चन्द्र इव धवल-कीत्तिद्धंवलीकुरुते समस्त-भुवनं यस्य 
तच्चन्द्रकीत्तिसजज्ञ-भट्टा रक-चक्रवत्तिनो5स्य विभाति ॥१७॥ 
तत्सधम्म॑ र्‌ ॥ 
नेयायिकेभ-सिंहो मोमासकत्तिमिर-निकरनिरसन-तपन । 
बौद्ध-वन-दाव-दहनोजयतति महानुदयचन्द्रपण्डितदेव: ॥१८॥ 
सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती श्रीगुणचन्द्रत्नतीश्व रस्य बभूव 
श्रीनयकीत्तिमुनीन्द्रों जिनपत्ति-गदिताखिलार्थवेदी शिष्य: ॥१९॥॥ 
स्वस्त्यनवरत-बिनत-महिप-मुकुट-मौक्तिक-मयूख-माला-सरोमण्डनी भूत-चारु- 
चरणार-विन्दरु । भव्यजन-हृदयानन्दरुं । कोण्डकुन्दान्वय-गगन-मात्तंण्डरुं । 
लीला-मात्र-विधितोच्चण्ड-कुसुमकाण्डर । देशीय-गण-गजेन्द्र-सान्द्र-मद-धा राव- 
भासरुं। वित्तरणविलासरुं । श्रीमदुगुणचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवत्ति-चारुतर-चरण 
सरसीरुह-षट्चरणरु । अशेष-दोषदूरीकरणपरिणतान्त:करणरुमप्प श्रीमन्‍्नय- 
कीत्ति-सिद्धान्त-चक्रवत्ति गले-न्तप्परेन्दडे ॥ 
साहित्य-प्रमदा-मुखाब्जमुकु रश्चारित्र-चूडामणि- 
शक्रीजेनागम-वा द्वि-वद्धंन-सुधाशो चिस्समुख्भासते । 
यश्शल्य-त्रय-गा रव-त्रय-लसहृण्ड-त्रय-ध्वसक- 
स्स श्रीमान्नयकीत्ति देवमुनिपस्सेद्धान्तिकाग्रेसर: ॥२०॥ 
माणिक्यनन्दिमुनिप: श्रीनयकीत्तिव्रतीइ्वरस्य सधम्मंः । 
गुणचन्द्रदेवतनयो राद्धान्त-पयोधि-पारगो-भुवि भाति ॥२१॥ 
हार-क्षी र-हराहहास-हलमभूत्कुन्देन्दु-मन्दाकिनी 
कप्पूंर-स्फटिक-स्फुरदरयशो-धोतत्रिकोकोदर: | 


पट्टाबली : ३८९ 


उच्चण्ड-स्मर-भूरि-भूधरपवि: ख्यात्तो वभूव क्षितो 

स श्रीमाननयकीत्ति देवमुनिपस्सिद्धान्तचक्र शवर: ॥२२॥ 
शाके रन्ध्रनवद्युचन्द्रमसिदुम्मु ख्याच संवत्सरे 

वेशाखे धवले चतुद्दंशदिने वारे च सूर्य्यात्मजे । 

पूर््वाछ्ले प्रहरे गते5द्वसहिते स्वग्गं जगामात्मवान्‌ 
विख्यातों नयकीत्ति-देव-मुनिपो राद्धान्तचक्राधिपः ॥२३॥ 
श्रीमज्जेन-बचोन्धि-वर्द्धन-विधुस्साहित्यविद्यानिधिस्‌ 


( पद्िचम मुख ) 
सप्पंदर्प्क-हस्ति-मस्तक-लुठत्प्रोत्तण्ठ-कण्ठी रव: ) 
स श्रीमान्‌ गुणचन्द्रदेवतनयस्सौजन्यजन्यावनि 
स्थेयात्‌ श्रीनयकीत्ति देवमुनिपस्सिद्धान्तचक्र शवर' ॥२४॥ 
गुरुवाद खचराधिपगे बलिगं दानक्के बिप्पिंगे तां 
गुरुवाद सुर-भूधरक्के नेगल्दा कैलास-शलक्के तां | 
गुरुवाद विनुत्तगे राजिसुविरुड्धोलडगे लोकक्के सद्‌ 
गुरुवादं नयकीत्ति देवमुनिप राद्धान्त-चक्राधिप ॥५॥ 
तच्छिष्यर्‌ ॥ 
हिमकर-शरदम्र-क्षी र-कल्लोल-जाल-स्फटिक-सित-यश-श्रीशु भ-दिक्‌- 


चक्रवाल' | 
मदन-मद-तिमिस्र-श्रेणितीवांशुमाली जयति निखिल-वन्दो मेघचन्द्र: 


ब्रतीन्द्र: ॥२६॥ 

तत्सधम्मर ॥ 

कन्दर्प्पहिबकर्पातोदधु रतनुत्ाणोपमो रस्थली 

चब्न्चद्भू रमला विनेय-जनत्ता-नीरेजिनी-भानव' । 

त्यक्ताणेष-बहिव्विकल्प-निचयाइ्चा रित्र-चक्र श्वर: 

शुम्भन्त्यण्णितटाक-वासि-मलघारि-स्वामिनो भूततले ॥२७॥ 
तत्सधम्मंर्‌ ॥ 

षट्‌-कम्मं-विषय-मन्त्र नानाविध-रोग-हारि-वेद्ये व । 

जगदेकसूरिरेष श्रीधरदेवो बभूव जगत्ति प्रवणः ॥२८॥ 
तत्सधम्मेर्‌ ॥ 

तकके-व्याकरणागम-साहित्य-प्रभुति-सकल-पास्त्रार्त्थज्ञ: । 

विख्यात्त-दामनन्दि-त्र विद्य-मुनीद्व रो-धराग्रे जयति ॥२०॥ 


३९० : त्तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


श्रीमज्जेनमताब्जिनीदिनकरो नेय्यायिकाम्रानिल- 

इचार्व्वाकावनिभृत्करालकुलिशो बौद्धाब्धिकुम्भोख्भूव: । 

यो मीमांसकगन्धसिन्धुरक्षिरोनिब्भेंदकण्टी रव- 

ञ्र॑ विद्योत्तददामनन्दिमुनिपस्सो5्यं भुवि भ्राजते ॥३०॥ 
तत्सधम्मेर॥ 

दुग्धाब्धि-स्फटिकेन्दु-कुन्द-कुमुद-व्याभासि-की त्तिप्रिय- 

स्सिद्धान्तोदधि-वद्धंनामृतकर:ः पारात्थये-रत्नाकर: । 

ख्यात-श्री-नयकी लिदेवमुनिपश्रीपाद-पद्म-प्रियो 

भात्यस्थां भुवि भानुकीत्ति-मुनिपस्सिद्धान्तचक्राधिपः ॥३१॥ 

उरगमेन्द्र-क्षी र-जी राकर-रजत्त-गिरि-श्रोसित्तच्छत्र-ग ज्भा- 

हरहासे रावतेम-स्फटिक-वृषभ-शु श्रा म्रनी हा र-हा रा- 

मर-राज-इ्वेत-पड्े रुह-हलधर-वाक-शद्भु-हं सेन्दु-कुन्दो- 

त्करचञ्चत्कीत्तिकान्तं घेरयोलेसेदनी भानुकीत्ति-ब्रतीन्द्रं ॥३२॥ 


तत्सधम्मंर्‌ ॥ 
सद्वृत्ताकृति-शोभिताखिलकला-पृण्णं-स्मर-ध्वसक: 
शब्वद्विश्व-वियोगि-ह॒त्सुखक र-श्रीबा लचन्द्रो मुनि: । 
वक्र णोन-कलेन-काम-सुहृदा चज्चद्वियोगिद्विषा 
लोकेस्मिन्नुवमीयते कथमसौ तेनाथ बालेन्दुना ॥३३॥ 
उच्चण्ड-मदन-मद-गज-निर्भेद-पटुत र-प्रताप-मृगेन्द्र: 
भव्य-कुमुदौध-विकसन-चन्द्रो भुवि भाति बालचन्द्र: मुनीन्द्र: ॥३४॥ 
ताराद्ि-क्षी र-पूर-स्फटिक-सु र-सरित्ता रहारेन्दु-कुन्द- 
ब्वेतोयत्कीत्ति-लक्ष्मी-प्रसर-धवलिताशेषदिक्‌-चक्रवाल: । 
श्रीमत्सिद्धान्त-चक्र श्वर-तुत-नयकी त्ति-ब्तत्तीशाडिग्प्र भक्त: 

(उत्तरमुख) 
श्रीमान्भट्रारकेशो जगत्ति विजयते मेघचन्द्र-ब्रतीन्द्र: ॥३५॥ 
गाम्भीयें मकराकरो वितरणे कल्पद्रुमस्तेजसि 
प्रोच्चण्ड-द्युमणि: कलास्वपि शशी धेर्य्ये पुनर्मन्दरः । 
सब्बो््वा-परिपृण्णं-निम्मंल-यशो-लक्ष्मी-मनो-रञ्जनो 
भात्यस्यां भुवि माघनन्दिमुनिपो भट्टा रकाग्रेसर: ॥३६॥ 
बसुपृण्णंसमस्ताश: क्षितिचक्रों विराजते। 
। चठ्चत्कुवलयानन्द-प्रभाचन्द्री मुनीश्वर: ॥३७॥ 


पट्टावली : ३९४ 


तत्सधम्मर ॥ 
उच्चण्डग्रहकोटयो नियमितास्तिष्ठन्ति येन क्षितों 
यद्वाग्जातसुधा रसो खिलबिषव्युच्छेदकरशो भत्ते । 
यत्तन्त्रोद्धविधि: समस्तजनतारोग्याय संवत्तंते 
सोञ्यं शुम्भति पद्मनन्दिमुनिनाथो मन्त्रवादीश्वर: ॥३८॥ 

तत्सधम्मेर्‌ | 
चञज्चच्चन्द्र-मरीचि-शा रद-धन-क्षी राब्धि-ता राचल- 
प्रोद्यत्कीत्ति-विकास-पाण्डुर-तर-बह्माण्ड-भाण्डोदर: । 
वाक्कान्ता-कठिन-स्तन-द्वय-तटी-हारो गभी रस्थिर 
सोध्यं सन्‍्नुत-नेमिचन्द्र-मुनिपो विश्राजते भूतले ॥३९॥ 
भण्डाराधिकृत: समस्त-सचिवाधीशो जगद्विश्रुत- 
श्रीहुल्लो नयकीत्तिदेव-मुनि-पादाम्भोज-युग्मभ्रियः । 
कीत्ति-श्री-निलय: परात्थ-चरितो नित्यं विभाति क्षित्तौ 
सोध्यं श्रीजिनधम्म॑-रक्षणकर: सम्यक्त्व-रत्नाकर. ॥४०॥ 
श्रीमच्छीकरणाधिपस्सचिवनाथो बिश्व-विद्वश्चिधि- 
बचातुब्वंण्णं-महाब्रदान-करणोत्साही क्षितौं शोभते | 
श्रीनीलो जिन-धम्मं-निम्म॑ंल-मत्तास्साहित्य-विद्याप्रिय- 
स्सोजन्येक-निधिश्शशाड् विशवद-प्रोद्यय्श-श्रीपत्ति' ॥४१॥ 
आराध्यो जिनपो गुरुश्व नयकीत्ति -ख्यात-योगीश्बरो 
जोगाम्बा जननी तु यस्य जनक (:) श्रीबम्बदेवों विभुः। 
श्रीमत्कामलत्ता-सुता-पुरपतिश्री मल्लिनाथस्सुततो 
भात्यस्यां भुवि नागदेव-सचिवश्चण्डाम्बिकावल्लभ: ॥[४२॥ 
सुर-गज-शरदिन्दु-प्रस्फुरत्की त्तिशुश्री 
भवदखिल-दिगन्तो-वाग्वधू-चित्तकान्त: । 
बुधरनिधि-नयकोत्ति-ख्यात-योगीनद्र-पादा- 
म्वुज-युगकत-सेव: झोभते नागदेव: ॥४३॥ 
ख्यातश्रीनयकी त्तिदेवमुनिनाथानां पय: प्रोल्लस- 
त्कीत्तीना परम परोक्ष-विनयं कतु” निषध्यालयं | 
भक्त्याका रयदाशजद्धू-दिनकृत्तारं स्थिर स्थायिनं 
श्रीनागस्सचिवोत्तमो निजयशश्रीशुअदिग्मण्डल: ॥४४॥ 

इस अभिलेखमें नागदेव मंत्री द्वारा अपने गुरु श्रीनयकीत्ति श्रीयोगीनद्रदेव- 

की निषद्या-निर्माण कराये जानेका उल्लेख है। नयकीत्ति मुनिका स्वर्गवास शक 


३९२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचघार्यपरम्परा 


सं० १०९९ वेशाख शुक्ला चतु्दशीको हुआ था। इन नयकीति योगीन्‍द्रदेवकी 
विस्तृत गुरुपरम्परा इस अभिलेखमें आयी है। बताया है-- 

पद्मनन्दि अपर नाम कुन्दकुन्दाचायं, उमास्वामि-गृप्नपिच्छाचांयें, बलाक- 
पिच्छ, गुणनन्दि, देवेन्द्र सेडान्तिक, कलधौतनन्दि, रविचन्द्र अपरनाम सम्पूर्णं- 
चन्द्र, दामनन्दि मुनि, श्रीधरदेव, मलधारिदेव, श्रीधरदेव, माघनन्दिमुनि, गुण- 
चन्द्रमुनि, मेघचन्द्र, चन्द्रकीत्ति भट्टारर और उदयचन्द्र पण्डितदेव हुए। नय- 
कीत्ति गुणचन्द्र मुनिके शिष्य थे और उन्तके सधघर्मा गुणचन्द्रमुनिके पुत्र माणिक्य- 
नन्दि थे। उनकी शिष्यमण्डलीमें मेघचन्द्र ब्रतीन्द्र, मलधारिस्वामि, श्रीधरदेव, 
दामनन्दि त्र॑ विद्य, भानुकीत्ति मुनि, बालचन्द्रमुनि, माघनन्दिमुनि, प्रभाचन्द्र 
मुनि, पद्मनन्दि मुनि और नेमिचन्द्र मुनि थे। 

इस अभिलेखमें नन्दिगण कुन्दकुन्दाल्वयकी परम्परा अड्धित की गई है। 


प्रथम शुभचन्द्रकी गुर्वावली 


श्रीमानशेषन रनायक-वन्दिता-इध्री' श्रीगृप्तिगुप्त (१) इत्ति विश्वुत-नामघेय:। 
यो भद्रबाहु (२) मुनिपु गव-पट्टपद्म: सूय्यं: स वो दिशतु निम्म॑लसंघवृद्धिम ॥१॥ 
श्रीमूलसघे5जनि नल्दिसघस्तस्मिनु बलात्कारगणो5त्तिरम्य: | 
तत्राउभवत्यूबं-पदांशवेदी श्रीमाघनन्दी (३) नर-देव-वन्ध: ॥२॥ 

पट्टे तदीये मुनिमान्यवृत्तो जिनादिचन्द्र (४) स्समभूदतन्त्र:-- 

ततो5भवत्पञचसुनामधाम श्रीपद्मनन्दी मुनिचक्रवर्ती ॥३॥ 

आचायय॑: कुन्दकुन्दाल्यो (५) वकग्रीवो महामुनि: । 

एलाचार्य्यो गृद्धपिच्छ: पष्मनन्दीत्ति ततन्तुति: ॥४॥ 

त्त्त्वाथंसत्रकतृ त्व-प्रकटीकृतसन्मना: । 

उमास्वाति (६) पदाचार्यो मिथ्यात्वतिमिरांशुमान्‌ ॥५॥ 

लोहाचाय॑ (७) स्तत्तो जातो जातरूपधरो»मरे: | 

सेवनीय: समस्ता5थंविबोधनविश्ञारद: ॥६॥ 

तत: पटद्वयी जाता प्राच्युदीच्युपलक्षणात्‌ | 

तेषां यत्तीए्वराणां स्पुर्नामानीमानि त्तत्वत्त: ॥७॥ 

यशःकीत्ति (८) यंशोनन्दी (९) देवनन्दी (१०) महामतिः । 

पूज्यपाद: पराख्येयो गणनन्दी (११) गुणाकर: ॥८॥ 

वज्जनन्दी (१२) वज्ञवृत्तिस्ताकिकाणां महेश्वर: । 

कुमारनन्दी (१३) लोकेन्दु: (१४) प्रभाचन्द्रो (१५) वचोनिधि: ॥९॥ 


पट्टावकछी : ३९३ 


नेमिचन्द्रो (१६) भानुनन्दी (१७) सिहनन्दी (१८) जटाघर: । 
वसुनन्दी (१९) वीरनन्दी (२०) रत्ननन्दी (२१) रतीशमित्‌ ॥१०॥ 
माणिक्यनन्दी (२२) मेघेन्दु: (२३) शान्तिकीरत्ति (२४) मंहायशा: | 
मेरुकीत्ति (२५) मंहाकीति (२६) विद्वनन्दी (२७) विदाम्बर: ॥११॥ 


श्रीभषण: (२८) शीलचन्द्र' (२९) श्रीनन्दी (३०) देशभूषण: (३१) । 
अनन्तकीत्ति (३२) धंर्मादिनन्दी (३३) नन्‍्दीति शासनः ॥१२॥ 
विद्यानन्दी (३४) रामचन्द्रो (३५) रामकीत्ति (३६) रनिन्यावाक। 
अभयेन्दु (३७) नंरचन्द्रो (३८) नागचन्द्र: (३९) स्थिरक्रतः ॥१३॥ 
नयनन्दी (४०) हरिश्चन्द्रो (४१) महीचन्द्रो (४२) मलोज््ित: । 
माघवेन्दु (४३) लंक्ष्मीचन्द्रो (४४) गुणकीत्ति (४५) गृ णाश्रयः ॥१४॥ 
गुणचन्द्रो (४६) वासवेन्दु (४७) लॉकिचन्द्र: (४८) स्वतत्त्ववित्‌ | 

श्र विद्य: श्रुतकीत्त्याख्यो (४९) वेयाकरण: भास्कर ॥१५॥ 

भानुचन्द्रो (५०) महाचन्द्रो (५१) माघचन्द्र: (५२) क्रियागुणी: । 
ब्रह्म नन्दी (५३) शिवनन्दी (५४) विश्वचन्द्र: (५५) स्तपोधन: ॥१६॥ 
सैद्धान्तिको हरिनन्दी (५६) भावनन्दी (५७) मुनीश्वर:। 

सुरकीत्ति (५८) विद्याचन्द्र: (५०) सुरचन्द्र: (६०) श्रियांनिधि. ॥१७॥ 
माघनन्दी (६१) ज्ञाननन्दी (६२) गज्भनन्दी (६३) महत्तम: | 
सिहकीत्ति (६४) हेमकीत्ति (६५) रचारुनन्दी (६६) मनोज्ञधी: ॥१८॥ 
नेमिनन्दी (६७) नाभिकीत्ति (६८) नरेन्द्रादि (६५) यश:परमस | 
श्रीचन्द्र: (७०) पद्मकीत्तिश्व (७१) वद्धमानो (७२) मुनीश्वर: ॥१९॥ 
अकलडू (७३) इचन्द्रगरुल॑लितकीति (७४) रुत्तम: । 

त्र विद्यः केशवश्चन्द्र (७५) इचारुकीत्ति: (७६) सुधामिकः ॥२०॥ 
सैद्धान्तिकोईभयकी त्ति (७७) वँनवासी महातपा: । 

बसनन्‍्तर्कीत्ति (७८) व्याघ्राहिसेवित: शीलसागर' ॥२१॥ 

तस्य श्रीवनवासिनस्त्रिभुवन्न प्रख्यात (७०) कीततेरभूत्‌ । 
शिष्योब्नेकगुणालय: सम-यम-ध्यानापगासागर: | 

वादीन्द्र: परवादि-वारणगण-प्रागल्भविद्रावण. । 

सिंह: श्रीमति मण्डयेति विदितस्न विद्यविद्यास्पदम ॥२२॥ 
विजश्ञालकीत्ति (८०) बंरवृत्तमृत्तिस्तपोमहात्मा शुभकीत्ति (८१) देव: । 
एकान्तरायुग्न तपोविधाना द्वातेव सन्‍्मागंविधेविधाने ॥२३॥ 

श्रीधर्म (८२) चन्द्रोज्जनि तस्य पट्टे हमीरभूपालसमचेनीय: । 
सेद्धान्तिक: संयमसिन्धुचन्द्र: प्रख्यातमाहात्म्यक्ृतावत्तार: ॥२४॥ 


३९४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


तत्पट्रेष्जनि रत्नकीत्ति (७३) रनघ: स्याद्वादविद्यांबुधि: । 
नानादेश-विवुत्तशिष्यनिवह: प्राच्यांत्रियुग्मो गुरुः ।। 
धर्माधमंकथासुरक्तधिषण: पापप्रमाबाघको 
बालब्रह्मसप:प्रभावमहित: कारुण्यपूर्णाशय: ॥२८0। 

अस्ति स्वस्तिसमस्तसद्भूतिलक: श्रीनन्दिसंघो5तुलो 
गच्छस्तत्र विशालकीत्तिकलित: सारस्वतीयः पर: ॥ 

तत्र श्रीशुभकीत्तिमहिमा व्याप्ताम्बर: सनन्‍्मत्ति: । 
जीयादिन्दुसमानकीत्तिरमल: श्रीरत्नकीत्तिगु रु: ॥२६॥ 


पट्ट श्रीरत्नकीत्तिरनुपमतपसः पृज्यपादीयशास्त्र:। 
व्याख्याविख्यातकीत्तिगु णगगर्णानधिप: सत्करियाचारुचचु: ॥ 
श्रीमानानन्दधामप्रतिबुधनुतमामानसदायिवादो । 
जीयादाचन्द्रतार नरपतिविदित: श्रीप्रभाचन्द्र (८४) देव: ॥२७॥ 
श्रीमत्प्रभाचन्द्रमुनीन्द्रपट्ट शबवत्‌ प्रतिष्ठाप्रतिभागरिष्ट: । 
विशुद्धसिद्धान्त रहस्यरत्नरत्नाकरो नन्दतु पद्मनन्दी (८५) ॥२८॥ 
हसो ज्ञानमरालिकासमसमाश्लेषप्रभूत्तादभूतता 
नन्दक्रीड़ति मानसेति विशदे यस्यानिश स्वत: ॥ 
स्याद्गादामृतसिन्धुवद्धंनविधो श्रीमत्प्रमैन्दुप्र भा: 
पट्ट सूरिमतमल्लिका स जयतात्‌ श्रीपद्मनन्दी मुनि: ॥२९०॥ 
महाब्रतपुरन्दर: प्रशमदग्धरागाडकुर: 
स्फुरत्परमपौरुष: स्थितिरशेषशास्त्रार्थवित्‌ ॥ 
यशोभरमनोहरीकृत्समस्तविश्वम्भर: 
परोपकृतितत्परो जयति पद्मनन्दीर्वर: ॥३०॥ 
पद्मनन्दिमुनीन्द्रेण वंश-वाणी-वसुन्धरा 
सनन्‍्नयासपदवोन्यास पादन्यासे: पवित्रित्ता ॥३१॥ 
श्रीपद्मनन्दिपदपद्धू ज-भानुरुद्धो 
जय्यो जितादभुतमदो विदितार्थबोध:॥ 
ध्वस्तान्धका रनिकटो जयतान्महात्मा 
भट्टारक: सकलकीत्तिरत्तिप्रसिद्ध: (८६) ॥३२॥ 
सुयति-भुवनकीत्ति (८७) स्तत्पदाब्जाकंमूत्ति: 
परमतपसि निष्ठ; प्राप्तसवेप्रतिष्ठः । 
मुनिगणनुतपादों निरजितानेकवाद: 
स्वंवतु सकलूसछूपन्‌ नाशिता<नेकविध्नान्‌ ॥३३॥ 


पद्ावली : ३९५ 


प्रोषग्शानकरस्तपोभरधर: सदबोधतार्घो धुरो 
नानान्यावरो यतीश्वतरो वादीन्द्रभूभुत्वसरु:। 
तत्पट्टोननतिक्रन्निरस्तनि:कृति: श्रीशानभूषो (८८) यत्ति: 
पायादो निहताहितः परमसज्जैनावनीशेः स्तुत: ॥३४॥ 
विजयकीत्ति (८९) यत्तिजितमत्सरो 
विदित्तगौसट्टसारपरागम' | 
जयत्ति तत्यदभासितशासनों 
निखिलत्ाकिकतकंविचारक: ॥२५॥ 
यः पुज्यो नुपमल्लिसेरवमहादेवेन्द्रमुख्येन्‌ पे: 
षट्तर्कागमशास्त्रकोविदमत्तिश्रीग्रद्मशश्चन्द्रमा: । 
भव्याम्भोौरुहभास्क र: शुभकर: संसारविच्छेदक: 
सोध्व्याच्जीविजयादिकीत्ति मुनिपो भट्टारकाधीश्वर: ॥२६॥ 
तत्पट्रकैरवविकाशनपूर्ण चन्द्र: 
स्याद्गादभाषितविबोधितभूमिपेन्द्र' । 
अव्यादगुणान्‌ सुशुभचन्द्र (५०) इति प्रसिद्ध 
रम्यान्‌ वहुन्‌ गुणवत्तो हि सुतत्वबोध: ॥३२७॥ 
जायीत्‌ षद्त्तकंचंचुप्रवणगुणनिधिस्तत्पदाम्भोजभ ज्भ: 
शुम्भद्वादीनकुम्भोड्ूटविकटसटाकुण्ठकण्ठी रवेन्दु. । 
श्रीमत्सु सौभचन्द्र: स्फुटपटुविकटाटोपवेकुण्ठसुनुः 
हन्ता चिद्रपवेत्ता विदितसकल सच्छास्त्रसार: कृपालु: ॥३८॥ 
तत्पट्रचारुशतपत्रविकाशनेन 
पुण्यग्रवालघनवद्धंनमे घतुल्य: । 
व्याख्यामित्तावलिसुतोषित-भव्यलोको 
भट्टारक: सुमतिकीत्ति (९१) रतिप्रबुद्ध: ॥२९॥ 
ज्ञात्वा संसारभाव॑ विहितव रतपो मोक्षलक्ष्मी सुकांक्षी 
स्पाह्मदी शान्तिमूत्तिंमंदनमदहरो विश्वतत्वकवेत्ता । 
सुज्ञानं दानमे तद्वित्तरति गुणनिधिर्मोहमात्जरसहो 
जीयाड्ूट्रारकोइसो सकलयतिपति: श्रीसुमत्यादिकीत्ति: ॥४०॥ 
तत्पट्टतामरसरंजनभानुमूत्ति: 
स्थाद्रादवादकरणेन विज्ञालकीत्ति: । 
भाषासुधा रससुपुष्टितभव्यवर्णो 
भट्टा रक: सुगुणकीत्ति (६२) गुरुगंयाच्यं: ॥४१॥ 


३९६ : तीय॑कर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


प्रान्षो वादीभसिहः सकलगुणनिधिध्य॑स्तदोष: कृपालुः | 
शान्तो मोक्षाभिकाडक्षी विशदतरमतिः कस्रकान्ति: कलावान्‌ ॥ 
क्षिप्ताशन्तकवेत्ता शुभतरवचन: स्वंलोकस्थितिज्ञ: | 
श्रोमानीष: कृतज्ञो जयति जगति सः श्रीगुणायन्तकीत्ति: ॥४२॥ 
तत्पट्रपड्भुजविकाशनपद्मबन्धु:- 
जीयात्कुवादिमुखके रवपझबन्धु: | 
कान्त्या क्षमा त्तेमिरनाशनपहमबन्धु: 
श्रीवादिभूषण (९२) गुरुजित्तप्मबन्धु: ॥४३॥ 
यो नानागमशब्दतकंनिपुणो जेनेन्‌ पैः पूजितः 
कर्णाटे कलिकालगौत्तमसमों भट्टारकाधोश्वर: ॥ 
हेयाहेयविचा रबुद्धिकलितो रत्नत्रयालकृत: 
सः श्रीमान्‌ शुभचन्द्रवद्धि श्रयते श्रीवादिभष्यो गुरु: ॥४४॥ 
तत्पट्टपुष्पंक रभासनमित्रमूत्ति: 
कुज्ञानपद्भुपरिशोषणमित्रमूत्ति: । 
निःशेषभव्यहृदयाम्बू जमित्रमूत्ति: 
भट्टारको जगति भाति सुरामकीत्ति: (९४) ॥४५॥ 
स्याद्वादन्‍्यायवेदी हतकुमत्तिमदस्त्यक्तदोषो गुणाब्धि: | 
श्रीमच्चिद्रुपवेत्ता विमलतरसुवाक्‌ दिव्यमूत्ति: सुकीत्ति: ॥| 
साक्षाच्छीशा रदाया: गच्छपतिगरिमा भूपवन्यों गुणज्ञ: 
पायाड्रड्रारकोइसौ सकलसुखकरो रामकीत्तिर्गणेन्द्र: ॥४६॥ 
शास्त्राभ्यासनिबन्धनादिषु पदुः रामादिकीत्तिस्तत- 
स्ततपट्टे यशकीत्तिनाम सतत विश्राजते धम्मंभाक्‌ । 
ध्यानाभ्यासकर: सुनिमंलमनास्तर्कादिकाव्यामृत्त: 
भव्यानां प्रतिबोधघतार्थनिपुण: सर्वकलायां रत: ॥४७॥ 


तत्पट्टपद्धुजविकाशनभानुमूत्ति- 
विद्याविभूषित-समन्वित-बोधचन्द्र: । 
स्याद्गाद-शास्त्र-परितोषित-सबं भूपो 

भट्टारक: समभवद्यशपृव॑कीत्ति: (०५) ॥४८॥ 
तत्पट्रवारिजविकाशनतिग्म रश्मि: 
पापासबोधतिमिर-क्षय-लिग्मरदिम: 
पायात्सुभव्य-मर-पद्मसुतिग्मरश्मि: 
शक्रीपह्मनन्दिमुनिपो जिततिग्मरश्मि: ॥[४९॥ 


पट्टाबली : ३९७ 


नानाउनेकान्तनीत्या जितकुमतशठो विश्वतत्वेकवेत्ता 
शुद्धात्मध्यानलीनो विगतकलिमल़ो राजसेव्यक्रमाब्ज: 
शास्त्राब्धिपोत्तप्रस्थो विमलगुणनिधी रामकीतें: सुपट्टे 
पायाद्व: श्रीप्रसिद्धये जगति यततिपति: पद्मनन्दी (५६) गणीश: ॥५०॥ 
तत्पट्रपद्मविकचोकरणेकमित्र: 
सदबोधबोधितनृपो विलसच्चरित्र: | 
भट्टारको भुवि विभात्यवबोधनेत्र: 
देवेन्द्रकीत्ति (९७) रतिशुद्धमतिः पवित्र: ॥५१॥ 
श्रीसव॑ज्ञोक्तशास्त्राध्ध्ययनपट्मत्ति: सवं्थेकान्तभिन्न: 
चिद्रपो भाति वेत्ता क्षितिपतिमहितो मोक्षमार्गस्य नेता | . 
भव्याब्जोद्धोधभानु' परहितनियत्त: पद्मनन्दीन्द्रपट्टे 
जीयाज्रट्टारकेन्द्र: क्षतितलविदितो देवेन्द्रकीत्तिं: ॥५२)॥ 
तत्पट्टनी रजविकाशनकमंसाक्षी 
पापान्धकारविनिवारणकर्म॑साक्षी 
दुर्वादिदु्वंनकेरवकर्मसाक्षी 
श्रीक्षेमकीत्ति (५८) मुनिपो जितकमंसाक्षी ॥५३॥ 
हेयाहेयविचारणाडूितमतिर्वादीन्द्रचूड़ामणि: 
स्फुय्यंद्वश्वजनीनवृत्तिरनिशं सम्यक्त्वतालंकृत्त: | 
सद्वाक्यामृत रज्जित्ताखिलनुपो देबेन्द्रकीतें: पदे 
जीव्याद्धषपर: शर्त क्षितितले श्रीक्षेमकीत्तिर्गर: ॥५४॥ 
तत्पट्टकोकनद-मोदन-चित्रभानुः 
दुःकमंदुस्तरसुनाशन-चित्रभानु' । 
भव्यालि-तामरस-रंजन-चित्रभानुः 
जीयानते रन्द्रवरकीत्ति (९९) सुचित्रभानु: ॥५५॥ 
श्रीमत्स्याद्ादशाश्त्रावगमव रमत्तिः शान्तमूत्तिमंनोज्ञ. 
दिव्यत्स्वत्मोपलब्धि: प्रहतकलिमलो मोक्षमार्गस्य नेता । 
सर्वज्ञाभासवेदालिमकलमदरुत्‌ क्षेमकीत्तें: सुपट्र 
सूरि: श्रीमन्‍्ने रन्‍्द्रो जयति पटुगुण: कीत्तिशब्दाभियुक्तः ॥५६॥ 
तत्पट्रवारिधिविवर््धनपूर्ण चन्द्र: 
पुष्यायुधेभहरिणाधिपत्तिवितेन्द्र: | 
सदबोधवारिजविकाशनवासरेन्द्र: 
भट्टारको विजयकीत्ति (१००) रसौ मुनीन्‍्द्र: ॥५७॥ 


३९८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


स्थाह्मदामृतवर्षणेकजलदो भिश्यान्धकारांशुमानु 
भास्वन्मूत्तिंनरेन्द्रकीत्तिसुसरो पट्टावलीक्ष्माधिप: । 
नानाशास्त्रविचां रचारूचतुर: सन्मार्गसंवत्तंको 
जीयात्‌ श्रोविजयादिकीत्ति रमलो दद्याच्च सन्मंगल ॥५८॥ 

तत्पट्रपंकजविकाशनपंकजेन्द्र: 

स्याह्मादसिन्धुवरवद्धंनपूर्णचन्द्र: । 

वादीन्द्रकुस्भमदवारणसन्मृगेन्द्र: 

भट्टारको जयत्ति निर्मेलनेमिचन्द्र: (१०१) ॥५०॥ 
नानान्यायविचा रचारूचतुरो वादीन्द्र-चूडामणि: 
घट्तर्कागमशब्दश्ञास्त्रनिपुणो सफुजंद्यशश्चन्द्रमा: : । 
स्वात्मज्ञानविकाशनेकतरणि' श्रीनेमिचन्द्रों गुरु 
सड्भूद्वारकमोलिमण्डनमणिर्जीव्यात्सहस्र' समा: ॥६०॥ 

तत्पद्रपंकज-विकाशन-सु य्येरूप: 

शास्त्रामृतेन परित्तोषित-सवंभूष: | 

सच्छास्त्रके रव-विकाशन-चन्द्रम॒त्ति: 

भट्टा रक: समभवत्‌ वरचन्द्रकीत्ति: (१०२) ॥६१॥ 
श्रीमान्नाभिनरेन्द्रसुनुच रणाम्भोजद्ये भक्तिमान्‌ 
नानाशास्त्रकलाकलापकुशलो मान्य: सदा भूमृतां | 
नित्य ध्यानपरो महाब्रतथरो दाता दयासागर: 
ब्रह्मज्ञान-परायणस्समभवत्‌ श्रीचन्द्रकीत्ति: प्रभु: ॥६२॥ 


पद्मनन्दी गुरुर्जातो बल्शत्कारगणाग्रणीः 
पाषाणघटिता येन वादित्ता श्रीसरस्वती । 
उज्जयन्तगिरौ तेन गचु्छः सारस्वतो5भवत्‌ 
अतस्तस्मे मुनीन्द्राय नम' श्रीपपझनन्दिने ॥६३॥ 
समस्त राजाओंसे पूजित पादपत्मवाले, मुनिवर भद्नबाहु स्वामीके पटूट- 
कमलको उद्योत्त करनेमें सूय्यंके समान श्रीगुप्तिगुप्त मुनि आप लोगोंको शुभ- 
सद्भति दे ॥१॥ 
श्रीमूलसछूमें नन्दिसद्धु हुआ, नन्दिसद्भमें अतिरमणीय बलात्कार-गण 
हुआ, और उस गणमें पूवंके जाननेवाले मनुष्य और देवोंके वन्दनीय श्रीमाघ- 
नन्दि स्वामी हुए ॥२॥ 
उनके पट्‌ठपर मुनिश्रेष्ठ जिनचन्द्र हुए और इनके पट्टपर पाँच नाम- 
धारक मुनिचक्रवर्तती श्रीपद्मनन्दि स्वामो हुए ॥३॥ 


पट्टावली : २९३ 


कुन्दकुन्द, बकग्रीव, एलाचाय्यं, गुद्धपिच्छ ओर पच्चनन्दी उनके ये पाँच नाम 
हुए ॥४॥ 

हे उनके पट्टपर दश्ाध्यायी-तत्त्वार्थमृत्रके प्रसिद्ध कर्ता मिथ्यात्व-तिमिरके 
लिए सूय्यं समान उमास्वाति (उमास्वामी) आचाय॑ हुए ॥५॥ 

उनके पट्टपर देवोंसे पूजित समस्त अर्थंके जानने वाले श्रीलोहाचार्य्य 
हुए ॥॥ 

यहांसि इस नन्दिसद्भमें दो पट्ट हो गये, पूं ओर उत्तरमेदसे ( अर्थात्‌ 
यहाँसे लोहाचाय्यंकी पद्ठवलीका क्रम काष्ठासडूमें चला गया ओर यह अनुक्रम 
नन्दिसंघका रहा ) जिनके नाम क्रमसे यह हैं ॥७॥ 

यश:कीत्ति, यशोनन्दी, देवनन्दी-पूज्यपाद, अपरनाम गुणनन्दी हुए ॥4॥ 

ताकिकशिरोमणि वज्ववृत्तिके धारक वज्जनन्दी, कुमारनन्दी, लोकचन्द्र 
और प्रभाचन्द्र हुए ॥९॥ 

तेमिचन्द्र, भानुनन्दी, सिहनन्दी, बसुनन्दो, वीरनन्दी और रत्ननन्दी 


हुए॥१्गा 

माणिक्यनन्दी, मेघचन्द्र, शान्तिकीत्ति, मेरुकीत्ति, महाकीत्ति, विश्वनन्दी 
हुए ॥११॥ 

श्रीभूषण, शीलूचन्द्र, श्रीनन्दी, देशभूषण, अनन्तकीत्ति, धम्मेनन्दी, 
हुए ॥१२॥ 

विद्यानन्दी, रामचन्द्र, रामकीत्ति, अभयघन्द्र, नरचन्द्र, नागचन्द्र, 
हुए ॥१३॥ 

नयनन्दी, हरिव्चन्द्र (हरिनन्दी), महीचन्द्र, माघवचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, गुण- 
कीत्ति हुए ॥१४॥ 


गुणचन्द्र, वासवेन्दु (वासवचन्द्र), लोकचन्द्र और त्र विध्यविद्याधीर्वर वेया- 
करणभास्कर श्रुतकीत्ति हुए ॥१५॥ 

भानुचन्द्र, महाचन्द्र, माधचन्द्र, ब्रह्मनन्दी, शिवनन्दी, विश्वचन्द्र हुए ॥१९॥ 

सैद्धान्तिक हरनन्दी, भावनन्दी, सुरकीत्ति, विद्यानन्द, सूरचन्द्र हुए ॥१७॥ 

माघनन्दी, ज्ञाननन्दी, यंगनन्दी, सिहकीत्ति, हेमकीत्ति और चारु्कीत्ति 
हुए ॥१८॥ 

नेमिनन्दी, नामकीत्ति, नरेन्द्रकीत्ति, श्रीचन्द्र, पद्मकीत्ति, वर्द्धमानकीत्ति 
हुए ॥१९॥ 

अकलंकचन्द्र, ललितकीत्ति, त्रेविद्यविद्याधीववर केशवचन्द्र, चारुकीत्ति 
हुए ॥२०॥ 


४०० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सैद्धान्तिक महातपस्वी अभयकीत्ति और वनवासी महापूज्य वसन्‍्तकीत्ति 
हुए ॥२१॥ 
मु जगत्प्रस्यातकीत्ति उन श्रीवनवासी वसन्तकीत्ति आचाय्येंके क्षिष्य अनेक 
गुणोंके स्थान, यम, नियम, तपश्चरण, महाव्रतादि-लदियोंके सागर, पर- 
वादिगजविदारण-सिंह ओर वादीन्द्र भवनविख्यात विद्याधीश्वर श्रीविशाल- 
कीत्ति हुए और उनके पट्टधर श्रेष्ठ चरित्रमृत्ति एकान्तरादि-उग्नतपोविधानमें 
ब्रह्मके समान सन्मार्गप्रवर्तक श्रीशुभकीत्ति हुए ॥२२॥ 
इनके पट्टपर हमीरमहाराजसे पूजनीय सयमसमुद्र को बढानेमे चन्द्रमासमान 
प्रसिद्ध सेद्धान्तिक श्री धम्मंचन्द्र हुए ॥२४॥ 
उनके पट्टपर यत्तिपति स्याद्वादविद्यासागर रत्नकीत्ति हुए, जिनके शिष्य 
अनेक देझोमें विस्तरित है, वे धम्मेकथाओके कर्त्ता बालब्रह्मचारी श्रीरत्नकीत्ति 
गुरु जयवन्त रहे ॥२५॥। 
समस्त सघोमें तिरकक श्रीनन्दिसघमे शुभकीत्तिसे प्रसिद्ध निम्म॑ंछ सार- 
स्वतीय गच्छमे चन्द्रमासमान दिगन्तविश्रामकीत्ति श्रीरत्नकीत्तिंगुरु जयवन्त 
रहे ॥२६॥ 
इनके पट्टपर, श्रीपृ ज्यपादस्वामीके भ्रन्थोकी टीका करनेसे पायी है प्रसिद्धि 
जिन्होंने, नानागुण विभूषित्त, वादविजेता, अनेक राजाओंसे पूजित श्रोप्रभाचन्द्र- 
चन्द्रदेवता रास्थिति-पय्येन्त जयवन्त रहे ॥२७॥ 


श्रीप्रभाचन्द्रदेवके पट्टपर विशुद्ध सिद्धान्तरत्नाकर और अनेक जिनप्रत्ति- 
माओकी प्रतिष्ठा करानेवाले श्रीपद्मनन्दी हुए ॥२८॥ 


जिनके शुद्ध हृदयमें अभेदभावसे आलिज्भुन करती हुई ज्ञानरूपी हँसी 
आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करती है। जिन्‍्होने जिनदीक्षा धारण कर जिनवाणी और 
पुथ्वीको पवित्र किया है, वह्‌ परमहस तिग्नं्थ पुरुषार्थंशाली अशेषश्ञास्त्रज्ञ स्व- 
हितपरायण मुनिश्रेष्ठ श्रीपद्मनन्दी मुनि जयवन्त रहे ॥२९॥३०॥३१॥ ' 

श्रीपद्मनन्दीके शिष्य अनेक वादियोंमे प्राप्तविजय, उपदेशसे अज्ञानतम-दलून 
करनेवाले जगतृप्रसिद्ध श्रीसकलकीत्ति भट्ठारककी जय रहे ॥३२॥ 

श्रीमान्‌ सकलकीत्ति आचाय्येके पट्टथर श्रीभुवनकीत्तिमुनि, परमतपस्बी 


अनेक मुनिगणोसे सेवित, अनेक बादोमें जिनधम्मंकी प्रभावना करनेवाले समस्त- 
संघोंकी रक्षा करे ॥३३॥ 


उनके शिष्य ज्ञानशाली, तपोभूमि, नीतिज्ञ , अनेक जेन राजाओसे स्तुत, श्री 
ज्ञानभूषणर्याति सबकी रक्षा करें ॥३४॥ 


पट्टावली : ४०१ 
रद 


तत्पदसेवी, निखिल-ताकिकचूड़ामणि, श्रीमोमट््सार आदि महाशास्त्रज्ञ 
विजयकीत्ति हुए ॥३०॥ 

मल्लिसेरव, महादेबेन्द्र प्रभूति मुख्य राजाओं द्वारा पूजित, तर्कादिषट 
हास्त्रके ज्ञाता, यश.शाली, भवदु खभञ्जन वह विजयकीत्ति मुनि हम सबकी 
रक्षा करे ॥३६॥ 

भव्योंको आनन्द देनेमे पुणंचन्द्र, स्याद्गादन्‍्यायसे अनेक राजाओंको जेन 
बनाने वाले, श्री विजयकीत्तिके शिष्य, जगतुप्रसिद्ध, भारतेन्दु, षद्तकंवागीश, 
वादिरूप हस्तियोंकों सिंह, प्रकट-दु'खप्रद भयद्धूर कमंसन्‍्तत्तिको नाशकरने 
वाले, आत्मानुभवी, समस्तशास्त्रपारड्भत, दयालु, श्रोशुभचन्द्राचाय्यं, समस्त 
मुनिगणोंकी रक्षा करे ॥३७॥३८॥ 

श्री शुभचन्द्राचाय्यंके पट्रधर, भद्र लोगोको उपदेशामृतवर्षी, श्रीसुमतिकीत्ति 
भट्टा रक हुए ॥३९॥ 

ससारको क्षणभगुर जानकर मोक्षाभिकाषी हो तपस्वी हुए वे यतिपरति 
श्रीसुमतिकीत्तिदेव, मोह-कामादिशत्रु-विजयी, जयवन्त रहे ॥४०॥ 

उनके पट्टवर सूर्य्यसमान, स्याद्वादविद्यामे निपुण, विशाल कीत्तिवाले, 
अपनी अमृत्वाणीसे भव्यगणोकी पुष्टि करनेवाले मुनिगणसे पूजित, श्रीगुण- 
कीर्ति आचाय्यं हुए ॥४१॥ 

विद्वड्डूट, विशुद्धर्मात, मुमुक्षु, मधुरवचन, व्यवहारवेत्ता, त्तकंशास्त्रज्ञ वह 
श्रीमान्‌ गुणकीत्ति इस जगत्‌मे जयवन्त रहे ॥४२॥ 

उनके पट््‌टकमलको विकसित करनेमे पद्मबन्धु, कुवादियोके मुखकुमुदोको 
मुद्रित करनेमे सूय्यं, अन्धकार नष्ट करनेमे त्तपन, सूय्यंस भी अधिक तेजस्वी 
श्रोमान्‌ वादिभूषण यतिवर चिरंजीवी रहे ॥४३॥ 


अनेकन्यायञास्त्रवेत्ता, अनेक जेन नृपोसे पूजित, कर्णाटक देशको सुशोभित 
करनेवाले, कलिकालमे गोत्तमगणधरके समान, रत्नत्रयविभूषित, श्रीशुभचनद्रा- 
चार्य्य समानप्रभाशाली, श्रीवादिभूषणगुरु वत्तमान रहे ॥४४॥ 

उनके पट्टकमलकों विकसित करनेवाले, अज्ञानको गोषणकरनेवाले, भव्य- 
कमलोके सूय्यं थ्रीरामकीत्तिभद्ठा रक हुए ॥४५॥ 

वह व्याकरणादि स्ंशास्त्रनिपुण, श्रीस्याद्वादन्‍्यायायवेदी, राजमान्य, सर- 
स्वतीयगच्छपति रामकीर्त्ति भट्टारक इस जगत्‌में अलडकृत रहे ॥४६॥ 

उनके पट्‌टपर सर्वशास्त्रके जाननेवाले सर्वकलासम्पन्न, श्रीयश:कीर््ति 
हुए ॥४जब्दा 


४०२ ; तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


अज्ञान-तिमिरनाशक, भव्यजीवप्रतिबोधक, श्रीयशःकीत्तिके पट्रुको प्रसा- 
रनेवाले, सूर्ग्यातिशायी तेजस्वी, श्रीपद्मनन्दी हुए ॥४९॥ 


वह श्रीमान्‌ पद्मनन्दी मुनि कुवादिवादविजयी, शुद्धात्मलीन, निर्म्मूचरित्र, 
शास्त्रसमुद्रपा रगामी , राजमान्य, श्री रामकीस्तिके पट्रुको अलक्ृत कर ॥५०॥ 


उनके पद्ठधर, अनेक राजाओंको सम्बोधनेवाले, बुद्धिशाली, श्रीदेवेन्द्रकीत्ति 
हुए । वह श्रीदेवेन्द्रकीत्ति गुरु जगत्प्रसिद्ध अनेक राजाओंसे मानित सदा कल्याण 
करें ॥५१॥५२॥ 


उनके पट्टपर पापतिमिरविनाशक, श्रीक्षेमकीत्ति मुनि हुए। वह क्षेम- 
कीत्ति मुनि वस्तुके हेयोपादेयतामे प्रवरबुद्धि, प्राणिमात्र-हिताकाक्षी, वचन 
माधुरीसे समस्त राजाओको अनुरज्जित करनेवाले इस पृथ्वीतल पर अनेक 
शत्तवर्ष जीव्यमान रहे ॥५३॥५४॥ 

उनके पट्टपर दुष्कमंहत्ता, भव्य-कमलोके अपूर्व सृय्य, श्रीनरेन्द्रकी्ति जय- 
वन्त रहे, जो श्रीस्याद्वादशास्त्रज्ञ, स्फूय्यंमाण, अध्यात्म-रसास्वादी, मोक्षमार्गको 
दिखानेवाले, सर्वेज्ञमन्य-कुबादि-वादियोके मदहर्त्ता हुए ॥५६॥ 


इनके पट्‌टरूपी समुद्रको बढ़ानेमे पुणंचन्द्रके समान, कामहस्तिविदारण- 
गजेन्द्र, सम्यकज्ञानपद्मविकाशी-सूय्यं, उपदेशवृष्टि करनेमें मेघतुल्य, मिथ्यान्ध्र- 
कार नष्ट करनेमे अतिशायी भानु, अनेकशास्त्रपारगामी श्रीविजयकीत्ति 
हमारा मगल करे ॥५७॥५८॥ 


उनके पट्‌टपर वादीद्धचुड़ामणि श्रीनेमिचन्द्राचाय्यं हुए। वह षदट्शास्त्र- 
पारगत, दिकृप्रसरित्तयशोभागी, आत्मज्ञान-रस-निर्भर, यत्तिशिरोमाणि, हजारों 
वषं जीवित रहे ॥५०॥६०॥ 


उनके शिष्य, अनेक राजसभामे सम्मानित्त, श्रीचन्द्रकीत्ति भट्टारक हुए, 
जो श्रीऋषभदेव-चरणभक्तिपरायण, नित्यध्यानाध्ययनमे छीन, दयाके समुद्र, 
भहाव्रत्ती, आत्मानुभवी और गुणशाली थे तथा जिन्होंने इस भारतभूमिको 
सुशोभित्त किया ॥६१॥६२॥ 


श्रोपदनन्दी गुरुने बलात्कारगणमे अग्रसर होकर पट्टारोहण किया है और 
जिन्होंने पाषाणघटित्त सरस्वतीको ऊज्जयन्तगिरि पर वादिके साथ वादित 
कराया (बुलवाया) है, तबसे ही सारस्वत्त गच्छ चला । इसी उपक्ृत्तिके स्मरणाथथे 
उन श्रीपञ्मनन्दी मुनिको मे नमस्कार करता हूँ ॥६३॥ 


पट्टावली : ४०३ 


द्वितीय शुभचन्द्रकी पद्मावली 


स्वस्ति श्रीजिननाथाय स्वस्ति श्रीसिद्धसूरयः । 

स्वस्ति पाठक-सूरिभ्यां स्वस्ति श्रीग रवे नमः ॥१॥ 

मजुल भगवानहन्‌ मंगल सिद्धसू रयः । 

उपाध्यायस्तथा साधुर्जेनधम्मो्स्तु मंगलम ॥२॥ 

स्वस्ति श्रीमूलसघेडवनितिलकनिमभे मोक्षमार्गेकदीपे 

स्तुत्ये भू-खेच राद्येविशदतरगणे श्रीबलात्कारनाम्नि ॥ 

गच्छे श्रीशारदाया' पदमवगमचरित्राद्यलद्ू रवन्तो । 

विख्याता गौतमाद्या मुनिगणबृषभा भृत्तले<स्मिञ्जयन्तु ॥३॥ 

स्वस्ति श्रीमन्‍्महावीरतीर्थकर-मुखकमल-विनिर्गत-दिव्यध्वनि-धरण-प्रकाश- 

प्रवीण-गौत्तमगणघरान्वय-श्रुतकेवलि-समालिज़्ित-श्री भद्रबाहुयोगीन्द्राणाम्‌ ॥ ४॥ 


तद्शाकाश-दिनमणि-सीमन्ध रवचनामृतपान-सन्तुष्टचित्त-श्री कुन्दकुन्दा चार्या- 
णाम्र्‌ ॥५॥ 


तदाम्नायधरणधुरीण-कवि-गमक-वादि-वाग्मि-चतुविध- पाण्डित्यकला-निपुण- 
बौद्ध-नेय्रायिक-सांख्य-वैशे घिक-भट्ट-चार्वाक-मता ज्भजीका र - मदोद्यत - परवादि-गज- 
गण्ड-भे रव (मेदक) श्रीपझनन्दिभट्वा रकाणास्‌ ॥६॥ 

तच्छिष्याग्रेस रानेकशास्त्रपयोधिपा रप्राप्तानां, एकावलि-द्विकावलि-कनकावलि- 
रत्नावलि-मुक्तावलि-सवंतोभद्व-सिंह॒विक्रमादि-महातपो-वज्ञनविना शित-कम्मंपर्व॑- 
तानाम्‌, सिद्धान्तसार-तत्त्वसार-यत्याचा राद्यनेकराद्धान्तविधातृणाम्‌, मिथ्यात्व- 
तमो-विनाशकमात्तंण्डानाम ,अभ्युदयपूर्व-निर्वाणसुखावश्यविधायि-जिनधर्मा म्वुधि- 
विवर््धन-पूर्ण चन्द्राणाघ,,. यथोक्‍तचरित्राचरणसमर्थन-निग्न॑न्थाचार्यवर्य्याणास्‌, 
श्री-त्री-श्रीसकलेकी त्तिभट्टा रकाणाम्‌ ॥७॥ 

तत्यट्टाभरणानेकदक्षमौख्य (डय)-निष्पादन-सकल-कलाकलाप-कुशल-रत्न- 
सुवर्ण रौप्यपित्तलाब्मप्रतिमा-यन्त्रप्रासादप्रतिष्ठायात्रा्चन-विधानोपदेशाज्तिकी त्तिक 
पुंरपुरित-त्रछोक्यविवराणाम्‌, महातपोधनाना श्रीमद्भुवनकीत्तिदेवानाम ॥4|॥ 

तत्पट्टोदयाचलूभास्कराणां, गुजंरदेशप्रथमसागारथधम्मंवरिष्ठ-सद्धम॑निष्ठा- 
नाम, अही रदेशाज्रीकतैकादशप्रत्तिमापवित्री कृतगात्राणा, वाग्वरदेश-स्वी कृत्तदुदद्ध २- 
महाव्रतभारधुरन्धराणां , कर्णाटदेशोत्तुड्भरचेत्यचेत्यालयावलोकनाजितमहापुण्या- 
नाम, तौलवदेशमहावादीश्व रराजवादिपितामहसकलविद्वज्जनचक्रवर््त्य चने- 
कविरुदावलिविराजमान-यतिसमूहमध्यसप्राप्तप्रतिष्ठानाम,._ तैलजुदेशोत्तम- 
नरवृन्द-वन्दितव रणकमलानाम्‌, द्राविडदेशाप्सविदग्धबदना रविन्दविनिगंतस्त- 
वानाम, महाराष्ट्रदेशाज्जितेन्दु-कुन्द-कुवलयोज्ज्वलयशोराशीनाम, सौराष्ट्रदेशो- 


४०४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


त्तमोपासक-वर्गं-विहित्तापूर्वमहोत्सवानाम, रायदेशनिवासिसम्यग्दशंनोपेतत- 
प्राणिसछ्राततकप्रमाणीकृतवाक्यानाम, मभेदपाटदेशानेकमुग्धा ज़ीवर्ग प्रतिबो धका- 
नाम, मालवदेशभव्यजित्तपुण्डरीकबोधन-दिनकरावता राणास, मेवातदेशाग- 
माध्यात्मरहस्यव्याख्यानरज्जितविविधविबुधोपासकानां, कुरुजाज़ुलदेश- 
प्राण्यज्ञानरोगापहरण-वेद्यानामू, तुरवदेशषट्दर्शंनत्तरकाध्यययनोद्भूता5खवंगर्वा- 
कुमितहृदयप्रज्ञावदन्तलेब्ध-विजयानां, विराटदेशोभयमागंदशंकानां, नमियाढ- 
देशाधिकृतजिनधमं प्रभावानां, नवसहस्राद्यनेकर्मोपदेशकानां, टगराटहडीवटी- 
नागरचलप्रमुखाउनेकजनपद-प्रतिबोधन-निमित्त-विहित-विहा राणां, श्रीमूलूसज़े 
बलात्का रगणे सरस्वतीगच्छे डिल्ली (दिल्ली) सिहासनाधीश्वराणां, प्रतापाक्रान्त- 
दिड्मण्डला55खण्डनसमानभे रनरेन्द्रविहितातिभक्तिभा राणां, अष्टा ज्भुसम्यकत्वा- 
झनेकगृुणगणालड्क्रतश्रीमदिन्द्रभूगालमस्तकन्यस्तच रणसरोरुहणां,.._ गजान्त- 
लक्ष्मीध्वजान्तपुण्य - नाट्यान्तभोग - समुद्रान्तभूमिभागरक्षकसामन्तमस्तकघृष्ट- 
क्रमाग्रमेदिनीपुष्ठराजाधिराज श्रीदेवरायसमा राधित्तच रणवा रिजानां, जिन- 
धर्मंधा रकमुदिपालराय-रामनाथराय-बोम रसराय-कलपराय-पाण्डुरायप्रभृतिअनेक- 
महीपालाच्चितकमलयुगलानाम, विहित्तानेकतौर्थयात्राणा, मोक्षरक्ष्मीवशीक रणा- 
तथ्य रत्नत्रयालकृतगात्राणा,व्याक रण-छन्दोल डू। र-सा हित्य-तर्कागमाध्यात्म प्रमुख- 
शास्त्रसरोजराज-हसाना, शुद्धध्यानामृतपानलालसाना, वसुन्धराचार्याणास्र, 
श्रीम-डूद्रा रकवय्यंश्रीज्ञानभूषण भट्ठा रकदेवा ना म्‌ ॥९%॥ 


तत्पट्टाभ्भोजभास्क राणा, कारितानेकसविवेकजीण्ंनूतन-जिनप्रासादोद्ध रण- 
धीराणा, समुपदिष्ट-विशिष्टाक्लिष्टप्रतिष्ठजिनबिम्बप्रकाराणा, अज्भवद्भक- 
लिज़-तौलव-मालव-म रहठ-सो राष्ट्र-गुज्ज र-वाग्वर-रायदेश-मेदपाट-प्रमुख-जनपद- 
जनजेगीयमानयशो राशीना, जैनराजान्यराजपुजित-पादपयोजाना, अभिनवबाल- 
बह्मचा रीश्वी भट्टा रकविजयकी त्तिदेवानाम्‌ ॥१०॥। 


तत्पट्टप्रकटचतुविधसघ-समुद्रोल्लासन-चन्द्राणा, प्रमाणपरीक्षा-पत्रपरीक्षा- 
पुष्पपरीक्षापरीक्षामुख-प्रमाणनिर्णय- त्यायमक रम्द-न्यायकुमुद चन्द्रो दय-न्यायविनि- 
इचयालड्भा र-इलोकवात्तिक-राजवात्तिकाल जा र-प्रमेषकमलमात्त॑ण्ड-आप्तमीमांसा- 
अष्टसहस्त्री - चिन्तामणि - मीमांसाविवरण - वाचस्पतितत्त्वेकौमुदी प्रमुखकर्क- 
शत्तकं-जैनेन्द्र- शाकटायनेन्द्र- पाणिनि-कलाप-काव्य- स्पष्ट - विशिष्ट-सुप्रतिष्ठाष्ट- 
सुलक्षण-वित्तक्षणत्रलोक्यसा र- गोम्मटसार- लब्धिसा र-क्षपणासा र- तरिल्तोकप्रज्ञप्ति- 
सुविज्ञप्त्याध्यात्मकष्टसहस्रीछन्दोलद्भा रादिशास्त्रसरितृपतिपारप्राप्ताना, शुद्ध 
चिद्रप-चिन्तन-विनाशि-निद्राणां,. सर्वदेशविहरावाप्तानेकभद्राणां,. विवेक- 
विचार-चातुख्य॑-गाम्भीय्यं-धेय्य॑-वीस्येगुणमणसमुद्राणां, उत्कृष्टपात्राणां, पालि- 


पट्टाबली : ४०५ 


बा 


तानेकदा(स)च्छात्राणां, विहितानेकोत्तमपात्राणाम, सकलविद्वृज्जनसभाशोभित्तगा- 
आणां, गौड़वादितम:सूरयय-कलिड्भवादिजलदसदागत्ति-कर्णाटवादिप्रथमवचन- 
खण्डनसमथे - पूर्ववादिमत्तमातजुुमृगेन्द्र-तौलवादिविडम्बनवीर - गुज रवादिसिन्धु- 
कुम्भो्भ व-मालबवादिमस्तकशूल-जितानेकाखर्वंगवंत्राटनवज्ञाधराणां ज्ञातसकल- 
स्वसमयपरसमयशास्त्रार्थानां, अद्भीकृतमहान्नतानाम, अभिनवसार्थकनामघेय- 
श्रीशुभचन्द्राचार्याणाम्‌ ॥११॥ 


तत्पट्टप्रवीणोत्कृष्टमति - विराजमान - सुनिश्चितासम्भवबाधकप्रामाणादि- 
साधन - निकरसंसाधितासाधा रणविशेषणत्रयालिगितपरमसात्म राजकुञ्ज रबन्धुबद- 


नाम्भोजप्रकटीभूतपरमागमवाद्धिवद्धनसुधाकराणामू,. परवादिवृन्दा रकवुन्द- 
वन्दित-विशद-पादपछ्ेरुह्मणा बालब्रह्मचारिभट्टा रकश्रीसुमतिकीत्तिदेवा- 
नाम ॥१२॥ 


तत्पट्टाम्बुज-विकाशन-मात्तेण्डाना, पञ्चमहाव्रत्त-पञत्चसमिति-त्रिगुप्त्यष्टा- 
विशतिमूलगुणसपुक्तानां, व्याख्यामृत-पोषित-जिनवर्गाणा, निजकमंभूरुहदारुण- 
धरणप्रवीणानास्॒ परमात्मगुणातिशयपरीक्षितविश्वज्ञ-स्वरूपाणासू,._ विशद- 
विज्ञान-विनिश्चित-सामान्यविश्ेषात्मककार्थंसमर्थाना,  परमपविन्रभट््‌टा रकश्री- 
गुणकीत्तिदेवानाम्‌ ॥१३॥ 


तत्पट्टकुमुद-प्रकाशन-शुद्धाकराणा, अग-वंग-त्तिग-कलिग-वेट-भोट-लाट- 
कुड-कण-कर्णाट-मरहट्ट-चीन-चोल-हब्ब-खु रासाण-आ रब-त्तोलक-तिलात-मेदपाट- 
मालव-यूर्व-दक्षिण-पश्चिमोत्त र- गुर र-वाग्वर-रायदेस-नागर- चाल-मरुस्थल-स्फूर- 
दगि- कोशल- मगध- पल्‍्लव-कुरुजांगल-काँची-लाश्रुस-पुट्रौट-काशी-कलिंग-सौ राष्ट्र 
काश्मी र-द्राविड-गोड़-का मरू-मलत्ताण- मुगी-पठाण- बुगलाण-हडावट्ट-सपादलक्ष- 
सिन्धु-सिग्धुलू-कुन्तल-केरल-मंगल-जालो रगंगल-सुतल-कुरल-जांगल-पंचालन-नट्ट- 
धट्ट-खेट्ट-को रट्ट-वेणुतट-कलिकोट-मरह॒ट्ट-कौ रट्ट-चैरदट-खै रट्ट-स्मे रतट्ट- 
महाराष्ट्र-विराट-किराट-नमेद-सिन्धुतट-गगेतट-पल्लव-मल्लवा र-कपो ठ-गौड़वा ड़- 
तिगल-किगल-मसलूयम-मरुमेखल-नेपाल-हैवतरुल-संखल-क रल-व रल-मो रलू-श्रीमा ल- 
नेखलपिच्छल-ना रल- डाहलताल-तमाल-सौमाल- गौमाल- रोमाल- तोमलरू-केमालू- 
हेमाल-देहल-सेहल-टमाल-कमाल-किरात-मेवात-चित्रकूट- हेमकूंट-चू रंड-मु रंड-उद्र- 
याणा-आद्रश्ाद्र - पुलिन्द्र - सुरा्र - प्रमुखदेशाज्जितेन्दु-कुवलयोज्जल-यशो राशीना, 
सकलशास्त्रसमुद्रपारप्राप्ताना, समग्रविद्रज्जन-नमित-चरणपक्डूरुह्मणा, व्यस्या- 
मृतपेषित-सकलभव्यवर्गाणा, सकलतकिकशि रोमणीनां, दिल्‍लोसिहासनाधीश्वरा- 
णाम्‌, सार्थकतामावराजमान-अभिनवभट्टारकश्रीवादिभूषणदेवानास्‌ ॥ १७॥ 


४०६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


पट्टावलींका भाषानुवाद 


श्री जिननाथको स्वस्ति हो, सिद्धाचार्योको स्वस्ति हो, पाठक और आचार्यों- 
को स्वस्ति हो तथा श्रीगुरुको स्वस्ति हो ॥१॥ 


अहंन्तदेव मज्भुलस्वरूप हैं । सिद्धाचायंगण मंगलस्वरूप है और उपाध्याय, 
साधु तथा जैनधर्मं मगलमय् हैं ॥२॥ 


मोक्षका मार्ग दिखानेके लिये अनन्यप्रदीप, भूखेचरोंसे स्तुत्य, भूतलमें 
तिलकस्वरूप, श्रीमूलसघके अति उज्ज्वल बलात्कारनामक गणके सरस्वती- 
गच्छमे सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रसे समलक$त प्रसिद्ध गौतम 
आदि गणधर इस भृतलमें जयवन्त हों ॥३॥। 


श्रीमहावीर स्वामीके मुखकमलसे निकली हुई दिव्यध्वनिको धारण और 
प्रकाशन करनेमे प्रवीण गौतम गणधरके वशधर श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु 
स्वामी हुए ॥४॥ 


इनके वशाकाशके सूर्य श्रीमीमन्धरके वचनामृतके पानसे सन्तुष्ट वित्तवाले 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्य हुए ॥५॥ 

इनके आम्नायकों धारण करनेमे अग्रगण्य, कविता, गमकत्ता वादिता और 
वाग्मिता आदि चार प्रकारकी पाण्डित्यकलामे निपुण, बौद्ध नेयायिक, सांख्य, 
वेशेषिक और चार्वाक मतको माननेवालें वादिगजके लिये सिहके समान श्री 
पद्मनन्दि भट्टा रक हुए ॥६॥ 


इनके शिष्योमे अग्रगण्य और अनेक शास्त्रसमुद्रमें पारगत, एकावली, 
द्विकावली, कनकावलि, रत्नावलि, मुक्तावलि, सर्वतोभद्र और सिहविक्रमादि 
बड़ी-बड़ी तप्स्यारूपी वज्जसे कर्मरूपी पर्वेतोको नष्ट करनेवाले, सिद्धान्त- 
सार, तत्वसार और अनेक यत्याचा रके सिद्धान्तग्रन्थोंको बनानेवाले, मिथ्यात्व- 
रूपी अन्धकारको दूर करनेके लिये सूयं, कुशलतापूर्वक मोक्षरूक्ष्मीके सुखको 
प्रकाटित करनेवाले, जिनधमेंरूपी समुद्रको बढानेके लिये पृणंचन्द्रमाके सहश, 
यथोक्‍्त चरित्रका आचरण और समर्थन करनेवाले दिगम्बराचायें श्री सकल- 
कीत्ति भट्टारक हुए ॥७॥ 

इनके पदुके भूषणतुल्य सभी कलाओंमें कुशल, रत्न, सुवर्ण, रोप्य, पित्तल, 
तथा पाषाणकी प्रत्तिमा, यन्त्र और प्रासादकी प्रतिष्ठा और अर्च॑न-विधान जन्य 
कीति-कपूरसे त्रिभुवन-विवरको पूरित करनेवाले, महातपस्वी श्रीभुवनकीत्ति- 
देव हुए ॥८॥। 


पट्टावली : ४०७ 


इनके पट्टरूपी उदयाचलके लिये सूर्यके समान, गुर्जर देशमें स्ंप्रथम 
सागारधमंका प्रचार करनेवाले, अही रदेशमे स्वीकृत एकादश प्रतिमा (क्षुल्लक 
पद) से पवित्र शरीरवाले, वाग्वरदेशमें अगीकृत दुर्धर महात्रत (मुनिषद) के 
भारकी धारण करनेवाले, कर्णाटक देझमें ऊचे-ऊँचे चेत्यालयोंके दर्शनसे 
महापुण्यको उपाजित करनेवाले, त्तौलव देशके महावादीश्वर विद्वज्जन- 
चक्रवर्तियोंमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले, तिलंग देशके सज्जनोंस पूजित चरण- 
कमलवाले, द्रविड़ देशके सुविज्ञोंसे स्तुति किये जानेबाले, महाराष्ट्र देशमें 
उज्ज्वल यशका विस्तार करनेवाले, सौराष्ट्र देशके उत्तम उपासकोसे महोत्सव 
मनाये जानेवाले, सम्यग्दर्शनसे युक्त रायदेशके निवासी प्राणिसमूहसे प्रमाणी- 
कृत वाक्यवाले, मेदपाट देशके अनेक मूढोकों समझानेवाले, मालवदेशके भव्योके 
हृदय-कमलको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान, मेवात्तदेशके अन्यान्य विज्ञ 
उपासकोको अपने आध्यात्मिक व्याख्यानोसे रजित करनेवाले, कुरुजागल देशके 
प्राणियोंके अज्ञानरूपी रोगको हटानेके लिये सद्देग्यके समान, तुरवदेशमें षड़्दर्शन- 
स्याय आदिके अध्ययनसे उत्पन्न अखब॑ गव॑ करने वालोको दबाकर विजय प्राप्त 
करनेवाले, बिराट्‌ देशमें उभय मार्गको प्रदर्शित करनेवाले, नमियाड देशमे 
जिनधमंकी अत्यन्त प्रभावना और नव हजार उपदेशकोको नियत करनेवाले, 
टग्र, राट, हड़ीवटी, नागर और चाल आदि अनेक जनपदोमे ज्ञानप्रचारके 
लिये विहार करनेवाले, श्रीमूलसंध बलात्कारगण सरस्वतीगच्छके दिल्ली- 
सिहासनके अधिपत्ति, अपने प्रतापसे दिद्मण्डलकों आक्रमण करनेवाले, अष्ट- 
अंगयुक्त सम्यक्त्व आदि अनेक गुणगणसे अलकृत और श्रीमत्‌ इन्द्र भूपालोसे 
पूर्जित चरणकमलवाले, गजान्त लक्ष्मी, ध्वजान्त पुण्य, नाट्यान्त भोग, समुद्रान्त 
भूमिभागके रक्षक सामन्तोके मस्तकसे घृष्ट चरणकमलबाले श्रीदेवरायराजसे 
पूजित पादपद्यवाले, जिनधमंके आराधक मुदिपालराय, रामनाथराय, बोमरस- 
राय, कलपराय, पाण्डुराय आदि अनेक राजाओसे अचित चरणयुगलवाले, 
अनेक तीर्थयात्राओको करनेवालं, मोक्षलक्ष्मीको बशीभूत करनेवाले, रत्नत्रयसे 
सुशोभित शरी रवाले, व्याकरण, छन्द, अलड्जूग र, साहित्य, न्याय और अध्यात्म- 
प्रमुख शास्त्ररूपी मानसरोवरके राजहस, शुद्ध ध्यानरूपी अमृतपानकी लछालसा 
करनेवाले और वसुन्धराके आचायं श्रीमड्भूटूटा रकवय्य॑ श्री ज्ञानभूषण हुए ॥०॥ 


जो इनके पट्टरूपी पद्मफे लिये सुर्यके समान है, विवेकपुर्वक अनेक 
जीर्ण अथवा नृतन जिन-प्रासादोका अद्भार करानेवाले है, अनेक प्रकारके जिन- 
विम्बकी प्रतिष्ठाका उपदेश देनेवाले है, जिनकी यशोरात्षिका मान अद्भ, बजू, 
कलिज्ध, तोलव, भालव और भेदपाट आदि देशोके निवासियोने किया है, जिनके 


४०८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


चरणकमल जेन राजाओं तथा अन्य राजाओंसे पूजे गये हैं, ऐसे अभिनव बाल- 
ब्रह्मचारी श्री भट्टारक विजयकीत्तिदेव हुए ॥१०॥ 


जो इनके पट्टरूपी पयोनिधकों उल्लसित करनेके लिये चन्द्रमाके समान 
हैं, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पुष्पपरीक्षा, परीक्षामुख, प्रमाणनिर्णय, न्‍्यायम- 
करन्द, न्यायकुमुदचन्द्रोदय, न्‍्यायविनिश्चयालड्भुगर, इलोकवात्तिक, राजवात्ति- 
कालडुपर, प्रमेयकमलमात॑ण्ड, आप्तमीमासा, अष्टसहस्रो, चिन्तामणि, मीमां- 
साविवरण, वाचस्पतिकी तत्त्वकौमुदी आदि ककंश न्याय, जैनेन्द्र, शाकटायन, 
इन्द्र, पाणिनि, कलाप, काव्यादिमे विचक्षण है, त्रेलोक्यसार, गोम्मटसार, 
लब्धिसार, क्षपणसार, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, अध्यात्माष्टसहत्नी और छन्‍्द, अलद्धा- 
रादि शास्त्रसमुद्रके पारगामी है, शुद्धात्माके स्वरूपके चिन्तनसे निद्राको विनष्ट 
करनेवाले हैं, सब देशोंमे विहार करनेसे अनेक कल्याणोको पानेवाले हे, विवेक- 
विचार, चतुरता, गम्भीरता, धीरता, वीरता आदि गुणगणके समुद्र है, उत्कृष्ट- 
पात्र है, अनेक छात्रोंका पारुन करनेवाले है, उत्तम-उत्तम यात्राओंके करनेवाले 
हैं, विद्वन्मण्डलीमें सुशोभित शरीरवाले है, गौडवादियोंके अन्धका रके लिए सूर्यके 
समान है, कलिगके वादिरूपी मेघोंके लिये वायुके समान है, कर्नाटके वादियोके 
प्रथम वचनका खण्डन करनेमे परम समर्थ है, पूर्वके वादिरूपी मात्तगके लिये 
सिहके समान है, तौलके वादियोकी विडम्बनाके लिये वीर है, गुजरवादिरूपी 
समुद्रके लिये अगस्त्यके समान है, मालववादियोके लिये मस्तकशूल है, अनेक 
अभिमानियोंके गवंका नाश करनेवाले है, स्वसमय और परसमयके झास्त्रार्थको 
जाननेवाले हैं और महात्रत्तको अगीकार करनेवाले है, ऐसे अभिनव सार्थक 
तामवाले श्रीशुभचन्द्राचायं हुए ॥११॥ 

इनके पट्टपर जो अलौकिक बुद्धिसे युक्त है, सुनिश्चित और असम्भव 
बाधकप्रमाणादि साधनसमूहसे संसाधित, तीनों असोधारण विशेषणोंसे परमात्मा- 
को सिद्ध करनेवाले है, परमागमरूपी समुद्रको बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान 
हैं, जिनके स्वच्छ चरणकमल परवादियोके समूहसे अचित हैं, ऐसे बालब्रह्मचारी 
श्रो भट्‌्टारक सुमतिकीत्तिदेव हुए ॥११॥ 


इनके पट्टरूपी कमलके लिये सूर्यके समान, पांच महाब्रत्त, पाच समित्ति, 
तीन गुप्ति और अट्ठाईस मूलगुणोसे युक्त, अपने उपदेशरूपी अमृत्तसे भव्योको 
परिपुष्ट करनेवाले, कमंरूपी भयद्भूर पर्वतको चूर्ण करनेमें समर्थ, परमात्म- 
गुणोकी अतिशय परीक्षासे सर्वज्ञका स्वरूप माननेवालें और समुज्ज्वल 
विज्ञानकेक बलसे सामान्य और विशेषरूप वस्तुको समझनेवाले परमपतित्र 
भट््‌टारक श्रीगुणकीत्तिदेव हुए ॥१२॥ 


पट्टावली : ४०९ 


५ 


इनके पट्टरूपी कुमुदको प्रकाशित करनेके लिये चन्द्रमाके सामन, बज, 
बज, तेलड्भ, कलिद्धू, वेट, भोट, छाट, कु करू, कर्णाट, मरहठ, चीन, चोल्ह, 
हव्व, खुरखाण, आरब, तौलात, मेदपाट, मालव, पूर्व, दक्षिण,,पश्चिम, उत्तर, 
गुजर, वाग्वर, रायदेश, नागर, चाल, मरुस्थलू, स्फुरदंगि, कोशल, मगध, 
पलल्‍लब, कुरुजांगल, काञ्ची, लाबुस, पुद्रोट, काशी, कलिज्, सौराष्ट्र, काइ्मीर, 
द्राविड़, गौड़, कामरू, मलत्ताण, मु गी, पठाण, बुगलाण, हडावदूट, सपादलक्ष, 
सिन्धु, सिन्धुल, कुन्तल,केरल, मगल, जालोर, गगल, सुन्तल, कुरल, जांगल, 
पंचालन, नट्ट, धट्ट खेटूट, कोरटूट, वेणुतट, कलिकोट, मरह॒ट्‌ट, कौरटूट, 
चेरट्ट, खेरट्ट, स्मेरतट्ट, महाराष्ट्र, विराट, किराट, नमेद, सिन्धुतट, गगेतट, 
पल्‍्लव, मल्लवार, कवोट, गौड़वाड़, तिगल, किगल, मलयम, मरुमेखल, नेपाल, 
हैवतरुल, सखल, करल, बरल, मोरल, श्रीमाल, नेखल, पिच्छल, नारल, डाहल, 
ताल, तमाल, सौमाल, गौमाल, रोमाल, तोमल, केमाल, हेमाल, देहल, सेहल, 
टमाल, कमाल, किरात, मेवात, चित्रकूट, हेमकूट, चुरड, मुरंड, उद्रयाण, 
आदूमाटू, पुलिन्द्र और सुराद आदि देशोमे इन्दु और कुवलूयके समात्त स्वच्छ 
यशोराशिको उपाजित करनेवाले, सभी शास्त्ररूपी समुद्रमें पारगत, अपनी 
व्याख्या-सुधा-धारासे सभी भव्यजनोंको पुष्ट करने वाले और सभी ताकिकोके 
शिरोमणि दिल्ली-सिहासनके अधीश्वर साथ्थंक नामवाले अभिनव भट्टारक 
श्रीवादिभूषणदेव हुए ॥१३॥ 


श्रुतम्ुनि-पट्टावलि' 
( शक स० १३५५ ई० सन्‌ १४३३ ) 


( प्रथममुख ) 
श्री जयत्यजय्यमाहात्म्यं विशासितकुआसनं | 
शासन जैनमुख्भासि मुक्तिलक्ष्येकशासन ॥१॥ 
अपरिमितसुखमनल्पावगममयं प्रबलबलह॒तात डू(म्‌) । 
निखिलावलोकविभवं प्रसरतु हृदये पर ज्योति: ॥२॥ 


उद्दीप्ताखिलरल्नमुद्धृतजडं नानानयान्तगु हं 

स स्यात्कारसुधामिलिप्तिजनिभृत्कारुण्यकृपोच्छितं । 
आरोप्य श्रुतयानपात्रममृतद्वीपं नयन्तः परा-- 

नेते तीत्थेकतो मदीयहूदये मध्ये भवाब्ध्यासत्तां ॥३॥ 





१. जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथमभाग, अभिलेख-संख्या १०८, पृष्ठसस्या १९५-२०७ | 


४१० . तीर्थंकर महात्रोर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


तत्राभवत्‌ त्रिभुवनप्रभुरिद्धवृद्धि: 

श्रीवद्धमानमुनिरन्तिम-तीत्थैनाथ: । 
यहूं हदीप्तिरपि सन्निहिताखिलानां 

पृ्बोत्तिराश्चितमवान्‌ विशदीचकार ॥४॥ 
तस्याभवच्चरमचिज्जगदीव्व रस्य 

यो यौव्वराज्यपदसंश्रयत्त- प्रभूतः । 
श्रीगौतमो गणपतिब्भंगवान्वरिष्ठ* 

श्रेष्ठे रनुष्ठितनुतिम्मु निभिस्स जीयातू ॥५॥ 
तदन्‍्वये शुद्धिमति प्रतीते समग्रशीलामलरत्नजाले । 
अभदततोन्द्रो भुवि भद्रबाहु' पयःपयोधाविव पूर्णचन्द्र' ॥६॥ 
भद्वबाहुरग्रिम. समग्रबुद्धिसम्पदा 

शुद्धसिद्धशासन सुशब्द-बन्ध-सुन्दर । 
इद्धवृत्तसिद्धिरत्र बद्धकम्मंभित्तपो- 

वृद्धिवद्धिंतप्रकीत्तिरुदधे महद्धिक ॥»॥ 
यो भद्रबाहु' श्र्‌ तकेवलीना मुनीश्वराणामिह पश्चिमो5पि । 
अपश्चिमो<5भूद्विदूषा विनेता सब्वंश्र्‌ तात्थेप्रतिपादनेन ॥4॥ 
त्तदीय-शिष्यो5जनि चन्द्रगुप्त समग्रशीलानतदेववबुद्ध । 
विवेश यत्ती ब्रतप.प्रभाव-प्रभृत-की तिंब्भु वनान्तराणि ॥९॥ 
यदीयवंशाकरत'- प्रसिद्धादभूददोषा यतिरत्नमाला। 
बभौ यदन्‍्तम्मंणिवन्मुनीन्द्रस्स कुन्डकुन्दोदित्तचण्ड-दण्ड' ॥१०॥ 
अभदुमास्वातिमुनि: पवित्रे वंशे तदीये सकलारत्थंवेदी । 
सूत्रीकृत येन जिनप्रणीततं शास्त्रात्थंजातं मुनिपुड्गवेन ॥११॥ 
स प्राणिसरक्षणसावधानों बभार योगी किल गृद्धपक्षान्‌ । 
तदाप्रभुत्येव बुधा यमाहुराचाय्यंणब्दोत्तरगृद्धपिच्छ ॥१२॥ 
तस्मादभूद्योगिकुलप्रदीपो बलाकपिच्छ: स तपोमहर्द्धि' । 
यदडगसंस्पशंनमात्रतो5पि वायुव्विषादीनमुत्तीचकार ॥१३॥ 


समस्तभद्रो5जनि भद्रमृत्तिस्तत्त' प्रणेता जिनशासनस्य । 
यदीयवाग्वज्ञकठो रपातश्चूण्नीचकार प्रत्तिवादिशेलान्‌ ॥१४॥ 
श्रीपूज्पादो धृतधम्म॑ राज्यस्ततो सुराधीश्वर-पुज्यपाद: । 
यदीयवेदृष्यगुणानिदानी वदन्ति शास्त्राणि तदुद्धुतानि ॥१५॥ 
धृत्तविध्वबुद्धिरयमत्र योगिभि: 

कृत्तकृत्यमावमनुबिभ्रदुल्चकक्के: । 


पट्टावक्ी : ४११ 


जिनवह्ृशव यदनडगचापहत्‌ 

स जिनेन्द्रबुद्धिरिति साधु वण्णिंसः ॥१६॥ 
श्रीपृज्यपादमुनि रप्रतिमौषधद्धिं- 

ज्जीयाहिदेहजिनदर्शनपृत्तगात्र: । 
यत्यादधौतजलसंस्पश प्रभावा- 

त्कालायसं किलू तदा कनकीचकार ॥१७॥ 
ततः पर शास्त्रविदा मुनीना- 

मग्न सरोष्भूदकलड्ूसू रि: । 
मिथ्यान्धका रस्थगित्ताखिलार्त्था: 

प्रकाशिता यस्य वचोमयूसख: ॥१८॥ 
तस्मिन्गते स्वर्गभुव महर्षों दिव' पतीन्‍्नत्त॑मिव प्रकृष्टान्‌ । 
तदन्वयोद्भूत्तमुनीश्वराणा बभूवुरित्थ भुवि सडम्मेदा: ॥१९॥॥ 
स योगिसड्इचतुर. प्रभेदानासाद्य भूयानविरुद्धवृत्तान्‌ 
बभावय श्रीभगवानूजिनेन्द्रववतुम्मु खानीव मिथस्समानि ॥२०।॥ 
देव-नन्दि-सिह-सेल-सड्घमेदर्वात्तिना 

देशभेदत्त: प्रबोधभाजि देवयोगिनां । 
वृत्ततस्समस्ततो5विरुद्धधम्मं सेविना 

मध्यत. प्रसिद्ध एप नन्दिसझूघ इत्यभूत्‌ ॥२१॥ 
नन्दिसड-घे संदेशीयगर्ण गच्छे च पुस्तके 
इगुलेशबलिज्जीयान्मगलीक्ृतभूतल: ॥२२॥ 
तत्र सव्वंशरीरिरक्षाकृत्तमतिब्विंजितेन्द्रिय- 

स्सिद्धशासनवद्धंनप्रतिलब्ध-कीत्तिकलापक' । 
विश्वुत-श्रुतकीत्ति-भट्‌टा रकयतिस्समजायत 

प्रस्फुरद्चनामृताशुविनाशिताखिलहृत्तमा' ॥२३॥ 
कृत्वा विनेयान्क्ृततकृत्यवृत्तीन्निधाय तेषु श्रुतभा रमुच्चे: । 
स्वदेहभार च भुवि प्रशान्तस्समाधि9भेदेन दिव स भेजे ॥२४॥ 

(द्वितीयमुख) 

गते गगनवाससि त्रिदिवमत्र यस्योच्छिता 

न वृत्तगुणसंहतिव्वेसति केवल तदथदः | 
अमन्दमदमन्मथप्रणमदुग्रचापोच्चल- 

त्रतापहतिकृषत्तपरचरणभेदलब्धं भुवि ॥२५॥ 


४१२ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


श्रीचारुकीत्तिमुनिरप्रतिमप्रभाव- 
स्तस्मादभून्रिजयशोधवलीकृताश: | 
यस्या भवत्तपसि निष्ठुरतोपशान्ति- 
श्चित्ते गुणे च गुरुता कृशता शरीरे ॥२६॥ 
यस्तपोवल्लिभिव्वेंल्लिताघद्ुमो 
वत्तंयामास सारत्रय भूतले। 
युक्तिद्यास्त्रांदिक॑ च प्रकृष्टाशय- 
इदब्दविद्याम्बुधेवुद्धिकच्चन्द्रमा ॥ २७॥ 
यस्य योगीशिन: पादयोस्सब्बंदा 
सगिनीमिन्दिरां पश्यतश्शाडिगण: | 
चिन्तयेवाभवत्कृष्णता वष्मंण: 
सान्यथा नीलत्ता कि भवेत्तत्तनो. ॥२८॥ 
येषा शरीराश्नयततो5पि वात्तो रुज:-प्रशान्ति विततान तेषा । 
बल्लालराजोत्थितरोगशान्तिरासीत्किलेतत्किमु भेषजेन ॥२९।। 
मुनिम्म॑ंनीषा-बलतो विचारितं समाधिमेद समवाप्य सत्तमः । 
विहाय देह विविधापदा विवेश दिव्यं वपुरिद्धवेभव ॥३०॥ 
अस्तमायाति त्स्मिन्कृतिनि यय्य॑- 
स्णि नाभविष्यत्तदा पण्डितयत्ति- 
स्सोम: वस्तु मिथ्यात्तमस्तोमपिहित 
सब्व॑मुत्तमेरित्यय वक्‍्तुभिरुपाधोषि ॥३१॥ 
विबुधजनपालक कुबुध-मत्त-हारकं । 
विजितसकलेन्द्रियं भजत तमल बुधा: ॥३२॥ 
धवल-सरोवर-नगरजिनास्पदमसह॒शमाकृततदुरुत्तपो मह: ॥३३॥ 
यत्पादद्वयमेव भूपतित्तत्तिश्चक्र शिरोभूषणं 
यद्वाक्यामृत्मेव कोविंदकुल पीत्वा जिजीवानिश । 
यत्कीर्त्या विमल बभूव भुवन रत्नाकरेणावृतत 
यद्दिय्या विशदीचकार भुवने शास्त्रात्थंजातं महात्‌ ॥३४॥ 
कृत्वा तपस्तीव्रमनल्पमेधास्सम्पाद्य पुण्यान्यनुपप्लुतानि । 
तैषां फलस्थानुभवाय दत्तचेता इवाप तिदिवं स योगी ॥३५॥ 


तस्मिन्‍्जातो भूम्नि सिद्धान्तयोगी 
प्रोद्यद्वाचा वद्धंयन्‌ सिद्धशास्त्र । 


पट्टावली : ४१३ 


शुद्धे व्योग्नि द्वादशात्मा करोधे- 

य्यंद्वत्पद्मव्यूहमुन्निद्यन्स्वे: ॥३६।॥ 
दुर्व्याद्युक्तं शास्त्रजातं विवेकी वाचानेकात्तात्थ॑सम्भूतया यः । 
इन्द्रो<णन्या मेघजालोत्थया भूवृद्धां भूभृत्संहति वा विभेद ॥३७॥ 


यद्वत्पदाम्बुजनतावनिपालमौलि- 

रत्नांशवोईडनिशममु' विदधु: सराग । 
तदन्‍्न वस्तु न वधन्न च वस्त्रजात 

नो यौव्वन न च बले न च भाग्यमिद्धं ॥३८॥ 
प्रविद्य शास्त्राम्बुधिमेष धीरो जग्राह पुर्व्व॑ सकलात्थंरत्न । 
परेव्समर्त्थास्तदनुप्रवेशादेकैकमेवात्र न सब्बमापु: ॥२९॥ 


सम्पाद्य शिष्यान्स मुनि: प्रसिद्धा- 
तध्यापयामास कुशाग्रब॒ुद्धीनू । 
जगत्पवित्रीक रणाय धर्म्म- 
प्रवत्तंतायाखिलसविदे च ॥४०)॥ 
कृत्वा भक्ति ते ग्‌ रोस्सवंशास्त्रं 
नीत्वा वत्स कामधेनु पयो वा। 
स्वोकृत्योच्चेस्तत्पिबन्तो5तिपुष्टा. 
शक्ति स्वेषां ख्यापयामासुरिद्धा ॥४१॥ 
तदीयशिष्येषु विदावरेषु गुणरनेके: श्रुतमुल्यभिख्य: । 
रराज शेलेषु समुन्नतेषु स रत्नकूटेरिव मन्दराद्रि: ४२॥ 
कुलेन शीलेन गुणेन मत्या शास्त्रेण रपेण च योग्य एप: । 
विचाय्यं त्त सुरिपद स नीत्वा कृतक्रिय स्व॑ गणयाअुचकार |।४३॥ 
अथेकदा चिन्तयदित्यनेना' स्थिति समालोक्य निजायुषो5ल्प । 
समप्य॑ चास्मिन्‌ स्वगण समर्त्थे तपश्चरिष्यामि समार्थियोर्ग ॥४४॥ 
विचाय्य॑ चैव हृदये गणाग्रणीन्निवेदयामास विनेयबान्धव: । 
मुनि: समाहूय गणाग्रवत्तिनं स्वपुत्रमित्य॑ श्रुतवृत्तशालिन ॥४५॥ 
( तृतीयमुख ) 
मदनन्वयादेष समागतो5य गणों गुणानां पदमस्य रक्षा । 
त्वयांग मद्व॒त्कियतामितीष्टं समप्पेयामास गणी गण स्व ॥४६३॥ 
गुरुविरहसमुच्यद्द :खदूनं तदीयं 
मुख गुरुवचोभिस्स प्रसन्‍्तीचकार | 


४१४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


सपदि विमशछ्ितताब्द-श्लिष्ट-प्रांसु-प्रतान॑ 

किमधिवसत्ति योषिस्मन्दफूत्का रवातै: ॥४७॥ 
कृतिततिहितवृत्तस्स त्त्वगुप्तिप्रवृत्तो 

जितकुमतविशेषश्‌ शोषिताशेषदोष: । 
जित्तरतिपति-सत्वस्तत्त्व-विद्या-प्रभुत्व- 

स्सुकृतफल-विधेयं सोःगमहिव्यभूयं ॥४८॥ 


गतेउत्र त्तत्सूरिपदाश्नयो<5यं 
मुनीइव रस्सडःघमवद्धंयत्तराम । 
गुणइच शास्त्रेश्चरितै रनिन्दिते" 
प्रचिन्तयन्तद्गुरुपादपद्भूजम्‌ ॥४९॥॥ 
प्रकृत्य कृत्य कृतसडःघरक्षो विहाय चाह्ृत्यमनल्पबुद्धि' । 
प्रवद्धयन्‌ धम्म॑मनिन्दितं तद्गुरूपदेशानू सफलीचकार |।५०॥ 
अखण्डयदयं मुनिव्विमलवाग्भिरत्युद्धान्‌ 
अमन्द-मद-सजझ्चरत्कुमत-वादिकोला हलानू । 
अ्रमन्‍नमरभूमिभुद्‌ भ्रमितवारिधिप्रोच्चलत्‌ 
तरंग-तत्तिविश्रम-ग्रहण-चातु री भिव्भ वि ॥५१॥ 
का त्वं कामिनि कथ्यतां श्रुत्तमुने: कीत्ति: किमागम्यते 
ब्रह्मत्‌ मत्मियसन्निभो भुवि बुधस्सम्मृग्यते सब्वंत्त: । 
नेन्द्र कि स च गोत्रभिद्‌ धनपति. कि नास्त्यसौ किन्नर 
शेष: कुत्र गतस्स च द्विर्सनों रुद्र: पशूनां पतिः ॥५२॥ 


वाग्देवताहदय-रण्जन-मण्डनानि 

मन्दा र-पृष्प-सक रन्द रसोपमानि । 
आनन्दिताखिलजनान्यमृत्त वर्मान्त 

कर्णेषु यस्य वचनानि कवीड्वराणां ॥५३॥ 


समन्तभद्रोध्प्यसमन्तभद्र' 

श्री-पृज्यपादो5पि न पूज्यपाद' । 
मयूरपिञ्चछोःप्यमयूरपिज्च्छ- 

श्चित्र॑ विरुद्धोउप्यविरुद्ध एप: ॥५४॥ 
एवं जिनेन्द्रोदितधम्मंमुच्चे: प्रभावयन्तं मुनि-बंश-दीपिनं । 
अह्श्यवृत्त्या कलिना प्रयुकक्‍तो वधाय रोगस्तमवाप दूत्तवत्‌ ॥५८॥ 


पट्टाबी : ४१५ 


यथा खल: प्राप्य महानुभावं तमेय पदचात्कबलीकरोत्ति । 
तथा हनेस्सोउ्यमनुप्रविश्य वपुव्बबाधे प्रतिबद्धवीय्यें: ॥५६॥ 
अज्भान्यभूवन्‌ सकृशानि यस्य लत च ब्रतान्यद्भुत-वृत्त-भाज: । 
प्रकम्पमापदयपुरिद्ध रोगान्न चित्तमावस्यकमत्यपुव्व॑ ॥५७) 
स मोक्ष-मारग्गें रुचिमेष धीरो मुददं च॒ घर्म्मे हृदये प्रशान्ति । 
समादधे तद्विपरीत्तकारिण्यस्मिन्‌ प्रसप्पंत्यधिदेहमुच्चे: ॥५८॥ 
अडगेषु तस्मिन्‌ प्रविजुम्भमाणे 

निदिचित्य योगी तदसाध्यरूपतां । 
ततस्समागत्य निजाग्रजस्थ 

प्रणम्य पादाववदत्‌ कृता>जलि: ॥५०९॥ 
देव पण्डितेन्द्र योगिराज धम्मंव॒त्सल 

त्वत्पद-प्रसादतस्समस्तर्माजित मया । 
सद्यद्यः श्रुतं ब्रतं तपश्च पुण्यमक्षय 

कि ममात्र वत्तित-क्रियस्थ कल्प-काडिघण ॥६०॥ 
देहतो विनात्र कष्टमस्ति कि जगत्त्रये 

तस्य रोग-पीडित्तस्थ वाच्यत्ता न शब्दत्त: । 
देय एवं योगत्तो वपु-व्विंसज्ज॑न-क्रम- 

स्साधु-वरगं-सव्वं-कृत्य-वेदिनां विदांवर ॥६१॥ 
विज्ञाप्य कार्य्य॑ मुनिरित्थमर्थ्य 

मुहुम्मु ह॒र्व्वास्यतो गणीशात्‌ | 
स्वीकृत्य सल्‍लेखनमात्मनीनं 

समाहित्तो भावयात्ति सम भाव्य ॥६२॥ 
उच्चद्‌ू-विपत-त्तिमि-तिमिख्लिल-नक्र-चक्र 

प्रोतु ग-मृत्यमृत्तिभीम-तरंग-भाजि । 
तीन्नाजवञजव-पयोगिधि-मध्य-भागे 

क्लिश्नात्यहन्निंशमयं पत्तित्तस्स जन्तु: ॥६३॥ 
इृद खलु यदडगगक गगन-वाससां केवल 

न हेयमसुखास्पद निखिल-देह-भाजामपि। 
अत्तोहस्य मुनयः पर विगमनाय बद्धाशया 

यतन्त इह सन्‍्ततं कठिन-काय-तापादिभि: ॥६४॥ 
अय॑ विषयसञ्चयों विषमशेषदोषास्पद॑ 

स्पुशज्जनिजुषामहो बहुमवेषुसम्मोहकृत्‌ । 


४१६ . तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्यपरम्परा 


अतः खलु विवेकिनस्तमपहाय सर्ब्व॑सहा 

विशन्ति पदमक्षयं विविधकम्मं-हान्युत्यितं ॥६५॥ 

(चतुर्थमुख) 

उद्दीप्त-दुः:ख-शिखि-संगतिमद्भ यष्टि 

तीव्राजवञ्जव-तपातप-ताप-तप्तां । 
ख्क्‌-चन्दनादिविषयामिष-तैल-सिक्‍तां 

को वावलम्ब्य भुवि सञ्चरति प्रबुद्ध: ॥६६॥ 
ख्रष्टु' सत्रीणामनेसां सृष्टित* कि 

गात्रस्याधो भूमिसुष्ट्या च कि स्यात्‌ । 
पुत्रादीनां शत्रु-कार्य्य किमत्थ 

सुष्टेरित्थं व्यत्थत्ता धातुरासीत्‌ ॥६७॥ 
इदं हि बाल्य बहु-दुःख-बीज- 

मिय वयःश्रीग्धन-राग-दाहा । 
स वृद्धभावोअमर्षास्रशाला 

दशेयम ज़्स्य विपत्फला हि ॥६८॥ 
लब्धं मया प्राकृतन-जन्मपुण्यात्‌ 

सुजन्म सद्गात्रमपृव्वंबुद्धि: । 
सदाश्रयः श्रोजिन-धम्मंसेवा 

ततो बिना मा च परः कृतती कः ॥६९॥ 
इत्थं विभाव्य सकल भुवन-स्वरूपं 

योगी विधशवरमित्ति प्रशमं दधानः | 
अर्द्धावमीलितहगस्खलितान्त रग: 

पश्यन्‌ स्वरूपसित्ति सोष्बहित्त: समाधों ॥७०॥ 
हृदय-कमल-मध्ये सैद्धभाधाय रूप॑ 

प्रसरदमृतकल्पैम्मूंलमन्त्रे: प्रसिज्चन्‌ । 
मुनि-परिषदुदीष्नं-स्तोत्र-घोषैस्सहैव 

श्रुतमुनिरयमज़् स्व॑ं विहाय प्रशान्त: ॥७१॥ 
अगमदमृततकल्प कल्पमल्पीकृतैना 

विगल्ितिपरिमोहस्तत्र भोगाड-गकेषु । 
विनमदमर-काल्तानन्द-वाष्पाम्बु-धा रा 

पतन-हुत-रजोषन्तर्द्धाम-सोपानरम्यं ॥७२॥ 


पट्टावली : ४१७ 
र्छ 


यंत्तौ याते तस्मिनु जगदजनि शूल्य॑ जनिभृतां 

मनो-मोह-ध्वान्तं गत-बलमपूर्य प्रतिहत्त 
व्यदीप्युध्चच्छोको नयन-जलू-मुण्ण विरचयन्‌ 

वियोग कि कुर्य्यादिह न महत्ता दुस्सहतर: ॥७३॥ 
पादा यस्य महामुनेरपि न केरभभृच्छिरोभिधु ता 

वृत्त सन्‍न विदावरस्य हृदयं जग्राह कस्यथामल । 
सोथ्य श्रीमुनि-भानुमान्‌ विधिवज्ञादस्त प्रयातों महान्‌ 

यूय तद्दिधिमेव हन्त तपसा हन्तु यत्तध्वं बुधा: ॥७४॥ 
यत्र प्रयान्ति परलोकमर्निन्द्वृत्ता- 

स्स्थानस्य तस्य परिपुजनमेव तेषा । 
इज्या भवेदिति कृताकृतपुण्यराशे* 

स्थेयादित्य श्रुतमुनेस्सुचिर निषयया ॥७५॥ 
इशु-शर-शिखि-विधु-मित्त-शक- 

परिधावि-शरदद्वित्तीयगाषाढे 
सित-नवमि-विधु-दिनोदयजुषि 

सविणाखे प्रतिष्ठितियमिह ॥७६॥ 
बिलीन-सकल-क्रिय विगत-रोधमत्यज्जित्त 

विलड्धित-तमस्तुला-विरहित विभुक्ताशयं । 
अवाड-मनस-गोच र विजित-लोक-गक्त्यग्रिम 

मदीय-हृदये४निश वसतु धाम दिव्यं महत्‌ ॥॥७७॥ 
प्रबन्ध-ध्वनि-सम्बन्धा त्सद्रागोत्पादन-क्षमा | 
मगराज-कवेव््वाणी वाणीवीणायतेत्तरा ॥७८॥ 


भाषानुवाद 
१ कुशासनका विध्वस करनेवाला मुक्तिलक्ष्मीका एक शासन और अजैय 
है माहात्म्य जिसका, ऐसा समुज्ज्वल जेन शासन जयद्ञाली होचे । 
२. सब सुखोंका मूल और सब प्रकारके आतंकों (मनोवेदनाओं)को दूर 
करनेवाली प्रकाशमय ज्योति हमारे हृदयमे फैले । 
३. रत्लत्रयके प्रकाश करनेवाले, मूर्खता हटानेवालें, विविध नयके विवे- 
चक ओर स्याद्वाद-मुधासे वितुप्त ये ती्थ॑द्धुर हमारे हृदयमें विराजमान होवे । 


४ ब्रिभुवनमें विख्यात अस्तिम तीथ्थ॑नाथ श्री बर्धभानस्वामी हुए | इनकी 
देहकी कान्तिने सभी सुष्टिको प्रकाशित कर दिया । 


४१८ ; तीथंकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


५. इनके रहते-रहते मुनियोंसे वंदित श्रेष्ठ संघाधिपति श्रीमान्‌ गौतम 
मुनि हुए। 

६-८ इन्हीके समुज्ज्वल वंशझमें समुद्रसे चन्द्रमाके समान यतिराज श्री भद्र- 
बाहुस्वामी हुए। इनकी कीर्ति त्था सिद्धशासन भूमण्डलमें व्याप्त थे | यद्यपि 
भद्रबाहुसवामी श्रुतकेवली, मुनीश्वरो(श्रुतकेवलियों)के अन्तमें हुए, तो भी ये सभी 
पण्डितोंके नायक तथा श्रत्यथ॑ प्रतिपादन करनेसे सभी विद्वानोंके पूब॑वर्त्ती थे । 


९-१०. इन्होके शिष्य शीलवान्‌ श्रीमान्‌ चन्द्रगुप्त मुनि हुए। इनकी तीज्न 
तपस्था उस समय भूमण्डलमे व्याप्त हो रही थी । इन्हीके वंशप्रे बहुतसे यतिवर 
हुए, जिनमें प्रखर तपस्या करनेवाले, मुनीन्द्र कुन्दकुन्दस्वामी हुए | 


११-१३ तत्पशचात्‌ सभी अथैको जाननेवाले उमास्वातिनामके मुनि इस 
पवित्र आम्नायमे हुए, जिन्होने श्री जिनेन्द्र-प्रणोत जास्त्रको सूत्ररूपमें रूपान्तर 
किया । सभी प्राणियोके सरक्षणमें तत्पर योगी उमास्वाति मुनिने गुश्रपक्षको 
धारण किया। तभीसे विह्ृद्गण उन्हे गृप्नपिच्छाचायं कहने लंगे। इन योगी 
महाराजकी परम्परामे प्रदीपरूप महद्धिंजाली त्ृपस्वी बलाकपिच्छ हुए। इनके 
शरीरके ससर्गसे विषमयी हवा भी उस समय अमृत (निविंष) हो जाती थी । 

१४. इसके बाद जिनशासनके प्रणेता भद्रमूत्ति श्रीमान्‌ु समन्तभद्रस्वामी 
हुए । इनके वाग्वज्नके कठोर पातने वादिरूपी पर्वतोको चूं-चूर्ण कर दिया था। 


१५-१७. इनकी परम्परामें श्री धमंराज पूज्यपाद स्वामी हुए, जिनके बनाए 
हुए शास्त्रोमे जेनधमंका बहुत ही महत्त्व मालूम होता है। इन्होंने निरन्तर 
कृतकृत्य होकर ससार-हितैपिणी बुद्धिको धारण किया। अनगके ताप हरने- 
वाले साक्षात्‌ जिनभगवान्‌के जेसे विदित होनेसे लोगोंने इनका नाम “िनेन्द्र' 
रखा । औषधशास्त्रमे परम प्रवीण, विदेह-जिनेन्द्रदशंनसे पवित्र होनेवाले श्री- 
मान्‌ पूज्यपाद मुनि जयशाली रहे। इनके चरणकमलके धौत जलके संसर्गसे 
कृष्ण-लोहा भी सुबर्ण हो जाता था। 

१८-१९ इनके बाद शास्त्रवेत्ता मुनियोमे अग्रेसर अकलंकसूरि हुए। 
इन्हीके वाइमयरूपी किरणोसे मिथ्याधकारसे आच्छादित अथे संसारमें प्रका- 
शित हुआ। इनके स्वर्ग जानेपर इनकी परम्पराके मुनिसंघोंमें कई मेद 
(फूट) हुए। 

२० इनके बाद श्रीमान्‌ योगी जिनेन्द्र भगवान्‌ अविरुद्ध वृत्तिवाले ज्ञार 
संघोंको पाकर परस्पर समान चार मुखके ऐसे उन्हें समझकर शोभने लगे। 


पट्टावछी . ४१९ 


२१. क्रमशः देव, नन्दि, सिंह और सेन ये चार संघ निर्मित हुए, जिनमें 
नन्दिसंघ बड़ा प्रसिद्ध था । 

२२. नन्दिसंधमें देशोयगण, पुस्तकगच्छके स्वामी इजजुलेश्वर, जिन्होंने 
सारे भूतछकी सगलमय कर दिया है, विजयशाली होवें। 


२३-२५. उसी नन्दिसंघमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले, इन्द्रिय 
निग्नहो, स्थाद्गादमतके प्रचार करनेसे कीत्तिकलापको पानेवाले, प्रसिद्ध यतिवर 
श्रुतकीत्ति भट्‌टारक हुए, जिनकी प्रभामयी वचनामृतकिरणोंसे सारा भज्ञानां- 
घकार विनष्ट हो गया। विनयी सज्जनोंको हृत्कृत्य बनाकर तथा उनपर श्रुत्त- 
शास्त्रका भार समर्पित कर और पृथ्वीपर अपनी देहका भार रखकर समाधि- 
पृ्वंक शान्त होकर उन्होने स्वर्गघामको अलड्कृत्त किया । 

२६ उन महात्मा दिगम्बरके स्वर्ग चले जानेपर इस भूतरूपर उनकी कीर्ति 
स्थिररूपसे रह गयी । 


२७. इनके शिष्य अप्रतिम प्रतापशाली श्रीचारुकीत्ति मुनि हुए। इन्होंने 
अपने सुयशसे दिशाओंकों भी समुज्ज्वल कर दिया । इनकी तपस्यामें निष्ठुरता, 
चित्तमे शान्ति, गुणमें गुरुता तथा शरीरमें क्ृशताकी मात्रा दिन-दिन 
बढ़ने लगी ! 

. २८ जिनके त्तपरूपी वलल्‍लीसे वलयित होकर वृक्षरूपी संसारम रत्नत्रयका 
प्रचार होने लगा। इनकी युक्ति, शास्त्रादि तथा प्रक्ृष्टाशय विद्याम्बुधिके 
बढानेके लिए चन्द्रमाके तुल्य थे । 


२९५ जिस योगिसिह महात्माके चरणकमलोंकी सदा सेवा करनेवाली लरक्ष्मी- 
को देखकर ( अहो मुझे यह केसे मिले ) ईष्यसि विष्णुका सारा शरीर काछा 
हो गया, नही तो उनके काले होनेकी दूसरी वजह नही थी । 

३०. जिनके शरोरके सम्पकमात्से ही सभी रोगोंकी शान्ति हो जात्ती 
थी। लोग कहा करते थे कि बलल्‍लालराजकी कृपासे रोग छूटा है, दवासे 
कया ? 

३१. मुनिने समाधिपृ्वंक अनेक आपदुका स्थान इस विनह्वर शरीरको 
छोड़कर दिव्य शरीरको पाया | 

३२ इनके स्वर्ग चले जानेपर उन जैसा कोई विद्वान नही हुआ | उस समय 
यह ससार अज्ञानाधकारसे आवृत्त था। ऐसा उत्तम बक्‍ताओंने कहा । 

३३. इसलिए कुमतान्धका रके विनाशक अपनी सभी इन्द्रियोंको जीतनेवाले 


४२० . तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


और विहृद्गणोंके रक्षक उन महात्माको हे विदृद्स्यं ! भजो । 

३४. जिनके चरणकमलको राजाओंने शिरोभूषण बनाया, जिनके वचना- 
मृतका पानकर पण्डितगण अहनिश जीते थे, जिनकी कीत्तिरूपी समुद्रसे परिवेष्टित 
होकर यह्‌ पृथ्वीतल धवलित हुआ और जिनकी विद्याने भूत्तलमें शास्त्रोंको 
विशद्‌ बना दिया। 

३५ वे महात्मा योगिराज एक चित्त होकर बड़ी कठिन सपस्थाको करके 
तथा बहुत पुण्य इकट्ठा करके उन्हीं पुण्योंकी उपभोग करनेके लिए स्वर्गको 
चले गये । 

३६. उनके स्वर्ग चले जानेपर अपनी श्ञास्त्रमयी वाणीसे सिद्धशास्त्रोंको 
आह्लुलित करते हुए, शुद्धाकाशमें वत्तंमान, शास्त्ररूपी पद्मोंको विकसित करते 
हुए सूय्यंकेसे सिद्धांतयोगीने सज्जनोंके मनको प्रफुल्लित किया। 

३७ इन्द्रका वज्र जिस प्रकार पव॑तोंका भेदन करता है उसी प्रकार इन्होंने 
एकान्त अर्थसे युक्त दुर्वादियोंकी उक्तिको खण्ड-खण्ड कर दिया। 

३८ उनके चरणोपर गिरे हुए राजाओंकी मुकुट-मणिकी घूलियोंने जिस 
प्रकारसे इनको रागवान्‌ बनाया था, उस तरह सांसारिक वस्तु, स्त्री, वस्त्र 
तथा यौवनादि उनको रागी नही कर सके । 

३९. ये महात्मा शास्त्ररूपी समुद्रमे प्रविष्ट होकर अनेक अथेरूप रत्न 
निकाल लाये और उन रत्नोंको अपने शिष्योको वितरित कर दिया। 

४०. इन्होने ससारको पवित्र करनेके लिए तथा धम्मंका प्रचार होनेके 
लिए अपने शिष्योको कुशाग्रबुद्धि बनाकर पढ़ाया । 

४१. जिस प्रकार बछड़ा गायसे दूध ग्रहण करता है, उसी प्रकार गरुमें 
असीम भक्तिकर उन सबोंने उनसे सब श्ास्त्रोंको अहण कर ससारमे अपनी 
खूब कीत्ति फेलायी । 

४२ जिस प्रकार समुन्नत पव॑तोंमें रत्नकूटोंसे मन्दराचल प्त शोभता 
है, उसी प्रकार उनके सकलक्षास्त्रवेत्ता शिष्योंमे अनेक गुणों द्वारा श्रुत्मुनि 
शोभाको प्राप्त हुए । 

४३. कुल, शील, गुण, मति, ज्ञास्त्र और रूप इन सबोंमें इन्हें योग्य समझ- 
कर सूरिपद दिया। 

४४. इसके बाद सांसारिक स्थितिको सोचते हुए इन्होंने अपनी आयु थोड़ी 
जानकर यह विचारा कि अगर मेरा गण समर्थ हो जावे, तो मैं समाधियोग्य 
तपस्या करूँगा । 


पट्टावछो : ४२६ 


४५. मनमें ऐसा सोचकर श्रुत्त-वृत्तशाली अपने गणाग्रवर्त्ती पुनरकों बुलाकर 
कहा कि :-- 

४६. हमारी वंश-परम्परासे ये गण चले आते है, इसलिए तुम भो इनकी 
रक्षा करो, ऐसा कहकर गणीने अपने गणको उनके सुपुर्द किया । 

४७ असह्य विरहजन्य दु'खसे ये बहुत दु'खी हुए, किन्तु इनके गुरुने कोमल 
वचनोंसे इनको प्रसन्‍न किया । 

४८. अच्छे-अच्छे सुकृत कार्यकोी करनेवाले, कुमति तथा दोषकों समूल 
नष्ट करनेवाले और कामदेवकी तत्त्वविद्याको जीतनेवाले ये दिव्य स्वर्गधाम- 
को गये । 

४९-५० उनके स्वर्गधाम चले जानेपर सूरिपदकी धारण करनेवाले 
ये अपने सघकी शरने जने. वृद्धि करने लगे। किन्तु गुणोको, शास्त्रोंको तथा 
उनके अनिन्‍्ध चरित्रोंको बार-बार स्मरण कर सदा अपने गुरुके चरणकमलकी 
ही चिन्ता करते थे । 

५१ कृत्यको करके, अपने सघकी रक्षा करके तथा अपने अनिन्दित धम्मंको 
उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए इन्होने अपने गुरुके उपदेशको सफल किया। 

५२ इन्ही मुनिने अपनी विमल वाकथारासे उद्धत वादियोकों शमन करते 
हुए ससारमें अपने धर्म्मका प्रचार किया । 


५३. है कामिनी | तू कौन है ? क्‍या श्व्‌ त्तमुनिकी कीत्तं तु इधर आ रही 
है? क्या इन्द्र है, नही, यह तो गोत्रभिद्‌ है। कुबेर तो नही है ? किन्तु यह 
किन्नर नही मालूम पडता है। ब्रह्मन्‌ | मैं अपने ऐसे किसी विद्वान्‌ मुनिको 
चारो तरफ खोज रहा हूं। 

५४. सरस्वती देवीके हृदयकों रञ्जित करनेवाली, मन्दार तथा मकरन्दके 
रसके सदृश और सभी ससा रको आनन्दित्त करनेवाली कवीश्व रोकी सुमधुर वाणी 
सबके कानोमें अमृतधाराको भरती हैं । 

५५ समन्‍्तभद्र होते हुए भी असमन्तभद्र, श्रीपुज्यपाद होते हुए भी अपृज्य- 
पाद और मयूरपिच्छ धारण करते हुए भी मयूरपिच्छको नहीं धारण करनेवाले 
हुए। आइचये है कि इनमें विरुद्ध अविरुद्ध दोनो प्रवृत्तियाँ थी । 

५६. इस प्रकार जिनेन्द्रद्मा रा कहे गये धर्म्मकी बडी वृद्धि हुई, किन्तु पीछेसे 
गुप्त रीतिसे कलिकालसे प्रयुक्त जो रोग (पंचम कालका प्रभाव) है वह धर्म्ममें 
बाघा पहुँचाने लगा। 

५७. जैसे दृष्ट सज्जनको अपनी सेवासे मुग्धकर पीछे सर्वग्रास करनेको 


४२२ : तीर्थंकर महावीर और उत्तकी आचार्यपरम्परा 


तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार पञ्चम कालका प्रभाव मुनियोंके प्रभावको रोक- 
कर उनके धम्मं-कारय्य॑में बाधा पहुँचाने लगा । 

५८-५९. जिनके अद्भोके खिन्‍न होने पर ब्रतादिक नियम ज्यो-के-त्यो बने 
रहे, उस महात्माने मोक्षमें रुचि, धम्म॑ंमे हर्ष और हृदयमें शान्तिको अब- 
धारित किया । 

६० अनन्तर महात्माने अपने शरीरमे रोगकों बढ़ते हुए देखकर और 
उसको असाध्य समझकर अपने ज्येष्ठ भ्राताके निकट आकर प्रणाम करके कहा। 

६१-६२ है पण्डितप्रवर योगिराज ! आपकी क्ृपासे मेने सभी दोषोको 
प्रज्ञाल्ति किया, यशकों विस्तृत किया और बहु तसे ब्रतोको किया, परन्तु 
रोगग्रस्त शरीर रहनेकी अपेक्षा अब इस भूतलमे नही रहना ही अच्छा है । 

६३. मुनिने सघको भी ऐसी सूचना देकर सघके बार बार रोकनेपर भी 
अन्तिम क्रिया--संल्लेखनाको सम्पादित कर अन्तिम समाधि लगायी । 

६४ भयजद्भूर विपत्तिरूप ग्रहादि जीवोसे तथा मृत्युरूपी लहरोसे युक्त 
व्यग्रतारूपी समुद्रके बीचमे गिरकर यह जीव रात-दिन क्लेशकों पा रहा है । 

६५ दिग्रम्बर जेन तथा सभी देहवारियोके लिए यह दु खमय शरीर त्याज्य 
ही समझना चाहिये । इसीसे मुनि-गण पुनर्जीवन रोकनेके लिए काय-कष्टकर 
अनेक तपस्याये करते है । 

६६ यह विपय-सञ्चय भीषण दोपका स्थान समझना चाहिए | इसलिए 
सहिष्णु विवेकी सासारिक विषयको छोड़कर विविध कर्मको नष्ट करनेके लिए 
अक्षयपदको प्राप्त होते है । 

६७. बड़े उद्दीप्त दुखाग्निसे तप्त, अनेक रोगोसे युक्त और माला, चन्दन 
आदि विषम पदार्थोसे सवलित इस शरीरके धारण करनेसे ससारमे क्‍या 
लाभ है ? 

६८ पापमयी स्त्रीकी सुष्टिसे क्या ? शरीरके नीचे सृष्टि करनेसे क्‍या 
प्रयोजन ? और पुत्रादिकोंमें शत्रुता क्‍यों रख छोड़ी गयी ? इसलिए मै समझता 
हूँ कि ब्रह्माकी सृष्टि व्यर्थ ही है। 

६९. पहल बाल्यावस्था ही दुःखका बीज है, तत्पश्चात्‌ युवावस्थाको भी 
रोगका अड्डा ही समझना चाहिए और बुद्धावस्थाको भी ऐसा ही विषमय 
समझकर यह मानना पडता है कि इस शरीरकी दशा ही विपत्ति-परिणामको 
दिखानेवाली है । 

७०, प्राक्तन जन्मके पुण्यसे मैंने सुन्दर शरीर, सुन्दर मनुष्य-जन्म तथा 


पट्टावल्ली : ४२३ 


अच्छी बुद्धि पायी हैं, इसलिये मुझे सज्जनोंकी संगत्ति, ओर श्रीजिनधर्म्मकी सेवा 
करनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना आदमी कृती नहीं हो सकता | 

७१. सारे संसारका स्वरूप जानकर, योगिराट -सभी संसार विनद्बर है' 
ऐसा कहकर शान्तिको धारण करते हुए आधी आँखें मीचकर स्वरूपको देखते 
हुए समाधिको प्राप्त हुए । 

७२ अपने हृदय-कमलमें स्वच्छ रूपको धारण कर तथा अमृतसदृञ्य उन 
मूलमन्त्रोंसे सींचते हुए श्रुतमुनिने स्तोत्र-पाठके साथ-साथ श्वान्तिपूर्वक अपने 
शरीरको छोड़ा । 

७३. जिनके उत्पन्न होनेपर अज्ञानान्धका रावृत्त यह संसार ज्ञानवान्‌ होकर 
हर्षयुक्त हुआ, सो आज उन्हीके स्वर्ग जानेपर लोग उष्ण उच्छवास ले-लेकर 
आँखोंसे शोकाश्नधारा बहा रहे है। ठीक है, बडोंका वियोग दुस्सह होता 
ही है। 

७४. इन महामुनिके चरण-कमल प्रायः सभी राजाओंने शिरोधुत्त किए त्तथा 
इनकी सच्चरित्रता भी अपने हृदयमें सभी ऋषिवरय्योने गृहीत की | वही महात्मा 
आज भाग्यवश परलोकको च॒लू बसे, इसलिये आप लोग भी उन्हीकेसे सद्धम्म॑- 
कार्योको पालन करनेके लिये अवतरित होनेकी कोशिश करें। 

७५ जिन महात्माओंके चरित्र अनिन्द है, वे जिस स्थानमें परलोकको 
जाते है उस स्थानकी भी पूजा करनी उन्हीकी पूजा करनी है, इसलिए जिन- 
धर्म्म-प्रचारक श्रुतमुनिका यह स्थान (निषद्या) सदा बना रहे । 

७६ शक १३६५ वैशाख शुक्ल नवमी बुधवारको इन्होने स्वर्गको प्रस्थान 
किया | 

७७, सभी क्रियाको शान्‍्त करनेवाला, अज्ञानान्धकारको हटानेवाला, 
सभी आशयसे रहित और अवाइ-मनस-गाच र ससा रमे सभी शक्तिको जीतनेवाला 
जो कोई दिव्य तेज है, वह मेरे हृदयमें सदा रहे । 

७८ इस प्रबन्धकी ध्वनिसे सम्बन्ध रखनेबाली, तथा सच्चे प्रेमको उत्पन्न 
क्रनेवाली मड्भ राजकी वाणी वीणाकी-सी होवे। 


सेनगण-पट्टावली 
बद्धाष्टकर्म निर्धाटनपटुशुद्धेद्धराद्धान्तप्रभावोधितनवखण्डमण्डनश्रीने मिसेन- 
सिद्धाल्तीनाम ॥२०॥ 
अत्तीवधो रतरतरातपनसंतप्तत्रेलोक्यप्राणिगणतापनिवा रणका रणच्छत्रायमान- 
श्रीमच्छीछत्रसेनाचार्याणाम्‌ ॥२१॥ 
उम्रदीप्ततप्तमहात्तपोयुक्तायंसेनानाम ॥२२॥ 


४२४ : तीथंक्र महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


संयमसंपन्न॑श्नेलोहसेनभट्‌टा रकाणाम्‌ ॥२३॥ 


तवविधबालब्रह्मचयंत्रतपूर्वकप रब्रह्मध्यानाधीनश्रीबह्मसेनतपोधनानाम्‌ ॥ २७॥ 
भव्यजनकमलसू रसेनभट्टा रकाणामस्‌ ॥२५॥ 


दास्संघसंशवतमोनिमग्नाशाधरश्रीमूलसंघोपदेशपितुवनस्वर्यातककमलभद्र- 
भट्‌टारकाणास्‌ ॥२६॥ 

सारञ्यसंपन्नश्रीदेवेन्द्रसेनमुनिमुख्यानास ॥२७॥ 

विहा रनगरी प्रवेशसमयसा रस्कन्धाष्टकथनाल्पाख्यानबाणबाधाह रणगंगामध्य- 
पट्टाभिषेकनिरूपकजे विद्यकुमा रसेनयोगीव्व राणाम्‌ ॥ २८॥ 

अंगवादिभज्भशील-कडि( लि )इगवादिकालानल-काइमी रवादिकल्पाल्तग्रीष्स- 
नेपालवादिस्वापानुग्रहसमर्थ-गौड़वा दिब्रह्म राक्षस-वालेवादिको लाहल - द्वाविड़वादि- 
त्राटनशील-तिलिडइ्गवादिकलड्डूका री- दुस्त रवादिमस्तकशूल- उड्डीयदेशेडश्वगज- 
पतिसभासल्निविष्टप्रचण्डयमदण्डसुण्डालसुण्डादण्डसण्डनकालदण्डमण्डलूदोरदण्ड- 
सण्डितश्रीदुलंभसेनाचार्याणास्‌ ॥२९०॥ 

तप:श्रीकर्णावत्तसश्रीषेण भट्‌्टा रकाणाम्‌ ॥३०॥॥ 

दुर्वार-दुर्वादिगब॑ंखबंपर्वत्तचूर्णीकृतकुलिशायमानदक्षपरिराजलक्ष्मीसेन भट्‌ठा र- 
काणाम्‌ ॥३१॥ 


नवलक्षधनुराधीशदशसप्तलक्षदक्षिणकर्णाटकराजेन्द्रवूडामौक्तिकमालाप्रभा- 
मधूनी(?)जलप्रवाह॒प्रक्षाल्तिच रणनखबिम्बश्रीसोमसेनभट्टारकाणाम््‌ ॥३२)॥ 

अलकेश्वरपुरा-ड्ू रवच्छनगरे राजाधिराजपरमेश्व रयवन रायशिरो मणिमह- 
म्मदपालशाहसु रत्राणसमस्यापूर्णादखिलदृष्टिनिपातेनाष्टादशवर्ष प्रायप्राप्तदेवलो क- 
श्रीक्षुतवी रस्वामिनास्‌ ॥३३॥ 

भंभेरीपु रधनेश्वरभट्टअ्रष्टीकृतानलनिहितयज्ञोपवीतादिविजितसिंहब्रह्मदेव- 
सधम्मंशरमंकमंनिमंलान्त 'करणश्रीमच्छीधरसेनाचार्याणाम्‌ ॥३४॥ 

हावभावविश्रमविछासविलासाविश्रमश्ुंगा रभूडइगीसमालिड्गतवालमुपधयौव- 
नविदग्धाखिलाइगनामनोवाक्कायनवविधबालब्रह्म चयंत्रत्तोपेत्तश्रीदेवसे नभट्टा र- 
काणाम्‌ ॥३५।॥ 

अनेकभव्यजनचात्तकनिकरजूषाधिका रकरणमधु रवाग्धा रासा रसयुतनूत्तनत्तन- 
पितृसह्शश्रीदेवसेनभट्‌टा रकाणास्‌ ॥३६॥ 

तत्पट्टोदयाचलप्रभाक रनित्याद्येकान्तवादिप्रथमवचनखण्डनप्रचण्डवचना म्बर- 
घट्दशंनस्थापनाचायंषट्तक॑ चक्र इवरडिल्लि (दिल्ली) सिहासनाधीश्वरसावंभोम- 


पट्टावली ; ४२५ 


साभिमानवादीभसिहाभिनवत्रेविद्यश्रीमच्छीसोमसेनभटद्वा रकाणाम्‌ ॥३७॥ 


तत्पट टवाद्धिबद्धंनेकपूर्ण चन्द्रायमानाभिनववा दिसस्कृतसवंत्ञप्राकृतसंस्कृतपर- 
मेह्वरवज्ञपज रसमानानाम्‌, अगवंगकलिंगकाश्मी रकाम्भोजकर्णाटकमगधपालतु- 
रलचेररू ( मलह ) केरभाटजितविद्वज्जनसेवितचरणा रविन्दानां श्रीमूलसघवुषभ- 
सेनान्वयपुष्करगच्छविरुदावलिवि राजमानश्रीमद्गुणभद्वभट_टारकाणाम्‌ ॥३८॥ 

तत्पट टोदयाद्विदिवाक रायमाण श्रीमत्कर्णाटकदेशस्थापितधर्मामृतवर्षणजल- 
दायमानधी रतपश्च रणात्रण प्रवीणश्रीवी रसेनभट_टारकाणाम्‌ ॥३९॥ 


विगताभिमानतपगतकपायागादिविविधग्रन्थक रणककुशलतताभिमानश्रीयुक्त- 
वीरभट टारकाणाम्‌ ॥४०॥ 


तत्पटटे सर्वज्ञवचनामृतस्वादकृतात्मकायसद्धमोदिधिवर्द्धनेकचन्द्रायमाणतर्क- 
ककंशपुष्क रायमाणमन्मथमथनसमुद्भूत त्रिविधवे राग्यभावित भागधेयजनज नि त- 
सपर्याश्रीमाणिकसेनभट टारकाणाम्‌ ॥४१॥ 

तत्पट टोदयाचलरूदिवाकरायमाणानेकशब्दार्थान्वयनिश्चयकरणविह्ज्जनस रोज- 
विकाशनेकपट्ुतत रायमानश्रीगुणसेनभट टारकाणास्‌ ॥४२॥ 

तदनुसकलविद्वज्जनपूजितलचरणकमलभव्यजनचित्तसरोजनिवासलक्ष्मी सदश- 
लक्ष्मीसेनभट टारकाणाम्‌ ॥४३॥ 

विबुधविविधजनमनइन्दीवरविकाशनपूर्णशशिसमानानां कविगमकवादवा ग्मित्व- 
चातुविधपाण्डित्यकलाविराजमानानां, नयनियमतपोबलूसाधितधमंभारधुरंधराणां, 
अखिलसुखक रणसोमसेनभट टारकारणाम्‌ ॥४४॥ 

मिथ्यामततमोनिवा रणमाणिक्यरत्नसमदिव्यरूपश्रीमा णिक्यसेनभट_टारका- 
णाम्‌ ॥४५॥ 


आशीविषदृष्टककंशमहा रोगमदगजकेसरिसिहसमानानां, अनेकनरपतिसेवित- 
पादपद्मश्नीगुण भद्रभट_ टा रकाणाम ॥४६॥ 

तत्पट टे कुमुदवनविकाशनकपूर्णचन्द्रोदयायमानलऊलित्तविछासविनो दितत्रिभु- 
वनोदरस्थविबुधकदम्बकचन्द्रकरनिक रसन्निभयशो घरधवलितदिड्मं डलानां, श्रीमद- 
भिनवसोमसेनभट टारकाणाम्‌ ॥४७॥ 

त्त्पटटे महामोहान्धका रत्तमसोपगृढ़भुवनभवलग्नजनत्ताभिदुस्त रकेवल्य- 
मार्ग प्रकाशनदीपकाना, कर्कशताककिककणादवेयाक रणबुह॒त्कुम्भीकुम्भपाटन- 
लंपटधियां निजस्वस्थाचरणकणखज्जायितचरणयुगाद्रेकाणां, श्रीमस्भूट टारकवर्य॑- 
सूथंश्रीजिनसेनभट टारकाणाम ॥४८॥ 


४२६ ; तीर्थंकर महावोर और उनकी आचार्यपरम्परा 


त्तत्पट टोदयाचलप्रकाशकरदिवाकरायमाण-श्रीमज्जिनवरवदनविनिगंत्तसप्त- 
भड़गीनवनयोय(वचनोप)मनयात्मकद्वादशांगाब्धिवद्धनेकघो डशकलापरिपूर्ण चन्द्राय- 
मानाज्ञानजाड्यमुद्रितभव्यजनचित्तसरसस रसीरुहप्रबोधकस्ववचन रचनाडम्बर चारु- 
चातुरीचमत्कृतत्सु रगुरुप्रस्यायमाणस्वगणाग्रावलिसिचनधारायमाणकोटिमुकुटमहा- 
वादिराजराजेश्वरकाव्यचक्रवत्ति श्रीमच्छीसमन्तभद्रभट्टा रकाणाम्‌ ॥४९॥ 

श्रीमद्रायराजगुरुवसुन्ध राचार्यवयंमहावादवादीपितामह॒विद्वज्जनचक्रवतिक डि- 
कडिवाणपरिय्रहविक्रमादित्यमध्या क्लकल्पवृक्षसेनगणा ग्रगण्यपुष्पकरगच्छविश्दावलि- 
विराजमान दिल्लि(दिल्ली)सिहासनाधीश्वरछत्सेनतपो्भ्युदयसमृद्धिसिध्यर्थ 
भव्यजने. क्रियमा्: जिनेश्वरामिषेकमवधारयन्तु सर्वे जना:॥ इत्ति सेन- 
पट्टावलो ॥ 


भाषानुवाद 


बन्धका रक अष्टकर्मोसे छुडानेमे चतुर शुद्ध और वद्धित सिद्धान्तकी शोभा- 

से बोधित नवखण्डोंकी शोभा श्रीमान्‌ नेमिसेन सिद्ध हुए ॥२०॥ 

भयकर तापसे तप्त तीनो लोकोके प्राणियोंके तापको दूर करनेवाले तथा 
उस तापको हटानेके लिए छत्रके समान श्री छत्रसेनाचाय हुए ॥२१॥ 

अत्यधिक प्रकाशमान तथा तीन महात्तपसे युक्त श्री आयेसेन आचाये 
हुए ॥२२॥ 

अत्यन्त सयमोी श्री लोहाचाय॑ भट्टारक हुए ॥२३॥ 

नव प्रकारके ब्रह्मचयंत्रतके साथ परमेश्वरके ध्यानमे लीन श्री ब्रह्मसेन 
महातपस्वी हुए ॥२४॥ 

कमलरूपी भव्यजनोंके लिये सूयके समान श्री सूरसेन भट्टारक हुए ॥२५॥ 


काष्ठासघके सशयरूपी अन्धकारमे डूबे हुओको आशा प्रदान करनेवाले 
श्री मूलसघके उपदेशसे पितृलोकक वनरूपी स्वगंसे उत्पन्न श्री कमलभद्र भट्टा- 
रक हुए ॥२६॥ 

सम्यग्दशंन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नन्नयसे युक्त श्री मुनीर्वर 
देवेन्द्रजी हुए ॥२७॥ 

विहारनगरमें प्रवेशके समय सारस्कन्धाष्टकके कथनका आल्पाख्यान, वाण- 
बाधाका हरण और गंगाके मध्य पट्टाभिषेक करनेवाले त्रेविद्य श्री योगीव्वर 
कुमारसेन हुए ॥२4॥ 


पट्टावली : ४२७ 


अंगवादियोंके लिये भंगशील, कलिगवादियोंके लिये कालाग्नि, काइमीर- 
वादियोंके लिये प्रलयकालकी उष्णता, नेपालवादियोंके लिये शाप-क्षमा करनेमें 
समर्थ, द्राविड्वालोंके लिये त्रोटनशील, गौड़वादियोंके लिये ब्रह्मराक्षस, केवल 
वादियोंके लिये कोलाहल, तैलगवादियोंके लिये शिरोव्यथा, उड्डीयदेशमें गज, 
अइब आदिके स्वामी, सभामे प्रविष्ट उम्र यमदण्ड, गजराजके सुण्डादण्डको 
छिन्न-भिन्‍न करनेवाले तथा कालदण्डके समान शोभित बाहुवाले श्री दुलंभ- 
सेनाचार्य हुए ॥२५॥ 

तपस्याको ही कर्णभूषण माननेवाले श्रीमान श्रीषेण भट्टारक हुए ॥३०॥ 

दुर्वाय॑ दुर्वादियोंके गवंरूपी पवत्तको चूर्ण करनेके लिये वज्च्रके समान दक्ष 
परिराज श्रीलक्ष्मीसेन भट्टारक हुए ॥३१॥ 

नवलक्ष धनुधंरोके स्वामी, दक्षिणके कर्नाटकीय सत्रह लाख राजाओके 
मस्तकोकी मणिमालाकी प्रभासे उद्धासित, मधुजलकी धारामे घुले हुए चरण- 
नखबिम्बवाले श्री सोमसेन भट्टा रक हुए ॥३२॥ 


अलकेश्वरपुरके भरोच नगरमें राजेश्वरस्वामी यवनराजाओमे श्रेष्ठ 
मोहम्मद बादशाहकी रक्षाकी समस्याकी पूर्तिसे तथा हृष्ट होनेसे अठारह वर्षकी 
अवस्थामे स्वर्गगामी श्री श्रुतवीर स्वामी हुए ॥३३॥ 

भंभेरीपुरमें धनेश्वर भट्टसे भ्रष्टकर्म हुए अग्निमे फेंके हुए यज्ञो पवीतादिके 
द्वारा जीते हुए ब्रह्मदेवके धर्मके सुखसे शुद्धान्तःकरण श्रीमान्‌ धरसेनाचार्य 
हुए ॥३४॥ 


हाव, भाव, विश्रम और विलासकी शोभाके श्यृंगाररूपी भुझ्गीसे आलि- 
गितत, बाल, मुग्ध और युवती नागरिक स्त्रियोंस मत बचन कायसे मुक्त तथा 
नव प्रकारके ब्रह्मच्यसे युक्त श्री देवसेन भट्टारक हुए ॥३५॥ 

अनेक शुभचिन्तक मनुष्यरूपी चातकके समूहको प्रसन्‍त करनेवाले मघुवात- 
की धारासे मुक्त नया शरीर बनानेवाले श्री देवसेन भट्टारक हुए ॥३६॥ 

उनके पट्टके उदयाचलके सूर्य, नित्यादि एकान्तवादियोंके प्रथम वचनके 
खण्डनका रक, उम्र विस्तारवाले छहों दर्शनके स्थापनके आचाय॑ं, छः:तक॑शास्त्रके 
स्वामी, दिल्ली-सिंहासनके अधिपत्ति, सावंभौभ, अभिमानयुकत वादीरूप हाथीके 
लिये सिहके समान त्रिकालज्ञ श्री सोमसेन आचारय॑ हुए ॥३७॥ 


उनके पट्टकी वृद्धिसे पूर्ण चन्द्रभाके समान, अभिनववादी, संस्कृतके ज्ञाता 
प्राकृत और संस्कृत भाषाके स्वामी, वज्ञपंजरके तुल्य अंग, बंग, कलिंग, 
काइ्मीर, कम्भोज, कर्नाटक, मगध, पाल, तुरल, चेरल और केरलके जीते हुए 


४२८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


विद्वात्तोंसे सेवित चरणवाले श्ली मूलसेन वृषभवंश, पुष्करगल्छकी विरुदावलीमें 
विराजमान गुणभद्र भट्‌टारक हुए ॥३८॥ 

उनके पदट्टरूपी उदयाचलक सूय॑ कर्नाटक देशमें स्थापित किये गये धमंकी 
अमृतवर्षासे मेघके समान कठोर तपस्या करनेमें निपुण श्री वीरसेन भट्टारक 
हुए ॥३९।॥ 

अभिमानरहित तपस्यासे नष्ट रागवाले, अंगादि विविध ग्रन्थ रचनेके 
पाण्डित्यके गवंसे युक्त श्रीयुत वीर भट्टारक हुए ॥४०॥ 

उनके पट्टमे सर्वज्देवके वचनामृतके स्वादसे सच्चे धमंरूपी समुद्रको 
बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान, अपने शरीरको ककंश तकोंसे कमलके समान 
बनानेवाले तथा मदनको मथन करनेसे त्रिविध वेराग्यको प्रकट करनेवाले, भावी 
भाग्यशाली जनोंसे पूजित श्री माणिकसेन भट्टारक हुए ॥४१॥ 

इनके पट्टरूपी उदयाचलपर सूर्यके समान, अनेक शब्द, अर्थ तथा अन्वयका 
निश्चय करनेवाले, विद्वज्जन-सरोजके प्रस्फुटित करनेमे अत्यन्त पटु श्री गुणसेन 
भट्टारक हुए ॥४२॥ 


इसके बाद सभी विद्वज्जनोसे पूजित पादपद्मवाले और भव्यजनोंके चित्त- 
सरोजमें लक्ष्मीके समान निवास करनेवाले श्री लक्ष्मीसेन भट््‌टारक हुए ॥४३॥ 

देवता त्था विविध जनोंके मनकुमुदको प्रकाशित करनेमें पूर्ण चन्द्रमाके 
समान, काव्य, न्याय, शास्त्रार्थ तथा वाग्मिता चतुविध पाण्डित्य-कलासे विरा- 
जमान, यम, नियम और तपोबलसे साधित् धर्मके भारको धारण करनेवाले 
और सभीको सुखसम्पन्न करनेवाले श्री सोमसेन भट्टारक हुए ॥४४॥ 

मिथ्यामतके तमका निवारण करनेवाले, माणिक्यरत्न त्तथा रत्लत्रयसे युक्त 
श्री माणिक्यसेन भट_टारक हुए ॥४५॥ 

आजञीविष सपंके लिये दृष्ट ककंश महोरगके समान, मत्त हस्तीके लिये 
सिहके समान तथा अनेक राजाओंसे पूजित चरणकमलवबाले श्री गुणभद्र 
भट्टारक हुए । 

उन्हीके पट टपर जनरूषी कुमुदबनको विकसित करनेके लिये पूर्ण चन्द्रोदय- 
के समान, सुन्दर विलाससे विनोदित त्रिभुवन स्थित विबुध-समूहके लिये चन्द्रमा 
की किरणोंके समान, यशोधरसे दिड्मण्डलको भी उज्ज्वल करनेवाले श्रीमान्‌ 
अभिनव सोमसेन भट टारक हुए ॥४७॥ 

उनके पट टपर महामोहान्धकारसे ढके हुए, संसारक॑ जनसमूहको दुस्तर 
केवल्यमार्गको प्रकाशित करनेमे दीपकर्क समान, दुद्धंध॑ नेयायिक कणाद और 


पट्टावडी : ४२९ 


वेयाकरणोंके बृहत्‌ कुम्भका उत्पाटन करनेमें उद्यत बुद्धिवाले भट टारकवर्योंमें 
सूर्यके समान श्री जिनसेन भट टारक हुए | 

उनके पट्टरूपी उदयाचलको प्रकाशित करनेके लिये सूर्यके समान, श्री 
जिनेन्द्र भगवानके मुखसे विनिर्गत सप्तभज्जी ओर नय आदिसे युक्त द्वादशांग 
रूपी समुद्रका वरद्धत करनेके लिये पूर्ण चन्द्रमाके समान, अज्ञान और जड़तासे 
मुद्रित भव्यजनोंके चित्तसरोजको विकसित करनेवाले, अपने वचनकी रचना- 
चातुरीके आडम्बरसे बृहस्पत्तिको भी चमत्कृत करनेवाले, अपने गणाग्रवल्ली- 
को सींचनेके लिये धाराके समान, करोडों मुकुटवादियोंके राजराजेश्वर, काव्य- 
चक्रवर्ती श्री समन्तभद्र भट्टारक हुए ॥४९%॥ 

श्रीमान्‌ राजेश्वर गुरु वसुन्धराचायं महावादियोके पित्तामह, विद्वानोंमें 
चक्रवर्ती कडि-कड़ि (?) वाण परिग्रह विक्रमादित्य मध्याहक्लकके समय, कल्पवृक्षके 
समान, सेनगणके अग्रगण्य, पुष्करगच्छ-विरुदावलीसे विराजमान दिल्ली-सिहासन- 
के अधिपति छत्रसेनकी तपस्याका अभ्युदय करनेवाली समुद्धिकी सिद्धिके लिये 
भव्यजनोके द्वारा किये गये जिनेश्वराभिषेककों सब लोग अवधारण करे ॥५०॥ 


विरुदावली 


“स्वस्ति श्लरीजिननाथाय, स्वस्ति श्रीसिद्धसूरिणे (?)। 
स्वस्ति पाठकसाधुभ्या, स्वस्ति श्रीगुरवे तथा ॥१॥ 
मगल भगवानहंन्‌ मंगल सिद्धसू रय | 
उपाध्यायस्तथा साधुर्जनधर्माउस्तु मगलम ॥२॥ 
सद्धर्मामृतवपंहषितजगज्जन्तुयंथाम्भोधर: | 
स्थर्यान्मेर रगाधताब्धिखनिसारोह्मपा रक्षम: ॥। 
दुर्वारस्मरवारिवाहपवन शुम्भतुप्रभाभास्कर' | 
चन्द्र' सौम्यतया सुरेन्द्रमहितो वीर' श्रियो वः क्रियात्‌ ॥३॥ 
स्वस्ति श्रीमूलसघे प्रवरबलगर्ण कुन्दकुन्दान्वये च | 
विद्यानन्दिप्रबन्धु विमलगुणयुत मल्लिभूष मुनीन्‍्द्रम ॥। 
लक्ष्मीचन्द्रं यत्तीन्द्र विवुधव रनुत्त वोरचन्द्र स्तुवेडहम । 
श्रीमज्ञानादिभूष सुमतिसुखकर श'्रीप्रभाचन्द्रदेवम्‌ ॥४॥ 
श्री जिननाथ मगलमय हों, श्रोसिद्ध और सूरि मंगलमय हों, उपाध्याय और 
साधु मगलमय हो और श्री गुरु मगलमय हो ॥१॥ 
भगवान्‌ अहंत मगलमय हो, सिद्ध और आचाय॑ मंगलरूमय हो, उपाध्याय, 
साधु तथा जेनधर्म मगलूमय हो ॥२॥ 


४३० : तीथकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सद्ध्म ( जेनधर्म ) रूपी अमृतकी वृष्टिसि जगत॒के जीवोंको हषित करने 
वाले, अतएव मेघके समान, स्थिरत्तामें मेर पव॑ंतके समान, अगाघधतामें समुंद्रके 
समान, संसारके सारका ऊहापोह करके पार जानेमें समर्थ, दृदंमनीय कामदेव 
रूपी मेघमण्डलके लिए पवनस्वरूप, शुश्र-दीप्तिके कारण सूर्यके समान, सौम्यता- 
के कारण चन्द्रमाके समान और देवताओके अधिपति इन्द्र द्वारा पूजित (वे 
भगवान ) वीर आप लोगोका कल्याण करें ॥३॥ 
मगलमय श्री मूलसघमे श्रेष्ठ बलात्कारगणमे और कुन्दकुन्दकी शिष्य 
परम्परामे विद्यानन्दीके श्रेष्ठ बन्धु, शुभ गुणोसे युक्त मल्लिभूषण मुनीन्‍्द्रकी, 
लक्ष्मीचन्द्र यतीन्द्रकी, देवताओसे वन्दित्त वीरचन्द्रकी और ज्ञान आदि गणोंसे 
भूषित, सुमति तथा सुख देनेवाले श्रीप्रभाचन्द्रदेवकी मे स्तुति करता हूँ ॥४॥ 
स्वस्ति श्रीवीरमहावी रातिवीरसन्मतिवद्धमानतीर्थक रपरमदेववदना रविन्द- 
विनिर्गतदिव्यध्वनिप्रकाशनप्रवीण श्रीगौतमस्वामीगणवरान्वयश्रुतकेवलिश्री मद द्र- 
बाहुयोगीन्द्राणा श्रीमूलसंघसजनितनन्दिसंधप्रकाशबलात्कारगणाग्रणीपूर्वापरांश- 
वेदिश्रीमाघनन्दिभट्‌टा रकाणा तत्पट्टकुमुदबनविकाशनचन्द्रायमानसकलसिद्धान्ता- 
दिश्वुतसागरपा रंगतश्रीजिनचन्द्रमुनी न्द्राणाम॒ ॥१॥ 
तत्पद्टोदयाद्विदिवाकरथ्रीएलाचार्यंगुप्नपिच्छवक्रग्रीवपञ्मतन्दिकुन्दकुन्दाचार्य - 
वर्ब्याणाम्‌ ॥२॥ 
दशाध्यायसमाक्षिप्तजेनागमत्तत्त्वार्थयृत्रसमूह-श्रोमदुमास्वात्तिदेवानाम्‌ ॥३॥ 
सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्रतपदच रणविचा रचातुरीचमत्का रचमत्कृतचतु रवरनि- 
करचतुरशीतिसहस्रप्रमितिबुहदा राधनासा रकतृ श्रोलोहाचार्याणाम्‌ ॥४॥ 
अष्टादश वर्णविर्राचितप्रबोधसा रा दिग्रन्थश्रीयश की तिमुनीन्द्राणा यम ॥५॥ 
कुन्देन्दुह्ाा रतुषा रकाशसकाशयशो भरभ्षितश्रीयशो नन्दी श्वराणा म्‌ ॥६॥ 
मगलमय श्रीवीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति, वद्धंमान, तीर्थकर परमदेवके 
मुखारविन्दसे निकली हुई दिव्य वाणीको प्रकाशित करनेमे निपुण श्री गौतम- 
स्वामो गणधरके शिष्य श्रुतकेवली श्री भद्रवाहु योगीन्द्रके श्रीमूढसघसे उत्पन्न 
नन्दिसधका प्रकाशस्वरूप बलात्कारगणमें अग्रेसर तथा पूव॑ एवं अपर अजको 
जाननेवाले श्रीमाघनन्दी भटटारकके और उनके पट टरूपी कुमुदबनको 
विकसित करनेवाले चन्द्रस्वरूप सम्पूर्ण सिद्धान्त आदि आगमरूपी समुद्रके 
पारंगत श्री जिनचन्द्र मुनीन्द्रके ॥१॥ 
उनके पट टरूपी उदयाचलपर उदित्त सूयंके समान श्री एलाचायं, गृध्न- 
पिच्छ, वक्रग्नीव, पद्मनन्दी और कुन्दकुन्दाचायंवरोके ॥२॥ 


पट्टाबल्ली : ४३१ 


जेनागमके सारको दद्य अध्यायोंमें “तत्त्वाथंसूत्र के रूपमें प्रस्तुत करनेवाले 
श्रीमान्‌ उमास्वातिदेवके ॥३॥ 

सम्यग्दर्शन, सम्यग्झ्ञान, सम्यक्चारित्र, सम्यक्‌ तपस्था और विचारचातुर्यके 
चमत्कारसे चतुर लोगोंके समूहको चमत्कृत करनेवाले चौरासी हजार श्छोक 
परिमित 'बुहदाराधनासार'की रचना करनेवाले श्री लोहाचायंके ॥४॥ 

अष्टादश वर्णो द्वारा 'प्रबोधसार' आदि ग्रन्थोंके रचयिता श्री यश:कीति 
मुनिवरके ॥५॥ 

इन्दु, कुमुदकी माला, तुषार ( हिम ) और काश नामक तृणके समान 
स्वच्छ यश:पुञ्जसे भूषित श्रीयशोनन्दीशवरके ॥६॥ 

जेनेन्द्रमहाव्याकरणइलोकवार्तिकालझ्कारादि (?) महाग्रन्थकतु'णां श्रीपूज्य- 
पाददेवानाम्‌ ॥»॥ 

सम्यग्द्शनगुणगणमण्डितश्रीगुणनन्दिगणीन्द्राणाम्‌ ॥८॥ 

परवादिपवंत्तवज्ञायमानश्रीवजञ्जनन्दियत्तीश्व राणास्‌ ॥।९%॥ 

सकलगुणगणाभरणभूषित्तश्नीकुमा रनन्दिभट_टारकाणास्‌ ॥१०॥ 

निखिलविष्टपकमलवनमातंण्डतप.श्रीसजात्प्रभादूरीकृत्तदिगन्धका रसिद्धान्त- 
पयोधिशशध रमिथ्यात्वतमोविनाशनभास्करप रवादिमते भकुम्भस्थलविदा रण- 
सिंहानां श्रीलोकचन्द्रप्रभाचन्द्रनेमिचन्द्रभानुनन्दिसिहनन्दियोगीन्द्राणाम्‌ ॥११॥ 

आचाराज्भादिमहाशास्त्रप्रवीणताप्रतिबोधितभव्यजननिकरस्याद्वादसमुद्र- 
समुत्यसदुपन्‍्यासकल्लोलाध:पातितसौगत-सांख्य-दैव-वैश्लेषिक - भाट टार्वाकादि- 
गजेन्द्राणां श्रीमद्सुनन्दिवी रनन्दिरत्ननन्दिमाणिक्यनन्दिमेघचन्द्रशान्तिकीतिमेरु- 
कीर्तिमहाकीतिंविष्णुनन्दिश्रीभूषणशी लचन्द्रश्नी नन्दिदेशभूषणानन्तकी तिं धर्म नन्दि- 
विद्यानन्दिरामचन्द्र रामकी त्तिंनिभंयचन्द्रनागचन्द्रनयनन्दिहरिचिन्द्रमही चन्द्रमा धव- 
चन्द्रलक्ष्मीचन्द्रगुणचन्दवासवचन्द्रगणीन्द्राणामु ॥१२॥ 

जेनेन्द्र महाव्याकरण और इलोकवारतिकालूकार (?) आदि महान्‌ अन्थोंके 
रचयित्ता श्रीपूज्यपाददेवके ॥७॥ 

सम्यक्दर्शनकी गुणराशिसे भूषित्त श्रीगुणनन्दो गणीन्द्रके ॥८॥ 

परवादीरूप पर्वतोंके लिए वज्जके समान श्रीवज्जन्तन्दी यत्तीन्द्रके ।॥९॥ 

सकलगुणसमूहरूपी आभरणोसे अलकृत श्रीकुमा रननन्‍्दी भट्टा रकर्के ॥१०॥ 

सम्पूर्ण ससार-हूप कमलवनको विकसित करनेमें यूयंके समान, त्पस्याकी 
छविसे उत्पन्न प्रभाद्वारा सभी दिज्ञाओके अन्धकारको दूर करनेवाले, सिद्धान्त- 
समुद्रकी पुष्टि करनेमे चनन्‍्द्रभास्वरूप, मिथ्यात्वरूपी अन्धकारकों दूर करनेके 


४३२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


च्ह 


लिय्रे सूय॑ तुल्य, परवादियोंके सिद्धान्तरूपी हाथीके मस्तकको विदीणं करनेमें 
सिहके समान श्री लोकजन्द्र, प्रभाचन्द्र, नेमिचन्द्र, भानुनन्दी और सिंहनन्दी 
योगीन्द्रोंके ॥११॥ 


आचारांग आदि महाशास्त्रोंकी प्रवीणता द्वारा भव्यजनोंको प्रतिबोधित 
करनेवाले, स्थाद्वादरूपी समुद्रकी उत्ताल तरंगरूपी सद्युक्ति द्वारा सौगत 
सांख्य-शैव-वेशेषिक-भाट्ट ( मीमांसक ) और चार्वाक आदि गजेन्द्रोंको नीचे 
गिरानेवाले श्री वसुनन्‍्दी, वीरनन्दी, रत्ननन्दी, माणिक्यनन्दी, मेघचन्द्र, 
शान्तिकीतिं, मेरकीतिं, महाकीतिं विष्णुनन्दी, श्रीभूषण, शीलूचन्द्र, श्रीनन्दी, 
देशभूषण, अनन्तकीतिं, धर्मनन्दी, विद्यानन्दी, रामचन्द्र, रामकीति, निर्भयचन्द्र, 
नागचन्द्र, नयनन्दी, हरिचन्द्र, महीचन्द्र, माधवचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, गुणचन्द्र, 
वासवचन्द्र और लोकचन्द्र गणीन्द्रोंके ॥१२॥ 


सुरासु रलेच रन्रनिकरचचितच रणाम्भोरुह्मणां श्रुतकीतिभावचन्द्रमहाचन्द्र- 
मेघचन्द्रब्रह्म नन्दिशिवनन्दिविश्वचन्द्रस्वामिभट टारकाणाम्‌ ॥१३॥ 


दुर्ध रतपश्च रणव आग्निदग्धदुष्टकर्म्मकाष्ठानां. श्रीहरिनन्दिभावनन्दिस्व र- 
कीतिंविद्याचन्द्र रामचन्द्रमाधनन्दिज्ञाननन्दिग ड्भरकी तिसिहकी तिंहेमकी तिं चा रुकी तिं- 
नेमिनन्दिनाभिकी तिनरेनन्‍्द्रकी तिंश्रीचन्द्रपञ्मकी तिंपूज्यभट टारकाणाम्‌ ॥१४॥ 

सकलताकिंकचूडामणिसमस्तशाब्दिकसरो जराजितरणिनिखिलागमनिपुण- 
श्रीमदकलड्धूचन्द्रदेवानाम्‌ ॥१५॥ 


ललितलावण्यलीलालक्षितगात्रत्रेविद्याविलासविनोदितत्रिभुवनोदरस्थविबुध- 
कदस्बचन्द्रक रनिकरसन्निभयशोभ रसुधा रसधवलित्तदिग्मण्डलानां श्रीललित्तकीत्ति- 
केशवचन्द्रचारुकीत्य॑भयकी तिंसू रिवर्याणाम्‌ ॥१६॥ 

देवता, राक्षस, खेचर और मनुष्यों द्वारा पूजित चरणकमलवाले श्रुतिकीतिं, 
भावचन्द्र, महाचन्द्र, मेघचन्द्र, अहानन्दी, शिवनन्दी और विश्वचन्द्र स्वामी 
भट टारकोंके ॥१३॥ 


अत्यन्त कठिन तपस्यारूपी वज्ञागरितद्वारा बुरे कर्मरझूपी काष्ठको जला 
चुकनेवाले हरिनन्दी, भावनन्दी, स्वरकीत्ति, विद्याचन्द्र, रामचन्द्र, माधनन्दी, 
ज्ञाननन्दी, गड्भकीत्ति, सिंहकीत्ति, चारुकीत्तिं, नेमिलन्दी, त्ाभिकीत्ति, नरेन्‍्द्र- 
कीत्ति, श्रीचन्द्र और पद्मकीति पूज्य भट टारकोके ॥१४॥ 

सभी ताकिकोंके शिरोभूषण, समस्त वेयाकरणरूपी कमलोंके लिए सूये 
और सम्पूर्ण आगममें निपुण श्रीअकलड्धूचन्द्रदेवके ॥ १५ 


२८ यद्वावली : ४३३ 


,. भज्जुल छावण्यपूर्ण शरीरवाले, तीनों विद्याओंके विलाससे त्रिभवनक्रे. 
विद्वानोंकी आनन्दित करनेवाले और चन्द्रकिरणोंके समान स्वच्छ यश्यःपुरुज- 
रूपी सुधारससे दिशाओंको समुज्ज्वल करनेवाले श्री ललितकीत्ति, केशवचन्द्र, 
चाएकीत्ति और अभयकीत्ति आजायंवबरोंके ॥१६॥ 


जाग्रज्जिनेन्द्रसिद्धान्तसमशत्रुमित्रप्रेयो रसाकुलित्तसिहगजा दिसेव्यानां श्रीवसन्त- 
कीत्तिश्रीवादिचन्द्रविशालकीत्तिशुभकीतिंयति राजानाम्‌ ॥१७॥ 


राजाधिराजगुणगणविराजमानश्रीहम्मी रभूपालपूजितपादपद्मसैद्धान्तिकसंयम- 
समुद्रचन्द्रश्नीधमंचन्द्रमट टारकाणास्‌ ॥१८॥ 


तत्पदाम्बुजभानुस्याद्रादवादिवादीश्वरश्री रत्नकी तिंपुण्यमूर्तीनास्‌ ॥१९॥ 


महावादवादीश्वरवादिपितामह-प्रमेयकमलमात्तंण्डाद्यने कग्रल्थविधायक-श्रीम हा - 
पुराणस्वयम्भूसप्त (?)भक्तिपरमात्मप्रकाशसमयसारादिसूत्रव्याख्यानस्ज्ज नसंजात्त- 
कोविदसभाकीत्ति भट टारकाणा श्रीमत्प्रभाचन्द्रभट टारकाणास्‌ ॥२०॥ 


अनेकाध्यात्मशास्त्रसरोजषण्डविकासनमात्तंण्डमण्डलयथाख्यातचा रित्रसुविधा- 
नसनन्‍्तोषिताखण्डलानां श्रीपझनन्दिदेवभट टारकाणास्‌ ॥२१॥ 
त्रेविद्यविद्वज्जनशिखण्डमण्डली भवत्कायधर (?)कमलयुगलावन्तीदेश प्रतिष्ठो- 


पदेशकसप्तशत-कुटुम्ब-रत्नाक रज्ञातिसुश्रावकस्थापकश्रीदेवेन्द्रकी तिशुभकी तिं- 
भट टारकाणाम ॥२२॥ 


श्री जिनेन्द्रके सिद्धान्तोंको जाग्रत करनेवाले, शत्रु, मित्र ओर उदासीन 
सबको प्रीत्तिसससे वशीभूत करनेवाले एवं सिंह, हाथी आदिसे सेव्य श्रीवसन्‍्त- 
कीतिं, श्रीवादिचन्द्र, विशालकीत्ति और शुभकीत्ति यतिवरोके ॥१७॥ 
, राजाओंके राजा और गुणोंसे अलंकृत श्री हम्मीरराजा द्वारा पूजितचरण- 
कमलवाले ओर सिद्धान्तसम्बन्धी संयमरूपी समुद्रको सम्वुद्ध करनेवाले चन्द्रमाके 
समान श्री धमंचन्द्र भट टारकके ॥१८॥ 


उनके पदाब्जोंको प्रफुल्लित करनेवाले सूयस्वरूप, स्याद्वाद-वादियोंके प्रमुख 
पुष्यमूत्ति रत्नकीत्तिके ॥१९॥ 


महावाद-वादीद्वर, वादि-पितामह, प्रमेयकमलमातंण्ड आदि अनेक भ्रन्थोंके 
रचयितता, श्रीमहापुराण, स्वयम्भू, सप्त (?) भक्ति, परमात्मप्रकाश और समय- 
सार आदि सिद्धान्त-प्रन्थोंकी व्याख्या करनेवाले परम शास्त्रज्ञ सभाकीत्ति 
भट टारक (?) और श्रीप्रभाचन्द्र मट टारकके ॥२०॥ 


४श४ :' तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्यपरम्परा 


अनेक अध्यात्मशास्त्ररूपी कमलसमूहकों विकसित करनेवाले सूयस्‍्वरूप, 
यथालूयातचारित्रके विधान द्वारा देवेन्द्रको प्रसन्‍त करनेवाले श्रीपद्मनन्दिदेव 
भट्टारकके ॥२१॥ 


तीनों विद्याओंके ज्ञाताओंमें शिरोभूषण-स्वरूप, मण्डलाकार परिवेष्टित 
संसारियोंद्राया सेवित युगल (चरण) कमलवाले (?), अवन्तीदेशकी (मूर्त्ति) 
प्रतिष्ठामें उपदेश देनेवाले सातसौ परिवार-रूपी समुद्रके अन्तर्गत ज्ञाति- 
सुआवकोंके उद्धारक श्रीदेवेन्द्रकोत्ति और शुभकीत्ति भद्टारकोंके ॥२२॥ 


तत्पट्रोदयसूर्याचायंवर्यनवविधब्रह्मचयंपवित्रचर्या मन्दिरराजाधि राजमहा- 
मण्डलेश्वरत्रजांगगंगजयसिह॒व्याप्रनरेन्द्रादिपूजितपादपद्मानां, अष्टशाखाप्रागू- 
वाटवंशावत्तसाना, षड़्भाषाकविचक्र्वत्तिभुवनतलब्याप्तविशदकीलिविश्वविद्या- 
प्रासादसू त्रधा रसद्ब्रह्म चारिशिष्यवरसूरिश्री श्रुतसाग रसेवित्तचरणस रोजाना, श्री- 
जिनयात्राप्रतिष्ठाप्रासादोद्धरणोपदेशनकदेशभव्यजीवप्रत्तिबोधकानां, श्रीसम्मे द- 
गिरिचम्पापुरी उज्जयन्तगिरिअक्षयवटआदीश्व रदीक्षासवं सिद्धक्षे त्रकृतयात्राणां 
श्रीसहस्नकूटजिनबिम्बोपदेशकहरिराजकुलोद्योत्तकराणां, श्रीरविनन्दिपरमाराध्य- 
स्वामिभट्टारकाणाम्‌ ॥२३॥ 


तत्पट्टोदयाचलबालभास्करप्रवरपरवादिगजयूथकेसरिमण्डपगि रिमन्त्रवाद- 
समस्याप्तचन्द्रपुविकटवादियोपदुर्ग मेघाकषंगभविकजनसस्यामृतवाणिवरष णसुरेन्द्र - 
नागेन्द्रादिसिवितच रणा रविन्दानां, मालवमुलतानमगधमहा राष्ट्रगौडगुज्ज॑ रांगवंग- 
तिलंगादिविविधदेशोत्थभव्यजनप्रतिबोधनपटुवसुन्ध राचायंग्यासदीनसभामध्य- 
प्राप्तसम्मानश्रीपक्ावत्युपासकानां श्रीमल्लिभूषणभट्टा रकवर्य्याणाम्‌ ॥२४॥ 


उनके पट्ट पर उदित सूय्यके समान, आचायंप्रवर, नौ प्रकारके ब्रह्मचयं 
द्वारा चारित्ररूपी मन्दिरको पवित्र करनेवाले, राजाधिराज महामण्डलेहबर- 
वज्ञांग, गंग और जयसिंह इन श्रेष्ठ राजाओं हारा पुजित चरणकमलवाले, 
अष्टशाख प्रागवाट्‌ वंशमें उत्पन्न, छः भाषाओंमें कविसम्नाट,, पृथ्वीतलूपर 
विस्तृत स्वच्छ कीत्तिवाले; अखिल विद्याओके प्रासादके सूत्रधार, पूर्ण ब्रह्मचारी 
शिष्य-श्रेष्ठ सूरी श्री श्रुत्सागरजी द्वारा सेवित चरणकमलवाले, श्री जिन- 
यात्रा, प्रतिष्ठा और मन्दिरोद्धारके उपदेशों द्वारा मुख्य मुख्य देश्ोंके भज्य 
जीवोंको उदबोधित करनेवाले, श्रीसम्मेदग्रिरि, चम्पापुरी, उज्जयंत्तगिरि, 
आदीश्वरदीक्षास्थान, अक्षयवट, और सभी सिद्धक्षेत्रोंकी यात्रा करनेवाले, श्री 
सहस्रकूट जिनबिबोपदेशक एवं हरिवंशको उद्भासित करनेवाले श्रीरविनन्दी 
नामक परम-आ राध्य स्वामी भद्टारकके ॥२३॥ 


पट्टावछी : ४३५ 


उनकी पहट्ट (गद्दी) रूपी उदयाचलूपर उगनेवाके प्रातःकालिक सूयके 
समान, अत्यन्त श्रेष्ठ अन्यमतवादीरूपी हाथियोके समूहके लिए सिहस्व॒रूप, 
मण्डपर्गिरि (मांडलगढ) के मन्त्रवाद समस्यामें चन्द्रमाको पविश्रता प्राप्त करने- 
वाले, विकट परवादीरूप गोपोंके (अजेय) दु्गंको अपनी प्रखर बुद्धिसे वशमें 
करनेवाले, भव्यजनरूपी फसलपर अमृत्त समान वाणीकी वर्षा करनेवाले, देवेन्द्र 
और नागेन्द्रसे सेवित चरणकमलवाले, मालव-मुलतान-मगध-महाराष्ट्र-सौ राष्ट्र- 
गौड-अंग-बंग-आन्ध्र आदि विविध देशोंके भव्यजनोंको उपदेश देनेमें निपुण, 
भूमण्डल भरके आचार, गयासुद्दीनकी सभामें सम्मान प्राप्त करनेवाले और 
श्रीपह्मावतोदेवीके उपासक श्रीमल्लिभूषण महाभट्टारकके ॥२४।॥ 


तत्पट्कुमुदवबनविकासनश रत्‌सम्पूर्ण चन्द्राना, जैनेन्द्रकौमारपाणिन्यमरशाक- 
टायनमुग्धबोधादिमहाव्याकरणपरिज्ञानजल प्रवाहप्रक्षालितानेक शिष्यप्रशिष्यशे मु खी - 
संस्थितशब्दाज्ञानजम्बालानामनेकतपदचरणकरणसमुत्थकीत्तिकछापकलितरूपला- 
वण्यसौभाग्यभाग्यमण्डितसकलशास्त्रपठनपाठनपण्डितविविधजी र्णनूततनस्फुटितप्रा- 
सादविधायकश्रीमण्जनेन्द्रचन्द्रविम्बप्रतिष्ठादिमहामहोत्मवका रकाणां. तिगल- 
(?) तौलवतिलगकन्नड (?) कर्णाटभोटादिदेशोत्पन्ननरेन्द्रराजाधिराजमहा राज- 
राजराजेदव रमहामण्डलेश्व रभैरवरायमल्लिरायदेवरायबगरायप्रमुखाष्टादशन रप- 
तिपुजितचरणकमलश्रुतसाग रपा रंगतवादवादीह्व रराजगुरुवसुन्ध राचाय॑ भट्टा रक- 
पदप्राप्तक्षीवी रसेनक्षीविशालकी त्तिप्रमुखशिष्यवरसमा राधित्पादपद्माना, . श्री- 
मल्ल<मोचन्द्रप रमभट्टा रकगुरूणाम्‌ ॥२५॥ 


उनके पट्टरूपी कुमुदव॒नको विकसित करनेके लिए शरदऋतुके पूर्ण चद्रमा- 
के समान जेनेन्द्र, कौमार, पाणिनि, अमर, शाकटायन, मुग्धधोध आदि महा- 
व्याकरणके परिज्ञानरूपी जल-प्रवाहसे अनेक शिष्य-प्रशिष्योकी बुद्धिमि स्थित 
शब्दसम्बन्धी अज्ञानरूपी पंकको धो देनेवाले, विविध तपस्याओंके द्वारा प्रसा- 
रित यश समूहवाले और रूपलावण्यसे भषित तथा सौभाग्यसे मण्डित, सभो 
शास्त्रोके पठन-पाठनमें पडित्त, अनेक पुराने तथा नये टूटे-फूटे मन्दिरोके उद्धा- 
रक श्रीजिनेन्द्रकी प्रतिभा-प्रतिष्ठा आदि बड़े-बडे उत्सवोंके करनेवाले, तौलव- 
आन्ध्र-कर्णाट-लाट-भोट आदि देक्षोके नरेन्‍्द्र-राजाघिराज-महा राज-राज राजैश्वर- 
महामण्डलेश्वर भैरवराय-मल्लिराय-देव राय-बंगराय इत्यादि अठारह राजाओंसे 
पुजित चरणकमलवाले, शास्त्ररूपी सागरके पारगत, वादियोके ईइवर, राजाओं- 
के गुरु, भूमण्डलके आचाय॑, भट्टारकपदको प्राप्त श्रीवीरसेन, श्रीविशालकीत्ति 
का शिष्यों द्रारा आराधित चरणकमलवाले श्रीहृक्ष्मीचन्द परम भट्टारक- 

॥२५॥ 


४३६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


तदंशमण्डनकन्दप्प॑सप्पंदप्पंदलनविश्वलोकहृदय रञ्जनमहात्रतिपुरन्दराणां , 
नवसहलप्रमुखदेशाधिराजाधि राजमहा राजश्रीअजु नजीय राजसभाम ध्यप्राप्तसम्मा- 
तानां, षोड्शवषंपयंल्तशाकपाकपक्वान्नशाल्थोदनादिर्षाप्प:प्रभुतिसरसाहारपरि- 
बर्जितानां, दुश्चारादिसवंगवंपवंतच रीकरणवज्ञायमानप्रथमवचनखण्डनपण्डिताना, 
व्याकरणप्रमेयकमलमात्तंण्डछन्दोलंकृतिसा रसाहित्यसंगीतसकलतकंसिद्धान्तागम- 


शास्त्रसमुद्रपारंगतानां, सकलमूलोत्त रगुणमणिमण्डितविबुधवरश्रोवी रचन्द्रभट्टा र- 
काणाम् ॥२९॥ 


तत्पट्रोदयाद्रिदिनम णिनिखिलविपश्चिज्चक्रवूडामणिसकलभव्यजनहदयकुमु- 
दवनविकासनरजनीपतिपरमजैनस्याद्वादनिष्णातशुद्धसम्यक्त्वजनजातगता भिमानि- 
मिथ्यावादिमिथ्याववनमहीधरघश्यूड्भशातनप्रचण्डविद्युद्वण्डाना, सस्कृताद्यष्टमहा- 
भाषाजलधरकरणछटास न्तप्पितभव्यछोकसा रगाणां, चतु रशितिवादविराजमान- 
प्रमेयकमलमारत॑ण्डन्यायकुमुदचंद्रोदय राजवात्तिकालका रश्लोक वा त्ति कालंका रा- 
प्तपरीक्षापरीक्षामुखपत्रपरीक्षाष्टासहस्री-प्रमेय रत्नमालादिस्वमत प्रमाणशशध र- 
मणिकण्ठकि रणावलीव रदराजीचिन्तामणिप्रमु खप रमत्तप्रक रण नद्रचान्द्रमाहेन्द्र- 
जेनेन्द्रकाशकृत्स्तकालापकमहाभाष्यादिशब्दागमगो म्मटसा रत्रेलोक्यसा रलूब्धिसा र- 
क्षपणसा रजम्बूद्वीपादिपंचप्रज्ञप्तिप्रभूत्तिपरमागमप्रवीणानामनेकदेशन रनाथन रपति- 
तुरंगपतिगजपतियवनाधीशसभासम्प्राप्तसम्मानश्रीनेमिनाथतीर्थंक रकल्याण- 
पवित्रश्नीउज्जयन्तशत्रुंजयतु गीगिरिचूलंगिर्य्यादिसिद्धक्षेत्रयात्रापवित्रीकृतच रणाना- 
मगवादिभगशील-कलिंगवादिकपूं रकालानलकाध्मी रवादिकदलीकृपाण-नेपाल वादि- 
शापानुग्रहसमर्थ-गुर्ज रवादिदत्तदण्ड-गौडवादिगण्डमे रुदण्डदत्तदण्ड-हम्मी रवादिब्रहम- 
राक्षस-चोलवादिहल्लकल्लोलकोलाहल-द्राविडवादित्राटनशीलरगत्तलगवादिकलूंक- 
कारि-दुस्तरवादिमस्तकशुल-कोकणवादिव रोत्वात्तमूल-व्याक रणवादिम दित-मरट्र- 
ताकिकवादिगोधूमब रटु-साहित्यवादिसमाजसिहज्योतिष्कवादिभू्णी (?) तलिह- 
सन्‍्त्रवादियन्त्रगोत्रतन्त्रवादिकलप्रकुचकुम्भनिवोल (?) रत्नवादियत्नका रसमस्ता- 
नवद्यविविधविद्याप्रासादसूत्रभाराणां, सकलरिद्धान्तवेदिनिश्न॑न्थाचायंवर्य शिष्य- 
श्रीसुमतिकीत्तिस्वपरदेशविख्यातशुभमृत्तिश्री रत्नभूषणप्रमुखसू रिपाठकसाधु ससेबि- 
त्तचरणसरोजाना, कलिकालगौत्तमगणधराणां, श्रीमूलसंघसरस्वतीगच्छक्षृगार- 
हाराणा, भच्छाधिराजभट्टा रकवरेण्यपरमा राध्यपरमपृ ज्यभट्टा रकश्री ज्ञान भूषण गुरू- 
णास॒ ॥२७॥ 

उनके बंशके भूषण, कामदेवरूपी सर्पके गवंको चूर करनेवाले, अखिल 
लोकके हृदयको आनन्दित करनेवाले, महात्रतिश्रेष्ठ, नवसहख्र प्रधान देशोंके 
अधिपतियोंके अधिपत्ति महाराज श्रीअजुनकी राजसभामें सम्मान पानेवाले, 


पट्टावछी : ४३७ 


सोलह वर्ष तक शाक-पाक, पक्‍वान्न, शालोका भात और घी आदि रसयुक्त 
आहारको छोड़नेवाले, दुश्चारादि (?) के सम्पूर्ण गरवरूपी पवेत्तको चूर्ण करनेमें 
वज्चके सह, प्रथम-्वचनका खंडन करनेमें पंडित, व्याकरण-प्रमेयकमलमात्तंण्ड- 
छंद-अलझ्धूग र-सार-साहित्य-संगीत-सम्पू णं-तक॑-सिद्धान्त और आगमशास्त्ररूपी 
समुद्रके पारंगत, सम्पूर्ण मूलोत्तरगुणरूपी मणियोंसे भूषित्त, बिद्वानोंमें श्रेष्ठ 
श्रीवीरचन्द्र भट्टारकके ॥२६॥ 

उनके पट्ट (गद्दी) रूपी उदयाचलूपर उदित सूर्यके समान, सम्पूर्ण विद्व- 
न्मण्डलीके चूड़ामणि, सभी भव्यजनोके हृदयरूपी कुमुद-वनको विकप्तित करनेके 
लिए रजनीपति, परम जैन स्याद्वादमें निष्णात, शुद्ध सम्यक्त्वको प्राप्त, जात्त 
और मृत्त (?) अभिमानी मिथ्यावादियोंके मिथ्यावचनरूपी महीधरों (पर्व॑तो) के 
श्ंगको तोड़नेमे प्रचंड विद्युतृदण्डके सदुश, संस्कृत आदि आठ महाभाषारूपी 
जलघधरहेतुक छटाद्वारा भव्यजनरूपी मयूरादि पक्षियोंको तृथ्त करनेवाले, चौरासी 
वादियोंमे विराजमान, प्रमेयकमलमात्तंण्ड-न्यायकुमुदचन्द्रोदय-राजवात्तिकालं- 
कारइलोकवारत्तिकालंकार-आप्तपरीक्षा-परीक्षामुख-पत्रपरीक्षा-अष्टसहस्री- प्रमेय- 
रत्नमाला आदि अपने मत्तके प्रमाणरूषी चन्द्रमणिको कण्ठमें धारण करनेवाले, 
किरणावली-वरदराज-चितामणि प्रभूति परमतमे, ऐन्द्र, चान्द्र, माहेन्द्र, जेनेन्द्र 
काद ,कृत्स्त, कापाछऊक और महाभाष्यादि शब्दशास्त्रमें, गोम्मटसा र, त्रेलोक्यसा र, 
लब्धिसा र, क्षपणसार और जम्बूद्वीपादि पंचप्रज्ञप्ति-प्रभूति परम आगमशास्त्रोंमें 
प्रवीण, अनेक देशोंके नरनाथ, नरपति, अद्वपति, गजपति और यबत्रन अधि- 
पतियोंकी सभाओंमें सम्मान प्राप्त करनेवाले, श्रीनेमिनाथ ती्थंकरके कल्याणसे 
पविन्न किये हुए, श्री उज्जंयन्त, शत्रुंजय, तु गीगिरि, चूलगिरि आदि सिद्धक्षेत्रों- 
की यात्रासे अपने चरणोंको पवित्र किये हुए, अंगदेशके वादियोंकों भग्न करने- 
वाले, कलिग देशके वादीरूपी कपूरके लिए भयंकर अग्निके समान, काव्मीरके 
बादीरूपी.कदलीके। लिए तलूवारके समान, नेपालके वादियोंको शाप और अनु- 
ग्रह करनेकी शक्ति रखनेवाले, गुजरात्के वादिओंको दण्ड देनेवाले, गौड़ 
(बंगालका हिस्सा) के वादीरूपी गंडमेरुदण्ड पक्षीको दण्ड देनेवाले, हम्मीर 
(राजा) के वादियोके लिए ब्रह्मराक्षसके सहृध, चोलके वादियोंमें महान्‌ 
कोलाहल मचानेवाले, द्रविड़ वादियोंको त्राटन देनेवाले, तिलंगवादियोंको 
लांछित करनेवाले, दुस्तर (कठिन) वादियोके लिए मस्तकशूल रोगके समान, 
कोंकण देशके वादियोके लिये उत्कट वातमूल रोगके समान, व्याकरण 
शास्त्रके वादियोंको चकनाचूर करनेवाले, तर्कशास्त्रके वादियोंको गेहँँका 
आटा बनानेवाल, साहित्यके वादि-समाजके लिए सिहसह॒श, ज्योततिषके 
वादियोंको भूमिसात्‌ करनेवाले, मंत्रवादियोंकों यन्त्र (कोल्हू) में डालनेवाले, 


४३८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


तंत्रवादियोंकी छाती विदी्ण करनेवाले, रत्नवादियोंका यत्न करनेवाले, सम्पूर्ण 
निर्दोष विविध विद्यारूपी प्रासाद (भवन) के सृत्रधार, सभी सिद्धान्तोंको जानमे- 
वाले, जेनाचायंप्रवर, शिष्य श्री सुमतिकीत्ति, अपने और दूसरे देशोंमें प्रसिद्ध 
शुभमूत्ति श्री रत्नभूषण प्रभृति सूरि, पाठक और साघुओंसे सेवित चरण-कमलवाले 
तथा कलिकालके लिए गौतम गणधर-स्वरूप, श्रीमलसंघ सरस्वतीगरच्छके 
शृद्धारहार-सहश गच्छाघिराज भट्टारकोमें श्रेष्ठ, परम आराध्य और परम 
पूज्य भट्टारक श्री ज्ञानभूषण गुरुवरके ॥२७॥ 

तत्पट्टकुमृद्‌वतविकासनविशदसम्पू णंपूणिमासा रशरच्चन्द्रायमा नानां कविगम- 
कवादिवाग्मिचतुविधविद्वज्जनसभासरोजिनी राजहंससन्निभानां, सारसामुद्विक- 
शास्त्रोक्तसकललक्षणलक्षितगात्राणां, सकलमूलोत्तरगुणणणमणिमण्डितानां, चतु- 
विधश्रीसंघहृदयाहुलादकराणा, सौजन्यादिगुणरत्नरत्नाकराणां, संघाष्टकभार- 
धुरंधरा्णा, श्रीभद्रायराजगुरुवसुन्धराचायंमहावादिपितामहसकलविद्वज्जनचक्र- 
वत्तिवकुडीकुडीयमाण (?) परगृह॒विक्रमादित्यमध्याह्नकल्पवृक्षबल्ात्कारगणविरुदा- 
वलीविराजमानडिल्लीगु्ज रादिदेश सिहासनाधीश्व राणा-श्रीस रस्वत्ती गच्छ श्री बला - 
त्कारगणाग्नगण्यपाषाणघटितसरस्वतीवादनश्री कुन्दकुन्दा चार्यान्वयभट्टा रकश्री - 
विद्यानन्दिश्नीमल्लिभूषणश्रीमल्लक्ष्मीचन्द्रश्नी वी रचन्द्रसाम्प्रतिकविद्यमानविजय- 
राज्ये श्रीज्ञानभूषणसरोजचणज्न्चरीकश्रोप्रभाचन्द्रगुरुणाम्‌ (२८॥ 


तत्पट्रकमलबालभास्क रपरवादिगजकुम्भस्थलविदा रणसिंह-स्वदेशप रदेशप्रसि- 
द्वानां, पंचमिथ्यात्वगिरि श्रगशातनप्रचण्डविद्युदृण्डानां, जगमकल्पद्रुमकलिकाल- 
गौतमावता ररूपलावण्यसौमाग्यभाग्यमण्डितजिनवचनकलाकौशल्यविस्मापिता- 
खण्डलमहावादवादीश्व रराजगुरुवसुन्ध राचायं हु वडकुलश्ृंगा रहा रभट्टा रक श्री म- 
द्वादिचन्द्रभट्टा रकाणाम्‌ ॥२९॥ 

उनके पट्टरूपी कुमुदवनको विकसित करने लिए स्वच्छ शरदकालीनपुर्णिमा- 
के चन्द्रमाके समान, कवि-गमक-वादी-वाग्मिक इन चारों प्रकारके विद्वानोंकी 
सभारूपी सरोजिनीके राजहंसके सह, सामुद्रिक शास्त्रमें कथित सभी शुभ 
लक्षणोंसे युक्त शरीरवाले, सम्पूर्ण मूलोत्तर गुण-मणियोंसे अलंकृत्त, चारों प्रकारके 
संघोंके हृ॒दयाह्वादक, सौजन्य आदि गुणरत्नोंके सागर, सघाष्टकके भारकी 
धुरीको धारण करनेवाले, श्रीमान्‌ राय (?) के राजगुरु, भूमंडलके आचार्य, 
महावादियोंके पित्तामह, अखिल विद्वज्जनोंके चक्रवर्ती ( बकुडी कुडी- 
याण ? )०४४४ शत्रुगृहके लिए विक्रमादित्य, मध्याक्लके लिए कल्पवुक्ष, 
बलात्कारगणकी विरुदावलीमें विराजमान, दिल्ली, गोजंर ( गुजर ) आदि 
'देशोंके सिहासनाधीश्वर, श्रीमूलसंघ-श्रीसरस्वत्तीगच्छ-श्रीबलात्कारगणमें अग्र- 


पट्टावली : ४३९ 


गण्य, पत्थरकी बनी सरस्वत्तीको बुलवानेवाले श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके वंशमे भट्टा- 
रक श्रीविद्यानंदी, श्रीमल्लिभूषण, श्रीलक्ष्मीचन्द्र और श्रीवीरचन्द्रके, संप्रति विद्य- 
मान विजयराज्यमें श्रीज्ञानभूषणरूपी सरोजके लिए चंचरीक भट्टारक श्रीप्रभा- 
अन्द्र गुरुके ॥२८॥ 


उतके पट्ुरूपी कमलके लिए बालसूयं, परमततवादीरूपी गजके मस्तककी 
विदी्ण करनेमें सिहके समान, स्वदेश और परदेगमें ख्यातिप्राप्त, पाँच मिथ्यात्व- 
स्वरूप पवेतके शिखरको नष्ट-भ्रष्ट करनेमें प्रचंड विजलीके समान, चलते- 
फिरते कल्पवृक्ष-स्वरूप, कलिकालमें गोतमावतार रूप, लावण्य और सौभाग्यसे 
युक्त, अपने वचनकी चातुरीसे इन्द्रको विस्मयमें डालनेवाले, महावाद-वादीव्वर, 
राजगुरु, भूमण्डलके आचायं, हुंबडकुलके श्यृंगारहार, भट्टारक श्रीवादिचन्द्र- 
के ॥२९॥ 

तत्प्टू कसम्पूर्ण चन्द्रस्वराद्धान्तविद्योत्कटपरवादिगजेन्द्रगर्वस्फोटनप्रबलेन्द्रमुगे- 
ज्द्राणां, कृत्स्नाद्यदब्दश्रुतछ॑दोलंकृतिकाव्यत्तक दिपठनपाठनसामध्यंप्रोत्थ- 
कीत्तिवल्ल्याच्छादित 'गांगतिलंगगुजं रन वसहख्रद क्षिगवागूवरादिदेशमण्डपानां, 
महावादीर्वरश्षीमन्मूलसंघश्वुंगा रहार श्रीमद्वा दि चन्द्रपट्रोदया द्विबालदिवाकराणां , 
त्रिजगज्जनाह्लादन प्रकृष्टप्रज्ञाप्रागल्भ्याभिनववादीन्द्रसकलमहत्तममहत्ती मही - 
महत्तामहस्क (?) महन्महीपत्तिमहितश्रीमही चन्द्रभट्टा रकाणाम्‌ ॥३०॥ 

तत्पट्टोदयाद्वि बालविभाकरविद्वज्जनसभामण्डनमिथ्यामतखण्डनपण्डितानाम्‌, 
परवादिध्रचण्डपर्वतपाटनपवीश्व राणां, भव्यजनकुमुदबनविकाशनशशधरघर्म्मामृत्त- 
वर्षणम्रेधानां, लघुशाखाहुबडकुलः्यूंगा रहा रडिल्लीगुज्ज रसिहासनाधीशबलात्का र- 
गणविरुदावलीवि राजमानभट्टा रकश्रीमेरुचन्द्रगुरूणास्‌॒॥३१॥ 


सकलसिद्धान्तप्रतिबोधितभव्यजनहृदयकमलविकाशनेकबालभास्कराणां, दश- 
विधधर्मोपदेशनवचनामृतवर्षणतप्पितानेकभज्यसमूहानां, श्रीमन्मेरुचन्द्रपट्टोद्धरण- 
धीराणां, श्रीमच्छीमूलसंघ-सरस्वत्तीगच्छबलात्कारगणविरुदावलीविराजमान- 
भट्टारकवरेण्यभट्टा रकश्रीजिन-चन्द्रगुरूणां, तपोराज्याभ्युदयार्थ भव्यजने: क्रिय- 
माणे श्रीजिननाथाभिषेके सर्वे जनता: सावधाना: भवन्तु ॥३२॥ 

उनके पटुको (सुशोभित्त करनेके लिए एकमात्र पृ णंचन्द्र, अपने सिद्धान्तकी 
विद्यामें उत्कट, प्रमत्तवादी-रूपी गजैन्द्रके गव॑ंको फोड़नेवाले प्रबल मुगेन्द्र सह, 
अखिल अद्वय (अद्व त) शब्दको सुने हुए, छन्‍्द-अलंकार-काव्या-तक आदिके पठन- 
पाठनकी सामथ्यं रखनेके कारण फेली हुई कीत्तिलतासे बंग-अंग-तैलंग-गुज र-मव- 
सहस्र दक्षिण, वागवर आदि देशरूपी मंडपको आच्छादित करनेवाले (?) भहा- 


४४० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आघार्यपरम्परा 


वादीदबर श्रीमूछसंधके श्ंगारहा र, श्रीवादित्चन्द्रके पट्ररूपी उदयाचलपर बालसूरय - 
के समान, तरिभुवतके जनोंको आह्वादित करनेवाले, प्रखश्बुद्धि और निपुणताके 
कारण एक नवीन वादिश्रेष्ठ, सम्पूर्ण पृथ्वीके बड़े-से-बड़े मूभाषके महान्‌ मही- 
पतियोंसे पूजित श्रीमहीचन्द्र भट्टारकके ॥३०॥ 
उनके पहुस्वरूप उदयगिरिपर (उदित) बालभास्कर, विद्वानोंकी सभाके 
भूषण, भिथ्यामतके खण्डनमें पण्डित, परमतके वादीरूपी, प्रचण्ड पर्वत्तको 
तोड़नेमें श्रेष्ठ वंख्रके समान, भव्यजनरूपी कुमुदबतकों विकसित करनभेके 
लिये चन्द्रमा, धर्मस्वरूप अमृतको बरसानेमें मेघतुल्य', लघु शाखाके हुंबड 
कुलके श्ंगारहार, दिल्ली और गुजरात्तके सिंहासनाधीश, बलात्करगणकी 
विरुदावलीमें विरोजमान भट्टारक श्रीमेरुचन्द्र गुरुके ॥३१॥ 

सम्पूर्ण सिद्धान्तों द्वारा ज्ञानवान बनाये गये भव्यजनोंके हृदयकमलको 
विकसित करनेमें एकमा१ बालसू ये, दशविध घर्मोके उपदेश-वचनामृत्तकी वुष्टि- 
से अनेक भव्यसमूहको तृप्त करनेवाले श्रीमेरुचन्द्रके पट्टका उद्धार करनेमें धीर, 
श्रीमूलसंघ सरस्वती गउछ बलात्कारगणकी विरुदावलीमें विराजमान, भट्ठा- 
, रकोमें श्रेष्ठ, भट्टारक श्रीजिनचन्द्र गुरुके तपोराज्यके अभ्युदयके लिए भव्यजनो 
द्वास किये जानेवाले श्रीजिननाथके अभिषेकमें सभी लोग सावधान होबें ॥३२॥ 


नन्दिसंघकी पट्टावलिके आचार्योकी नामावलि 
( इण्डियन एन्‍्टीक्वेरीके आधारपर ) 


१. भद्गबाहु द्वितीय (४), २. गुप्तिगुप्त (२६), ३. माघनन्दी (३६), ४. जिन- 
चन्द (४०), ५ कुन्दकुन्दाचायं (४०), ६. उमास्वामी (१०१), ७ लोहाचाय्ये 
(१४२), ८. यश:कीति (१५३), ९. यशोनन्दी (२११), १०. देवनन्दी (२५८) ११. 
जयनन्दी (३०८), १२. गुणनन्दी (३५८), १३ वज्ञनन्दी (३६४), १४ कुमार- 
नन्‍दी (३८६), १५. लोकचन्द (४२७), १६. प्रभाचन्द्र (४५३), १७ नेमचन्द्र 
(४७८), १८ भानुनन्दी (४८७), १९. सिहनन्दी (५०८), २०. श्रीवसुनन्‍्दी 
(५२५), २१. वीरनन्दी (५३१), २२. रत्ननन्दी (५६१), २३. भाणिक्यनन्दी 
(५८५), २४. मेघचन्द्र (६०१), २५. शान्तिकीति (६२७), २६. मेरुकीत्ति 
(४४२) । 

ये उपयुक्त छब्बीस आचार्य दक्षिण देशस्थ भट्टिलपुरके पट्टाधीश हुए। 

२७ महाकीति (६८६), २८. विष्णुनन्दी (७०४), २०. श्रीभूषण (७२६), ३०. 
शीलचन्द्र (७३५), ३१. श्रीनन्दी (७४०), ३२. देशभूषण (७६५), ३३ अनन्तफीत्ति 
(७६५), ३४. धम्म॑ननदी (७८५), ३५. विद्यानन्दी (८०८), २६. रामचन्द्र (८४०), 


पट्टाबख्ी : ४४१ 


३७. रामकीति (८५७), हट. अभयचन्द्र (८७८), ३५९. नरघस्द्र (८९७), '४०- 
नागचन्द्र (९१६), ४१. नयनन्दी (५३५), ४२. हरिनन्दी (५४८), ४३. महीचन्द्र 
(९७४), '४४. साधचन्द्र (५९०) । 

उल्लिखित महाकीतिसे लेकर माघचन्द्र तकके अद्भवारह आचार्य उज्ज- 
यिनीके पद्ाधीश हुए । 

४५ लक्ष्मीचन्द्र (१०२३), ४६. गुणनन्दीं (१०३७), ४७. गुणचन्द्र (१०४८), 
४८, लोकचन्द्र (१०६६)। ये उल्लिखित चार आचार्य्यं चन्देरी (बुन्देलखण्ड) के 
पट्टाधीश हुए । 

४९. श्रुत्कीति (१०७९), ५० भावचन्द्र (१०९४), ५१. महाचन्द्र (१११५), 

उल्लिखित तीन आचार्य्य भेलसे [भूषाल सी० पी०)के पद्ठाघींश हुए। 
५२ माघचन्द्र (११४०) । 

यह आचाय॑ कुण्डलपुर (दमोह) के पट्टाधीश हुए । 

५३. ब्रह्मननन्दी (११४४), ५४. शिवनन्दी (११४८), ५५. विश्वचन्द्र 
(११५५), ५६. हृदिनन्दी (११५६), ५७. भावनन्दी (११६०), ५८. सुरकीततति 
(११६७), ५०. विद्याचन्द्र (११७०), ६०. सूरचन्द्र (११७६), ६१. भाघनन्दी 
(११८४), ६२. ज्ञाननन्दी (११८८), ६३. गंगकीति (११९९), ६४. सिंहकीत्ति 
(१२०६) | 

उपयुक्त बारह आचाये वारांके पट्टाधीश हुए । 

६५. हेमकीति (१२००), ६६. चारुनन्दी (१२१६), ६७. नेमिनन्दी (१२२३), 
६८ नाभिकीति (१२३०), ६९. नरेन्‍्द्रकीति (१२३२), ७०. श्रीचन्द्र (१२४१), 
७१. पद्म (१२४८), ७२. वद्धमानकीति (१२५३), ७३. अकलंकचन्द्र (१२५६), 
७४, ललितकीति (१२५७), ७५. केशवचन्द्र (१२६१), ७६. चारुकीति (१२६२), 
७७, अभयकीति (१२६४), ७८. बसन्‍्तकीति (१२६४) । 

इृण्डियन ऐण्टिक्वेरीकी जो 3 मिली है उसमें उपयु क्‍्त चौदह 
आचार्योका पट्ट ग्वालियरमें लिखा है, किन्तु वसुनन्दीक्षावकाचारमें इनका 
चित्तौड़में होना लिखा है, पर चित्तौड़के भट्टारकोकी अछग भी पट्टावली है । 
जिनमें ये नाम नहीं पाये जाते हैं। सम्भव है कि ये पट्ट ग्वालियरमें हों। 
इनको ग्वालियरकी पट्टावलीसे मिलानेपर निदचय होगा। 

७०. प्रस्यातकौतिं (१२६६), ८०. शुभकीतिं (१२६८), ८१. धम्मंचन्द्र 
(१२७१), ८२. रत्नकीतिं (१२०६), ८३. प्रभाचन्द्र (१३१०)। 

ये उल्लिखित ५ आचाये अजमेरमें हुए हैं । 


४४२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


<४. पह्मनन्दी (१३८५), ८५. शुभचन्द्र (१४५०), ८६ जिनचन्द्र (१५०७), 
ये तीन आचार्य दिल्लीमें पद्टाधीजञ हुए हैं । 

इनके बाद पट्ट दो भागोंमें विभकत हुआ । एक नागौरमें गद्दी स्थापित्त हुई 
और दूसरी चित्तौड़में। निम्नलिखित आचायोंके नाम चित्तौड़ पट्ठके हैं। प्रभा- 
चन्द्रजीसे चित्तोड़का पट प्रारम्भ होता है। ८७. प्रभाचन्द्र (१५७१), ८८. धम्म॑- 
चन्द्र (१५८१), ८९. ललितकीति (१६०३), «०. चन्द्रकीतिं (१६२२), ९१. 
देवेन्द्रकीति (१६६२), ५९२: नरेन्द्रकीति (१६९१), ९३. सुरेन्द्रकीति (१७२२), 
९.४ जगत्कीति (१७३३), ९५. देवेन्द्रकीति (१७७०), ९६. महेन्द्रकीतिं (१७९२), 
९७ क्षेमेन्द्रकीति (१८१५), ९८. सुरेन्द्रकीति (१८२२), ५५, सुखेन्द्रकीर्ति 
(१८५९), १००. नयनकीतिं (१८७९), १०१. देवेन्द्रकीत्ति (१८८३), १०२. 
महेन्द्रकीतिं (१९३८) । 

नागौरके भट्टारकोंकी नामावली 

१ रत्नकीतिं (१५८१), २ भुवनकीतिं (१५८६), ३. धम्मंकीतिं (१५५०), 
४ विशालकीतिं (१६०१), ५. लक्ष्मीचन्द्र, ६. सहंस्रकीतिं, ७ नेमिचन्द्र, ८' 
बशकीतिं, ९ भुवनकीतिं, १० श्रीभूषण, ११. धम्मंचन्द्र, १२ देवेन्द्रकीतिं, १३. 
अमरेन्द्रकीतिं, १४ रत्नकीतिं, १५ ज्ञानभूषण, १६. चन्द्रकीति, १७. पह्मनन्दी, 
१८ सकलभूषण, १९ सहस्रकीत्ति, २०. अनन्तकीति, २१. हर्षकीतिं, २२. 
विद्याभूषण,२३ हेमकीतिं। यह आचाय॑ १९५१० माघ शुक्ल द्वितीया सोमवार 
को पट्टपर बैठे । 

इनके बाद क्षेमेन्द्रकीति हुए, इनके पट्ट पर मुनीन्द्रकोतिं हुए और अब 
नागौरकी गद्दीपर श्रीकनककीतिं महाराज विराजमान हैं । 


पट्टावली : ४४३ 


कबिवर नवलशाह 


कविवर नवलश्षाहकी हिन्दीमें एक महत्वपूर्ण सचित्र रचना 'वर्धमान पुराण' 
उपलब्ध है। उन्होंने इस ग्रथके अन्तमें जो प्रशस्ति दी है, उस प्रशस्तिसे ज्ञात 
होता है कि ये गोलापूर्व॑ जातिमें उत्पन्न हुये थे । इनका बैंक चन्देरिया और 
गोत्र बड़ था । इनके पूवंज भीषमसाह भेलसी ( बुन्देलखण्ड ) ग्राममें रहते थे । 
उनके चार पुत्र थे--वहो रन, सहोदर, अहमन और रतनशाह | एकदिन भीषण 
साहूने अपने पुत्रोंको बुलाकर उनसे परामर्श किया कि कुछ धामिक का्ये करना 
चाहिये। हमे जो राज-सम्मात और घन प्राप्त है उसका सदुपयोग करना 
चाहिये । सबके परामशंपूर्वक दीपाबलीके शुभ मुह॒तंमें उन्होंने पधडच्चकल्याणक 
प्रतिष्ठाका आयोजन किया, जिसमें दूर-दूर देशसे धार्मिकजन आकर सम्मिलित 
हुये । उन्होंने जिनबिम्ब बिराजमान किया | ततोरण-ध्वजा-छत्रादिसे मन्दिरको 
सुशोभित किया। आगत साधर्मीजनोंका सत्कार किया। और चारसंघको दान 
दिया, फिर रथयात्राका उत्सव किया । चार संघने मिलकर इनका टीका किया । 
और एकमत होकर इन्हें 'सिघंई' पदसे विभूषित किया | यह बिम्बप्रतिष्ठा 
वि० सम्बत्‌ १६५१ के अगह॒न मासमें हुई थी | उस समय बुन्देलखण्डमें महाराज 
जुझारका राज्य था । 


इनके पूव॑जोंने भेलसीको छोड़कर खटोला गांवमें अपना निवास बनाया । 
इनके पिताका नाम सिंघई देवाराय ओर मात्ताका नाम प्रानमती था। सिंघई 
देवारायके चार पुत्र थे--नवलशाह, तुलाराम, घासीराम और खुमानसिह । 
नवलशाह ही प्रस्तुत कविवर है। कविवरने वर्धभानपुराणकी .रचना महाराज 
उत्रसालके पोत्र ओर सभासिंहके पुत्र हिन्दुपतिके राज्यमें की थी। कविवरने 
लिखा है कि उन्होंने और उनके पुत्रने मिलकर आचाय॑ सकलकीतिके वर्धमान- 
पुराणके आधारसे अपने वर्धभानपुराण'की रचना की है। प्रंथके अध्ययनसे 
कंविवरकी काव्य-प्रतिभा और सिद्धान्त-ज्ञानका अच्छा परिचय मिलता है। 
वे चारों अनुयोगोके विद्वान थे, कवि तो थे ही । 


ससय-निर्णय 
इनका समय निश्चित है। इन्होंने वर्धभानपुराणकी समाप्ति विक्रम सम्बत्‌ 


४४४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


१८२५ फागुन शुक्ला पूर्णमासी बुधवारको हुई है'। इससे इनका समय विक्रमकी 
१८वीं शतीका अन्तिम पाद और १४वीं झताब्दीका प्रथम पाद निश्चित होता 
है अर्थात्‌ इनका समय विक्रम संवत्‌ १८२५ है। 


रचना-परिचय 

इनकी एकमात्र रचना वर्धमानपुराण प्राप्त है। इसमें भगवान्‌ महावीरके 
पूवे भवों और वर्तमान जीवनका विशद एवं विस्तुत परिचय दिया गया है। 
इसकी भाषासे अवगत होता है कि उस समय हिन्दीकी खड़ी बोलीका आरस्भ 
हो गया था। कविने अपनी यह रचना प्रायः अपने समयकी हिन्दीकी खढ़ी' 
बोलीमें की है। रचना सरस और सरल है। 

ग्रंथमें १६ अधिकार दिये गये हैं। प्रथम अधिकारमें मद्भुलाचरणके अनन्तर 
वक्‍ता ओर श्रोताके लक्षण दिये गये है। 

दूसरे अधिकारमें भगवान महावीरके पूर्व भवोंमेसे पुरुवा भीलके भवमें 
उसके द्वारा किये गये मद्य-मांसादिकके परित्यागका वर्णन करते हुये उसके 

“भौधर्म स्वरंमें देवपदकी प्राप्ति वणित है। तीसरे भवमें भरत चक्रवर्तीके पुत्रके 

रूपमें मरीचिकी पर्याय-प्राप्ति और उसके द्वरा मिथ्या मतकी प्रवृत्ति, फिर 
ब्रह्मस्वगंमे देवपर्यायकी प्राप्ति, वहाँसे चलकर जटिल तपस्वीकी पर्याय, 
तत्पश्चात्‌ सौधमं स्वगंकी प्राप्ति, फिर अग्निसह नामक परिक्नाजककी पर्याय, 
फिर तृतीय स्वगंमे देवपद-प्राप्ति, वहांसे आकर भारद्वाज ब्राह्मणकी पर्याय, 
फिर पाचवे स्वर्गमें देवपर्याय, फिर असंख्य वर्षों तक अनेक थोनियोंमें भ्रमणादि- 
का कथन किया गया है। 

तृतीय अधिकारमें स्थावर ब्राह्मण, माहेन्द्र स्वर्गम देव, राजकुमार विश्व- 
नन्दि, दशवें स्वर्गमें देव, त्रिपृष्ठनारायण, सातवें नरकमें नारकी इन भवोंका 
वर्णन है। चतुर्थ अधिकारमें सिह पर्याय और चारण मुनियों द्वारा सम्बोधन 
प्राप्त करनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति, फिर सौधरम्म स्वगंमें देवपर्याय, ६ राजकुमार 
कनकोज्वल, सातवें स्वर्गमें देव, राजकुमार हरिषेण, दशर्वे स्वगंमें देवपर्यायका 
कथन है। 

पाँचवे अधिकारमें प्रियमित्र चक्रवर्तके भवका तथा बारहवें स्वर्गमें देव- 
पदकी प्राप्तिका वर्णन है। 

छठवे अधिका रमे राजा नन्‍्दके भवमें तीर्थंकरप्रकृतिका बन्ध तथा सोलहवे 
स्वरग॑में अच्युतेन्द्र पदकी प्राप्तिका वर्णन है। 


१. वर्धभान पुराण १६।३३०-३३ ३। 


पदावली ; ४४५ 


' सातवें अधिकारमें कृण्डपुरनरेश सिद्धार्थके महलोंमें कुबेर द्वारा तीथकर- 
जम्मसे पूर्व रत्नोंकी वर्षा, माता द्वारा सोलह स्वप्नोंका दर्शन और महावीरका 
शर्भकल्याणक वर्णित है। 

आठवें और नोवें अधिकारमें भगवानके जन्मकल्याण-महोत्सवका विस्तृत 
वर्णन किया गया है। 

दशवें अधिकारमें भगवान्‌के बाल्यजीवन, किशोरावस्था, युवावस्था, बे राग्य 
और दीक्षा, कूलराजा द्वारा भगवानको प्रथम आहार, चन्दनाके हाथोसे आहार 
लेनेपर चन्दनाकी कष्टनिवृत्ति, तपश्चर्याकालमें विविध उपसर्गोंका सहन और 
केवलज्ञानप्राप्तिका वर्णन है । 

ग्यारहवें अधिकारमें देवों द्वारा भगवानका केवलज्ञानकल्याणक-महोत्सव 
मनाने और कूबेर द्वारा रचित समवशरणका वर्णन है। 

बारह॒वें अधिकारमें गौतम इन्द्रभूतिका समवशरणमें आना, उसके द्वारा 
भगवानकी स्तुति करता और भगवानसे जेनेन्द्री दीक्षा लेने आदिका वर्णन है। 

तेरहवेंसे पन्द्रहयें अधिकार तक गौतम गणधर द्वारा किये गये प्रश्नों और 
प्रश्नोंके समाधानस्वरूप भगवानकी दिव्यध्वनिमें निरूपित तत्त्व-निरूपण 
बतलाया गया है। 


सोलहवें अधिकारमें भगवानका विभिन्‍न देशोंमें विहार गौत्तम गणथर द्वारा 
श्रेणिकके तीन पूव॑भव, अन्तमें बिहार करते हुए भगवानका पावामें निर्वाण, 
गौतमस्वामीको केवलज्ञानकी प्राप्ति और उनका धर्मंविहार, धर्म उपदेश आदिका 
वर्णन करते हुए अधिका रके अन्तमें अपना विस्तृत परिचय देकर ग्रन्थकों समाप्त 
किया है। 

कविने इस काव्य-प्रन्थमें दोहा, छप्पय, चौपाई, सवेया, अड्डिल्ल, गीतिका, 
सोरठा, करखा, पद्धरि, चाल, जोगीरासा, कवित्त, त्रिभगी और चर्चरी छन्दोंका 
प्रयोग किया है, जिनकी संख्या सब मिलाकर ३८०६ है। 

१९जी शताब्दीकी यह हिन्दी रचना बहु प्रचलित रही है। इसका एक बार 
प्रकाशन सूरतसे हो चुका है । वह अब अनुपलब्ध है। 


४४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


>9-9-9-099-9०9-9०9०0७०9-90-999-0-9०0-9०9०७०-099७9०99060-0090-9000-0०७6' 


परित्रिष्ट 


209090-60-00-9090-9-9-9-9-99-0-9-09-9-9-9-9०99-0-9-0-0०0-0-90-00-9-9-0-0-०0-0 


१, ब्रन्थकारानुक्रमणिका 


प्रन्थकार 

अकलडुदेव 

अग्गल 

अजितसेन 

अनन्तकीर्ति 

अनन्तवीये बुहत्‌ 
अनन्तवीये लघु 

अभयकीत्ति 

अभयचनद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
अभिनव चारुकीति 
अभिनव धमंभूषण भट्टारक 


अभिनव वाग्भट्ट 
अमरकीत्तिगणि 
अमितगति द्वितीय 
अमितगत्ति प्रथम 
अमृतचन्द्र सूरि 
अरुणमणि 
अहर्दास महाकवि 
भल्‍्हू कवि 

असग महाकवि 
असवाल कवि 
आज्चण्ण 
आदिपम्प 
आ॑म॑क्षु 
आशाघर महाकवि 


इल्द्रनन्दि द्वितीय 
२९ 


समय भाग एवं पृष्ठ 
वि० ७वी शती उत्तराघं २३०० 
११८९ ई० ४३११ 
ई० १३वीं शती ४।३० 
ई० ८-९वी झती ३।१६३ 
ई० ९७५-१०२५ शेशेट 
वि० १२वीं शतीका आदि ३५२ 
शक सं० १६वीं शती ४।३२१ 
ई० १३वीं शती ३१३१९ 
ई० १६वीं शत्ती ड।८५ 
ई० १३५८-१४१८ ३॥३५५ 
वि० १४वीं शती मध्य ४॥३७ 
वि० १३वीं शत्ती ४१५४ 
वि० ११वीं शत्ती २॥३८९ 
बवि० स॒० १००० २३८३ 
ई० १०वीं शत्ती अन्त २।४०२ 
वि० १८वीं शत्ती ४।८९ 
वि० १४वीं शतीका आदि ४४८ 
१६वीं शती डे।२४२ 
ई० १०वीं शाती ४११ 
वि० १५वीं शतो ४।२२८ 
ई० ११९५ ४१३११ 
ई० ९४१ ड३०७ 
बी० नि० स० "वी शत्ती रा७१ 
वि० स० १२३० है 
ई० १०-११वीं शत्ती ३॥२१९ 
परिशिष्ट : ४४९ 


इन्द्रनन्दि प्रथम (इन्द्रनन्दि योगीन्द्र) ई० १०वी शतीका आदि 


इलगोवर्डिगल 
उद्नादित्याचार्य 
उच्चा रणाचार्य 
उदयचन्द्र 
उदयादित्य 
ऋषिपुत्र 
एलाचाये 
एलाचार्य 
ओड्डय्य 
फनकनन्दि 
कनकामर मुनि 
कमलभव 

कर्ण पाये 
कल्याणकीति 
कान्ति देवी 
काणमसिक्षु 
कामराज 
किशनसिह 
कीर्तिवर्मा 
कुृगवेल 


कुन्दकुन्द 


कुमार या कुमारस्वामी (कार्तिकेय) 


कुमारनन्दि 
कुमारसेन 
कुमुदेन्दु 
कूवरपाल 
केशवराज 
क्ोटेब्बर 
खड्मसेत कवि 
खुशारूचन्द काला 
गणघरकीत्ति 
गुणचस्द्र 


वि० ८वी शत्ती समवत 
ई० २-३ दाती 
ई० १२वी शत्ती 
ई० ११५० 

ई० ६-७वी शत्ती 
ई० १ली शती 
<-९वी गती 

्ई० ११७७० 

वि० ११वी शती 
वि० १शवी शती 
ई० १२३५ 

ई० १९वीं शती 
ई० १४३९ 

ई० १२वीं शती 
ई० ९वी शती 


स० १८वीं शती 
११२५ ई० 


ई० १ली शत्ती 
वि० २-१री शततो 
० «वी शत्ती 
वि० ८वी शती 
१२७५ ई० 
वि० १७वी शती 
११५० ई० 
१५०० र्ड० 
वि० स० १८वी शत्ती 
व्रि० स० १८वीं शत्ती 
वि० १शवी शत्ती 
वि० १६१३-१६०३ 


४५० तीघकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


३३१७७ 
ड।३१४ 
३।९५० 

२९२ 
४१८४ 
४३११ 
२।२६२ 
४३१२ 
२।३१९ 
४३०८ 
२॥४५२ 
४१५९ 
४३११ 
४३०९ 
४३११ 
४३०८ 
२।४५२ 
४।३२१ 
४२८० 
४ा३११ 
४।३१६ 

२॥९८ 
२।१३३ 
२१४४७ 
२४४९ 
४।३११ 
४२९२ 
डा३१० 
४३११ 
४२८० 
डी३०३ 
३॥२४३ 
३।४२१२ 


गुणदास ( गृणकीति ) 

गुणधर 

गुणभ्र 

गुणभद्वाचार्य॑ 

गुणभद्र द्वितीय 

गुणवम 

गुद्धपिच्छाचार्य (उमास्वामी या 
उमास्वाति) 

गगादास 

गगादास 

ज्ञानकीति 

ज्ञानभूषण 

चन्द्रभ 

चतुमु ख कवि 

अर्ंद्रकीति भट्टा रक 

चामुण्डराय 


चिन्तामणि 
चिमणा 


चिरन्तनाचाय॑ 
छत्रसेन 
जगजीवन 
जगन्नाथ 
जगमोहनदास 
जटासिहनन्दि 
जनादंन 
जन्नकवि 
जयचन्द छावडा 
जयसागर 
जयसेन द्वितीय 
जयसेन प्रथम 
जल्हिंगले 
जिनचन्द्र भेटूटा रक 
जिन॑चन्द्राचाय॑ं 


वि० पू० श्ली शत्ती 
वि० १५-१ ६वी शत्ती 
ई० ८२,८ 

बि० १३वीं शत्ती 
ई० १२२५ 


ई० श्री शती 
वि० १८वीं शत्ती 


चि० श्छ्वी दती 

वि० स० १५०००१५६२ 
ई० १६०५ 

ई० ७८रेसे पूव॑वर्ती 
१७वी शती 

ई० १०वीं शतो 


५-६वी शततीसे पृव॑वर्ती 
वि० १८वी शती 
वि० १७-१८वी शत्ती 
वि० १७-१८वीं शत्ती 
बि० १८६५के करीब 
वि० ७-८वी शती 
शक स० १७वी जञत्ती 
ई० १शबी शत्ती 

बि० १०वीं शती 
वि० स० १६७४ 
ई० ११-१२वी शती 
वि» १ श्वी शतती 
बि० १"वी शत्ती 
वि० १६वीं शती 

ई० १ !१-१रवी शती 


४३१९ 
२॥२८ 
४।२१६ 
३८ 
४५९ 
४)३०९ 


२।१४५ 
३।४४७ 
४३२२ 
४५६ 
३।३४८ 
४१११ 
४९४ 
२४४ 
डीरप 


४३२२ 
४३२१ 


२।७९ 
३॥४४५ 
४२६० 

४९० 
४३०५ 
२॥२९१ 
४३२१२ 
४३०९ 
४२९० 
४।३०२ 
३।१४२ 
३।१४० 
४२४२ 
शे३८१ 
३।१८४ 


परिशिष्ट : ४५१ 


जिनदास 
जिनदास पण्डित 
जिनसागर 
जिनसाग्रर 
जिनसेन 

जिनसेन द्वितीय 
जिनसेन द्वितीय (भद्टारक) 
जिनसेन प्रथम 
जोइंदु (जोगीन्दु) 
जोधराज गोदीका 
टेकचन्द 

टोडरमल 

ठकाप्पा 

डालूराम 
तारणस्वामी 
तिरुककतेवर 
तिरुतक्कतेवर 
तेजपाल 
तोलामुलितेवर 
त्रिभुवन स्वयंभु 
दयासागर 
दामोदर द्वितीय (ब्रह्मदामोदर) 
द्वामोदर महाकवि 
दीपचन्द भाह 
दुग्गंदेवाचा ये 
देवचन्द्र 

देवदत्त कवि 
देवदत्त महाकबि 
देवनन्दि कवि 
देवनन्दि पृज्यपाद 
देवसेन 

वेबसेन (देवसेन गणि) 
देवेन्द्रकीति 


दशक सं० १७वीं शत्ती 
वि० १५-१६वों शती 
ब्ि० १७-१८वीं शती 


शक सं० १८वीं छत्ती 
ई० «वीं शती 

वि० १६वीं झती 

ई० ७४८-८१८ 

ई० ६ठी शत्ती 


स० श्ष्वी शत्ती 
वि० सं० १७९७ 
शक सं० १८वीं शती 


वि० सं० १५०५ 


5 ७वीं शत्तो 
वि० १६वीं शत्ती 


ई० «वीं शत्ती 
शक सं० १८वीं शती 
वि० १६वीं शती 
वि० १३१वी शत्ती 
वि० १८वीं शत्ती 
ई० ११वीं शती 
वि० १२वीं शत्ती 
वि० सं० १०५० 
वि० १०-११वीं शत्तो 
श्ष्वी शत्ती 
ई० ६ठी शत्ती 

बवि० सं० ११३२ 
ई० १०वीं शत्ती 
स० १८वीं शती 


४५२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्वरा 


४३१८ 
४८३ 
३४४९ 
४३२२ 
ड३२२ 
२।३ ३६ 
३।३ ८६ 
३॥१ 
२।२४३ 


४३० ३ 
४३०५ 


४२८३ 
डीरे२२ 
४३०६ 
४२४३ 
४३१६ 
४३१३ 
४२०९ 
४३१६ 
४१०२ 
४२३२२ 
४१९५ 
४१९३ 
२।२९३ 
२१९५ 
४१८० 
४२४२ 
४१२४ 
४२४२ 
२॥२१७ 
४)१५१ 
२।३६५, ३७० 
३।२५२ 


देवेन्द्रकीति 
देवेन्द्रकीति 
देवेन्द्रमुनि 
दोड्डय्य 
दौलतराम कासलीवाल 
दौलतराम द्वित्तीय 
दथानतराय कवि 
धनअजय महाकवि 
धनपाल 

धनपाल द्वितीय 
धनसागर 

घरसेन 

घमंकीति 

धर्मंधघर 


प्रमंसेत 
“*धवल कवि 


नथमल विलाला 
नयनन्दि 

नयसेन 

नयसेन 

तरसेन (नरदेव) 
नरेग्रसेन 

नरेस्द्रसेन 

तागचन्द्र (अभिनव पम्प) 


नागदेव 
नागव्म 


नागवर्मा द्वितोय 
नागहस्ति 
नागेन्द्रकीति 
नामोआया 
तृपतु ग 
नेमिचन्द्र 
नेनिचन्द्र कवि 


वि० १८वीं शत्ती 


१२०० ई० 

वि० १६वीं शती 

वि० सं० १७४५ 
वि० स॑० १८५५-१८५६ 
वि० सं० १७३३ 

ई० ८वीं शत्ती करीब 
वि० १०वीं शती 
वि० १५वीं शती 

सं० १८वीं शती 

ई० सन्‌ ७३ 

वि० १७वीं शती 
वि० १६वीं शत्तो 


शक सं० १०-११वीं शती 
वि० १०वीं शत्ती 

वि० ११-१२वी शती 
११२१ ई० 

११२५ ई० 
वि० १४वीं शती 

ई० सन्‌ १७३० 

वि० १२वीं शती मध्य 
११०० ई० 

वि० सं० १५७३ के पूर्व 
ई० ९०७ 

ई० ११४५ 

वी० नि० सं० छवीं शती 


ई० सन्‌ ८१४ 
१३वीं शती 
श्"्वीं शत्ती 


३४४८ 
४३१५१ 
डी३११ 
डा७५ 
४२८१ 
४२८८ 
४२७६ 
४९ 
४११२ 
४डी२११ 
३।४५२ 
रे 
३।४३१२ 
[५७ 
डोौरे१२ 
४११६ 
४२८१ 
२३॥२९० 
३॥२६४ 
डीरि०८ 
डी२२३ 
३॥४२४ 
२।४३३ 
४३०८ 
४डी६२ 
डॉशि१० 
डी३१० 
शॉ७१ 
डीरेरर 
डीशेर१ 
अरशे११ 
४३०९ 
डीरडइरे 


परिशिष्ट : ४५३६ 


नेमिचन्द्र टीकाकार 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव 


(नेमिचन्द्र मुनि) 


पदुमनार 
प्रमेष्ठीसहाय 
पद्मकीति भुति 
पद्मनन्दि द्वितीय 
पद्मनन्द प्रथम 
पद्मनन्दि भट टारक 
पद्मनाभ 

पद्मनाभ कायस्थ 
पद्चप्रभ मलधारिदेव 
पद्मसिह मुनि 
पच्मसुन्द र 

पाण्डे जिनदास 
पात्रकेस री (पात्रस्वामी) 
पामो 

पाइवदेव 


पाए्व पण्डित 
पुष्यसागर 


पृष्पदन्त 
पुष्पदन्त महाकवि 
पोन्‍न कवि 

प्रभाचन्द्र 

प्रभाचन्द्र बृहत 
प्रभाचन्द्र भट टारक 
बखत राम 

बट टकेर 
बनारसीदास महाकवि 
बन्धुवर्मा 

बल्हकवि (बूचिराज) 
बालचन्द्र 


ई० १६वीं शती मध्य 
ई० १०वीं शत्ती अन्त 
बि० १२वीं शतीका आदि 


स० १८६५के करोब 
शक स० ९९०९ करीब 
ई० ११वीं शती 
ई० ९७७-१०४३ 
ई० १४वीं शती 
ई० १५८० 
ई० १४-१५वी शती 
ई० ११०३ के पूर्व 
वि० से १०८६ के पूर्व 
वि० १७वी 
वि० १७वी शती 
वि० ६ठी शत्ती अन्त 
स० १८वी शती 
ई० १२-११वी शती 
ई० १२०५ 


ई० १-२री शतीके करीब 
ई० १० वी शत्ती 

ई० ९५० के करीब 

ई० ११वीं शतती 

बि० ४-५वी 

वि० १६वीं शती 

श्ण्वी शत्ती 

ई० सब की १ ली शती 
वि० स० १६४३ 

र्ई७ २२०० 

वि० १६वीं शती 

ई० १२वों शती 


४५४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


| श४१४ 


२४१७ 
२।४२५९ 


४|३१३ 
४३०५ 
३॥२०५ 
३॥१२५ 
२३।६१०७ 
३॥३२५ 
४३११ 

४५४ 
३।१४५ 
२॥२८८ 

४८२ 
४२०४ 
२।२३७ 
३॥४५२ 
३॥३०२ 


४३११ 
४३९१ 


२॥५० 
धी।१०४ 
४३०७ 

३॥४५ 
३॥२९९ 
३। २८४ 
४३०५ 
२।६१७ 
४२४८ 
४३११ 
ड२३० 
४१८९ 


बाहुबली 
अुधजन 
बुलाकीदास 
ब्रह्म कृष्णदास 
ब्रह्मगुलाल 
ब्रह्मज्मानसागर 
ब्रह्मजयसागर 
ब्रह्म जिनदास 
ब्रह्मजीवन्धर 
ब्रह्मदेव 
ब्रह्मनेमिदत्त 
ब्रह्म साधारण कवि 
भगवतोदास 
भट्टवोसरि 
दीप के 
गचन्द 
भारामल 
भावसेन त्रेविद्य 
भास्कर 
भास्क रतन्दि 
भुवनकीतति भट्टारक 
भत्तबलि 
भूधरदास 
भूधरमिश्र 
भेया भगवतीदास 
मगरस 
मगराज 
मधुर 
मनरगलाल 
मनोहरलाल (मनोहरदास) 
मलयकीति 
मल्लिभूषण भट्टारक 
मल्लिषेण 


ई० १५६० 
१०वीं शती मध्य 


वि० १छवी शती 

वि० १७वी शती 

वि० १७वी शत्ती 

वि० १८वीं शत्ती 

वि० स० १४५० १५२५ 
वि० १६वीं शत्ती 

ई० १२वी छाती 

वि० १६वीं शती 

वि० १५वी शत्ती 

वि० १७वीं शत्ती 

ई० ११वीं छाती अन्त 
ई० १६०४ 

१९ २०वी शती 

वि० स० १८-८९वी शतो 
ई० १३वी शत्ती मध्य 
ई० १४२४ 

वि० स० १६वीं शती 
वि० स० १५०८-१५२७ 
ई० ८७के करीब 

वि० १८वी शती 


वि० १८वीं शती 
ई० १५०८ 

ई० १५५० 

ई० १३८५ 

वि० १९वी शत्ती 
स० १८वी दतती 

वि० १५वी शत्ती 
वि० १६वीं शती 
ई० ११वी शत्ती 


4१११ 


४[२९८ 
डीर२६र 


डीट४ड 
अीरे०४ 
३।४४२ 
४३०२ 


३।३३८ 
३॥३८७ 


३॥३१० 
३।॥४०२ 
४२४२ 
४।२३८ 
२।॥२४५ 
४२११९ 
४२९६ 
४३०४ 
३।२५६ 
४३११ 
३॥।३०७ 
३॥।३३४९ 

२॥५५ 
४२७२ 
४३०६ 
४२६३ 
४]३१० 
४३११ 
४३११ 
डी।३े०५६ 
४२८० 
३।४२८ 
३॥३७३ 
३॥।१६९ 


परिक्षिष्ट ४५५ 


मेहन॑न्दि मुनि 
महाकीति 
महावीराचार्य॑ 
महासेन द्वित्तीय 
महासेनाचाय॑ 
महितसागर 


महीचन्द्र 

महीन्दु (महीचन्द्र) 
महेन्द्रसेन (महेन्द्रभषण) 
माघनन्दि 

माणिकचन्द कवि 
माणिक्यनन्दि 
माणिक्यराज 
माधवचन्द त्रेविद्य 


मानतुज़् 
मघरोज 


मेधावी पण्डित 
यतिवृषभ 

यश:ःकीति 

यश:कीर्ति प्रथम 
यशोभद्र 

योगदेव पण्डित 

रइध्‌ महाकवि 

रुघु 

रत्नकीति 

रत्नकीति (रत्ननन्दी) 
र्नाकरवर्णी 

रनन्‍न कवि 

रविचन्द्र मुनीन्द्र 
रविषेण 

राजमल्ल 

राजमल्ल 

राजसिंह कवि (रल्ह) 


विं० १६वीं शती 


ई० ९वी बतीका आदि 
ई० ८-«वीं शत्ती 

ई० १०वीं शतीका उत्तराधे 
शक सं० १६९०४ 

शक सं० १६-१७वीं शती 
वि० १६वीं शती 

वि० १७-१८वी शती 

ई० १२वीं शती उत्तरा्ध 
वि० १७वीं शती 

ई० १००३ 

वि० १६वीं शती 

ई० ९७५-१००० 

६-७वी शती 


वि० १६वीं शती 

ई० १७६के करीब 

वि० १५-१६वी शती 
वि० ११-१२वी शतती 
बि० ६ठी शतोके पू्॑ 
१५-१६वीं शत्ती 

वि० सं० १४५७-१५३६ 
दशक सं० १७-१८वीं शती 
शक सं० १८वीं शती 
वि० १६वीं शतती उत्तराध॑ 
ई० १६वीं शत्ती 

ई० १०वीं शत्ती 

ई० १२-१३वीं शती 
बि० सं० ८४०्से पूर्व 
वि० १६-१७वी शती 
वि० १७वीं शत्ती 

वि० १४वीं शती 


४५६ : तीथंकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


१।४१९ 
डी३२१ 

३।३४ 
३।२८६ 

३५५ 
डी३२० 
४९२१ 
डीर२५ 
३।४५१ 
३।२८२ 
४२३७ 

३।४१ 
४२३२५ 
३।२८८ 
२॥२६७ 
४।३१९ 

४।६७ 

२।॥८० 
२।४०७ 
४१७८ 
२॥४५० 
४।२४ ३ 
४१९८ 
डाीरेर२२ 
४३२२ 
३६४३४ 
४३०९ 
डी३०७ 
३।३१६ 
२।२७६ 
'डीरे०४ 

४७६ 
४३०६ 


राजादित्य 

रामचन्द्र मुमुक्षु 
रामसेन 

रूपचत्द (रूपचन्द्र पाण्डे) 
लक्ष्मणदेव' 

लक्ष्मी चन्द्र 
लफक्ष्मीचन्द्र कवि 
लक्ष्मोदास 
ललितकीत्ति 

लाखू 

लोहट 

वज्ञसूरि 

वष्पदेव 

वढ्धमान द्वितीय 
बद्धमान प्रथम (मट्टारक) 
वसुनन्दि प्रथम 
वाग्भट ट प्रथम 
वादिचन्द्र 

वादिराज 
वादीभसिंह 

वामदेव पण्डित 
वामन मुनि 
विजयकीति भट्टारक 
विजयवर्णी 
विजयसिह 
विद्यानन्द 
विद्यानन्दि भटूटारक 
विनयचन्द्र 
विमलकीति 
विमलसूरि 
बविशालूकीति 
विशेषवादि 

वीर कवि 


ई० ११२० 

ई० १३वीं शत्ती मध्य 
ई०७ ११वीं शतती उत्तराध॑ 
सं० १६४० 

१४वीं शती 

शक स० १७वीं शती 


बि० १८वीं शती 

वि० १०वीं शतती 

वि० सं० १२७५-१३१३ 
वि० १८वीं शत्ती 

वि० ६ठी शती 

वि० ५-६ठो शती 

वि० १६-१७वीं शती 
ई० १४वी शतो उत्तराद्ध 
ई० ११-१२वी शत्ती 
ई० ११-१२वी शती 
वि० सं० १६३७-१६६४ 
ई० १०१०-१०६५ 

वि० «वीं शतती 

वि० १"वी शती 

ई० १२-१ २वी शती 
वि० १६वीं शती 

ई० १३वीं शती 

वि० १६वी शत्ती 

ईूँ० ७७५-८४० 

घि० सं० १४०९-१५३८ 
ई० १श्वीं शती 

११्वी शती 

ई० ४थी शती लगभग 
शक सं० १८वीं शती 
ई० ११वीं शतीसे पूर्व 
बि० सं० ११वीं शती 


डर३११ 
'४॥६९ 
३११३२ 
डा२२५ 
डरे०७ 
४३२१६ 
४२४३ 
४३०४ 
३।४५२ 
४१७१ 
४३० ३ 
२।४५५० 
२॥९५ 
३।४४६ 
३।३५८ 
३।२२३ 
डी२२ 
४७१ 
३।८८ 
३॥२५ 
४६५ 
४३१६,२१७ 
३।२६२ 
४३२३ 
४२२७ 
रोरे४८ 
३॥।३६९ 
४१९१ 
४२०६ 
२२५४ 
डीरे२२ 
रा४ड५१ 
४१२४ 


परिशिष्ट : ४५७ 


वीरचन्द्र 

वीरदास (पासकीर्ति) 
वीरनत्दि 

वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती 
वीरसेनाचार्य 
वोम्मरस 

वुन्दावन दास 
शाकटायन (पाल्यकीर्ति) 
शान्त (शान्तिषेण) 
गान्तिकीति 

शाह ठाकुर कवि 
शिरोमणिदास 
शिवाय 

शुभकीत्ति 

शुभचन्द्र 

शुभचन्द्र 

शुभचन्द्र 

श्रीजन्द 

श्रीदत्त 

श्रीधर तृतीय 

श्रीधर द्वितीय 


श्रीधर देव 

श्रीधर प्रथम (विवुध श्रीधर) 
श्रीधरसेन 
श्रीधराचायं 
श्रीधराचार्य 

श्रीपाल 

श्रीभूषण 

श्रुतकीति भट्टारक 
श्वुत्तमुनि 

श्रुतसागर सूरि 
सकलकीति भट्टारक 


वि० सं० १५५६-१५८२ 
शक सं० १६वीं शत्ती 
ई० ९५०-९९९ 
ई० १२वीं शती मध्य 
ई० ८१६ 
ई० १४८५ 
वि० सं० १८४२ 
० श्०रष्के पूर्व 
वि० ७वी शत्ती 
ई० १५१९, 
वि० १७वीं शती 
वि० सं० १७वी शती 
ई० प्रथम दती 
वि० १५वीं शती 
ई० १२०० 
वि० ११वीं शत्ती 
सं० १५३५-१६२० 
ई० ११वीं शती 
वि० ४-'वीं शती 
वि० १३वीं शती 
वि० १३वीं शती 
ई० १५०० 
वि० १२वीं शत्ती 
ई० १३-१४वीं शत्ती 
ई० ८-९वीं शती 
ईं० १०४६ 
वि० <जीं शत्तो 
वि० १७वीं शत्ती 
वि० १६वीं शत्तो 
ई० १३वीं शो उत्तर 
वि० १६वीं शत्ती 
वि० सं० १४४३-१४९९ 


४५८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


२३७४ 
४३२० 

३॥५३ 
३।२६९ 
२३२१ 
४३११ 
२।२९९ 

३॥१६ 
२॥४५१ 
४३११ 
४२३३ 
४२३०३ 
२।१२२ 
२॥४११ 
४३११ 
३।१४८ 
३।२६४ 
४१३९ 
२।४४८ 
४१४९ 
४१४५ 
४३११ 
४१२७ 

४।६० 
३११ ८७ 
४।२११ 
२।४५२ 
३।४३९ 
३१४३० 
३।२५७२ 
इ॥३९१ 
३॥३२६ 


सदासुख काशलीवाल 
सुधारू कवि 
समनन्‍्सभद्र 

सहवा 

सालिवाहन कवि 
साल्ब 

सावाजी 

विद्धसेन 

सिहनन्दि 

सिंह महाकवि 
सुप्रभाचाय॑ 

सुमत्ति 

सुमतिकीत्ति 
सुमतिदेव 
सुरेन्द्रकीति 

सुरेन्द्र भूषण 
सूरिनन 

सोमकीर्ति 
सोमदेव्सारि 
सोमनाथ 

सोमसेन 

स्वयम्भुदेव महाकवि 
हरिचन्द कवि (जगमित्रहल) 
हरिचन्द द्वित्तीय 
हरिचन्द्र महाकवि 
हरिदेव 

हरिषेण 

हरिषेण 

हस्तिमल्ल 


वि० सं० १८५२ 


ई० ररी शत्ती 
शक स० १७वीं शती 
वि० १७वीं शती 
ई० १५५० 
शाक सं० १६वीं शती 
वि० सं० ६२५ के आसपास 
ई० २री शती 
वि० १२-१३वी शती 
११-१२वी शती 
८वीं शततीके लगभग 
वि० १६-१७वी शती 
७-८वीं शती 
वि० १८वीं शती 
वि० १८वी शती उत्तराद्ध 
बवि० सं० १४८०-१५०० 
ई० ९५९ 
ई० ११५० 
वि० १७वीं शती उत्तराधे 
ई० ८३ 
वि० "वी शती 
१"वी शत्ती 
ई० १०वीं शती 
धि० १२-१५वी शती 
ई० १०वीं शती मध्य 
वि० ११वीं शत्ती 
ई० ११६१-११८१ 


४२९४ 
४३०६ 
२।१७१ 
४३२२ 
४२६९२ 
४३११ 
४२२१ 
२॥२०५ 
२।४४४ 
४१६६ 
४१९७ 
२॥४४६ 
३॥३७७ 
३॥२८७ 
२।४५१ 
३॥४५० 
४३२१ 
३।३१४४ 
३॥७० 
४३११ 
३॥४४र 
४९५ 
४२१४ 
४२२२ 
४१४ 
४२१८ 
३॥६३ 
४१२० 
३॥।३७५ 


परिकश्षिष्ट : ४५९ 


२. ब्रन्थानुक्रमणिका 


प्रत्थ 


अकलड्भाष्टकवचनिका 
अक्षयनिधिदशमी कथा 
अक्षरवावती' 
अक्षरबत्तीसिका 
अजितनाथपुराण 
अजितनाथरास 
अजितपुराण 
अजितपुराण 
अज्जनाचरित 
अज्जनापवतञ्जय 
अट्वाबीसमूलगुण रास 
अठाईब्रत-कथा 
अणत्थमियकहा 
अणथमिउकहा 
अपंतवयकहा 

अगुपेहा 
अणुबयरयणपईव 
अणुवेक्सा 

अणुवेब्खा दोहा 
अध्यात्मकमलमातंण्ड 
अध्यात्मतरज्रिणी 
अध्यात्मतरज्िणी (योगमार्ग) 
अध्यात्मतरज्लिणी-टीका 
अध्यात्मपच्चीसी 
अध्यात्म रहस्य 
अध्यात्मवा राखड़ी 


ग्रन्थकार 


सदासुख काशलीवाल 
ललितकीत्ति 

ब्रह्म ज्ञानससागर 
भगवतीदास 

रन्न 

ब्रह्म जिनदास 
विजयसिंह 
अरुणमणि 

भट्टारक भुवनकीकत्ति 
हस्तिमल्ल 
जिनदास 

महीचन्द्र 

हरिचन्द्र द्वितीय 
र्‌इथधू 

गुणभद्र 

ब्रह्म साधारण 
लाखू 

जल्हू 

लक्ष्मीचन्द्र 
राजमल्ल 

शुभचन्द्र 

सोमदेव 
गणधरकीत्ति 
दीपचन्द शाह 
आशाधघर 
दोलतराम कासलीवाल 


४६० ३ तीमेकर महावीर और उ नकी आचार्यपरम्परा 


खण्ड एवं पृष्ठ 
४२५९६ 
३॥४५३ 
३।४४३ 
४२७२ 
४३०७ 
३॥३४२ 
४२२८ 
४९० 
३॥३३८ 
३।२८१ 
३॥३४० 
४३२१ 
डररर 
४२०५ 
४२१८ 
४२४२ 
४१७६ 
४२४२ 
४२४९ 
४८१ 
३॥३६६ 
३।८८ 
३॥२४४ 
४२५९४ 
४४५ 
४२८२ 


ब्ड 


अध्यात्मसन्दोह 
भ्रध्यात्मसवैया 
अनगारघर्मामृत (धर्मामृत) 


अनथमीकथा 
अनन्तकथा 
अंनन्‍्तनाथपुराण 
अनन्त॒नाथपूजा 
अनन्तनाथस्तोत्र 
अनन्तव्रतकथा 
अनन्तव्रतकथा 
अनन्तब्रतकथा 
अनन्तव्रत्तकथा 
अनन्तब्रतकथा 
अनन्तब्रतपुजा 
अनन्तव्तरास 
अनादिबत्तीसिका 
अनिरुद्धहूरण 
अनुपेह् रास 
अनुभवप्रकाश 
अनेकार्थनाममाला 
अपराजितशतक 
अमरकोशटीका 
अमरसेनचरित 
अमितगतिश्रावकाचार-वचनिका 
अम्बादेवी रास 
अम्बादेवी रास 
अम्बिकाकल्प 
अम्बिकारास 
अधंकाण्ड 
अ्थंप्रकाशिकावचनिका 
अर्थप्रकाशिका-टीका 
अथ॑ंसंदृष्टि 


जोइन्दु 
रूपचन्द्र 
आश्ाधर 
भगवत्तीदास 
जिनसागर 
जन्न 

गुणचन्द्र 
क्षत्रसेन 
भट्टारक पद्मनन्दि 
ललितकीत्ति 
नेमिचन्द्र 
अभयकीत्ति 
चिमणा 
जिनदास 
जिनदास 
भगवतीदास 
बहा जयसागर 
जल्हिगले 
दीपचन्द शाह 
भगवतीदास 
रत्नाकरवर्णी 
आशाधर 
माणिक्यराज 
भागचन्द 
देवदत्त 
देवदत्तमहाकवि 
शुभचन्द्र 

ब्रह्म जिनदास 
दुगगंदेव 
सदासुख काशलीवाल 
प्रमेष्ठीसहाय 
टोडरमल 


शर२५१ 
डीरे५८ 

४४९ 
२४० 
३॥४५० 
४३०९ 
३॥४२३ 
३।४४० 
३२३२५ 
३।४५३ 
४२४३ 
४३२१ 
४३२१ 
३॥३२५ 
३॥३३५% 
४२७२ 
४३०३ 
डी२४२ 
४२९४ 
४२४१ 
४२३०९ 

४४५ 
४२३७ 
४२५७ 
४२४३ 
४१२४ 
३।३६५ 
३॥३४३ 
३२।२०४ 
४२९६ 
४३०५ 
४२८६ 


प्ररिक्षण्ट : ४६१ 


अदेकथानक 
अर्द्धनेमिपुराण 
अहंत्पाशाकेवली 
अहँन्तआरती 
अलड्भारचिन्तामणि 
अष्टपदार्थ 
अष्टपाहुडभाषा 
अष्टशती (देवायमविवृत्ति) 
अष्टसहुसी 
अष्टाज्भसम्यक्त्वकथा 
अष्टाडूगहृदयोद्योतिनीटी का 
अष्टाह्िका-पूजा 
भष्टाह्लिका-कया 
अष्टाह्लिका-गीत 
अहनानूरु-कवितासंग्रह 
आइरियभत्ति 
आकाशपञड्तचमी कथा 
आगमविलास 
आगमसार 
आचारसार 
आत्मबत्तीसी 
आत्मसम्बोधकाव्य 
आत्मसम्बोधनकाव्य 
आत्मानुशासन 
आत्मानुशासन-टीका 
आत्मानुशासन-वचनिका 
आत्मावलोकन 
आदीत्यरास 
आदित्यवा रकथा 
आदित्यवारकथा 
आदित्यवारकथा 
आदित्यवारकथा 


बनारसीदास 
नेमिचन्द्र 
वुन्दावनदास 
महीचन्द्र 
अजितसेन 


जयचन्द छावड़ा 
अकलडू 
विद्यानन्द 
जिनदास 
आशाधर 
सकलकीत्ति 
शुभचन्द्र 
शुभचन्द्र 


कुन्दकुन्द 

ललितकीत्ति 
दानतराय 

भटंटारक सकलकीत्ति 
वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती 
दौलतराम कासलीवाल 
रइघू 

ज्ञानभूषण 

गुणभद्र 

प्रभाचन्द्र 

टोडरमल 

दीपचन्दशाह 
भगवतीदास 

पृण्यसागर 

गज्भजादास 

भगवतीदास 

गंद्भादास 


४६२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


४२५५ 
३०९ 
डी३०१ 
शीरेरर 

४३१ 
३१८ 
डीरणर 
२३१७ 
२॥३६३ 
३॥२३४० 

४४५ 
३३३० 
२३२६५ 
३॥३६६ 
४३१७ 
२११५ 
३।४५३ 
४२७८ 
रे।रे२० 
३।२७१ 
४२८२ 
४२०१ 
३।३५२ 

३॥११ 

१५० 
४२८६ 
४२०४ 
४२३५ 
४३२१ 
ड।२२२ 
रा२४० 
३।४४८ 


आदित्यवारक्षतकथा 
आदित्यवतकथा 
आदित्यव्रतकथा 


47 
आदिनाथपणव्चकल्याणककथा 
आदिनाथ-स्तवन 
आदिनाथ-स्तोत्र 
आदिनाथ-पुराण 
आदिनाथ-विनती 
आदिपुराण 

» (वृषभनाथचरित्र) 
आदिपुराण 

8 


7] 


जग 
आदिपुराण-वचनिका 
आदीश्व र-फाग 


आप्तपरीक्षा (स्वोपज्नवृत्तिसहित) 


आप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्र) 
आयज्ञानतिलक 
आयासपचमीकहा 
आरत्तीसग्रह 


बग 


आराधना 


आराधनाकथाकोश 
आराधनाप्रतिबोधसार 
आराधनासार 
आराधनासार-टीका 
आराधनासार-समुच्चय 
आलापपद्धति 
आलोचना 
आलोचनाजयमाल 


ब्रह्ममेमिदत्त 
गुणचन्द्र 
जिनसागयर 
अभयकीत्ति 
महितसागर 
जिनदास 
जिनसागर 
ब्रह्म जिनदास 


सोमकीत्ति 

गुणभद्र 
भद्ठारकसकलकी त्ति 
महोचन्द्र 
आदिपम्प 

जिनसेन 
हस्तिमल्ल 
दौलत्त राम कासलीवाल 
ज्ञानभूषण 
विद्यानन्द 
समनन्‍्तभद्रस्वामी 
भट््‌टवोसरि 
गुणभद्र 

चिसणा 
महितसागर 
अमितगति द्वित्तीय 
ब्रह्मनेमिदत्त 
सकलकीत्ति 
देवसेन 

आशाधर 
रविचन्द्र 

देवसेन 
ब्रह्मजीवन्धर 
जिनदास 


'दी४०७ 


२।४२३ 
३॥४४९ 
डी३२१ 
डीरे२० 
३|३४० 
३॥४५० 
३॥३४० 


३|३४६ 
३।॥९ 
३॥३३३ 
४३२१ 
४३०७ 
३।३४१ 
२।३८२ 
४२८२ 
३१३५४ 
२३५२ 
२१८५ 
३॥२४७ 
४२१७ 
४२३२१ 
४३२० 
२२५४ 
३।४०४ 
३।॥३३० 
२३७७ 
४५ 
३॥३१८ 
र३ट२ 
३३८७ 
३॥३४० 


परिशिष्ट : ४६३ 


आदएचर्यचतुदंशी भगवत्तीदास 
आख़ब-त्रिभड्भी श्रुतमुनि 
आध्यात्मिक पत्र टोडरमल 
इष्टोपदेग पृज्यपाद 
इध्टोपदेश-टी का आधाधर 
उत्तरपुराण भट्टारक सकलकीत्ति 
हि गुणभद्र 

उदयनकुमारकाव्य न्‍-+ 
उदयादित्यालड्ार उदयादित्य 
उपदेशरत्नमाला रदइथधू 
उपदेशशतक द्यानतराय 
उपदेशशुद्धसार तारणस्वामी 
उपदेशसिद्धान्त (उपदेश रत्नमाला) दीपचन्दशाह 
उपदेशसिद्धान्त रत्नमाला रत्नकीत्ति 
उपदेशसिद्धान्तरत्लमाला-वचनिका भागचन्द 
उपासकाचार अमितगति द्वितीय 
उपासकाध्ययन वसुनन्दि प्रथम 
ऋषभनाथकी धूलि सोमकीत्ति 
ऋषिपञ्चमी सुरेन्द्रभूषण 
ऋषिमण्डल-पूजा ज्ञानभूषण 
ऋषिमण्डलपूजा-वचनिका सदासुख कासलछोवाल 
एकीभावस्तोत्र वादिराज 
औदायंचिन्तामणि श्रुतसाग रसूरि 
कथाकोश श्रीचन्द्र 

हर जोधराजगोदीका 

) ब्रह्मदेव 
कथाकोशहन्दोबद्ध टेकचन्द 
कथाविचार भावसेन त्रेविद् 
कन्नडव्याकरण नयसेन 
कमलबत्तीसी तारणस्वामी 
करकण्ड्चरिउ कत्तकामर 
करकण्डुचरित र्‌हघू 


४६४ 5 तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


ब्र 


डै२७२ 
र२। २७४ 
४२८६ 
२।२२५ 
है । 80 
३॥३३३ 
३५ 
४३२१७ 
४२११ 
४२०१ 
४२७७ 
४२४४ 
४२९४ 
४२३२ 
४२९७ 
२३५४ 
३॥२२७ 
३॥३४७ 
रे।४५० 
३।३५२ 
४२९६ 
३।१०३ 
३॥३९८ 
४१२५ 
४३०३ 
३।३१३ 
४३०८ 
३॥२६० 
३२।२६५ 
४२४४ 
४१६१ 
'डी२०१ 


7 
करकण्ड्रास 
कर्नाठकभाषाभूषण 
कमंकाण्ड-टीका 
कमं-दहन-पूजा 
कम निज रचतुदंशीब्रत-कथा 
कर्म प्रकृति 
कम प्राभुत-टीका (अनुपलब्ध) 
कमंविपाक 
कमंविपाकरास 
कल्याणकरास 
काल्याणकारक 


7) 

कल्याणमन्दिर 
कल्याणमन्दिरपूजा 
कविराजमार्ग 

कव्वगर 

कसायपाहुड (पेज्जदोसपाहुड) 
कातन्त्ररूपमाला 
काड्जिकाब्रत-कथा 
कामचाण्डाली-कल्प 
कारणगुणषोडशी 
कात्तिकेयानुप्रेक्षा 
कालिकापुराण 
काव्यानुशासन 
काव्यालड्धा र-टीका 
काव्यालोचन 
कुण्डलकेशी महा काव्य 
कुरलकाव्य 
कुरल-टीका 

कुरूतोगई कवितासग्रह 
कुसुम जजिकहा 


शुभचन्द्र 

जिनदास 

नागवर्मा द्वितीय 
सुमतिकीत्ति 
शुभचन्द्र 
ललितकीत्ति 
अभयचद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
समन्तभद्र 

भटारक सकलकीत्ति 
जिनदास 

विनयचन्द्र 

सोमनाथ 


उग्रादित्याचायें 
सिद्धसेल (कुमुदचन्द्र) 
देवेन्द्रकीत्ति 
नृपतु ग 

ओड्य्य 

गुणघर 

भावसेन तज्रेविद् 
ललितकीत्ति 
मल्लिषेण 

र्‌इधू 

दुभचन्द्र 
देबेन्द्रकौत्ति 
अभिनववाग्भट्ट 
आशाधर 
नागवर्मा द्वितीय 
एलाचाय॑ 
धर्मसेन (धरूम र) 


ब्रह्म साधारण 


३॥३६६ 
श॥३४० 
४२३१० 
३।३७९ 
३२३६५ 
३॥४५३ 
३॥३२० 
२१९८ 
३३३ ८ 
३॥३३२९ 
४१५२ 
४३११ 
३।२५०४ 
२२१५ 
३।४४५९ 
४३११ 
४३०८ 

२३१ 
३॥२६० 
२॥४५३ 
३।१७६ 
४२०१ 
३॥३६६ 
३२१ 

४४० 

४४५ 
४३१० 
४३१७ 
डी३१२ 
४३२१७ 
डी३१७ 
४२४२ 


प्रिश्िष्ट : ४६५ 


कृपणजगावनचरित 
केवलभुक्तिप्रकरण 
कीइल-पंचमी-कहा 
कोमुइ-कहा-पबंधु 
क्रियाकलाप 
क्रियाकलाप-टीका 
क्रियाकोश 
क्रियाकोषभाषा 
क्षत्रचड़ामणि 
क्षपणासार 
क्षपणासार-वचनिका 
क्षेत्रणणित्त 
क्षेत्रपाल-गीत 
क्षेत्रपाल-पुजा 
क्षेत्रपाल-स्तोत्र 
खगेन्द्रमणिदर्पण 
खटोलना-गीत 
खटोला-रास 
खातिकाविशेष 
खिण्डीरास 
गणधरवलयपूजा 


7 

गणितसार (त्रिशत्तिका) 
गणितसा रसंग्रह 
गद्यकथाकोश 
गद्यचिन्तामणि 


मन्धहस्तिमहाभाष्य (अनुपलब्ध) 


गरुडपञ>चमी-कथा 
गिरिनार-यात्रा 
गीतपरमार्थी (परमाथंगीत्) 
गीतवीतराग 

गुणमज्जरी 


ब्रह्म गुलाल 
शाकटायन 


ब्रह्म साधारण 
रइघू्‌ 
आशाधघर 
प्रभाचनद्र 
किशनसिह 
दौलतराम कासलीवाल 
वादीभसिंह 

नेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
टोडरमल 
राजादित्य 

शुभचन्द्र 

गंगादास 
जिनसागर 

मंगराज 

रूपचन्द्र 
ब्रह्मजीवन्धर 
तारणस्वामी 
भगवतीदास 
शुभचन्द्र 
सकलकीरत्ति भट्टारक 
श्रीधर 
महावीराचार्य 
प्रभान्वस्द्र 
वादीभसिंह 
समन्‍्तभद्र 

महीचल्द्र 

भेघराज 

रूपचन्द 

अभिनव चारुकीत्ति 
भगवतीदास 


४६६ : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


'डीर२े०४ 

३4२४ 
४२४२ 
४२०१ 


३॥५१ 
४२८० 
४२८२ 

३॥३१ 
२४३३ 
४२८६ 
४३११ 
१३६६ 
२।४४८ 
शी४५० 
४३११ 
४२५०५ 
३३८८ 
४२४४ 
४२३९ 
३।३६५ 
शेा३३० 
३।१०९२ 

३२६ 

के ५० 

३१३३ 
२१०८ 
४३२९ 
3३२० 
४२५८ 

४८७ 
डी२७२ 


गुणस्थानमेद 
गुणस्थान-बेलि 
गुरु-छल्द 
गुरु-जयमाल 
गुरूपदेशश्रावकाचा र 
गुरु-पूजा 

गुरु-पूजा 


है 
गुर्वावली 
गोम्मटदेव-पूजा 
गोम्मटसार कर्मकाण्ड 
गोम्मटसार कर्मंकाण्ड-टीका 
गोम्मटसार जीवकाण्ड 
,गरोम्मटसार जीवकाण्ड-टीका 


गोम्मटसार-पूजा 
गोम्मटेश्वर-चरित्र 
गोवेद्यग्रन्थ 
शानचेतनानुप्रेक्षा 
ज्ञानचन्द्राभ्युदय 


ज्ञानदपंण 
ज्ञानदीपक 
धानदीपिका 
जशानलोचनस्तोत्र 
ज्ञानविरागविनती 
ज्ञानसमुच्चसार 
ज्ञानसार 
ज्ञानसूर्योदयनाटक 
ज्ञानसूयोदयनाटक-बचनिका 
ज्ञानाणंव 
ज्ञानाणंव-भाषा 
चंदेप्पहचरिउ 


॥ 


दीपचंदशाह 
ब्रह्मजीवन्धर 
शुभचन्द 
जिनदास 
डाल्राम 
चन्द्रकीत्ति 
ब्रह्म जिनदास 


जिनदास 

सोमकीरत्ति 

ब्रह्मह्चानसागर 

नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
टोडरमल 

नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
टोडरमल 


चन्द्रभ 
कीत्तिवर्मा 
गुणचन्द्र 
कल्याणकीत्ति 


दीपचंदशाह 
ब्रह्मदेव 
आशाधर 
जगन्नाथ 
ब्रह्मजीवन्धर 
तारणस्वामी 
पद्मसिहमुनि 
बादिचंद्र 
भागचन्द 
शुभचंद्र 
जयचंद छावड़ा 
श्रीधर प्रथम 
यश्ष:कीत्ति 


चजरषड 
३३८८ 
३२।३६० 
३॥३४० 
'४।३०६ 
३।४४२ 
३।३३५ 


३॥३४० 
३॥३४७ 
२।४४३ 
२४२४ 
४२८६ 
२४२३ 
४२८५ 


४२८६ 
४३११ 
४३११ 
३।४२३ 
४३११ 


४२५४ 
३।३१३ 

४४५ 

४९१ 
३।३८७ 
डी२४४ 
३।२८८ 

डी७३ 
४२९७ 
३॥१५३ 
४२५२ 
४१४४ 
४१७९ 


परिश्िष्ट : ४६७ 


चंदृप्पहचरिउ दामोदर द्वितीय 
चदणछट्ी-कहा गुणभद्र 
चंदायणवय-कहा गुणभद्र 
चतुरबनजारा भगवतीदास 
चतुर्विशतिजिनस्तवन ब्रह्मजीवन्धर 
चतुर्विगतिसन्धानस्वोपज्ञटीकासहितत जगन्नाथ 
चन्दनषष्ठीकथा लाखू 
चन्दनषष्टीब्रत्तपूजा शुभचन्द्र 
चन्दनाचरित हर 
चन्द्रप्रभचरित वीरनन्दि 

हे शुभचन्द्र 
चन्द्रप्रभचरित-भाषा जयचन्द छावड़ा 
चन्द्रप्रभपु राण अर्गल 
चामुण्डरायपुराण (त्रिपष्ठीपुराण) चामुण्डरगय 
चारित्तपाहुड कुन्दकुन्द 
चारित्तभत्ति ण 
चारित्रशुद्धिविधान शु भचन्द्र 
चारित्रसार चामुण्डराय 
चारुचरित्त भारामल 
चारुदत्तप्रबन्धरास जिनदास 
चित्तनिरोधकथा वीरचन्द्र 
चित्रहसुवे राजादित्य 
चिद्विलास दीपचन्दशाह 
चूड़ामणि काव्य के 
चुनड़ी भगवतीदास 
चूनडीरास विनयचन्द्र 
चूणिसूत्र (कसायपाहुडवृत्ति) यतिवृषभ 
चुलामणि तोलामुलितेवर 
चेतनकमंचरित भेया भगवतीदास 
चेलनपुद्गलधमाल (अध्यात्मघवाल) बल्ह 
चेतन्यफाग कामराज 
चोबीसठाना तारणस्वामी 


४६८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


१०७ 
४२१७ 
४२१७ 
४२४० 
३।३९० 

४९१ 
४१७५ 


३॥३६५ 
३|३६७ 

२५५ 
३॥३६७ 
४२०२ 
४३११ 

४२८ 
२।११४ 
२११५ 
3।३६५ 

४२८ 
डीरे०५ 
३।३३९ 
३२।३७७ 
४३११ 
४२९४ 
४ी३१७ 
४२४० 
४१९१ 

राट८ 
४३१६ 
४२६६ 
४२३२ 
४३२१ 
४२४४ 


चौबीसदण्डक 
चौरासीजाति-जयमाल 
चौवीसी-पाठ 
चौबीसी-पाठ 
छत्नसेनगुरु-आ रती 
छद्यस्थवाणी 
छनन्‍्दशतक 
छन्दोनुशासन 
छन्दोम्बुधि 
छहढाला 
छेदपिण्ड 
जंबुसामिचरिउ 
जंबूदीवपण्णत्ति 
,जटामुकुट 
जन्माभिषेक 
जस्बूचरित 
जम्बूद्ीपपूजा 


जम्बूस्वामीचरित 


गा 
जम्बूस्वामीपुराण 
जम्बूस्वामी रास 
4) 
जम्बूस्वामिवेलि 
जयधबला (कसायपाहुड-टीका) 
जलगालन-रास 
जसहूरचरिउ 


97 


दौलतराम कार्सलीवाल 
जिनदास 

मन रंगलाल 
बुन्दावनदास 
छत्रसेन 
तारणस्वामी 
बृन्दावनदास 
अभिनव वाग्भट्‌ट 
नागवर्म 
दौलतराम ह्वित्तीय 
इन्द्रनन्दि द्वित्तीय 
वीर कवि 
पद्मनन्दिप्रथम 
गड्भादास 
पृज्यपाद 
खुशालचन्द काला 
जिनदास 

ब्रह्द जिनदास 
नथमल विलाला 
राजमल्ल 

पाण्डे जिनदास 
दयासागर 

ब्रह्म जिनदास 
भट्टा रक सकलकीत्ति 
जिनसेन 
भुवनकीत्ति 

ब्रह्म जिनदास 
वीरचन्द्र 
जिनसेन द्वितीय 
ज्ञानभूषण 
अमरकीत्तिगणि 
पुष्पदन्त 


४२८१ 
शीरे४० 
४३०६ 
४३०१ 
३॥४४६ 
४२४४ 
४३०१ 

४३९ 
४३१० 
४२८९ 
३॥२२१ 
४१२७ 
३॥११० 
३।४४८ 
शरर५ 
४३०३ 
३३४० 
३।३३५ 
४२८१ 

४७९ 
४२०४ 
डा३२२ 
३।३४० 
३।३२९५ 
डी३े२२ 
३।३२७ 
३॥३४३ 
३२।३७६ 
२॥३४७ 
र२।३५४ 
४१५७ 
४१११ 


परिशिष्ट ; ४६९ 


जसहूरचरिउ रइधू 
जातकतिलक श्रीधर 

हे श्रीधराचाय॑ 
जिणन्दगीत जिनदास 
जिणरत्तिकहा यश:ःकीत्ति 
जिन आन्तरा वीरचन्द्र 
जिनकथा जिन सागर 
जिनगुणविलास नथमल विलाला 
जिनचतुरविशतिस्तोत्र जिनचन्द्र 
जिनचौबीसी ब्रह्मज्ञानससागर 

छ चन्द्रकीत्ति 
जिनदत्तकथा लाखू 
जिनदत्तचरित राजसिंह कवि 

; गुणभद्र 
जिनयज्ञकल्प आशाधर 
जिनवरस्वामी विनत्ती सुमतिकीत्ति 
जिनशतक भूधरदास 
जिनसहस्रनाम-टीका श्रुतसागरसूरि 
जिनेन्द्रमालईं ने 
जिमंधरचरिडउ रइधू 
जिद्धादन्तसंवाद सुमतिकीत्ति 
जीणधरचरित रइधू 
जीरापललीपाश्व॑नाथस्तवन भट्टारक पद्मनन्दि 
जीवकचिन्तामाण तिरुक्‍कतेवर 

४ तिरुत्तक्‍्कतेवर 
जीवड़ा-गीत जिनदास 
जीवत्तत्त्वप्रदीपिका (गोम्मटसा रटीका) टीकाकार नेमिचनद्र 
जीवन्धरचम्पू हरिचन्द 
जीवन्धरचरित दौलतराम कासलछीबाल 

»5 नथमलरू विलाला 

| भास्कर 

१ शुभचन्द्र 


४७० : तीर्थंकर महायोर और उनको आचार्यपरम्परा 


४२०५ 
३।१९२ 
ड३११ 
३।३४० 
३।४११ 
३।३७६ 
३॥४४५ 
४ी२८१ 
२।३८३ 
३।४४३ 
२।४४२ 


४१७५ 
४३०६ 
३॥१४ 
४४५ 
३॥३७९,३८० 
'४॥२७५ 
३।३९८ 
४३१७ 
४२०१ 
३।३८० 
४२०१ 
३।३२३ 
४३१६,३१७ 
४३१३ 
३॥३४० 
३॥४१५ 
४२० 
४२८२ 
४२८१ 
४३११ 
३॥३६७ 


जीवन्धरपुराण 
जीवन्धररास 
जीवन्धरषटपादि 
जीवसम्बोधने 
जीवसिद्धि (अनुपलब्ध) 
जैनमणितटीकोदाहरण 
जैनेन्द्रव्याकरण 
जोइभत्ति 

जोगीरास 

जोगीरासो 


ज्येष्ठजिनवरकथा 
ज्येष्ठजिनवरपूजा 


पे 


3 


ज्येष्ठजिनवररास 
ज्योत्तिज्ञानविधि 
ज्वालामालिनीकल्प 
ज्वालिनीकल्प 
झुम्बिकगीत 
झूलना 

टंडाणागीत 
ढंडाणारास 
णमोकारगीत 
णायकुमारचरिउ 
णिज्ञरपंचमी-कहा 
णिद्दुक्ससत्तमी-कहा 
णिव्वाणभत्ति 
णेमिणाह-चरिडउ 


जिनसागर 
जिनसागर 
भट्टारक भुवनकीत्ति 
जिनदास 
कोटेश्वर 
समन्तभद्र 
राजादित्य 
पूज्यपाद 
कुन्दकुन्द 
भगवतीदास 
पाण्डे जिनदास 
ललितकीत्ति 
चन्द्र कीत्ति 
जिनसागर 
ब्रह्म जिनदास 
जयसागर 
ब्रह्म जिनदास 
श्रीधर 
इन्द्रनन्दि प्रथम 
मल्लिषेण 
ब्रह्म जीवन्धर 
छत्रसेन 
बल्ह 
भगवतीदास 
सकलक्ीत्ति 
पुष्पदन्त 
ब्रह्म साधारणकवि 
गुणभद्र 
बालचन्द्र 
कुन्दकुन्द 
रइचू 


'. दे४५७० 
डीरे२२ 
३।३२३७ 
३॥३४० 
४३११ 
डा३१८ 
२१०८ 
४३११ 
२२३० 
२।११५ 
४२४० 
डी३०४ 
३॥४५३ 
३॥४४२ 
३॥४५० 
३॥३३५ 
४३०२ 
३॥३४२ 
३।१९३ 
३।१८० 
३॥१७६ 
३।३९० 
३॥४४६ 
डर३र२ 
४)२३० 
३१३३० 
४११० 
४२४२ 
४२१८ 
४१९० 


२११६ 
डी२०१ 


परिशिष्ट ; ४७१ 


' णेमिणाह-चरिउ लक्ष्मणदेव ४२०८ 


५५ दामोदर ४१९५ 
हा अमरकीत्तिगणि ४१५८ 
तत्त्वज्ञानतरंगिणी ज्ञानभूषण ३।३५२ 
तस्वत्रयप्रकाशिका श्रत्तसाग रसूरि ३।३०८ 
तत्त्यदीपक ब्रह्मदेव ३॥३१३ 
त्त्व्सार देवसेन २।३८० 
तत्त्वसारदूहा शुभचन्द्र ३३६९ 
तत्वानुशासन रामसेन ३।२३८ 
५5 समन्तभद्र २१९८ 
तत्त्वा्थंटीका जोइन्दु २२९१ 
तत्त्वाथंबोध बुधजन ४२९८ 
तत्त्वार्थवात्तिक (सभाष्य) अकलडू: ड३०५ 
तत्त्वाथंवृत्ति (सर्वार्थ) पूज्यपाद २२२५ 
तत्त्वाथंवृत्तिपदविव रण 
(सर्वार्थसिद्धिव्याख्या) . प्रभाचनद्र ३[५० 
तत्त्वार्थ-श्रुतसागरीटीका-वचनिका टेकचन्द २३६१ 
तत्त्वाथंदलोकर्वात्तिक विद्यानन्द २३१४ 
तत्त्वार्थंसार अमृतचन्द्र सूरि २४०८ 
ग वामदेव ४६५७ 
त्त्वाथंसा रदीपक सकलकीत्ति ३॥३३५ 
त्त्त्वाथसू त्र गुद्धपिच्छाय॑ (उमास्वामी) २१५३ 
छः बृहतृप्रभाचन्द्र ३।३०० 
तत्त्वाथथंसू त्रभाषा दौलतराम कासलीवाल डअर८टर 
के जयचन्द छावड़ा ४२५२ 
तत्त्वाथ॑सूत्रवृत्ति (सुखसुबोधटीका) भास्करनन्दि ३॥३०९ 
लियालचक्कवीसीकहा ब्रह्म साधारणकवि ध२४२ 
तिरूककलम्बकम्‌ -+ ४३१८ 
तलिरूनुद्रु स्तोत्र ्ल ४३१८ 
तिलोयपण्णत्ति यत्तिवृषभ २९० 
तिसद्ठिमहापुरिसचरि रइघ्‌ ४२०१ 


४७२ : तीथंकर महाथीर और उनकी आचायंपरम्परा 


तिसदिमहापुरिसगुणालंकार 


(महापुराण) 


तीनचौबीसी-स्तुति 
तीथंकरके भजन 
तीथंजयमाला 
तीसचनौबीसीपाठ 
तीसचौबीसीपूजा 
तेरहद्वीपपुजा 
तच्वार्ंश्रुतसाग री-टीका 
त्रिभज्जीसार 

त्रिलोकसा र-टीका 
त्रिलक्षणकदर्थन 
त्रिलोकदपंण 
त्रिलोकसा र 

लिलोकसा र-सस्कृत्तटोका 
त्रिलोकसा रपूजा 
त्रिषष्ठिस्मृतिशास्त्र 
त्रेपनक्रिया 
त्रेपनक्रियागीत 
श्रेपनक्रिया-विनती 
त्रछलोक्यदीपक 


थोस्सामि-थुदि [तित्थयरभत्ति) 
दंसगकहरयणकरडु 
दंसण-पाहुड 

दयारस-रास 

दर्शन-सार 

दर्शन-स्तोन्न 

दा भक्त्यादिमहाशास्त्र 
द्ंलक्षण 

दशलेक्षणकथा 


पुष्पदन्त 

ब्रह्म जीवन्धर 
महितसागर 
जयसागर 
वुन्दावनदास 
शुभचन्द्र 

े 

टेकचन्द 
त्तारणस्वामी 
माधवचन्द त्रेविद्य 
पात्रकेसरी (पात्रस्वामी) 
खडगसेन 
नेमिचन्द्र सिद्धन्तचक्रवर्ती 
माधवचन्द्र त्रेविद्य 
टोडरमल 
वामदेव 

आशाधर 

ब्रह्म गुलाल 

सोमकीत्ति 
गंगादास 

वामदेव पण्डित 
वामदेव 

कुन्कुल्द 

श्रीचन्द्र 

क्‌न्दकुन्द 
गुणचन्द्र 

देवसेन 

ब्रह्म जीवन्धर 
वद्धंमान द्वित्तीय 
महितसागर 

अहम ज्ञानसागर 


४११० 
श।३९१ 
डीरे२० 
4३०२ 
डीरे०१ 
३।३६५ 
२।३२६५ 
४३०५ 
४२४४ 
३।२८८ 
२२४१ 
४२८० 
२।४२७ 
२।२०९० 
४२८६ 

४६९७ 

४४७ 
४३०४ 
३॥३४७ 
३।४४८ 

४६६ 

४६५७ 
२११६ 
४१३४ 
२११४ 
३।४२४ 
२३७० 
रेी३८७ 
३।४४७ 
डी३२० 
३४४३ 


परिशिष्ट : ४७३ 


दशलक्षणजयमाला 
दहलक्षण रास 

$ 
दद्लाक्षणीब्रतकथा 
दहलक्खणवयकहा 
दानकथा 
दानबावनी 
दानशीलतपभावना रास 
देवागम-स्तोत्रटीका 
देवेन्द्रकीत्ति की त्रावाणी 
दश-भक्ति 
द्रव्यसंग्रह-भाषावचनिका 
द्रोपदीहरण 
द्वादशाज़ पूजा 
द्वादशानुप्रेक्षा 

ै) 

कै 


जग 


द्वादशीकथा 
द्विसन्धानमहाकाव्य 
धण्णकुमा रचरिउ 
धण्णकुमाररास 
धनकलश कथा 
धनपालरास 
धन्यकुमारचरित 


7 


डर 
धम्मपरिक्खा 
धम्मरसायण 
धर्मंचरित्तटिप्पण 


रद्घू 
भगवतीदास 
जिनदास 
लल्तिकीत्ति 
गुणभद्र 
भारामल 
द्यानतराय 
सूरिजन 
जयचन्द छावड़ा 
महितसागर 
पूज्यपाद 
जयचन्द छावड़ा 
छत्रसेन 
श्रीभूषण 
भगवतीदास 
दीपचन्दशाह 
सकलकीत्ति 
कात्तिकेय 
ब्रह्मश्षाससागर 
घनअथ्जय 
रइघू 
जिनदास 
ललितकीत्ति 
जिनदास 
खुशालचन्द काला 
सकलकीरत्ति 
ब्रह्म नेमिदत्त 
गुणभद्र द्वितीय 
जयचन्द छावड़ा 
हरिषेण 
पश्चनन्दि प्रथम 
अमरकीत्ति गणि 


४७४ ५ तीरथंकर महावीर और उनकी जाचार्यपरम्प्रा 


'ड२०१ 
४२३९ 
३॥३३५ 
३।४५३ 
४२१८ 
४३०५ 
[२७७ 
४३२३१ 
डीरथर 
४३२० 
२२२५ 
४२०५२ 
३॥४४६ 
३॥४४१ 
४२४०,२६६ 
४२९४ 
हे।३३० 
२१३८ 
३।४४३ 
डी८ 
४२०४ 
३।३३५९ 
३।४५१ 
३॥३४० 
४३०३ 
३॥३३२ 
३।४०४ 
बी५९ 
४२५२ 
डरर 
३।१२१ 
४१५७ 


धर्मंपरीक्षा रास 
धमंरत्नाकर 
धमंरत्नोद्योत 
धमरंरसिक 
धर्म-विलास (द्यानत-विलास) 
धर्मंशर्माभ्युदय 
धर्मसप्रहश्नावकाचार 

धुमंसरोवर 
धर्मंसा रदोहाचोपाई 
धर्मामृत 

१ 

धर्मोपदेशचड़ामणि 
धर्मोपदेशपीयूषवर्षी श्रावकाचार 
धवलाटीका 
ध्यानप्रदीप 
नट्रीणाई कवितासंग्रह 
तन्दीश्वर-आरती 
नन्‍्दीश्वर-उद्यापन 
नन्दीद्वरपूजा 
नन्‍्दीशवरब्रत-कथा 
नरकउत्तारीदुग्धारसकथा 
नरकउतारिदुधा रसी-कथा 
नरपिंगल 


नवका रपच्चीसी 
नवरंस पद्मावली 


सधुर 
अमितगति द्वितीय 
श्रुतकीत्ति 
विशालकीत्ति 
जयसेन 
मनोहरलाल 
ब्रह्म जिन॒दास 
जयसेन 
जगमोहनदास 
सोमसेन 
द्यानतराय 
हरिचन्द 
मेधावी 
जोधराज गोदीका 
शिरोमणिदास 
जयसेन 
गुणदास 
जयसेन 


अमरकीरत्ति गणि 
ब्रह्म नेमिदत्त 
वीरसेन 
अमरकीत्ति गणि 


देवेन्द्रकीत्ति 
जिनसागर 
चन्द्रकीत्ति 
ललितकीत्ति 
गुणभद्र 
बालचन्द्र 
शुभचन्द्र 
धनसागर 
बनारसीदास 


डीरे११ 
२३५३ 
३।४३२ 
डीरेर२ 
४३०८ 
४२८१ 
रे३४२ 
३।१४१ 


३॥४४५ 
४२७८ 

४२० 

४६८ 
४३०३ 
४३०३ 
४३०८ 
४२१९५ 
३॥।२६५ 
४१५८ 
३॥४०५ 
२३२४ 
४१५८ 
४३१७ 
३॥४४९ 
हे४५० 
शे४४२ 
३।४५३ 
४२१८ 
४१०१ 
४३११ 


३।४५२ 
डी२५२ 


परिशिष्ट : ४७५ 


नवस्तोत्र 

लागकुमारकथा 

नागकुमारकाव्य 
बं 


नागक्‌मारचरित्र 


नागकुमररास 
नागद्रारास 
तागश्नरी रास 
नाटकसमयसार 
नाममाला 


» थिनजूजयनिषण्टु) 


नालडियर 
मालडियरटीका 
निःशल्याष्टमी कथा 


निःशल्याष्टमीविधानकथा 


निश्ष॑ रपंचमीकहा रास 
नित्यनियमपूजा 
नित्यमहाद्योत् 
निददूसिसत्तमीनयकहा 
निमित्तशास्त्र 
नियमसार 


नियमसार तात्पयंवुत्तिटीका 


निर्दोषसप्तमी कथा 
मीतिवाक्यामृत्त 
नीरूकेशी काव्य 
नेमिकमाररास 
नेमिचन्द्रिका 
नेमिचरितरास 


वज्धनन्दि 
ब्रह्म नेमिदत्त 
भंल्लिषेण 


नथमल विलाला 
माणिक्यराज 
बाहुबली 
धर्मधर 

ब्रह्म जिनदास 
ज्ञानभमूषण 
ब्रह्म जिनदास 
बनारसीदास 
तारणस्वामी 
बनारसीदास 
घनञ्जय 


अनेक कवि 
पदुमनार 

ब्रह्म ज्ञानसागर 
ललितकीत्ति 
विनयचन्द्र 

सदासुख कासलीवाल 
आशाधर 

ब्रह्म साधारण कवि 
ऋषिपुत्र 

कुन्दकुन्द 

पद्मप्रभ (मलधारिदेव) 
ललितकीत्ति 
सोमदेव 

वीरचन्द्र 
मनररंगलाल 

ब्रह्म जीवन्धर 


४७६ : तीर्थंकर महावीर और उत्तकी आचार्मपरम्परा 


३॥२८६ 
॥8॥8४6७४ 
३॥१७१ 
डी३१७ 
४२८१ 
४२३७ 
डैरे११ 
४५८ 
३॥३४१ 
३॥२५२ 
३॥३४३ 
४२५२ 
४२४५ 
४२५२ 
४८ 


४३१२ 
४३१३ 
३४४३ 
३४५३ 
४१९२ 
४२५९६ 

४४५ 
४२४२ 
२|२६६ 
२११४ 
३।१४७ 
३।४५३ 

३७३ 
४३१७ 
३।३७७ 
४३०६ 
रे।३८८ट 


नेमिजिनेदवर संगीत 


मंगरस ४३१० 
नेमिधर्मोपदेश ब्रह्म ज्ञानसागर श४्डरे 
नेमिनरेन्द्रस्तोत्र स्वोपज्ञ जगन्नाथ ४९१ 
नेमिनाथ छन्द शुभचन्द्र ३३६५० 
नेमिताथपुराण ब्रम्ह नेमिदत्त रा४०४ 

डी भागचन्द ४२०७ 

औ कर्णपार्य ४३०९ 
नेमिनाथपूजा बम्ह ज्ञानसागर ३४४३ 
नेमिनाथबा रहमासा बल्ह ४२३३ 
नेमिनाथ भवान्तर सह॒वा ४२२ 
मही चन्द्र ४३२१ 
नेमिनाथरास जिनसेन द्वितीय (भट्‌टारक) ३।३८७ 
नेमिनाथवसन्त वल्ह ४२३२ 
केजिनिर्वाणकाव्य वाग्मट टप्रथम ४२४ 
ण ब्रह्मनेमिदत्त ३४०४ 
नेमिनिर्वाणकाव्यपओ्जिका टीका. ज्ञानभूषण ३।३५२ 
नेमीश्वरगीत सकलकीरति ३३३० 
नेमीश्वररास जिनदास ३।३४० 
नौकारश्रावकाचार जोइ दु २२४८ 
न्‍्यायकुमुदचन्द्र (लधीयस्त्रयव्याख्या) प्रभाचन्द्र ३॥५० 
न्यायदीपिका भावसेन त्रेविद्य ३२६१ 
४१ अभिनव घमंभूषण २३५७ 
व्यायदोपिकावचनिका सदसुख काशलीवाल ४२९६ 
न्यायविनिश्चय (सवृत्ति) अकलडू: २।३०९, 
न्यायविनिश्चयविवरण वादिराज ३।१०४ 
त्यायसूर्यावलि भावसेन त्र विद्य ३।२६१ 
पउमचारिउ स्वयम्भू ४।९८,१०३ 
पठमचरिय विमलसूरि रारप७ 
प्चमीचरिउ स्वयंभु ४।१०१,१०३ 
एः चतुमु ख ४९५ 
पकक्‍लवइवयकहा गुणभद्र ४२१७ 
पखबवाड़ारास भगवतीदास ४२३९ 


परिश्चिष्ट : ४७७ 


पञ्चकल्याणकपूजा 


पथ्चचकल्याणकोद्यापनपूजा 


पञचगुरुभक्ति 
पञ"चपरमेष्ठीगुणवर्णन 


पर्चपरमेप्ठीपुजा 


पशञ्चमजड्ुल (मद्भलगीतप्रबन्ध) 


पञ्चसंग्रह 


पञ्चाध्यायी 
पञ्चास्तिकाय 


है 8 
पञ्चास्तिकायटीका 


पञ्चास्तिकाय-तात्पयेवृत्तिटीका 


पञ्चेन्द्रियसंवाद 
पण्डितपूजा 
पत्तुपाट्ट-कवितासंग्रह 
पत्रपरीक्षा 
पदमपुराणवचनिका 
पदार्थसार 


पदसग्रह 
7 


मै) 


| 


पदसाहित्य 


9) 


पद्मचरित (पद्मपुराण) 
पद्मनन्दि-पर्'ष्चावशरतति 
पद्मपुराण 

»... पूर्ण) 


33 


शुभचन्द्र 
शानभूषण 
कुन्दकुन्द 
जिनदास 
महितसागर 
सकलकीति 
रूपचन्द्र 
अमितगतिद्वितीय 
राजमल्ल 
कुन्दकुल्द 
बुधजन 
अमृत्तचन्दसूरि 
जयसेन द्वितीय 
भैया मगवतीदास 
तारणस्वामी 


विद्यानन्द 
दौलत्तराम कासलीवाल 


न 


भागचन्द्र 

बुधजन 

जयचन्द छावड़ा 
दौलतराम द्वितीय 
भेया भगवतोदास 
द्ानतराय 
भूधरदास 
रविषेण 

पद्मनन्दि द्वितीय 
खुशालचन्द्र काला 
घमंकीति 
चिन्तामणि 
गुणदास 


४७८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आघपार्यपरम्परा 


शे।३६५ 
शर५२ 
२।११५ 
३।३४० 
डी ३२० 
३३३० 
४२६९० 
२॥३५५ 


४८९ 
२११३ 
४२५८ 
२४१७ 
३॥१४३ 
४२६९ 
४२४४ 
४३१७ 
२३५६ 
डीरेटर 
४३१८ 
४२९७ 
४२९८ 
४२९२ 
४।२८९ 
ड२६५ 
४२७७ 
४२७६ 
२।२७८ 
३।१२५ 
४३०३ 
शेष्रे४ड 
डै२२२ 
४३१९ 


पद्मावतीकथा जिनसागर .' शा४५० 
पद्मावतीपूजा सुरेन्द्रकीति ३।४५१ 
पद्मावतीस्तोत्र जिनसागर ३॥४५० 
छ छत्रसेन ३॥४४६ 
पद्मसंग्रह नरेन्द्रकीर्ति डर२२ 
परमहंंस (रूपक काव्य) सूरिजन डी३२१ 
परमहंसरास ब्रह्म जिनदास ३३४१ 
परमागमसार श्रुतमुनि ३२।२७५ 
परमात्मप्रकाश जोइ दु २२४८ 
परमात्मप्रकाशवचनिका दौलतराम कासलीवाल ४२८२ 
परमात्म राजस्तोत्र सकलकीतिं ३॥३३५ 
परमाथ्थदोहाशतक (दोहापरमार्थ) रूपचन्द्र ४२५७ 
परमार्थपुराण दीपचन्ददाह ४२५४ 
पढ्ुमाथंप्रकाशवृत्ति ब्रह्मदेव ३।३१५ 
परमेष्ठीप्रकाशसार श्रुत्तकीत्ति ३।४३२ 
परीक्षामुख साणिक्यनन्दि ३।४३ 
पल्लिविधानकथा ब्रह्मशानसाग र ३।४४रे 
पल्लिब्रतोद्यापन शुभचन्द्र रे।३६५ 
पवनदूत वादिचन्द्र ४७३ 
पाण्डवपुराण चन्द्रकीति ३४४२ 
बुलाकीदास ४२६३ 

पा यश:ःकीर्ति ३॥४११ 

न शुभचन्द्र २।३६७ 

7 ठकाप्पा डीरे२२ 

५ वादिचन्द्र ४७३ 
पात्रकेसरीस्तोत्र (जिनेन्द्रगुण-संस्तुति)पात्रकेसरी २२४० 
पारिखनाथभवान्तर मेघराज ४३२० 
हर गड्भादास डी३२२ 
पाइबेनाथकाव्यपण्जिका शुभचन्द्र २३६५ 
पश्व॑त्ताथचरित्र वबादिराज ३९२ 
पाष्वेनाथपुराण पाइवे पण्डित ४३११ 
(पाइवंपुराण। चन्द्रकीत्ति रे।४४२ 


परिहष्तिष्ट : ४७९ 


पाश्वंनाथपुराण 
पाश्ब॑ंनाथपुजा 

# 

रा 
पाश्वेनाथभवान्तर 
पादवंनाथस्तवन 
पाश्यनाथस्तोत्र 

हर (लक्ष्मीस्तोत्र) 
पाण्वैनाथाष्टक 
पाश्वंपञ»्चकल्पराणक 
पाश्वेपुराण 

| 
पार्ष्वाभ्युदय 
पासणाहचरिस 


पासणाहचरिउ 

॥7 
पासपुराण 
पाहुडदोहा (बारहखड़ी दोहा) 
पिड्भुलशास्त्र 
पुण्यपच्चीसिका 
पुण्याश्रवकथा 
पुण्याश्रवकथाकोश 
पुण्याश्नववचनिका 
पुषफजलीकहा 
पुरतानूरुकवितासं ग्रह 
पुरूदरबिधानकथा 
पुरन्दरब्रतकथा 
पुराणसा रसंग्रह 
पुरुदेवचम्पू 
पुरुषाथंसिद्धथुपाय 


सकलकीति 
चन्द्रकीतिं 
ब्रह्मशानसागर 
छत्रसेन 


गंगादास 

श्रुतसाग रसूरि 
जिनसागर 
पद्मप्रभमलधारिदेव 
सकलकीरत्ति 
जयसागर 
वादिचन्द्र 
भूधरदास 


जिनसेन 
श्रीधरप्रथम 
वेवचन्द्र 
रहघ्‌ 
असवाल कवि 
मुनि पद्मनन्दि 


तेजपाल 
महनन्दिमुनि 
राजमल्ल 
भगवत्तीदास 
रइधू 
रामचन्द्र मुमुक्षु 
दौलतराम कासलीवाल 
गुणभद्र 


ललित्तकी र्ति 
देवेन्द्रकीतिं 
सकलकीत्ति 
अहंद्यास 
अमृत्तचन्द्र सूरि 


४८० : लीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


कर३४ 
३॥४४२ 
३४४९ 
३।४४६ 
रे।४४८ 
३।३९५४ 
३॥४५० 
२।१४७ 
३२३३० 
डीरे०२ 

४७२ 
४२७३ 


२३४० 
४]१४० 
४१८२ 
४२०२ 
४२२५ 
३।२०५ 
४२११ 
३।४२० 

४८१ 
४२७२ 
४२०१ 

४७१ 
डैर२८२ 
४२१८ 
४३१७ 
३४५३ 
>4 8 
३।३ २४ 

४५३ 
२४०५ 


पुरुषार्थसिद्धभुपाय-टीका (अपूर्ण) टोडरमल 


». (टीकापूत्ति) 
पुरुषाश्न सिद्धयुपायटीका 


पुष्पदन्तपुराण 


पुष्पाषजलिकथा 
पृष्पाव्जलिरास 
पुष्पाम्जलिब्रतकथा 


पुष्पाञ्जलिब्रतपू जा 


पूजाष्टकटीका 


पूर्णपञ्चाशिका 


पोसहरास 


प्रतिबोधचिन्तामणि 


5: का 
प्रतिष्ठापाठ 


प्रतिष्ठासा रसग्रह 
प्रतिष्ठासूक्तिसग्रह 


प्रदुम्नचरित 


3) 


प्रमाणनिणंय 


प्रमाणपदार्थ ( अनुपलरूब्ध ) 


प्रमाणप रीक्षा 


प्रमाणप रीक्षावचचनिका 
प्रमाणप्रमेयकलिका 
प्रमाणसंग्रह ( सवृत्ति ) 


दौलत राम कासलछीवाल 
भूषरमिश्र 
गुणवर्म 
जिनसागर 
जिनदास 
ललितकी ति 
ब्रह्म जिनदास 
शुभचन्द्र 
ज्ञानभूषण 
द्यानत्तराय 
ज्ञानभूषण 
श्रोभूषण 
ब्रह्मदेव 
हस्तिमल्ल 
वसुनन्दिप्रथम 
वामदेव 


सिंह कवि 
रइघ्‌ 


सुधारू कवि 
महासेल 
सोमकीति 
वादिराज 
समन्तभद्र 
विद्यानन्द 
भागचन्द 
नरेन्द्रसेन 
अकलंक 


प्रभाणसेंग्रहभाष्य ( प्रमाणसंग्रहा- 


प्रमा-प्रमेय 


लद्भार ) बृहद्‌ अनस्तीयं॑ 


भावसेन त्र विद 


प्रमेयकमलमात्तंण्य ( परीक्षामुख- 


३१ 


व्याख्या ) प्रभाचन्द्र 


अरट६ 
४२८२ 
डीर२े०५ 
४३०९ 
२।४५० 
३॥३३५ 


३॥४५३ 
३॥३२५ 


३॥२६५ 
३॥३५२ 
४२७७ 
३॥।३५४ 
३॥४४१ 
३॥३१३ 

३॥२८ 
३॥२३ १ 

४९६५७ 
४२१७० 
४२०१ 
४३०६ 

२१५७ 
३।३४७ 
३॥१०५ 
२१९८ 
२३५५ 
४२९७ 
३।४२७ 
२३११ 


है।४६ 
दे २५५ 


३।५७ 
वरिशिष्ट ; ४८१ 


प्रमेय रत्नमाला 


प्रमेयरत्नमालालखद्भार ( प्रभेयरत्ना- 


प्रमेय रत्नमालाटीका 


प्रमेय रन्‍्नाकर ( अनुपलब्ध ) 


प्रवचलसार 
प्रवचनसार 
| 


प्रवचतननसा रटीका 


प्रवचनसा रतात्परय वृत्तिटीका 
प्रवचनसा रसरोजभास्क र 


प्रश्तोत्तरोपासकाचार 
प्राकृतपञ्चसं ग्रह 
प्राकृतपञथ्न्चसंग्रहटीका 
प्राकृतपञचसंग्रहर्वुत्ति 
प्राकृतलक्षण 
प्राकृतव्याक रण 
प्रीतिकरचरित 


प्रीतिकरमहामुनिचरित 


बनारसीविलास 
बलह॒दचरिउ 
बारस-अणुवेक्खा 
बारस-अणुवेब्खा रास 
बारह-भावना 
बारहमासा 

ग़ 
बारह॒ब़त 
बारहबत-गीत 
बालगृहनिकित्सा 


बाहुबलिचरिउ ( कामचरिउ) 
बाहुबलिवेलि ( बाहुवेलि ) 


बीजगणित 


लघु अनन्तवोयं 


अभिनव चारुकीति 
जयचन्द्र छाबड़ा 
आशाधर 


कुन्दकुल्द 
जोधराज गीदीका 
वुन्दावनदास 
अमृतचन्द्र सूरि 
जयसेन द्वितीय 
प्रभाचन्द्र 
सकलकीत्ति 
अभितगति द्वित्तीय 
सुमतिकीतति 
पद्मनन्दि प्रथम 
शुभचन्द्र 
समन्तभद्र 
जोधराज गोदीका 
ब्रह्मनेमिदत्त 
बनारसीदास 
रइध्‌ 
कुन्दकुन्द 
थोगदेव पण्डित 
रइघ्‌ 
गुणचन्द्र 
महेन्द्रसेन 
गुणचन्द्र 
जिनदास 
देवेन्द्रमुनि 
धनपाल द्वितीय। 
वीरचन्द्र 


श्रीधर 


१८३ * तेणेकर सहएदीर कौर उनकी आचार्यपरम्परा 


३॥५३ 


रट<ट 
डीरणर 

४५ 
२१११ 
डावे०३ 
३०९ 
२४१६ 
३॥ १४७३ 

३।५० 
३॥।३३३ 
रशा३९५ 
२३॥३७९ 
२॥१२४ 
३॥३६५ 
२।१९८ 
४३०३ 
३।४०४ 
४५४ 
४।२०४ 
२।११४ 
४२४३ 
४२०१ 
३।४२३ 
३॥४५१ 
३।४२३ 
३॥३४० 
४३११ 
४२१४ 
३।३७७ 
३१५०२ 


बीसतीयंडू-र जयमाल 
बुद्धिविलास 
बुधधनविछास 
बुधजन-सतसई 
बुधप्रकाश छन्दोबद्ध 
बृहत्‌ कथाकोश 
बृहत्सिद्धचक्रपूजा 


बृह॒त्‌ स्वम्भूस्तोत्र ( चतुरविशति 
स्तोत्र ) 


बुह॒द्द्रव्यसंग्रह 
बुह॒दद्वव्यसंग्रहटीका 
बोहपाहुड 
ब्रह्मविलास 


अबतामर ( मराठी अनुवाद ) 


भकक्‍्लामरपूजा 
भक्तामरस्तोत्र 


» ( पद्यानुवाद ) 


ब्रह्म जीवन्धर 
बखतराम 
बुधजन 
टेकचन्द्र 
हरिषेण 

रइधू 


समन्‍्तभद्र 
नेमिचन्द्र मुनि 
ब्रह्मदेव 
कुन्दकुन्द 

भैया भगवत्तीदास 
जिनसागर 
ज्ञानभूषण 
मानतुज्ध 
जयचन्द्र छावड़ा 


भगवती आराधना ( मूलाराधना ) शिवायं 


भगवती आराधना-वचनिका 
भट्टा रक विद्याधरकथा 


भद्रबाहु चरित 
भद्रबाहुचरित 
भद्रबाहुरास 
भरतत-भुजवलिचरित 
भरतेशवेभव 
भरतेश्वराभ्युदय 
भविष्यदत्तचरित 
भविष्यदत्तचरित 
भविष्यदत्तबन्धु कथा 
भविष्यदत्तरास 
भविसयत्तकहा 
भविसयत्तचरिउ 


सदासुख काश लीवाल 
जिनदास 
रत्नकीतिं 
किशन्सिह 
ब्रह्म जिनदास 
पाभो 
रत्नाक रवर्णी 
आशाधर 
पद्मसुन्दर 
र्‌इचघू 
दयासागर 
जिनदास 
धनपाल 
श्रीधर द्वितीय 


३॥३९१ 
४३०५ 
४।२५८ 
४२५९८ 
४३०५ 

३१६६ 
४॥२०१ 


२१८५ 
२४४२ 
३॥३१३ 
२१९४ 
४२६४ 
डीरे२२ 
२३।३५२ 
रोरछ५ 
४२५२ 
२१२८ 
४२५६ 
३।३४० 
३॥४३७ 
४२८० 
३॥३४३ 
३॥४५२ 
४३०९५ 

डी४५ 

४८३ 
४२०१ 
अरेरर 
३३४० 
४।११४ 
४१४६ 


परिशिष्ट : ४८३ 


भव्यजनकण्ठाभरण 
भावंत्रिभज्भी 
भावंदीपिका 


भावनाद्वात्रिशतिका 
भावनापद्धति 
भावपाहुड 
भावसंग्रह 


मुक्लि-मुक्तिविचार 


भुजबलिचरितम्‌ (भुजबलिशत्तकं) 


भुवनकीतिंगीत 


भूपालचतुविशतिकाटीका 
भेदविज्ञान (आत्मानुभव) 


भैरवपच्मावततीकल्प 
मउडसत्तमीकहा 


मणिमेखले महाकाव्य 
मदनपराजय 
मधुबिन्दुकचोपाई 
मनकरहारास 
मनबत्तीसी 
मन्त्रमहोदधि 
मन्दिरसस्कारपुजा 
ममलपाहुड़ 
मयणजुज्झ 
मयणपराजयचरिउ 
भरणकण्डिका 
मल्लिगीत 
मभल्लिणाहकव्व 
मल्लिनाथचरित 
मल्लिनाथपुराण 


अहंद्यास 
श्रुतमुनि 
दीपचन्दशाह 
जोधराजगोदीका 
अमितगति द्वितीय 
पह्मनन्दि भट्टारक 
कुन्दकुन्द 
देवसेन 
वामदेव पण्डित 
भावसेन त्रेवि 
दोड्डय्य 
बल्ह्‌ 
आशाधर 
झानतराय 
मल्लिषेण 
गुणभद्र 
ब्रह्म साधारण कवि 
नागदेव 
भैया भगवतीदास 
भैया भगवतीदास 
भेया भगवतीदास 
दुगंदेव 
वामदेव 
तारणस्वामी 
बल्ह 
हरिदेव 
दुर्गदेव 
सोमकीरति 
जयमित्रहल 
सकलकीति 
नागचन्द्र 


४८४ : शीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


परे 
३॥।२७४ 
डीरथड 
डी३०३ 
२२५४ 
३२३२४ 
२११७४ 
२३७१ 

४६६ 
२॥२६१ 

४9५ 
४२३२ 

४४५ 
४२७९ 
२॥१७४ 
४२१७ 
४२४२ 
४३२१७ 

डी५४ 
४२७० 
४२४० 
४२७२ 
३॥२०५ 

४९७ 
४२४४ 
४२३० 
४डी२२० 
२।२०४ 
३॥३४६ 
४२१६ 
३३३१ 
'डी३०८ 


महापुराण 


महापुराणकलिका 
महापुराणटिप्पण 
महाभारत 
महाभिषेकटीका 
महावीरचरिउ 
महावी रछन्द 
महावीराष्टक 
मालारोहण 
मालारोहिणी 
मिथ्यात्वखण्डन 
मिथ्यातुक्ड़विनती 
मुकुटसप्तमीकथा 
मुक्तावलीगीत 
मुनिसुब्नतकाव्य 


मुनिसुक्रतपुराण 
मूलाचार 

मुलाचा र-आचा र-वृत्ति 
मूलाचार-प्रदीप 
मूलाचारप्रशस्ति 
मूलाराधनाटीका 
मृगाडुलेखाचरित 
मृत्युमहोत्सववचनिका 
मेथिलीकल्याणम्‌ 
मेघमाला 

भेर-मन्द रपुराण 
मेरुपूजा 

मेहेसरचरिउ (आदिपुराण) 
मोक्खपाहुड 

मोक्षमारग प्रकाशक 
मोहविवेकयुद्ध 


मल्लिषेण 
रह 

शाह ठाकुर 
प्रभाचन्द्र 
चतुमु ख 
श्रुतसागर सूरि 
अमरकीतिंगणि 
शुभचन्द्र 
भागचनद्र 
तारणस्वामी 
ब्रह्मनेमिदास 
बखतराम 
जिनदास 
ललितकी ति 
सकलकीरति 
अहंद्ास 

ब्रह्म कृष्णदास 
वट्टकेर 
वसुनन्दि प्रथम 
सकलकीर्ति 
मलयकीति 
आशाधर 
भगवत्तीदास 


सदासुख काशलीवाल 
हस्तिमल्ल 

लक्ष्मी चन्द्र 
वामनमुनि 

छत्रसेन 

रथ 
कुन्दनुन्द 
टोडरमल 
बनारसीदास 


३१७४ 
४२०१ 
डी२३५ 

३।५० 

४९५ 
३।२५९८ 
४१५७ 


३।३६९ 
४२५७ 
४२४३ 
२४०६ 
४३०५ 
३३४० 
३।४५३ 
३।३३० 

४५१ 


४८५ 
२११९०,१२० 
३॥२२६ 
३॥३३३ 
२।४३० 
४४५ 
४२४१ 


४२९६ 
२।२८१ 
४३२१ 
४३१६ 
३॥४४६ 
४२०१,२०३ 
२११४ 
४२८६ 
४।२५५ 


परिक्षिष्ट : ४८५ 


भौन-एकादशी-कथा 
मौनब़्त-कथा 
यशस्सिलक-चन्द्रिका टीका 
यशस्तिलकचम्पू 
यशोघरकाव्य 


यशोधरचरित्र 


यशोधरचरित-पद्मानुवाद 
यशोधररास 

॥7 
युक्त्यनुशासन 
युक्‍त्यनुशासनालद्धुगार 
योगसार 

जग 
योगसाग रप्राभुत 
योगसा रभाषा 
रक्षाविधानकथा 
रत्नकरण्डशआ्ावकाचा र 
रत्नकरण्डश्रावकाचा र-टीका 


रत्नकरण्डश्रावकाचा रवचनिका 


रत्नत्रय 
रत्नत्रवविधान 
रत्नत्रयव्रत-कथा 


ब्रह्मशनसागर 
गुणचन्द्र 
श्रुत्तसागर सूरि 
सोमदेब 
अज्ञात 
लक्ष्मीदास 
जन्न 

मेघराज 
नागोआया 
पद्मनाभ कायस्थ 
ज्ञानकीति 
वादिचन्द्र 
वादिराज 
सकलकीर्ति 
सोमकीति 
श्रुतसागर सूरि 


लोहट 

ब्रह्म जिनदास 
सोमकीत्ति 
समनन्‍्सभद्र 
विद्यानन्द 
श्रतकीति 

जोइंदु 
अमितगति प्रथम 
बुधजन 
ललितकीतति 
समन्‍्तभद्र 
प्रभाचन्द्र 
सदासुख काशलीवाल 
महितसागर 
आशाधर 
ललितकीति 


४८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्पंरा 


३|४४र 
३॥४२३ 
३।३९७ 
३।८३ 
४३१७ 
४२३०७ 
४३०९ 
डीरे२० 
४३२१ 
४॥५५,५६ 
४५६ 
४७छरे 
३॥१०० 
३॥३३१ 
३।३४७ 
३॥२९४,४०० 


४३०४ 
३॥३४१ 
र।३२४७ 
२।१९० 
२।३६५ 
३॥४३२ 
२।२५१ 
२३८५ 
४डी२९८ 
३॥४५३ 
२।१५१ 

३।५० 
४२९६ 
४३२० 

४४५ 
३॥।४५३ 


रत्लन्नय-रास 

रत्नत्रयी 

रत्नभूषणस्तुत्ति 

रत्नाकरशतक 
रमणत्तयवय-कहा 

रपणसार 

रविवय-कहा (आदित्यवारकथा) 
रक्विय-कहा 

रविवार-कथा 

रविक्नत-कथा 


| 
रसरत्नाकर 
राखीबन्धन रास 
राज्जुमती-नेमिसुर ढमाल 
राजमति-रास 
राजीमत्ति-विप्रलूम्म 
रात्रिभोजन-कथा 


रात्रिभोजनत्याग-कथा 
रात्रिभोजन त्यागबतकथा 
रामचन्द्रहलदुलि 
रामचरित 
रामपुराण 

कै 
राम-सीतारास 
रामायण 
रायमल्लाभ्युदयमहाकाव्य 


रावणपादव॑नाथस्तोत्र 
रिह्ृरणेमिचरिउ 
रिष्टसमुज्चय 
रुक्मिणीहरण 
रोहिणीरास 
रोहिणीविहाणकहा 


सकलकीति 
र्‌इचघू 
जयसार 
रत्नाकरवर्णी 
गुणभद्र 
कुन्दकुन्द 
यश.कीति 
ब्रह्मसा धा रण कवि 
महितसागर 
मेमिचन्द्र 
ब्रह्मजिनदास 
साल्व 
ब्रह्मज्ानसाग र 
भगवतीदास 
गुणचन्द्र 
आशाधर 
भारामल 


ब्रह्म नेमिदास 
किशनसिह 
गुणदास 
ब्रह्म जिनदास 
सोमसेन 
पद्मनाम 
ब्रह्म जिनदास 
कुमुदेन्दू 
पद्मसुन्दर 
भट््‌टारक पद्मनदि 
स्वयंभु 
दुर्गदेव 
गुणदास 
जिनदास 
देवनंदि 


३॥३३७० 
४२०१ 
डी३०२ 
डी३े०९ 
४२१८ 
२।११५ 
३॥४११ 
४२४२ 
४३२० 
४२४३ 
३॥३४२ 
४३११ 
३२।४४३ 
डी२४० 
३॥४२४ 

डी४५ 
४३२०५ 
३४०६ 
४२८० 
४३१९ 
३।३४० 
शरे।४४४ 
४२११ 
३॥३४१ 
४३११ 

४८३ 


३॥३२३ 
४१०१,१०३ 
३।१९००५ 
४३१९ 
३॥३३५९ 
डीर४२ 


परिश्चिष्ट : ४ट७ 


रोहिणीव॒तकथा रछूलितकीति 
रोहिणीव्रतरास भगवतीदास 
लघीयस्त्रय (स्वोपज्नवुत्तितहित) अकलडुदेव 
लघुद्वव्यसं ग्रह नेमिचन्दमुनि 
लघुनयचक्र देवसेन 
छथघुसीतासतु भगवततीदास 
रूद्धविहाणकहा गुणभद्र 
लब्धिविधानकथा ललितकीतिं 
लब्धिसार नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती 
लब्धिसार टीका टोडरमल 
लबणांकुशकथा जिनसागर 
लाटीसहिता राजमल्ल 
लिगपाहुड कुन्दकुन्द 
बड्ढमाणकहा (जिणरत्तिवहाणकहा) नरसेन 
वड्ढमाणचरिउ श्रीधर प्रथम 

हर हरिचन्द्र जयमित्रहल 
वर्धभानचरित नबलशाह 
वद्धंमानचरित भट्टारक पद्मनन्दि 

$; असग 

6 भट्टारक सकलकीति 
वद्धंमानपुराण आच्चण्ण 
वरागचरिउ तेजपाले 

9 देवदत्त 
वरांगचरितत नल 

४) जटासिहनन्दि 

५ भट्टारक वद्धंमान प्रथम 
बलेयापति महाकाव्य न+ 
वसल्तविलास (वसन्‍्तविद्याविलास) सुमतिकीतिं 
वसुनन्दिश्रावकाचार टब्बा दोलतराम काशलीवाल 
वस्तुकोश नागवर्मा द्वितीय 
बारहमासी गीत महीचन्द 
बविक्रान्तकौ रव हस्तिमल्ल 


४८८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


श४३ 
ड२र४० 
शर३०६ 
२४४२ 
२३८१ 
डी२४० 
४२९८ 
३॥४५ ३ 
२४३२ 
४२८६ 
३४५७० 

४८० 
२११४ 
४२२३ 
४१४२ 
४२१६ 
४४४५ 
३।३२६ 


४१२ 
३॥३३ १ 


४२११ 
४२११ 
४२४३ 
४१२४ 
२२९५५ 
३।३६० 
४३२१७ 
३॥३८० 
४२८२ 
डॉ३१० 
४२२१ 
ड्ा२८० 


विक्रमार्जुनविजय (अपरनामभारत) आदि पम्प 


विज़यकीतिंछन्द 
'बित्तसार 
विद्यानन्दमहोदय 
बिनती 
विमलपुराण 
विवाहपटल 
विवेकविलास 


विश्वत्तत्त्वप्रकाश 


विश्वलोचनकोश (मुक्तावलीकोश) 


विषापहा र-पूजा 
विषापहा रस्तोत्र 
विहरमानतीर्थ डूर-स्तुत्ति 
वीऋएरागस्तोत्र 
वीरजिनिन्दगीत 
वीरविलासफाग 
वुन्दावनविछास 
वृषभदेवपुराण 
वेचसांगत्य 
वेद्यामृत 
वेराग्यपंचाशिका 
वेराग्यसार 
व्यवहा रगणित 
व्यवहा रपच्चीसी 


व्यवहा ररत्नलीलावती 
ब्रतकथा 
क्रतकथाकोश 
ब्रतेकथाकोश 

न्‍ैग 
'ततकथासं ग्रह 
शत्तअष्टोत्तरी 
शब्दमणिदर्पण 


शुभचन्द्र 
र्इ्घू 
विद्यानन्द 
गुणचन्द्र 
जयसागर 
ब्रह्मदेव 
दौलतराम कासलीवाल 
भावसेन त्रेविद्य 
श्रीधरसेन 
देवेन्द्रकी्ति 
घनञ्जय 
धनसागर 
भट्टा रक पद्मनन्दि 


भगवतीदास 
वीरचन्द्र 
वुन्दावनदास 
अन्द्रकीतिं 
साल्व 
श्रीधरदेव 
भगवतीदास 
सुप्रभाचायं 
राजादित्य 
दयानततराय 


राजादित्य 
जिनदास 
सकलकीतिं 
श्रुतसागर सूरि 
खुशालचन्द काला 
जिनसागर 
भगवतीदास 
केशवराज 


डी३०७ 
२॥३६५ 
४२०५ 
२२५९० 
३॥४२३ 
डी३०२ 
शे३१३ 
४२८२ 
३॥२६१ 
४६० 
३॥४४५९ 
४८ 
३॥४५२ 
२।३२३ 
४२४० 
३॥३७५ 
४३०१ 
३।४४२ 
४।३११ 
४३११ 
४२७२ 
४१९५७ 
४३११ 
४२७७ 


४३११ 
र२।३४० 
रे।३२४ 
२४०० 
४३०३ 
डीरे२२ 
४२६७ 
डी३१० 


परिद्चिष्ट : ४८९ 


शब्द रत्नप्रदीप 
'शब्दानुशासन 

»  अर्मोधवृत्तिसहित) 
शब्दाम्भोज-भास्कर 
शाकटायनन्यास 
शाकटायनव्याकरणटीका 
शान्तिजिनस्तोत्र 
शान्तिनाथ-आरती 


शान्तिनाथचरित 

११ 

37 
शान्तिनाथपु राण 
शान्तिनाथराय 
शान्तिनाथस्तवन 
शान्तिना थस्तोन्र 
शान्तिपु राण जिनाक्षरमाले 
शान्तिस्व रपुराण 
शास्त्रपूजा 
शास्त्रमण्डलपूजा 
शास्त्रसा रससुच्चय 
शिक्षावली 
शिखामणिरास 
शिखिरसम्मेदाचलमाहात्म्य 


शिल्प्पड्डिकारं (नुपुर महाकाव्य) 


शीतलनाथगीत 
शीलकथा 
शीलपलाका 
अुद्भा रमञज्जरी 
श्वृज्धा रसमुद्रकाव्य 


सोमदेव 

भट्टाकलद्ू (भट्‌टारक) 
शाकटायन 

प्रभाचन्द्र 


वर 
भावसेन त्रविद्य 
भदुटारक पद्मनन्दि 
जिनसागर 


शुभकीति 
सकलकीरति 
रामचन्द्र मुमुक्षु 
असग 

श्रीभूषण 
देवदत्त 
शान्तिकीत्ति 


देवदत्त 
श्रुतसागर सूरि 
जिनसागर 
पोनन कवि 
कमलभव 
जिनदास 
ज्ञानभूषण 
माघनन्दि 
भगवतीदास 
सकलकीति 
मनरंगलाल 
इलंगोवडिगल 
सुमत्तिकीति 
भारामरू 
महाकीति 
अजितसेन 
जगन्नाथ 


४९० : तीथंकर महावीर और उन्तकी आचार्यपरम्परा 


३१४४५ 
डीॉ३११ 
३॥२० 
२३॥५० 
३।॥५० 
३॥२६० 
३॥३ २२३ 
३।४५० 
र२।४१३ 
३॥३३० 
४७१ 
४१३ 
३४४० 
४२४३ 
४३११ 


४१२४ 
३।३९४ 
३।४५० 
४३०७ 
४३११ 
रे।३ ४० 
३॥३५२ 
३।२८५ 


डैर७र 
३॥३३० 
४३०६ 
४)३१४,३१७ 
२३८१ 
डीरे०५ 
४३२१ 
डी३१ 

४९६९ 


ऋशुज्जा राजंव्चन्द्रका 
(अलड्जूतरसंग्रह) 

श्रावकाचार 

श्रावकाजा रसारोद्धार 

श्रीपाल-आख्यान 

श्रीपाल-जरित 


0 


श्रीपाल-रास 
श्रीपुर-पाश्व॑नाथस्तोत्र 
श्रीपुराण 

श्रुतज्युतोद्यापन 

श्रुतजयमाला 

श्रुतपूजा 

श्रुत्ततागरी टीका (त्तत्त्वार्थवृत्ति) 
श्रुतस्कन्धकथा 


9 


श्रुतस्कन्धप्‌ जा 
श्रेणिकचरित 


श्रेणिकपुराण 

श्रेणिकरास 
इवेताम्वर-पराजय 
षट्कमेरास 

घट्कर्मोपदेश 

षट्खण्डागम (छक्खण्डागम) 
षट्पाहुड-वचनिका 
षट्प्राभृत-टीका 
षट्रस-कथा 
षट्धर्मोपदेशमाला 


विजयवर्णी 
तारणस्वामी 
भट्टारक पद्मनन्दि 
वादिचन्द्र 
धमंधर 
सकलकीति 
ब्रह्म नेमिदत्त 
श्रुतसागर सूरि 
दौलतराम कासलीवाल 
ब्रह्म जिनदास 
विद्यानन्द 
अज्ञात 
वामदेव 
ब्रह्म जीवन्धर 
ज्ञानभूषण 
श्रुतसागर सूरि 
गंगादास 
ब्रद्मज्मानसागर 
ललित्तकीति 
श्रुतसागरसूरि 
जनार्दन 
शुभचन्द्र 
गुणदास 
ब्रह्म जिनदास 
जगन्नाथ 
ज्ञानभूषण 
अमरकीतिंगणि 
पृष्पदंत-भृत्तवलि 
टेकचन्द 
श्रुतसाग रसूरि 
ललितकीति 


कह 


४३५ 
४२४४ 
३२।३२५ 

४७२ 

४५९८ 
३॥३३३ 
३।४०४ 
२।४०० 
४२८२ 
३॥३४३ 
२३५५ 
४३१८ 

४६७ 
३॥३९० 
३।३५२ 
३॥३९५ 
३२।४४८ 
३।४४रे 
३।४५३ 
३।४०० 
४३२२ 
३॥२६५ 
४३१५ 
३।३४२ 

४९१ 
रे३५२ 
४१५८ 

र५८, 
४२३०५ 
३॥३०९७ 
३॥४५३ 
४२०१ 


परिद्षिष्ट : ४९१ 


षोडशकारण 
षोडशकारण-कथा 
घोडशका रण-जयमाल 
षोडशका रण-पुजा 
संगीत-समयसार 
संतिणाह-चरिउ 


93 
संत्ोषत्तितकजयमाल 
संभवणाहचरिउ 
सगरचरित 
सज्जनजचित्तबल्लभ 
सत्तीगीत 
सत्तवसणकहा 
सत्यशासनपरीक्षा 
सदंसणचरिउ 
सद्धयवी रकथा 


सद्भाषितावली (सूक्तिमुक्तावली) 


सनत्कुमारचरित 
सन्मति-सूत्र 
सप्तऋषि-पूजा 

5 3) 
सप्तपदार्थीटीका 
सप्तपरमस्थान-कथा 


सप्तव्यसन-कथा 
सप्तव्यसन-चरित 


जग 
समकित्तमिथ्यात्वरास 
संमयदिवाकर (टोका) 
समयपरीक्षा 
समयसार 
समयसारकलश 
समयसारटीका 


जो 


महितसागर 
ललितकीति 
रहइपू 
अन्द्रकीति 
पाएवंदेव 
शाह ठाकुर 
महीन्दु 

बल्ह 

तेजपाल 
ब्रह्मणयसागर 
शुभचन्द्र 

ब्रह्म जीवन्धर 
माणिकचन्द 
विद्यानन्द 
रइधू 

देवदत्त 
सकलकीत्ति 
वोम्मरस 
सिद्धसेन 
मनरंगलाल 
ब्रह्म जिनदास 
भावसेन भ्रेविद् 
ललितकीत्ति 
सोमकीत्ति 
मन रंगलाल 
भारामलू 

ब्रह्म जिनद[स 
वामनमुनि 
नयसेन 


ऊुन्दअुत्द 
अमृतचन्द्र सूरि 


ह 
जयचन्द छावड़ा 


४९२ : तीर्थंकर भहादीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


डरे२७ 
३।४५३ 
'दी२०१ 
३॥४४२ 
३।३० ३ 
४२३५ 
४२२६ 
४२३१ 
४२१० 
डी३०३ 
२३।३१६५ 
३॥३५९१ 
४२३८ 
२३५७ 
२०१ 
४१२४ 
३॥३३० 
४३११ 
रशरश्र 
'डी३०६ 
३३२५ 
३॥२९१ 
३।॥४१५३ 
३॥३४६ 
डीरे०६ 
ड३०५ 
शेरे४घर 
४३९७ 
'डीर३े०८ 
२११२ 
२४१३ 
२४१५ 
४२०२ 


समयसार-तात्पय॑वृत्तिटीका 
समयसा रनाटक-वचनिका 


समयसा र-हिन्दीटीका 


समवशरणपूजा (केवलज्ञानचर्चा) 


समवशरणषट्पदी 
समाधितन्त्र 
समाधितन्त्र-टीका 
समाधिम रणोत्साहदीपक 
समाधिरास 
सम्बोधपंचाशिका 
सम्बोधसत्ताणुभावना 
सम्बोधसहस्रपदी 
सम्मइजिणचरिउ 
सम्मझगुणणिहाणकव्व 
सम्मेदाचल-पूजा 
सम्यकत्वकौमुदी 

7 


सम्यक्त्वप्रकाश 
सम्यक्त्वभावना 
सम्यग्गुणारोहणकाव्य 
सयलवबिहिविहाणकव्व 
सरस्वतीपूजा 

3१ 


42 


सरस्वतीमन्त्रकल्प 
सरस्वती-स्तुति 


सर्वज्षर्सिद्ध (लघु तथा बृहत) 


सर्वार्थंसिद्धि-वचनिका 
सबवणता रसिविहाणकहा 
सहद्लननामस्तवनसटीक 


सागारधर्मामृत (धर्मामृत) 


सारचतुर्विशतिका 


जयसेन द्वित्तीय 
सदासुख कासलीवाल 
राजमल्ल 
रूपचन्द्र 
छत्रसेन 
पृज्यपाद 
प्रभाचन्द्र 
सकलकीत्ति 
भगवत्तीदास 
रइध्‌ 
वीरचन्द्र 
महितसागर 
रइधू 


2 


गंगादास 
दयासागर 
मंगरस 
जोघराज गोदीका 
डाल्राम 

र्‌इधू 

न्‍्रै 
नयनन्दि 
जिनदास 
ज्ञानभूषण 
चन्द्रकीत्ति 
मल्लिषेण 
ज्ञानभूषण 
अनन्तकीत्ति 
जयचन्द छावड़ा 
गुणभद्र 
आशाधर 


सकलकीत्ति 


शश्ण३ 
डी२९६ 
डीरेण्द 
४२५७ 
३॥४४६ 
रारर५ 

३५० 
३॥३३० 
डी२४० 
४२०१ 
३॥३७७ 
४३२० 
४२०२ 
४२०५ 
३।४४८ 
४३२२ 
४३१० 
४३०२ 
४३०६ 
४२०१ 
४२०१ 
३॥२९५४ 


३|३४० 
३२।२५२ 


३॥४४२ 
३॥१७६ 
३।३५२ 
३।१६७ 
डरणर 
४२१७ 

डी४५ 

४४५ 
३॥३३० 


परिक्षिष्ट : ४९३ 


सारसमुच्चय 
सांद्रयद्वीपपूजा 


साहसभीमविजय (गदायुद्ध) 


सिद्धंततत्यसा रो 


सिद्धचक्‍्ककहा 
सिद्धचक्‍्कमाहंप्प 


सिद्धचक्रपाठ 
सिद्धचक्रपूजा 
सिद्धचक्राष्टक टीका 
सिद्धपूजा 

सिद्धभत्ति 
सिद्धभक्तिटोका 
सिद्धान्तसार 


2 
है 
सद्घान्तसा रदीपक 


सिद्धान्तसा रसग्रह 
सिद्धिप्रियस्तोत्र 
सिद्धिविनिश्वयटीका 
सिद्धिविनिदचय सवृत्ति 
सिद्धिस्वभाव 
सिरिपालचरिंउ 
सिरिबालचरिउ 
सीताहरण 


सीमन्धरस्वामीगीत 
सीलपाहुड 
सुअधदहमीकहा 
सुकुमालचरिउ 
सुकुमालचरित 
सुकौद्यलस्वामी रास 
सुबकोसलूचरिउ 


दौलतराम कासलीबाल 
शुभचन्द्र 

ब्रह्म जिनदास 

रन्ने 


रइध्‌ 
नरसेन 
रइध्‌ 
ललितकोत्ति 
शुभचन्द्र 
श्षुतसागर सूरि 
दोलतराम कासलीवाल 
कुन्दकुन्द 
श्रुत्तसागर सूरि 
भावसेन त्रविद्य 
जिनचन्द्र 
नथमर् विलाला 
सकलकीत्ति 
नरेन्द्रसेन 
पृज्यपाद 
बृहद्‌ अनन्तवोयें 
अकलड्ू 
तारणस्वामी 
दामोदर द्वितीय 
र्‌इधू 
महेन्द्रसेन 
बरह्मासागर 
वीरचन्द्र 
कुन्दकुन्द 
उदयचन्द्र 
श्रीधर तृतीय 
सकलकीत्ति 
जिनदास 
रइधू 


४९४ तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


डास्टर 
३।३६९५ 
३॥३२३५९ 
४२०८ 


४२०५ 
४२२३ 
४२०१ 
२।४५३ 
३॥३६९५ 
३॥३५९५४ 
४२८२ 
शश११५ 
३।३९४ 


२।२६१ 
३।३८३ 


३॥१८६ 
४२८१ 
२।३ २४ 
२।४३५ 
२२३४ 

३।४१ 
२३१२ 
४२४४ 
४१९६ 
४२०३ 
२।४५१ 
४३०३ 
३॥३७७ 


ज११५ 
४१८७ 
४१५० 
३॥३३२ 
२।३३५९ 
४२०४ 


सुत्तपाहुड 

सुदभत्ति 
सुदसणचरिउ 
सुदर्शनचारित 
सुदर्शनपुराण 

सुदरशुंन राम 
सुदृष्टित्रगिणी वचनिका 
सुस्नस्वभाव 
सुभगसुलोचनाचरित 
सुभद्वा-नाटिका 
सुभायिततन्त्र 
सुभाषित्तरत्ननिधि 
सुभाषितरत्नसंदोह 
सुभोमचक्रवर्ती-रास 
सुमति-सप्तक 
सुलोचना-कथा 
सुलोयणाचरिउ 
सुषेणचरित 
सुक्तिमुक्तावलि पद्यानुवाद 
सृत्रजीकोलधुवच्ञनिका 
सेठिमाहात्म्ये 
सोखबइविहाण-कहा 
सोद्धयचरिउ 
सोलहका रण-पूजा 


सोलहकारण-रास 


जगन्नाथ 
सावाजी 
भगवतीदास 
जिनसागर 
ललितकीत्ति 
गुणभद्र 


उन्दुन्द 


नयनदि 
वीरदास 
सकलकी त्ति 
विद्यानन्दि 

ब्रह्म नेमिदत्त 
कामराज 
ब्रह्म जिनदास 
टेकचन्द 
तारणस्वामी 
वादिचन्द्र 
हस्तिमरल 
जोइन्दु 
अमरकी त्तिगणि 
अभित्तगति द्वितीय 
जिनदास 


महासेन द्वितीय 
देवसेन 

जगन्नाथ 

कु वरपाल 

सादासुख कासलीवाल 


रु 
विमलकीत्ति 
स्वयम्भु 

ब्रह्म जिन॒दास 
सकलकीत्ति 


जिनदास 


४९१ 


डी३१ 
७२४० 


३॥४५० 
३।४५३ 
४२१८ 
२११४ 
२॥११५ 
३॥२९१ 


४३२० 
३।३३२ 
३।३७२ 
३॥४०५ 


४३२१ 
शेरे४रे 
४३०५ 
डी२४४ 

डी७२ 
३॥२८१ 
२।२५१ 
४१५७ 
श३े५० 
२।३४० 
३।२८७ 
३॥२८६ 
४१५२ 

४९१ 
४२६२ 
४२९६ 
४३२२ 
४२०६ 

४९८ 


३॥३ ३५ 
र।३३० 
३॥३३५ 


परिक्षिष्ट . ४९५ 


सोलहकारण-रासो 
सोलहकारणचय-कहा 
स्तुति नेमि-जिनेन्द्र 
स्तुति-विद्या (जिनशतक) 
स्त्रीमुक्ति-प्रकरण 
स्फुटपद 

स्थाद्गाद-सिद्धि 
स्वप्नवत्तीसी 
स्वयंभुछन्द 
स्वयभुव्याकरण 
स्वरूपानन्द 

स्वामीका त्तिकेयानुप्रेक्षा 
हनुमतरास 
हनुमानपुराण 
हरिबंशपुराण 


» (द्यानुत्राद) 


होलिकाचरित 
होलिका रेणुचरित 
होली रास' 


सकलकीत्ति 
गुणभद्र 
गुणचन्द्र 
समन्‍्तभद्र 
शाकटायन 
रूपचन्द्र 
वादीभसिह 
भगवदीदास 
स्वयंभुदेव 


47 
दीपचन्द शाह 
जयछन्द छावड़ा 
ब्रह्म जिनदास 
दयासागर 
खुशालचन्द काला 
जिनदास 
धवल 
रइचू 
सालिवाहन 
बन्धुवर्मा 
दौलतराम कासलीवाल 
पुण्यसागर 
श्रुतकीत्ति 
धर्मकीत्ति 
ब्रह्म जिनदास 
जिनसेन प्रथम 
वादिचन्द्र 
जिनदास 
ब्रह्म जिनदास 


आभार 


श३३७ 
डीरेश्ट 
३॥४२३ 
२१८८ 
र२।२४ 
४२६० 
३॥३४ 
४॥२६६ 
४१०१ 
४१०२ 
डीर०४ 
४२९५२ 
३॥३४१ 
४२२२ 
४३०३ 
४३१८ 
४११५ 
४२०१ 
४२६२ 
४३११ 
४२८२ 
४३२१ 
३॥४३२ 
३॥४२३४ 
३।२० 
३॥४ 
डर 
ड[ट४ 
३।३४२ 


परिशिष्टकी दोनों अनुक्रमणिकाएँ डॉ० युदर्शनलालजी जैन प्राध्यापक 
काशी हिन्दृविष्वविद्यालयने तैयार की हैं, इसके लिए उन्हें हृदयसे धन्यवाद है । 


४९६ - तीथंकर भहावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


